हिंदी वीरकाव्य 


( १६००--१८०० हैं ० ) 


टीकमसिंह तोमर 
एम० ए.० (हिंदी तथा संस्कृत), डी० फ़िल० (इलाहाबाद) 


... हिंदुस्तानी एकेडेसी 


. उत्तरप्रदेश, इलाद्ाबाद _ मम 


प्रथम संस्कररी ;४ २००० 5; १६५४ दूँ ० 








मुद्रक : भी प्रेमचंद्र मेहरा, न्यू ईरा प्रेस, इलाहाबाद 


स्वर्गीया माता 
श्रीमती पन्नादेवी 
एच 
स्वर्गीय पिता 
ठाकुर धारापसिंह तोमर 
की 
पुण्य-स्मृति 
करों 
सादर समपित 


प्रकाशकीय 


हिंदुस्तानी एकेडेमी, उत्तरप्रदेश, इलाहाबाद का सदैव यह प्रयत्न रहा है कि 

हिंदी में महत्वपूण एवं खोजपूण मौलिक प्रंथों का प्रकाशन किया जाए। प्रस्तुत पुस्तक 

हिंदी वीरकाव्य (१६००-१८०० ई०)' डा० टीकम्सिह तोमर की इसी प्रकार की एक कृति 

है । इलाहाबाद यूनिवर्सिटी द्वारा डी० फ़िल० उपाधि के लिए इस रचना को स्वीकृत किया 
जा चुका है | 


हिंदी साहित्य में बीरकाव्य-धारा का एक विशेष स्थान है। इस विषय पर कुछ 
संग्रह-तथा संक्षिप्त अध्ययन ग्रकाशित हो चुके हैं, कितु वैज्ञानिक एवं सुव्यवस्थित ढंग 
से संपूर्ण धारा के अध्ययन का प्रथम प्रयास वतमान लेखक ने ही किया है. । 


प्रस्तुत-ग्रंथ दो खंडों में विभक्त है। प्रथम खंड में वीरकाव्य के प्रमुख एवं प्रति- 
निधि कवियों के प्रंथों का रचना-काल, कथानक, चरित्र-चित्रण, रस, अलंकार, छंद, 
प्रकृति-चित्रण, शैली तथा भाषा की दृष्टि से विवेचन किया गया है । द्वितीय खंड में इन 
रचनाओं में प्रयुक्त तिथियों, पात्रों, घटनाओं आदि की ऐतिहासिक प्रामाणिकता पर 
विचार करके मौलिक निष्कषे उपस्थित किए गए हैं । इस प्रकार प्रस्तुत कृति साहित्य 
और इतिहास दोनों दृष्टियों से अत्यंत उपयोगी एवं महत्वपूण है। 

आशा है इस धारा के अन्य उपेक्षित अंगों का अधिक विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत 
करने के लिए विद्वान लेखक सचेष्ट और प्रयत्नशील रहेंगे । 


धीरेंद्र वर्मा 
मंत्री तथा कोषाध्यक्ष 
हिंदुस्तानी एकेडेमी 
उत्तरप्रदेश, इलाहाबाद 


साक्कथन 


हिंदी वीरकाव्य-घारा गंभीर एवं वैज्ञानिक श्रध्ययन की दृष्टि से अभी तक उपेक्षित 
रही है। इसके कतिपय कवियों पर थोड़ा बहुत आलोचनात्मक कार्य अवश्य हुआ है, पर 
इन सभी मंथों में परीक्षार्थियों की कठिनाइयों को ही ध्यान में रक्खा गया है। इनमें 
उस विस्तृत और सूक्ष्म विवेचन का, जो शोध-कार्य के लिए अपेक्षित है, अभाव है । 
अतः अनुसंधान एवं वैज्ञानिक अध्ययन की दृष्टि से प्रस्तुत निबंध को इस क्षेत्र में अपने 
ढंग का प्रथम प्रयास समझा जाना चाहिए । 
इस मंथ में हिंदी वीरकाव्य (१६००-१८०० ई०) का अध्ययन प्रस्तुत किया गया 
. है। यह दो भागों में विभाजित है--(१) साहित्यिक अध्ययन एवं (२) ऐतिहासिक 
अध्ययन । इसके प्रथम खंड सें-ग्न्थ-परिचय, कथानक, चरित्र-चित्रण, रस, अलंकार, 
छंद, प्रकति-चित्रण, शैली ओर भाषा-ये आठ अध्याय हैं । इनमें प्रतिनिधि कवियों एवं 
उनके प्रंथों का विवेचन किया गया है । साथ ही प्रत्येक अध्याय के आरंभ में हर एक 
विषय का सामान्य परिचय भी दे दिया गया है, जिससे संपूर्ण घारा का तद्विषयक ज्ञान 
पाठक को अआप्त हो सके । क्‍ 

इस निबंध का द्वितीय खंड ऐतिहासिक अध्ययन से संबंधित है। इसमें ग्यारह 
अध्याय हैं | इनके अन्तगत प्रत्येक प्रंथ में वर्शित तिथियों, वंश, पात्रों, घटनाओं तथा 
सेनाओं आदि की ऐतिहासिक प्रामाणिकता पर मौलिक एवं प्रामाणिक इतिहास-प्रंथों 
की साक्ष्य से विचार किया गया है। इस तुलनात्मक अध्ययन के पश्चात्‌ जो परिणाम 
और धारणायें निश्चित की गई हैं उनमें कुछ नवीनवा एवं मौलिकता विद्धान्‌ पाठकों 
को अवश्य प्रतीत होगी । 

इस प्रंथ में दो परिशिष्टि हैं। परिशिष्ट १ में चुने हुए सहायक-अन्धों की सूची 

है । परिशिष्ट २ में नामानुक्रमणिका है, जिसमें अ्धान व्यक्तियों तथा स्थानों आदि के नामों 
को दिया गया है । 

अपने इस कारये के करने से मुझे जिन महानुभावों से पूर्ण प्रेरणा एवं सहायता . 
मिली है उनमें स्वेश्रथम स्थान पूज्य डॉ० घीरेन्द्र वर्मा, एम ए०, डी० लिद० (पेरिस), . 
अध्यक्ष, हिंदी-विभाग, प्रयाग विश्वविद्यालय का है। मेंने आपके तत्वावधान में रहकर ही 
. इस काये को पूरा किया है। आपने मेरे अध्ययन का साग निर्देश ही नहीं किया है वरन्‌ 
सदैव सभी प्रकार की सहायता और सुविधाएँ भी प्रदान करते रहे हैं। अतएव आपके 
प्रति में हृदय से आभारी हूँ । क्‍ 

दूसरे व्यक्ति; जिनके प्रति ऋतज्ञता प्रकट करना में अपना कत्तव्य सममता हूँ, 
डॉ० बनारसी प्रसाद जी सक्सेना, एम्‌० ए०, पी-एच० डी० (ल्लंदून), अध्यक्ष, इतिहास- 


( मे) 


विभाग, प्रयाग विश्वविद्यालय हैं। इस निबंध .के ऐतिहासिक अध्ययन को वर्तमान 
रूप देने में आपने दी मेरा पथ-निर्देश किया है। खोज काल में उक्त डाक्टर साहब 
सदैव +3र भाव से मेरी सहायता करते रहे हैं। इसके लिए में आपका हृदय से 
कृतन्न हू । 

... इसके अतिरिक्त श्रयाग विश्वविद्यालय के संस्कृत-विभाग के अध्यक्ष डा० बाबूराम 
सक्सेना, एमं० ए०, डी० लिट० तथा डा० रामकुमार वर्मा, एम० ए०, पी-एच० डी०, 
रीडर हिंदी विभाग के प्रति आभार प्रदर्शित करना भी मेरा परम कतव्य है, क्योंकि 
क्राप महानुभावों से समण समय पर मुझे; उचित सुझाव एबं परामश मिलते रहे हैं । 
साथ दी डा० माताप्रसाद जी गुप्त, एम० ए०, डी० लिट , रीडर हिन्दी-विभाग से भी मुझे 
सदैव पर्याप्त सहायता मिलती रही है। तिथियों की गणना करने में आपने मे री विशेष रूप 
से सहायता की है, जिसके लिए में आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। हिंदी के प्रसिद्ध 
महाकवि पदूमाकर के जयपुर निवासी वंश जो के प्रति आभार प्रदर्शित करना भी में 
आपना पुनीत कतंव्य सममता हूँ, जिन्होंने पद्माकर संबंधी संपूर्ण अप्रकाशित सामग्री 
मुझे दिखाने की कृपा की । द 

: इसके अतिरिक्त म्थुनिस्पल स्युज्ञियम अयाग, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, 
काशी नागरी प्रचारिणी सभा, तथा महाराजाज पब्लिक लाइब्रेरी जयपुर के प्रबन्धकों 
एवं अधिकारियों के प्रति में कतज्ञवा प्रकाशित करता हूँ, जिन्होंने वहाँ जाने पर उपयोगी 
सामप्री देखने की अनुमति एयं सुविधायें प्रदान करने की कृपा की | उन लेखकों के भ्रति 
भी में आभारी ॥ जिसकी अमुल्य ऋतियों से मैंने लाभ उठाया हे । | 


क्रेटरी 


. साथ ही में बलवंत राजपूत कॉलेज आगरा की प्रबंध-समिति, आनरेरी सेक्रेटरी राव द 
कृष्णपाल सिंह ऑव्‌ अवागढ़, अिसिपल रामकरणसिंह एम० ए०, डी० एड० (हा्वेड) तथा 
श्री पी० सी० गोस्वामी मिंसिपल, बलवंत राजपूत हाई स्कूल आगरा के प्रति ऋतज्ञत्ता 
प्रदर्शित करता हूँ जिन्होंने दो वषे से अधिक समय का अवगत स्वीकार करने की ऋपा 
की, जिससे मैं प्रयाग विश्वविद्यालय में रहकर इस काये को संपन्न कर सका। 
विजयादशमी, २०११ वि०_ क्‍ टीकमसिंह तोमर 

बलवंत राजपूत कॉलेज, द 
आायरा । 


विषय-सूची 


पृष्ठ 
प्रकाशकीय ह जे छ 
प्राकथन द द  > बम 
विषय-सूची च्मः 
संकेत-चिह-स्ची | ण्‌ 
भूमिका द - “७ 


१--(अ) हिंदी वीरकाव्य की परिभाषा $, (आ) ऐतिहासिक एष्ठसूमि ३-११, (इ) 
सामाजिक परिस्थिति १२-१३, (है) धामिक प्रवृत्तियाँ १३, (उ) साहित्यिक ग्रवृत्तियाँ३३ ३४ 

२--(आ) विषय की सीमा १९, (अ) डिगल एवं पिगल् वीर-काच्यों में से केवल पिगल्न 
काव्य के अध्ययन के कारण १< 

३--सामग्री-प्राप्ति के खाघन एवं अध्ययन की सामग्री का संक्षिप्त परिचय १६-१६, 
सविस्तर अध्ययन किए जानेवाले अंथों की सूची (अ) १७-१८, सूची (ब) ३१८४-२० 


ग्रथमखण्ड ; साहित्यिक अध्ययन 


अध्याय १ : ग्रंथ-परिचय द .. २१-३६ 
.... केशवदास २१-२२, जटमल २२-२३, मतिराम २३०२४, भूषण २४ २६,सान कवि २६-२७ 
लाल कवि (गोरेखाल) २७ ३०, श्रीधर (सुरलीधर) ३०-३१, सदानंद ३१, सूदन ३१-३२, 
.. गुलाब कवि ३२, पद्माकर ३२-२४, जोधराज ३४-३६ 

अध्याय २: कथानक हट ३७-४३ 
सामान्य परिचय ३७-३८, वीरसिहदेव-चरित ३८-४०, रजबावनी ४०, गोराबादल की 
कथा ४१-४२ ललितललाम ४२, भूषण-प्रंथावली ७२-४३, राजविल्लास ४३-४४, छुत्नप्रकाश 
४-४६, जंगनामा ४६-४७, रासा भगवंतसिह् ४७, सुजानचरित्र ४७-४३, करह्दिया को 

रायसौ ४९, हिम्मतबहादुर-विरुदावली ४०, जगद-विनोद १०, अताप-विरुदावली ९०, हम्मीर 
रासो २३-२३ क्‍ द 
अध्याय ३ : चरित्र-चित्रण द . ४४-७४ 
सामान्य स्थिति २४-१६, वीरसिंहदेव-चरित तथा रलबावनी ४६-६१, गोराबादल की 
कथा ६१-६२, ललितललास ६२, भूषण-अंथावत्री ६९-६४, राजविलास ६४-६६, छन्नग्रकाश 


६६-६८, जंगनामा ६६-७०, रासाभगवंतसिह का ७०, सुजान-चरित्र ७०-७२, करहिया को 


रायसौ ७२, पद्माकर के ग्रंथ ७२-७३, हम्मीररासों ७३-७२ क्‍ 

अध्याय ४ : रस .... एछद्९६ 

सामान्य स्थिति ७६-७८; केशव्‌ ७८-८०, जटमल ८०-८१, मतिराम ८३-८२, भपषण ८२- 

८९) सान ८रे-८७, गोरेलाल ८७-८८, श्रीधर प८-प३, सदानंद र&-४०, सूदुन ६०-३२, 
गुलाब कवि ३२-३३, पदमाकर ६३-४४, जोघराज श४-ह६ 


( २ ) 


अभ्याय ५ : अलंकार क्‍ ९७-११९. 
सामान्य स्थित्रि ७-६८, केशव ३८-१०१, जटमसल ३०३-१०२, मत्िरास १०२-१ ०९, 
भूषण १०९-१०७, मान १०८-३१०३, मोरेशाल १०६-३११, श्रीधर १११-११२, _ सदानंद 
११२-११९, गुलाब कवि १३१-११६, पद्साकर ३११६-३१७, जोधराज १३१८-३१ ४ 
अध्याय ६: छंद हब 
(झ) सासान्य स्थिति १२०-१२३, (ब) छंद-सूची (अझ) मात्रिक सम-छुंद (चतुष्पदी) 
३२३-१३०, सम-हिपदी छूंद १३०-१३१ (आ) सात्रिक अर्द्ध-सम १३ ३-३३४ (ई) सात्रिक विषस 
(चतुष्पदी) छंद ३३४ (उ) मात्रिक सम अथवा विषम दंंढडक ३३४ (२) वरणिक छुंद-(ऊ) सम 
चतुष्पदी १३४-३४१, (ओ) वर्ण॑-मुक्त-वुत्त ३४१-३४२ (३) अनिश्चित छंद (ओऔ) मात्रिक 
१४२-१४३५ (अं) चर्णिक ३४३-३४४ 
अध्याय ७ : प्रकृति-चित्रण द .. १४४-१ श८ 
सामान्य परिचय १४९-१४६, केशव १४६-३४8, भूषण ३४३-१९०, मान १९०-१२३४, 
श्रीधर १५४; सूदून ११५४-११६, पद्माकर ११६, जोधराज १९७-१५८, अन्य कवि १४८ 
अध्याय ८ : शेली और भाषा क्‍ ह १४६-१७२ 
सामान्य परिचय ११६-१६०, वीरसिंहदेव-चरित तथा रत्नबावनी १३६० “१६९६, गोरा- 
बादल की कथा ३६१-३६२, ललितलललास १६२, भूषस-प्रंथावलली १६२-१६४ » राजविलास 
3 ६४-१६२, छुत्रमकाश ३६६-१६७, जंगनामा १६७, रासा भगवंतसिंह ३६७-१६८, सुजान- 
चरित्र १६८-१६ *$, करहिया को रायसो १७०, हिम्मतबद्दादुरविरिदावली ३१७००१७१, 
हम्मीररासो १७१-१७२ द द द 


द्वितीय खंड ; ऐतिहासिक अध्ययन द 
सामान परिचय द १७३ 

अध्याय १: वीरसिंहदेव-चरित........ . १उ४-१९० 

बुंदेख-वंशो त्पत्ति ३७४, निरिचत पान्र--हिंदू-पात्र १७४-१८० ! सुस्लिस पातन्न १८४०-१८१; 

अनिश्चित पात्र-हिंदू-पान्न १८१, ऊ्रीपात्र १८३, भुसल्मान पान्न ३८३, वीरसिंहदेव की 

प्रारम्भिक विजय ही १-0 झुराद की झत्यु और अकबर की दक्षिण यात्रा 4८२, सलीम का मेवाड़ 

.._ से लौटा, विदोह और अकबर का दक्षिख स्रे आयरे आचा ३८२-३८३, वीरसिंहदेव की सलीम 

.. से भेंट १८३, अबुल्फज़र हत्या १८३-३८६, वीरसिंहदेव और अकबर में युद्ध १८६, सलीम 

.. का आगे में. मं १८७, सरीयम मकानी की सत्यु और सल्लीस का पुनः आगरा. 

|; गमन ३८७, वीरसिंह और दव सेना का ओडुढ्धा-युद्ध १८८, अकबर की सृत्यु और जहाँ... 

और का राज्यामिषेक ३८८, वीरसिंहदेव जहाँगीर द्वारा सम्मानित $८८-३८६  शाहज़ादा ,खुसरो 
विद्धाह १८8, अब्दुल्लाह ज़ाँ का ओड्छा पर आक्रमण ३८&-१ ६० द 










( हे ) 
अध्याय २ : गोराबादल की कथा १६१-२०२ 
उद्ध का समय १६१, राणा रत्नसेन के बंश का नाम १६१-१६२, निश्चित पान्न-हिंदू- 
पात्र १६२-१ ४३, सुसलसान-पात्र १8३; अनिश्चित पात्न-हिंदू-पात्र १2४, अलाउडीन का 
सिहल की ओर अस्थान १६४, आक्रमण का कारण १३ ४, युद्ध-बर्णन १६४-१६२, सेनाएं- 
राब रत्नसिह की सेना १३९, अलाउड्टीन की सेना १३५-३ ६६ » सिहलद्वीप १६६, (ञझ) पद्मिनी 
को कथा की ऐतिहासिकता १६६-२०२ 
अध्याय ३ : भूषण-मंथावली की ऐतिहासिकवा २०३-२३७ 
राजवंश-वर्शन २०३, भोंसिले नामकरण २०३, पात्रों की ऐतिहासिकता -निश्चित-पात्र 
हिंदू-पात्र २०४-२०६, सुसलमान-पात्र १०६-२१० ! अनिश्चित पात्र-हिंदू-पात्र २३०, मुसलमान 
पात्र २३०, जावल्ली-विजय २३०, अहमदनगर एवं जुन्नार की लूट तथा ख़ाँ दौरां नौसेसे-प्राजब 
२१३०-२१, शिवाजी और अफ़ज़्ल खां-बध २३१-२१४, रुस्तमें जमां-पराजय २१३४-२१ २, 
तलब खाँ (कारतलब ख़ां) को लूटना २१९, घिगारपुर (#ंगारपुर)-विजय २१४९, रायगढ़-वर्ण॑ न 
२३५, शिवाजी और शाइस्ता ख़ो २३९-२१६, शिवाजी और जसवंतर्सिह २१६-२६ ७, शिवाजी 
और भाऊसिंह हाड़ा-पराजय २१७, शिवाजी और सूरत की लूट २१७-२१६, शिवाजी और 
ख़वास खां २३६, शिवाजी द्वारा जयसिंह को दुर्य-समपेंण २१३-२२० / शिवाजी और करू 
२२०, शिवाजी और सरजे खां २२०-२२१, शिवाजी और ओरंगज़ेब में भंट २२३-२२३, 
शिवाजी का आगरे से ल्ौदना २२३-२२७, सिंहगढ़-विजय २२ ४, लोहगढ़-विजय २२४, 
सलेहरि-युद्ध २२४-२२२, फते (फत्तेह) खाँ-पराजय २२४-२२६ » बहादुर खां-पराजय २२६, 
जवारि (जवाहर) तथा रामनगर-विजय २२६-२२ ७, तिलंगाना-विजय २२७, बहलोल खां 
पराजय २२७-२२८, शिवाजी और करनाटक-विजय २२८-२३०, बीजापुर-रक्षण २ ३०, शिवाजी 
का आतंक २३०-२३१, शिवाजी तथा पाश्चात्य जातियाँ २ ३१-२३३, ओरंगज़ेब संबंधी घटनायें 
२३३, औरंगज़ेब का उत्तराघिकार-युद्ध २३३-२३ ४, देश्नसाल संबंधी घटनायें २३४-२३२, 
भूषण और बाजोराव २३५, भूषण और साहू २३ ९, भूषण तथा अन्य राजागण २३६, सेनायें- 
(अ) शाहइंस्ता खां के विरुद्ध शिवाजी की सेना २ २६, (आ) अफ़रज़ल खांकी सेना २३६ ऐ 
बीजापुर के विरुद्ध मुग़ल-स्ेेना २३६-२३७ क्‍ 
अध्याय ४ : राजविलास की ऐतिहासिकता द २३४-२६६ 
तिथियाँ २३८-२३ ६, चंश-नाम २३३-२४० / निश्चित-पात्र-हिंदू-पात्र २४०-२४७; स््री-पात्र 
3७; सुसलमान पात्र २४७-२४८, अनिश्चित पात्र-हिंदू-पात्र २४८, स्री-पात्र २४८, मुसलमान- 
पात्र २४८, चित्तौड़-दुर्ग-निर्माण २४८-२४९, ग्रहादित्य और बल्लभी-राज्य २४६ “२९०, बापा 
रावद्ध का विवरण २५०-२९१, विल्लास २ की घटनायें २९१-१९३, राजसिंह-जन्म २ १३, महा- 
_ राणा राजसिंह का बूँदी में विवाह २५३-२९४, सर्व-ऋतु-विल्वास-वर्णन २९४७, महाराणा राज- 
. सिंह का राज्याभिषेक २९४, सहाराणा राजखिंद औौर रूपकुमारी का विवाह २२२, राजसमुद्द- 
निर्माण २९१-२५६, औरंगज़ेब का उत्तराधिकार-युद्ध २९६-२४७, औरंगज़ेब का आतंक २२७- 
२५८, औरंगज़ेब और जसवंतर्सिह २५८-२२६, औरंगज़ेब का जोधपुर पर अधिकार २२३१, 





( ४ 9) 
अजीतसिंह का महाराणा राजसिंह के पास जाना २६०-२६१, महाराणा राजसिंद और मुग़लों 
में युद्ध २९१-२६४, सेनाएं २६४-२६६ 
अध्याय ४ : छत्रप्रकाश की ऐतिहासिकता २६७-५८७ 
छुत्रसाल-जन्म-तिथि २६७, बुंदेल-जन्म-वर्णन २६७-२६८, निश्चित पान्न-हिंदू-पात्र 
२६८-२७०; सुसलमान-पात्र २७०-२०१५ अनिश्चित पात्र-हिंदू-पात्र २७१-२७२, खरी-पात्र 
२७२, मुसलमान-पात्र २७२, शाहजहाँ और ब्‌ देलखंड २७३, चंपतिर।य की हत्या के लिए पड़यंत्र 
२७४, कंधार पर आक्रमण २७४-२७२, उत्तराधिकार-युद्ध तथा अन्य घटनाये २७४-२७६, 
सामूगढ़-युद्ध २०६, चंपतिराय और बहादुर ,खां का वमननस्य एवं चंपतिराय का स्वदेश लौटना 
२७६०२७७, शुभकरन-पराजय २७७-२७०८, ईंदमणि धंघेरा की रत्यु २७८, चंपतिराय को सत्यु 
.. २७८-२७६, जयसिंह-छुन्नसाल-मिलन २७६, देवगढ़-विजय २७६-२८०, छुत्नसाल और शिवाजी *» 
. में भेंट रघ०-२८१, छुत्नसाल-शुभकरन-मिलन २८१, छुत्रसाल की आरंसिक विजय २८१-२८२, 
जोधपुर पर औरंगज़ेब का आक्रमण २८२, अकबर का विद्रोह २८२-२८३, तहश्वर-पराजय २८३, 
राजा सुजानसिंद की झत्यु और इंद्रसनि का राज्याशिषेक २८३-२८४, सेंद अफगन और छुत्न- 
साल-युद्ध २८७, बहादुरशाह का राज्यासिषेक २८०, लोहागढ़-विजय २८४-२८९, सेनायें- 
..._ जुझारसिहह की सेना २८५, चंपतिराय और छुत्रसाल की सेनाय' २८५, शाहजहाँ की सेना २८६, 
 छत्नसाल के ग्रतिद्वंदियों की सेनाय २८६-२८७ 
अध्याय ६ : जंगनामा की ऐतिहासिकता द ८ण८-३०६ 
फरुख़सियर और जहाँदारशाह की युद्ध-तिथि रे८८-२८६, निश्चित पातन्न-हिंदू-पात्र 
१८६, सुसलमान-पात्र २८१-२६४८, अनिश्चित-पात्र-हिंदू-पात्र २६४८, मुसलमान-पात्र २६८- 
२६६, फरुखसियर का अपने को सम्राट घोषित करना २६६-३००, मीर जुमला और जहाँदार- 
शाह ३००, अब्दुल ग़फ़्फार खां ओर अबुल हसन का युद्ध ३००-३०१, ,फरु ख़सियर का 
प्रयाग पहुँचना ३०१, खज्जञुआ का युद्ध और ऐज़्दीन की पराजय ३०२-२०३, जहांदार शाह और 
दिल्ली-दरबार ३०३-३०४, जहांदारशाह का आगरा पहुँचना ३०४, ,फरुख़सियर का आगरा 
पहुँचना ३०४-३०४, आगरा-युद्ध ३०१, सेनाय (अ) मुहण्ज़ुद्दीन जहांदारशाह की सेना ३०३- 
३०६, (आ) मुहम्मद खां बंगश की सेना ३०६, मीर जुमला की सेना ३०६ 
अध्याय-७ : रासा भगवंतसिह की ऐतिहासिकता .... ३०७-३१० 
युद्ध-तिथि ३०७-३०८, वंश-नाम ३०८५ निश्चित पाज्न -हिदू-पात्र ३०८, सुसलसान-पात्र 
३०८, अनिश्चित पात्र-हिंदू-पात्र ३२०८, सुसल्लमान-पात्र ३०८, च्चेड्री-विजय ३०८-३०३ 
पदयो-विजय ३०३, समवंतराय-चुद्धू-वर्णन ३०४-३१० ४ 3 
अध्याय-८ सुजान-चरित्र की ऐतिहासिकता ..... ३१५-३३२ 
तिथियाँ ३१३-३१२, बदनसिह को राजा की उपाधि मिलना ३१२-३५१३, पात्रों की 
है तह सिकत 7-निश्चितपात्र-हिंदू- पात्र ३२१२-३१७, सुसलमान-पात्र ३१७-३२१, अनिश्चित-पात्र- 
दिंदू-पात्र ३९१, सुसलमान-पात्र ३२३, अधम जंग ३२३०३ २२, द्वितीय जंग-मराठों के विरुद 












( ४ ) 

जयपुरा-धीश की सूरजमल द्वारा सहायता ३२२, तृतीय जंग-सलावत खाँ-पराजय २२२- 
३२३, चतुर्थ जंग-पठानों को परास्त करने में सूरजमल द्वारा सफ़्दरजंग की सहायता करना 
३२३-३२४, पंचम जंग-सूरजमल् और राव बहादुरलिंह बड़गूजर में युद्ध ३२४-३२४ पष्ठ 
जंग-इंद्रप्रस्थ का प्राचीन इतिहास ३२९, अहमदशाह तथा सफ़दरजंग में अनबन होने के 
कारण ३२५-३२६, दिल्‍ली की लूट ३२६-३२७, कोटरा (कोहतिला) युद्ध ३२७-३२८ 
राजेंद्रगिरि-मरण ३२८, गढ़ी-मैदान तथा बदरपुर-युद्धू ३ २८-३२६- संधि ३२६, सप्तम जंग-बर्लू- 
बध ३२६-३३०, मराठों द्वारा कुंमेर-दुर्ग का घेरा ३३०-३३१, सेलायं ३३१-३३२ 


अध्याय ६ : करहिया को रायसौ की ऐतिदासिकता ३३३-३३६ 
. करहिया के युद्ध की तिथि ३३३, वंशोत्पत्ति ३३३, निश्चित पात्र ३३३-३३४, अनिश्चित 


पात्र ३३४, युद्धइ-वर्णन ३३४-३ २२५, सेनायें-झ) जवाहरसिह की सेना ३३१-३३६, (शा) 
करहिया की सेना ३३६ 


अध्याय-१० : हिम्मतबहादुर-विरुदावली की ऐतिहासिकता.......... ३३७-३४४ 
.. हिम्मतबहादुर तथा अज्जेनसिह नोने के युद्ध की तिथि ३३७, निश्चित पात्र ३३७-३४२ 
अनिश्चित पात्र-दिदू-पात्र २४२, सुसलमान-पात्र ३४२, युद्ध-वर्णन-प्रथम युद्ध ३४२-३४३ 
दवितीय-युद्ध ३२४३, तृतीय युद्ध २४२-३४४ 
: अध्याय-११ : हम्मीररासो की ऐतिहासिकता | ३४५-३६१ 
तिथियाँ ३४२-३६०, अग्नि-कुलोत्पत्ति ३४०, चौहान ३९०-३९१, चालुक्य-वंश ३२१, 
प्रतिहार ३९१, परसार (प्रभार) ३६१-३३२, पात्नों की ऐतिहासिकता-निश्चित पात्न-हिंदू- 
पात्र ३४७२ ३२३, ख्री-पा ३९४, सुसलमान-पात्र २४४, अनिश्चित पात्र-हिंदू-पात्न-पुरुष-पात्र 
३९२९, ख्री-पात्र ३९९, मुसलमान पुरुष-पात्र ३९४, स्त्री-पात्र ३९९, युद्ध-वणन-हम्मीर और 
अलाउद्दीन में वर के कारण ३९५४-३९६, आक्रमण ३२६-२५८, युद्ध का अंत ३५८, सुजन 
का विश्वासघात रे*८-३२९९६, अलाउड्दीन की स॒त्यु ३९६, चंद्रकल्ञा-नृत्य ३५8, सेनायें-राव 
हम्मीर -की सेना ३९४६-३६०, अल्लाउद्दीन की सेना ३६०-३६१ 


परिशिष्ट $ : सहायक-अंथ-सूची ह द ३६२-३७० 
परिशिष्ट २ : नामानुक्रमणिका _ द ३७१-४१२ 


अला० मु० खि० 
इं० गज़ें० आव इं० 
उ० इंति० 

2० सो० 

औरंगजेब 

के० हिं० दूं७ 

खं० 

ग[७ 

गो० बा० क० 

छुं ० 

ज़्० ए० सो० आव्‌ ई। 
जदाँगीर की 
जा० ग्रं० 

टां७० रा[० 

(डि० 

त० 

 बु० 

द्विक 

दे० 

से ७ 

न से ७ 

जांक प्र० (०७ 

पूछ 

प० महा * | 
प० वि० महा» 
. प्रें० सं७ ट्रक डवि० 


.._ म७ 


मान 

आ० प्रॉ० शाुज ० 
सर 

मा 


| ॥]॥ ॥ ॥ / ॥ ॥ ॥ 


| 


॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ 


| 


॥ ॥ | 


॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥. 


संकेत-चिह-पची 


हल मुहम्मद खिलजी 
' रियल गज़ेंटियर श्रॉव इंडिया 
कह राज्य का इतिहास 
हे | सोसायटी श्रॉव बंगाल 
का आँव्‌ औरंगज़ेब की 
ज हिस्टी श्रॉव इंडि 
हक कप ढेया 
गोरा बादल की कथा 
छ्द्‌ 


 जरनल आँव व्‌ बगाल 
व्‌ एशियादिक सोसायटी श्राव बंगा 
[ बंगा 


हिस्ट्री आँव जहाँगीर 
जायसी-मंथावली 

डिस्ट्रिक्ट 
 तगरा 

तृतीय 

द्वितीय 

देखिए 

नगण । 

नवीन संस्करण 

नागरी प्रचारिणी पत्रिका काशी 
ए्वीराज-विजव-महाकाब्य.. 
पं खस्‍्कृत-इम्लिश डिक्शनरी 
भाग 

भारत के प्राचीन राजवं 

मगण ने राजवरश 
सातजिक 


यू 

श्छ 

रा० का इति० 
ल्‌० 

बृठ 

ब्कि 

श्लो० 

सु 

स॒० 

सि० फ्रॉ० हिं० लिट्‌० 
हू ० महा ० 

३० रासो 

ह० आव रख ० 
हिं० सा० इ० 
हि० आव्‌ द्ंछ 


हि अआ[व में ० हि ट्ट्० 


॥ 


॥ 


॥ 


॥| 


॥ 


| 


॥ 


॥ 


| 


| 


॥ 


| 


| 


( ७५) 


यगण 

रगस्‌ 
राजपूताने का इतिहास 
लउ 

बणिक 


' विक्रमी 


श्लोक 

संख्या 

सगण 

सिलेक्शंस्‌ ,फ्रॉम हिंदी लिद्रेचर 
हम्मीर-महाकाव्य 

हम्मीररासो 

हम्मीर श्रॉव्‌ रण थम्मौर 

हिंदी साहित्य का इतिहास 

हिस्ट्री ऑबू इंडिया 

हिस्ट्री ऑँवू मेडीवल हिंदू इंडिया 


भूमिका 
(१) 


( अ्र ) हिंदी वीरकान्य की परिभाषा 

प्रत्येक भाषा का साहित्य अपने समय की राजनीतिक, सामाजिक धामिक तथा अन्य प्रकार 
की परिस्थितियों और प्रवृत्तियों का प्रतित्रिंब होता है। जब हिंदी साहित्य पर दृष्टिपात करते हैं तो 
यह बात और भी अधिक स्पष्ट हो जाती है । हिंदी साहित्य की उत्तत्ति के समय से ही भारतवर्ष 
छोटे-छोटे स्वतंत्र राज्यों में विभाजित था। इन राज्यों में आए दिन युद्ध होते रहते थे | इन राज्यों 
के शासकों के आश्रित कवि अ्रपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा किया करते थे | यह कवि प्रायः चारण, 
भाट आदि हुआ करते थे | वीरकाव्य की यह परंपरा हिंदी साहित्य के स्वरणुयुग- भक्ति-काल--में 
होती हुई रीतिकाल तक समानांतर रूप से चलती रही और अब मी प्रवाहित हो रही है। यह दूसरी 
बात है कि युग-विशेष में विशेष परिस्थितियों ओर भावनाओं की प्रधानता के कारण उसका रूप 
आक्रांत होता रहा हो । आलोच्यकाल में एक ओर तो रीति-अंथों का निर्माण होता रहा और दूसरी 
ओर यह कवि अपने आश्रयदाताओं के युद्धों एवं वीरतापूर्ण कार्य-कलापों का गुण-गान करते रहे । 
इस काल में कुछ ऐसे कवि थे जो आदिकालीन चारण-धारा के समान कोरी प्रशंसात्मक ही कविता 
किया करते थे, पर कुछ ऐसे पतिभासंपन्न कवि भी थे जो अपने आश्रयदाताओं के वास्तविक गुणों 
का ही बखान करते थे | सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इन कवियों में से अधिकांश का चारण 
जाति से कोई संबंध नहीं था । 

उपयुक्त विवेचन का अभिप्राय यह है कि शस्तावित अध्ययन के अंतर्गत उन सभी कवियों 
को सम्मिलित किया गया है जिन्होंने ऐतिहासिक घटना को लेकर अपने ग्रंथों का निर्माण किया 
है अथवा अपने आश्रयदाताओं अ्रथवा उनके पूव॑जों की प्रशंसा की है | इसी श्रर्थ में वीरकाव्य! 
शब्द का प्रयोग इस धारा के अध्ययन के लिए किया गया है। 

द (आ) ऐतिहासिक प्रृष्ठभूमि 

अध्ययन के लिए, प्रस्तावित काव्य के यथातथ्य स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यह 
समीचीन प्रतीत होता है कि भारतवर्ष की तत्कालीन ऐतिहासिक, समाजिक, घामिक तथा साहिं- 
त्यिक परिस्थितियों एवं प्रवृत्तियों का सामान्य परिचय प्राप्त कर लिया जावे। इसीलिए नीचे क्रमश३ 
इन्हीं विषयों पर श्रत्यंत संक्षेप में विचार किया जा रहा है। द कक 

आलोच्य काव्यधारा का प्रारंभ मुग़ल सम्राट अकबर के शासन-काल (१५३५६-१६०५ ई०) 
के उत्तराद्द के अंतिम वर्षों में प्रारंग हुआ था । जिस समय वह सिंहासनारूढ़ हुआ था उस समय 
भारतवर्ष कई स्वतंत्र राज्यों में विभाजित था। पर अकबर नें इनमें से कई स्वतंत्र राज्यों पर विजय 
प्रात्त करके उन्हें राजनीतिक एकता के सूत्र में बाँधने का सफल प्रयत्न किया । अपने इस उद्देश्य 
में सफलता ग्राप्त करने में उसे उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रदेश, राजस्थान, बुंदेलखंड, उत्तरी भार के 


१० द हिंदी वीरकाब्यं 


अन्य प्रदेश तथा दक्षिण में एक बार नहीं अनेक बार युद्धकरने पड़े । अंत में वह एक ऐसे साम्रा- 
ज्य को स्थापना करने में सफल हुआ जो उस समय विस्तार, शक्ति एवं वैभव की दृष्टि से संपूर्ण 
संसार में अनुपम था | 
अकबर को मृत्यु के उपरांत जहाँगीर सिंहासनारूढ़ हुआ । उसके गद्दी पर बैठने के कुछ 
समय के उपरांत शाहजादा खुसरो ने विद्रोह किया जो पकड़कर बंदीणह में डाल दिया गया। अंत 
में उसकी मृत्यु हो गई | कंधार का घेरा, मेवाड़ के द्वारा अधीनता स्वीकार करना, दक्षिण के युद्ध, 
तथा काँगड़ा की विजय आदि इसके शासन की प्रमुख घटनाएं हैं | साथ ही जहाँगीर और नूरजहां 
का विवाह, शाहजहां तथा महाबत खां के विद्रोह भी विशेष उल्लेखनीय हैं, क्योंकि इन घटनाओं 
का प्रभाव संपूर्ण साम्राज्य पर पड़ा था | जहाँगीर ने भी अकबर की नीति का अनुकरण करते हुए 
साम्राज्य के ऐश्वर्य और वैभव को बढ़ाने की सफल चेश की थी | अ्रंत में २८ अक्तूबर, १६२७ 
ई० को उध्का देहांत हो गया | द 
ः जहाँगीर के पश्चात्‌ उसका पुत्र शाहजहां तिंहासनारूढ़ हुआ | इसके शासन-काल में वीर 
सिंह बुंदेला के ।पुत्र जुकार सिंह ने दो बार विद्रोह किया | वह अंत में मार डाला गया। खां 
जहां लोदी ने भी सिर उठाया, जिसके फलस्वरूप उसका सिर काट डाला गया। शाहजहां को 
पुतंगालवासियों से भी कई युद्ध करने पढ़े ( १६११-३२ ई० )। उसे दक्षिण में भी कई लड़ाइयां 
करनी पड़ीं जिनमें सम्राद्‌ के तृतीय पुत्र औरंगज़ेब ने बड़ी वीरता एवं कार्य-पढुता का परिचय 
दिया | इसके राज्य की अन्य उल्लेखनीय घटना कंधार-युद्ध संबंधी है जहाँ इसने तीन बार 
सेनाएं भेजी । अंतिम तृतीय युद्ध में इसे पराजित होना पड़ा। 8 आल कु 
शाहजहां के शाहजादों में १६५४८ ई० में उत्तराधिकार-युद्ध हुआ जिनमें विजयी होकर 
औरंगजेब सिंहासनारूढ़ हुआ | उसने अपने निक्टवर्ती सभी संबंधियों की हत्या करवा दी और क्‍ 
मयूर सिंहासन तथा ताज के निर्माणकर्ता अपने पिता शाहजहां को आगरे के दुग में बंदी बना. 
दिया, जहां पर २१ जनवरी, १६६६ ई० को उसका देहावसान हो गया | 
औरंगज़ेब ने तम्नाद बनते ही मुगूल साम्राज्य की श्रकबर के समय से प्रचलित होनेवाली 
नीति में एकदम परिवर्तन कर दिया। वह हिंदुओं के प्रति कट्टरता का व्यवहार करने लगा । 
परिणाम यह हुआ कि संपूर्ण देश में क्रांति और विद्रोह की ज्वाला धधकने लगी । हिंदू , जो 
. लगभग एक शताब्दी से मुग़ल साम्राज्य के स्तंभ थे, शत्रू, बन गए | अ्रतः दक्षिण में मराठा 
साम्राज्य, राजपूताना में जोधपुर; मेवाड़, मथुरा के आस-पास के जाट तथा सतनामी रवं बुंदेल- 
खंड में बुंदेला विद्रोह करने लगे। साथ ही सिक्‍खों ने भी स्व॒वंत्रता का झंडा फहराना आरंभ _ 
कर दिया॥ यहीं नहीं, सुन्नी मुसलमान होने के कारण औरंगज़ेब दक्षिण के शीया राज्यों की स्वतंत्रता 
का अपहरण करने के लिए तैयार हो गया । औरंगजेब का समस्त जीवन उक्त शक्तियों से युद्ध करने 
में ही व्यतीत हुआ । अंत में दक्षिण के मराठों से युद्ध करते हुए २० फरवरी, १७०७ ई० को 
ओरंगज़ेब की मृत्यु हो गई। " , 
औरंगजेब की नीति के कारण मुगल राज्य की दशा जीण-शीर्ण हो गई थी। कहीं पर भी 
...__ डा० ईश्वरीप्रसाद : ए शाट 'हिस्ट्री अबू मुस्लिम रूल इन इंडिया, पएृ० ३१६-६४ ७; 
ऋतिज दिस्ड्री अबू इंडिया, भाग ४, पू० ७०-३८ के 











भूमिका ११ 


सुख एवं शांति के दशन नहीं हो रहे थे । देशव्यापी इुद्धों के कारण वीर-भाव एवं नवीन जाग्रति 
हिंदू जाति में दिखलाई देने लगी थी | 

औरंगज़ेब की मृत्यु के उपरांत उत्तराधिकार के युद्ध में सफल दो जाने पर वहादुरशाह 
सम्राद बना । २७ फरवरी, १७१२ ई० को उसका देहांत हो जाने पर उसके पुत्रों में लड़ाई हुई जिसमें 
सफल होकर मुईज़ददीन जहाँदारशाह शासक बना। वह लगभग ११ मास तक शासन कर सका 
जिसके उपरांत उसे युद्ध में पराजित करके फ़रु ख़सियर दिल्ली के सिंहासन का स्वामी बना (जनवरी 
१७१३ ई०)। यह दुबल, कापुरुष एवं साधारण शासक था । शीघ्र ही इसके राज्य की सारी शक्ति 
सैयद भ्राताओं के हाथों में चली गई | कालांतर में सम्राट और सेयदों में अनबन हो गई । अंत में 
फ़र खसियर को गद्दी से उतार कर अंधा बना दिया गया; तथा बाद को वह मार डाला गया | 

फ़रु ख़सियर के पश्चात्‌ रफ़ीउद्दरजात तथा रफ़ीउद्दोला क्रशः शासक बनाए गए, पर 
कुछ मासोपरांत उनके शासनों का अंत होगया | इसके अ्रनंतर मुहम्मद शाह सिंहासनारूढ़ हुश्रा 
(१७१६ ई० )। इसके शासन-काल में दक्षिण, अवध, बंगाल स्त्रतंत्र हो गए, मराठे शक्तिशाली 
बन गए, आगरे के निकट जाट स्वाधीन हो गए, पंजाब में सिक्‍्ख अपराजेय बन गए तथा रुहेलों ने 
रुहेलखंड राज्य स्थापित कर लिया | साथ ही अफ़ग़ानों के आक्रमणों ने नष्ठप्राय म॒ुग़ल-सामप्राज्य 
की जड़ें हिला दीं | 


मुहम्मद्शाह के बाद उसका पुत्र अहमदशाह शासक बना, पर १७५४४ ई० में वह गह्ी 
से उतार दिया गया। उसके पश्चात्‌ आलमगीर द्वितीय गद्दी पर बैठा, पर वह नाम-मात्र का 
बादशाह था। वज़ीर की आज्ञा से उसकी हत्या कर दी गई। तदनंतर शाहआ्रालम द्वितीय सम्राट 
बना | उससे अँग्रेज़ों ने बंगाल की दीवानी प्राप्त की | वह कुछु समय तक मराठों की संरक्तता में 
-ऊद्धा, जो भारत में उस समय सबसे अधिक शक्तिशाली थे | बक्सर के युद्ध में उसने शुजाउद्दौज्ञा 
की सहायता की, पर वह अंग्रेज़ों की बढ़ती हुई शक्ति को रोक न सका | १८०६ ई० में उसकी मृत्यु 
हो गई। उसके बाद उसका पुत्र अ्रकबर द्वितीय देहली में शाही उपाधि के साथ १८३७ ई० तक रहा | 
जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है ओरंगज्ञेब के पश्चात्‌ मुग़ल साम्राज्य का पतन 
प्रारंभ हुआ। सम्राद की दुबलता दरबारी अमीरों की प्रबलता एवं स्वार्थपरता, नादिरशाह का 
आक्रमण ( फ़रवरी १७३६ ६० ), अहमदशाह अब्दाली के आक्रमणों, मराठों की शक्ति-संपन्‍नता 
आदि'के फलस्वरूप समस्त देश में राजनीतिक अनिश्चितता व्याप्त होगई और अविरल रूप से 
उथल-पुथल होती,रही | इसके परिणामस्वरूप राष्ट्र की एकता छिन्न-मिन्‍न होगई और अलग-अलग 
राज्य बन गए | साथ ही विदेशी शक्तियां भी अपने भाग्य की परीक्षा करने में जुट गई | पारस्परिक 
संघर्षो में विजयी होकर ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी सत्ता जमाने में सफलता प्राप्त करने लगी |* 
इन्हीं ऐतिहासिक परिस्थितियों में रह कर आलोच्य-कालीन कवियों ने अपने ग्रंथों का निर्माण 
किया | इनमें से अधिकांश घटनाओं का विवरण उनकी रचनाओं में पाया जाता है जिनका ऐति- 
हासिक अध्ययन में यथास्थान उल्लेख कर दिया गया है 


. १ क्ृत्रिज्ञ हिस्द्री अब इंडिया भाग ४, पृ० ३१६-४४८: टेक्सटट बुक अब माडन इंडियन 
हिस्ट्री, भाग २, पूृ० २६-१७० । 





हि हिदी वीरकाव्य 
(इ) सामाजिक परिस्थिति 


द मुगलों के समय में सामंतशाही के आधार पर समाज की व्यवस्था की गईं थी । राजा के 
नीचे मंसबदार होते ये। दरबार वैभव ओर संस्कृति का कंद्र माना जाता था। दरबार से बाहर 
प्रदेश में दरिद्रता और दुःख प्रचुर मात्रा में वर्तमान रहते थे। इसी कारण से प्रत्येक प्रतिभा- 
संपन्न व्यक्ति शाही नौकरी करना तथा दरबार में रहना श्रेयस्कर समझता था। मुग़ल अमीर अपने 
झ्राश्रयदाता के समान आमोद-प्रमोदमय जीवन व्यतीत किया करते थे। आय की अपेक्षा उनके 
व्यय अधिक होते थे | मदिरा का प्रचार अधिक था । अंतःपुर में स्त्रियों को अधिक सं डया में रखा 
जाता था | नतंकियों का भी प्रचलन था। उत्तम भोजन करना व्यवह्यार में था। मांत-भक्षुण किया 
जाता था, पर गौ की प्रतिष्ठा की जाती थी | फल और बफ अधिकता से प्रयुक्त होते थे । अधिक 
मूल्यवान्‌ वस्त्र तथा आभूषणों का प्रयोग होता था| बूत-क्रीड़ा प्रचलित थी। उत्तम एवं सुसज्जित 
भवन निर्मित हुआ करते थे | इस प्रकार अर्म/र लोग अपनी सारी आय व्यय कर दिया करते थे | 
. मध्यम श्रेणी के लोग उपयुक्त कृत्रिम जीवन से विरत रहते थे। उनका जीवन अपेन्ञाकृत 
सुखी था। व्यापारी अपना घन शुप्त रखा करते थे | वे मितव्ययतापूर्ण जीवन व्यतीत करते थे । 
निम्न श्रेणी के व्यक्तियों का जीवन कष्टमय एवं दुखी था। उनके वस््र थोड़े होते थे । 
ऊनी वस्रों का प्रयोग वे नहीं करते थे तथा देश के कुछ भागों में जूतों का प्रयोग दृष्टिगोचर नहीं 
होता था । पर दुर्भिक्ष के समय के अतिरिक्त खाद्य पदार्थों का अभाव नहीं था | अ्रकबर के समय में 
कृषक-वर्ग सामान्यतया सुखी था। हिंदुओं में सती-प्रथा तथा बाल-विवाह प्रचलित थे |. 
जहाँगीर के समय में अमीरों की विलासिता चरम सीमा को पहुँच गई थी। नौकरों को 
तर वेतन नहीं दिया जाता था। उनसे बलपूवक कार्य लिया जाता था। वे केवल एक बार 
भोजन करते ये | उनके मकान छुप्पर के हुआ्आा करते ये | नौकरों की संख्या अधिक हुआ करती थी,- 
क्योंकि वेतन कम होता था । हिंदू चतुर व्यापारी थे | मुसलमान रंगरेज और जुलाहे का काम किया 
करते थे | ज्योतिष, शकुन आदि में विश्वास किया जाता था | 
शाहजहां के शासन के अंतिम दिनों में समाज की दशा बिगड़ने लगी थी। सड़क सुर- 
ल्ित नहीं रह गई थीं। भिक्षा माँगना अधिक प्रचलित था | 
. औरंगज्ञेब के समय में समाज की दशा और भी बिगड़ गई थी। अमीरों का नैतिक पतन 
हो ग्रया था। ज्योतिष तथा जादू-टोना में विश्वास क्रिया जाता या । दरबारी लोग मौलिकता तथा 
. अतिमामयी स्फूर्ति से कोसों दूर थे | वे आमोद-ग्रमोद के लिए घन पानी की तरह बहाया करते ये । 
दासता वत्तमान थी। हिजड़ों का प्रचलन था। उत्कोच स्वीकार किया जाता था। पर साधारख 
जनता उक्त अवगुणों से रहित थी । 
अद्धरहवीं शताब्दी में सामाजिक जीवन पतन के गत में तीव्र गति से गिरने लगा था। पर 


हिंदू और मुसलमान साधारणतया प्रेमपूर्वक जीवन व्यतीत करते ये, यद्यपि उनमें राजनैतिक वैमनस्य 
वतमान था! | 








के प्‌ शाट हिस्ट्री अब सुस्लिस रूल इन इंडिया, ए० ६४८-६१४; एन एडवांस्ड हिस्ट्री अब 
इंडिया, ४० ९६६-२६३; टेक्स्ट बुक आव्‌ माडन इंडियन हिस्ट्री, भाग ३, ए० २८-१८ 





भूमिका क्‍ श्र 


कहने की आवश्यकता नहीं है कि आलोच्य कवियों ने अपने आश्रयदाताओं के ऐश्वर्य, 
वैभव, दरबार, प्रासाद, वेश-भूषा आदि का यथास्थान विस्तृत वर्णन किया है, जो इस बात को 
सिद्ध करता है कि ये कवि अपने समय के सामाजिक जीवन से परिचित एवं प्रभावित ये । 


(हे) धार्मिक ग्रवृत्तियां 


सोलहवीं शताब्दी के अंत तक भारतवर्ष में देशव्यापी धार्मिक आंदोलनों का प्रवाह 
प्रवाहित हो चुका था | इन धामिक सुधारों का सत्रहवी और अश्रठारहवी शताब्दी में प्रभाव पूर्ण-रूप 
से वर्तमान रहा था। इसके साथ ही आलोच्य काल में विविध प्रकार के अन्य धार्मिक संप्रदायों की 
भी स्थापना हुई थी। 

वीरमान नामक साधु ने, जिसका जन्म १४४७ ई० में हुआ था, सतनामी धर्म की नींव 
डाली थी | इसके अनुयायी अ्रधिक्रतर मेवात में वर्तमान ये, क्योंकि यही स्थान उसके प्रचार का 
केंद्र था। इसके अतिरिक्त सन्नहवीं शताब्दी के मध्य में लालदासी संग्रदाय के प्रवरतंक लालदास 
का आविर्भाव हुआ | इसके साथ ही बाबालाल नामक अन्य सुधारक ने अपने सिद्धांतों का प्रचार 
किया था। सत्रहवीं शताब्दी के उत्तराद्ध में क्षत्रिय वंश में प्रशनाथ नामक महात्मा का जन्म हुआ, 
जो छुत्रसाल बंदेला के धर्मगुरु ये | इन्होंने धामी नामक संप्रदाय की नींव डाली थी | उप्युक्त सुधा- 
रकों के अतिरिक्त जगजीवन, चरणदास, गुलाब आदि अन्य धामिक संप्रदाय-संस्थापक उत्पन्न हुए ये । 

इस काल में दक्षिण प्रदेश में संत तठुकाराम (जन्म १६०८ ई०) तथा समर्थ रामदास 
आदि महात्माओं" ने अवतीर्ण होकर धार्मिक सुधारों का बिगुल बजाया था, जिससे प्रभावित होकर 
वीर केशरी शिवाजी ने हिंदूधर्म-रक्षार्थ सफल प्रयत्न किए थे | 

ऊपर जिन धार्मिक आंदोलनों का उल्लेख किया गया है, उनमें से अधिकांश का प्रभाव 
आ्रलोच्य धारा के कवियों पर पड़ा था। उदाइरणार्थ, गोरेलाल ने 'छत्रप्रकाश” में स्वामी प्राणनाथ 
के सिद्धांतों का वर्णन किया है। इसी प्रकार से अन्य अंथ भी इन धामिक प्रभावों के लिए देखे 
जा सकते हैं ! 


(उ) साहित्यिक प्रवृत्तियां 


जैसा कि कहा जा चुका है आलोच्य काल का प्रादुर्भाव अकबर के शासन के अंतिम वर्षो 
में हुआ था | इस सम्राद का राज्य-काल हिंदी माषा के लिए स्वणु-युग था। इस युग में एक ओर 
भक्तिकाव्य-प्रवाह उमड़ा; तथा दूसरी ओर अनुकूल परिस्थिति पाकर वीर, खंगार ओर नीति की 
कविताओं के आविर्भाव के लिए विस्तृत च्षेत्र खुल गए | फुयकर कविताएं अधिकतर इन्हीं विषयों 
को लेकर छुप्पय, कवित्त -सवैयों ओर दोहों में हुआ करती थीं। मुक्तक रचनाओं के अतिरिक्त प्रबंध- 
काव्य-परंपरा ने भी ज्ोर पकड़ा और अनेक अच्छे-अच्छे आख्यान-काव्य भी इस काल में लिखे गये 

इसमें संदेह नहीं कि अकबर के राजल-काल में एक ओर तो साहित्य की चलती हुई परंपरा 
को प्रोत्साहन मिला, तथा दूसरी ओर भक्त-कवियों की दिव्य वाणी का खोत उमड़ चला। इन 


१ डा» ताराचंद इंफ्लूएंसः अव्‌ इस्लाम आन इंडियन कल्वर, छ० ३७म-२८म 


१४ हिंदी वीरकाव्य 


दोनों की विभूति से अकबर का राजत्व-काल जगमगा उठा और साहित्य के इतिहास में उसका 
विशेष स्थान हुआ ।* हे द 
इस काल में विविध विषयपूर्ण वर्णन की प्रणाल्री और भी बृद्धिगत हुईं | सगुण वैष्णव- 
साहित्य के उत्थान से सूफी और निगुण-धाराएँ बलवती न हो सक्रीं। केशव के समय से आचा- 
यंता की भी स्थापना हमारे साहित्य में हुई ।* 
हिंदी-काव्य श्रव पूर्ण प्रौढ़ता को पहुँच गया था। केशवदास जी ने काव्य के सब अंगों 
का निरूपण शास्त्रीय पद्धति पर किया। इस काल में लक्ष॒ण-ग्रंथों की भी मरमार होने! लगी । कवियों 
ने कविता लिखने की यह एक प्रणाली ही बना ली कि पहले दोहे में अलंकार या रस का लक्षण 
लिखना फिर उसके उदाहरण के रूप में कवित्त या सबैया लिखना | हिंदी साहित्य में यह एक 
अमूठा दृश्य खड़ा हुआ। पर सूक्ठम विवेचन और पर्यालोचन-शक्ति का विकास नहीं हुआ । 
वास्तव में इन कवियों में आ्राचार्यत्व के गुण नहीं ये | इस युग में साहित्य-शाञ्न की गंभीर 
और विस्तृत विवेचना तथा नई-नई बातों की उद्भावना नहीं हो सकी । केशव को अलंकारवादी 
कहते हैं। शेष कवि इसको ही काव्य की आत्मा या प्रधान वस्तु मानकर चले। 
इन कवियों द्वारा रसों विशेषतः <ंगार रस और अलंकारों के वहुत ही सरस और हृदयग्राही 
उदाहरण अत्यंत प्रचुर परिमाण में प्रस्तुत हुए । अलंकारों की अपेक्षा नायिका-मेद की ओर अधिक 
कुकाव रहा । इससे 'अंगार-रस के अंतर्गत बहुत सुंदर मुक्तक रचना हिंदी में हुईं | नख शिख- 
वर्णन और षटऋतु-चित्रण पर कई पुस्तक लिखी गई' | विपलंभ संबंधी बारहमासे भी कुछ कवियों 
रीति-अंथों की इस परंपरा द्वारा साहित्य के विस्तृत विकास में कुछ बाधा पड़ी। प्रकृति 
की अ्रनेकरूपता, जीवन की भिन्न-मिन्न चिंत्य बातों तथा जगत्‌ के नाना रहस्यों की ओर कवियों 
की दृष्टि नहीं जाने पाई | वह एक ग्रकार से बद्ध और परिमित सी हो गई | उसका क्षेत्र संकुचित 
हो गया | वाग्धारा बँधी हुई नालियों में प्रवाहित होने लगी जिससे अ्र नुभव के बहुत से गोचर और 
श्रगोचर विषय रससिक्त होकर सामने आने से रह गए। दूसरी बात यह हुई कि कवियों की व्यक्ति- 
गत विशेषता की अभिव्यक्ति का अवसर बहुत ही कम रह गया | 
बहुत थोड़े कवि ऐसे मिलते हैं जिनकी वाक्य-रचना सुव्यवस्थित पाई जाती है | 
रीतिकाल के कवियों के प्रिय छंद कवित्त और सवैये रहे हैं । कवित्त को तो शंगार और 
वीर दोनों रसों के लिए समान रूप से उपयुक्त माना गया था| वास्तव में श्रृंगार और बीर इन्हीं 
दो रसों की कविता इस काल में हुईं | <ंगार के वर्णन को बहुतेरे कवियों ने अश्लीलता की सीमा 
तक पहुँचा दिया यार | हम मिल बह मल, क्‍ 
इस प्रकार मोटे रूप से इस युग में दो घाराएँ--एक श्रृंगार तथा दूसरी वीररस-संबंधी 
प्रवाहित होती रहीं | मिश्रबंधुओ्नों के शब्दों में इस भूषण और देववाले काल में उत्साह की मूर्ति 
_ रामचंद्र शुक्ल : हिंदी साहित्य का इतिहास, पृ० ६६४६-१८ 
+ मिश्र-बंघु-विनोद, भाग १, पृ० ३४६ कल द 
..._ हिंदी-साहित्य का इतिहास, पृू० २३२-२४१; सिश्र-बंधु-विनोद, द्वितीय भाग, 
....._ धू० शें८३-इे८घ७-६२४-६३१ 5 द 


भूमिका भू 


खड़ी हो गई और वीर-रस ने हिंदी साहित्य को कुछ समय के लिए इभारोही करके छत्र-मुकुट से 
सुशोमित कर दिया, मानो वह साज्ञात्‌ दीपक राग का प्रतिरूप बन गया" | 

उपयुक्त विवरण का अमिप्राय यह है कि ऊपर लिखी हुई साहित्यिक प्रवृत्तियों में से प्रयःसमभी 
आलोच्य धारा के कवियों में भी वर्तमान थीं जिनका विस्तृत वर्णन आगे यथास्थान किया गया है | 


(२) 
( अ ) विषय की सीमा 

द अध्यवनार्थ प्रस्तावित विषय की सीमा १६००-१८८००० ई० रक्खी गई है। इस काल के 
आरंभिक वर्षों म॑ लिखे गए काव्यों पर १६वीं सदी के अंतिम वर्षों' का प्रभाव एवं घटनावली 
का भी विवरण मिलता है। अ्रतएुव इस विषय का क्षेत्र १६०० ई० से कुछ वर्ष पूर्व आरंभ हुआ 
मान लेने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस काल के आदिकवि केशव की काव्य- 
प्रतिभा अधिकांश उन्हीं वर्षो में प्रीद्ता को प्राप्त हुई थी । इस धारा के अंतिम कवि जोधराज हें, 
जिन्होंने श्र८ ई० में हम्मीररासो? की रचना की शी, अ्रतएव इस अध्ययन-काल की अंतिम सीमा 
श्य्र्८ ई० निर्धारित की जानी चाहिए । क्‍ 

इस विषय का साहित्यिक ओर ऐतिहासिक दृष्ठि से आगे सविस्तार अध्ययन किया गया 
है | आरंभ में यह विचार था कि उक्त पहलुश्रों के अतिरिक्त सामाजिक दृष्टि से भी इस साहित्य 
का अध्ययन किया जावे | इसी भावना से प्रेरित होकर सामग्री भी एकत्र की गई थीं। पर इत्त 
निबंध का आकार अधिक बढ़ जाने के कारण सामाजिक अध्ययन संबंधी सामग्री का यहाँ 
पर उपयोग नहीं किया जा सका है। आशा है कि निकट भविष्य में उस सामग्री के आधार पर 
अपने अध्ययन की धारणाएँ पाठकों के समक्ष रखी जा सकेंगी | प्रस्तुत अवसर पर केवल साहित्यिक 
एवं ऐतिहासिक अध्ययन से ही संतोष किया जा रहा है । 

( आ ) डिंगल एवं पिगल वीर-काव्यों में से केवल पिगल काव्य के 
अध्ययन के कारण 

इस संबंध में यह भी स्मरण रखना चाहिए. कि डिंगल और पिंगल वीरकाव्यों में से यहां पर 
केवल पिंगल वीर काव्यही का अध्ययन किया गया है| इसके विशेष कारण हैं। डिंगल और 
पिंगल दो विभिन्‍न भाषाएं हैं। दोनों की साहित्यिक एवं भाषा संबंधी प्रवृत्तियां अलग-अलग हैं। 
साथ ही दोनों भाषाओं में वीरकाव्य की अत्यधिक प्रचुरता है। ऐसी परिस्थिति में ठिंगल और 
पिंगल वीरकाव्यों का अलग-अलग स्वतंत्र रूप से अध्ययन करना अधिक वैज्ञानिक होगा | इसीलिए 
केवल एक ही प्रकार के पिंगल काव्य ही का अध्ययन यहां पर किया जा रहा है । 

. (३) द 
सामग्री-प्राप्ति के साधन एवं अध्ययन की सामग्री का 
संज्षिप्त परिचय हे ह 
प्रस्तावित अध्ययन की सामग्री के लिए अधिकतर प्रकाशित ग्रंथों की ही सहायता पर निर्भर 


१ मिश्र-बंधु-विनोद, द्वितीय भाग, ए० शेर 


१६ । हिंदी वीरकाव्य 


होना पड़ा है। साथ ही इस विषय से संबंधित प्रकाशित एवं श्रप्रकाशित प्राप्य सभी रचनाश्रों का 
उपयोग करने का यथाशक्ति प्रयज्ञ किया गया है। द 

कहने की आवश्यकता नहीं कि आलोच्य धारा के अध्ययन की सामग्री प्रचुर मात्रा में वत- 
मान है। इस घारा के अंथ असंख्यों की संख्या में राज्यों के पुस्तकालयों एवं व्यक्तिगत अधिकारों 
में विद्यमान हैं । पर खेद का विषय है कि उनके प्रकाशन की ओर लोगों का बहुत कम ध्यान गया 
है। यही नहीं अध्ययन एवं अवलोकनाथ चेष्टा करने पर भी उन अंथों के स्वामी उन ग्रंथों को ] 
दिखलाने के लिए तैयार नहीं होते हैं । 

आरंभ में आलोच्य धारा के कवियों के क्रमिक अध्ययन का विचार था पर हस्तलिखित 
ग्रंथों की प्राप्ति मं कठिनता एवं असफलता से निराश होकर, प्रकाशित पग्राप्य ग्रंथों के विस्तृत 
अध्ययन से ही संतोष करना पड़ा है। आगे चलकर पतद्माकर-कृत प्रताप-विरुदावली” की हस्तलिखित 
कृति प्राप्त होजाने पर उसे भी अ्रध्ययन के लिए ग्रंथ सूची में सम्मिलित कर लिया गया है। जिन 
ग्ंथों का विस्ततृ अध्ययन किया गया है उनकी नामावली आगे दी हुई सूची (अ) में देखी जा सकती 
है। इन ग्रंथों के संक्षेत्त परिचय के संबंध में प्रथम खंड के अध्याय एक में विचार किया गया है। 

इस संबंध में यह स्मरण रखने की आवश्यकता है कि कुछ प्रकाशित ऐसे ग्रंथ भी 
उपलब्ध हैं जिनका उपयोग इस अध्ययन में नहीं किया गया है | इस प्रकार का सर्वप्रथम ग्रंथ 
बनारसीदास जैन-कृत अद्धकथा? ( रचनाकाल वि० सं० अगहन, १६६८-१६४१ ६०) है जिसको 
डा० माताप्रसाद गुप्त ने संपादित करके ग्रयाग-विश्वविद्यालय से प्रकाशित कराया है।यह , 
कवि की आत्म-कथा है जिसमें उसकी समकालीन परिस्थितियों पर प्याप्त प्रकाश पड़ता है। यह 
रचना आत्मकथा होने के कारण इस अध्ययन-सूची में नहीं ली गई है। जे 

इसके अतिरिक्त १८६७ ई० के जनरल अब्‌ एशियाटिक सोसायटी अ्रव्‌ बंगाल में एक छोटी- 
सी कविता उदूं लिपि में छपी है। इस रचना में मुहम्मदशाह श्रौर नादिरिशाह के युद्ध (१७श्८ - 
ई०) का वर्णन है। यह रचना साधारण है। 

साथ ही अन्य प्रमुख अ्रक्राशित ग्रंथ 'परमालरासो' है जिसके संपादक डा० श्यामसदर 
दास तया प्रकाशक नागरी-प्रचारणी सभा काशी है | ब्रमी तक इसे 'ध्ृथ्वीराजगसो” का एक ' 
अंश माना जाता रहा है, पर उक्त विद्वान्‌ संगादक के मतानुसार वह एक स्वतंत्र काव्य-गरंथ 
है।इस ग्रंथ की रचना-तिथि भी अनिश्चित है। एक संदिग्ध एवं विवादास्पद रचना होने के. 
कारण इस कृति के अध्ययन का यहाँ पर प्रश्न ही नहीं उठाया गया है | दूसरे यह बृहदाकार 
होने के कारण एक अलग स्वतंत्र अध्ययन का विषय बन सकता है क्‍ द 

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि इस घारा की सामग्री अग्रकाशित रूप में अत्यधिक. 
मात्रा में वत्तमान है। यहाँ उन सभी अग्रकाशित अंथों और अ्ंथकारों की सूची देना सम्भव नहीं. 
है। केवल कुछ छुने हुए ग्रंथों का ही उल्लेख आगे सूची (ब) में क्रिया जा रहा है।इनग्राथों 
के देखने का लेखक को अवसर नहीं प्रा्त हुआ है । उनकी नामावली आदि के लिए सहायक ग्र'थों 
के साक्ष्य पर ही निभर रहना पड़ा है। 


आगे क्रमश: अ्रध्ययन किए जानेवाले ग्ंथों की सूचियाँ क्रमशः (अर) तथा (ब) के अंतर्गत. 
दीजा रही हैं द 








भूमिका १७ 


सूची (अ) 
सविस्तार अध्ययन किये जानेवाले ग्रंथों (प्रकाशित और अप्रकाशित) की सूची 


जगदू्‌विनोद 


क्रम कवि ग्रंथ रचनाकाल (ई० सन्‌ में) संपृदक--प्रकाशक 
१, केशव वीरसिंहदेव-चरित. श्०८ नागरीप्रचारणी सभा, काशी _ 
२, केशव. रत्नबावनी भगवानदीन, रामनारायण लाल, 
कक इलाहाबाद | 
३. जटठमल . गोराबादल की कथा १६२३ श्रथवा ग्योध्याप्रसाद शर्मा, तरुण- 
द श्क्स्८ भारत ग्रंथावली, प्रयाग । 
४. मतिराम ललितललाम १६६१-६२ मतिराम-गंथावली, गंगा 
अंथागार, लखनऊ । 
४. भूपएण. शिवराजभूषण २६ अग्रैल १६७१ विश्वनाथप्रसाद मिश्र 
६. भूषण  शिवाबावनी भूषण-अंथावली 
७. भूषण. छत्रसालदशक साहित्य कार्यालय, काशी | 
८. भूषण . फुटकर पद द 
६. मान. राजविजञास २६ जून १६७७ 
को प्रारंभ लाला भगवानदीन 
नागरीप्रचारणी सभा, काशी 
१०. गोरेलाल छत्रप्रकाश १७१० के लगभग श्यामसुंद्र दास 
नागरीप्रचारणी सभा, काशी 
११, श्रीधर जंगनामा जनवरी, १७१३ राधाकृष्णदास, किशोरीज्ञाल 
के लगभग गोस्वामी, 
नागरीप्रचारणी सभा, काशी 
१२९, सदानंद रासा भगवंतसिह नवंबर १७१२५ नागरीगप्रचारणी पत्रिका, 
के लगभग भाग ५४, श्ह८१ वि० 
१३, सदन  सुजानचरित्र १७४३ के राधाकृष्णु दास, 
लगभग नागरीप्रच; रणी सभा, काशी 
१४, गुलाब करहिया को रायसो अगस्त १७६७. नागरीग्रचारणी पत्रिका 
द के लगभग भाग १०, १६८६ वि० 
१५. पद्माकर हिम्मतबद्यादुर-विरदावली १७४२ के लाला भगवानदीन 
द .. लगभग भारतजीवन प्रेत 
१६, पद्माकर विश्वनाथप्रसाद मिथ, 


पद्माकरूपंचामत 
श्री रामरत्न-पुस्तकभवन, _ 
काशी... 


श्ध् के हिंदी वीरकाव्य 


१७, पद्माकर प्रतापसिह-विरुदावली ... अप्रकाशित 
श्य. जोधराज हम्मीर रासो १७ अप्रेल श्यश८ श्यामसुंदर दास 
नागरीप्रचारणी सभा, काशी 


सूची (ब) 


नीचे उन ग्रंथों की तालिका दी जा रही है, जिनको विस्तृत अध्ययन में सम्मिलित नहीं 
किया जा सका है, क्योंकि वे ग्राप्त नहीं हो सके | यहां पर केवल चुने हुए ग्ंथ दिये जा रहे हैं । 
रचनाकाल ई० सन्‌ में दिखलाया गया है | इन ग्रंथों में से अधिकांश अग्रकाशित हैं । 


क्रम कवि ग्रंथ रचनाकाल विशेष 
१, केशव  जहांगीर-जस- १६१२ अथवा 
चंद्रिका श्ध्श्द 
२. ऋषभदास जैन कुमारपालरासो १६१३ 
३ मानसिंह महाराजा मान चरित्र. श्द्ृश्द 
४, दयालदास राणारासा १६२७ 
५. बनवारी स्फुट छुंद १६२३ जसवंतसिह के भाई अमरसिंह ने सलावत 
को मारा, उसी की प्रशंसा की है | 
६. एकचारण जगद्विलास १६२८-४४ मेवाड़ के राणा जगत्‌ सिंह के दरबारी 
क्‍ कवि ने इसे बनाया | 
७, निधान जसवंतविलास १६४१ तृतीय त्रेमासिक खोज रिपो् में इसे १६१७ 
क्‍ ई० की रचना माना है। 
८. गंभीर राय एक अंथ १६५० मऊवाले जगतू सिंह और शाहजहां का 
युद्ध-वरणंन | 
६. रज्ाकर कुछ कविता १६५५ इन्होंने सुल्तान शुजा की प्रशंसा में कविता 
की है। द 
१०, कुलपति मिश्र. रसरहस्य १६६७ जयपुरनिवासी रामसिंह के यश का वर्णन | 
११. कुलपति मिश्र संग्रामसहाय १६७६ 
१२, सुखदेव मिश्र फाज़िल अली 
द .. अकाश १६७१ हुफ्यश आदि वर्णन । क्‍ 
हरे, परनश्याम शुक्ल स्कुट. श्ष्टषघ०- रीवांनरेश के यहां उनकी प्रशंसा में कविता | 


६७७८ एक छुंद काशी नरेश की प्रशंसा का 
द द भी सरोज में लिखा है। 
६४. कुम्भकरणश रतनमासा १६७३ राठौर रतनसिंह और औरंगज़ेब के युद्ध 
क्‍ थम का वर्णन । 
नीपति भट्ट... हिम्मतप्रकाश २१६७४. बांदा के नवाब सैयद हिम्मत खां के 
पी द दरबार में थे | 





. ६१६« 
१७, 


ट्प्य 


२०, 


५3.8 


२२. 


के 


२३, 
२४, 
२५. 
२६. 
२७, 
श्८, 
श६, 
२३०, 
३१. 


३२. 
३३. 
२४. 
३५. 
३६ 


३७. 


रेप, 


३६. प्रतापसाहि 


भूमिका 


रणछोड़ राजपट्टन १६८० 
महाराजा जैसिंह जयदेवविज्ञास १६८१- 
१५9७० 
सतीप्रसाद जय चंद-वंश[वत्ी 
निवाज तिवारी छत्रसाल-विरुदावती १६८० के 
लगभग 
उत्तमचंद दिलीपरंजिनी १७०३ 
हरिकेश द्विज जगत्दिगिजय १७२५४ 
हरिकेश द्विज ब्रजलीला १७३१ 
हरिकेश द्विज वीर रस की स्फुट रचना 
गंजन कमरुद्दीन खां हुलास श्दर८ 
केवल राम बाबीविलास १७२६ 
मूकजी वंदीजन खीची-वंशावली श्ष्श्य 
जगन्नाथ प्राचीन मोहमद राज की कथा १७१६ 
शाहजू पंडित बुंदेल-बंशावली १७२३७ 
कुंवर कुशल॒ लखपति-यश सिंधु १७३६ 
गअ्रनंत फंदी स्फुट १७४रे 
श्रीकृष्ण भट्ढ साभर-युद्ध १७३४ 
कलानिधि 
शंगुनाथ मिश्र अलंकार-दीपक १७४६ 
शंमुनाथ मिश्र रस-कल्लोस १७५० 
शंभुनाथ मिश्र रस-तरंगिनी 
शंभुनाथ मिश्र भगवंतराय यश वर्णन 
तीथराज समरसार १७४६ 
महताब नखशिख १७४३ 
विहारी लाल दरदौल-चरित्र श्ष्प्द 
 काव्यविलास श्जर६ 


१६ 


मेवाइ के राजघराने का इतिहास | 

ये उदयपुर के राणा थे। इस ग्रंथ में 

अपने वंश का वर्णन किया है। 

जयचंद की वंशावली एवं उनका 
परिचय | 

नवात्र आ्राज़म खां के आश्रित । 


राजा दिलीपसिंह के आश्रित । उच्त 
राजा के वंश का वण॒न। 
जयतपुर के राजा जगतराज की जीवनी 
एवं चंदेल आदि राज-वंशों का वर्णन | 
छुत्रसाल, हृदयशाह की प्रशंसा तथा 
कृष्णु-राधा-मिलन । 


जूनागढ़ के नवाबों की प्रशंसा में ग्रंथ | 


बुंदेले राजाओं का विवरण | 


नाना फड़नवीस की प्रशंसा | 
जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह 
श्रौर देहली के सैयद भाशयों के युद्ध 
का वर्णन | 
खीचीदय भगवंत राय का यश-वरणुन। 
यश-वर्णन एवं नायिकामेद-निरूपण | 
यश-वर्णन एवं नानियका मेद-निरूपण 
भगवंत राय का यश-वर्णन |. 
डोडिया खेरे के राजा अ्रचन्नसिह के 
यहां थे । 
हिंदूषति की प्रशंसा की है। राजा 
शब्द के स्थान पर बादशाह शब्द का 
प्रयोग किया है। 


२० 


प्रतातसा हि 


४१, लाल मा मेथिल 


४२, लाल कवि 

४३. मान कवि 

« दत्तू अथवा देव- 
.. दत्त 

शिवराम भट्ट 

शिवराम भट्ट 

शिवनाथ 


४४. 
४६, 
४७9, 


शिवनाथ (श्रसनी 
वाले) 


है. 


शिवनाथ (असनी 
वाले) 
मान (खुमान) 


४६, 


०, 
भू १, दुर्गाप्रसाद 


पू२, गोपाल 


हिंदी वीरकाव्य 


जयसिंह-प्रकाश १७४५ 


कनरपीघाद की १७८० 
लड़ाई 
कवित्त १७७प््‌ 
नरेन्-्भूषण... १०८८ 


व्रजराज-पंचाशा १७६१ 


ग्रताप-पचीसी 
विक्रम-विल्ञास 


६9&० 


रासा भैया बहा- १७६६ -बलरामपुर-के (राजकुमार बहादुरसिह द्वारा 


दुर सिंह का 


रायसा 


वंशावली . श्यर 


समरसार श्ज्ध्टप्‌ 


अजीत सिंह फते 
ग्रंथ अथवा नायक 
.. रासा 
भगवंतराय की 
विरुदावली 


राजपूताना के किन्हीं राजा जयसिदह 
को प्रशंसा में रचना | 
नरेन्द्र सिंह दर्भगा नरेश के यहाँ ये । 


महाराजा महपनारायण सिंह जी तथा अन्य 
किसी राजा का रण-वरणन। 

राजा रणुजोरसिंह के यश का वर्णन | 

राजा ब्रजराज देव की चढ़ाई का वणुन | 


राजा विक्रमादित्य ओोड़छा के दरबार में थे | 


शरणार्थो की रक्षाथें किसी शत्र से लड़े 
गये युद्ध का वर्णन | 

महाराजा जसवन्त सिंह धारा नगरीवाले और 
महाराजा गअ्र्जीतर्विहद्द रीवां वाले के युद्ध 
का वर्णन | 


किसी अ्रग्रेज़ उच्च पदाधिकारी को राज- 
कुमार धर्मपाल सिंह द्वारा वश में करने की 
किसी घटना का वर्णन । द 
१७६६ ई० में रीवां के सरदारों और पेशवा 
की सेना के बीच लड़े गये युद्ध का वर्णन | 


भगवंतराय और सश्रादतखां के युद्ध का 
वरणुन । 


इस स्थल पर यह उल्लेख कर देना भी अग्रासंगिक न होगा कि अध्ययन किये जानेवाले 
ग्रंथों में से 'लनलितलालाम” तथा 'जगद्विनोद” के केवल कुछ ही छुंद इस अध्ययन के अंतगत आते 
हैं | इन पदों में विशेष ऐतिहासिक विवरण का उल्लेख नहीं मिलता है। यही दशा अप्रतापसिंह 
विरुदावली? की है | इसीलिए ऐतिहासिक अध्ययन के अंतर्गत इन ग्रंथों पर श्रलग से विचार करने की 
आवश्यकता नहीं समझी गईं है। इन रचनाश्रों का साहित्यिक मूल्य अधिक है, ऐतिहासिक कम | 


प्रथम खंड ; साहित्यिक अध्ययन 


अध्याय १ : ग्रंथ-परिचय 


का, 


इस अध्याय में सवस्तार श्रध्ययन किये जानेवाले कवियों का कालक्रम से संक्षित जीवन- 

बूत्त और ग्रंथ-परिचय दिया जा रहा है :-- 
केशवदास 

सनाढ्य जाति में उत्पन्न मिश्र उपनामबारी पंडित राजक्ृष्णुदतत के पुत्र पंडित काशीनाथ के 
घर केशव दास अवतीर्ण हुए ये ।'" केशवदास के ज्येष्ठ आता बलभद्र ओर कनिष्ठ भाई कल्याण 
दास थे 

केशवदास का जन्म १६१२ वि० (१४५४४ ६०) में ठेहरी में ओर मृत्यु १६७४ वि० (१६- 
१७ ई०) में हुई | लाला मगवानदीन के मतानुसार इनका जन्म चेत्र १६१८ वि० (१४६१ ६०) में 
और देहांत १६८०० वि० (१६२३ ई०) में हुआ था | यह ओ्रोड्छाधीश के राजकवि, मंत्र-गुरु एवं 
मंत्री थे । महाराजा रामसिंह के लघु आता इंद्रजीत ने इनको सम्मानित कब रके २१ ग्राम प्रदान किये 
थे। इन्होंने अपनी नीति-चातुर्य से इंद्रजीत सिंह पर अकबर द्वारा किया हुआ एक करोड़ रुपये का दंड 
क्षमा करा दिया था। महाराज बीरबल ने इनके एक छुंद पर मुग्ध होकर इन्हें ६ लाख रुपये दिये ये | 

केशव-रचित निम्नलिखित ग्रंथ बतलाये जाते हैं : 

१--रत्नवावनी--इंद्गर जीत सिंह के ज्येष्ठ श्राता रत्नसिंह की वीरता का वर्णन इस ग्रंथ में 
किया गया है। 

२--रप्षिकप्रिया -- रचनाकाल १६४८ वि० (१४६१ ई०) -रवों के वन के लिए, इस ग्रंथ 
की रचना हुई है। द 

३--करविप्रिया--रचनाकाल १६४८ वि० (१६०१ ६०)--इत ग्रंथ में कवि-वंश तथा इंद्र- 
जीत सिंह के वणन के पश्चात्‌ काव्य के अंगों का विधिपूवक विवेचन किया गया है । 

४--रामचे द्वरेका --रचनाकाल १६४८ वि० (१६०१ ई३०)--इसमें श्री रामचंद्र जी की कथा 
वरणित है | द 

५-वीरसिंह देव चरित -रचनाकाल १६६४ वि० (१६०७ ई०)--इस अंथ में महाराज 
वीरपिंह देव बुंदेला के युद्धों एवं स्वातंत्र-पंग्राम का वर्णन है। इस ग्रंथ में १६०८ ई० तक की घट- 
नाओों का व्ुन है, अतः इसकी रचना इसी काल के आ्रास-यास की गई होगी । इसलिए विविध 
विद्वार्ना द्वारा स्वीकार की गई तिथि १६६४ वि० अशुद्ध है। 

६९-“विज्ञानगता--/चनाकाल १६६७ वि० (१६१० ई०)--इस ग्रंथ में कवि-वंश-परिचय 
तथा दाश निक विचारों का विवेचन किया गया है। 





रामचंद्रिका, पहिला प्रकाश छु० ४-६; कविश्रिया, प्रभाव द्वितीय, छुं० १-२१, 
पूछ एा+१३० द 2 


२२ रा हिंदी वीरकाव्य 


७--जहांगीरजसचंद्रिका--इसका रचनाकाल १६६६ वि० (१६१२ ६०) माना गया हे। 
इस अंथ में जहांगीर का यश वर्शित है। 
केशव का लिखा हुआ '“नखशिख” नामक एक और ग्रन्थ बतज्ञाया - जाता है। इनके नाम 
से बालिचरित्र' और (इनुमानजन्मलीला! दो अन्य अन्य भी मिलते हैं, पर रचना-शैली की 
शिथिल्ञता और निक्षष्टता के कारण उनके केशवरचित होने में संदेह है ।* 
प्रस्तावित अध्ययन की दृष्टि से 'रत्नबावनी,” कतिप्रिया? का इंद्र जीत सिंह संबंधी अध्याय, 
वीरसिहदेवच रिंतः! और “जहागीरजसचंद्रिका? का विशेष महत्व है | 
जटमत्त' 
जटमल ने अपने विषय में लिखा है क्रि मोरछड़ो के शासक्र पठान सरदार, नासिर-नंद 
ग्रली खां न्‍्याज़ी खां के समय में धमसी के पुत्र नाहर खां जट्मल ने सिबुला ग्राम के बीच अपने 
ग्रंथ की रचना की | संभवतः नाइर खां जबन्मल की उपाधि थी अथवा वह मुसलमान हो गया 
थाई | श्री ओमकाजी ने कवि जठमल रचित शोराबादल की बात' शीपषैक लेख में लिखा है कि ओस- 
वाल महाजनों की जाति में नाहर एक गोत्र है, अतएव संभव है कि जट्मल जाति का ओसवाल 
महाजन हो | 
काशी नागरी प्रचारणी सभा की सन्‌ १६४० की हस्त-लिखित ग्ंथों की अप्रशाशित खोज 
सिपरोट में गोराबादल” की कथा की एक नई प्रति का उल्लेख किया गया है। यह हस्तलिखित ग्रंथ 
पंडित मदनलाल जी मिश्र, ज्योतिषी लक्षगण जी के मंदिर के पीछे, भरतपुर के पास सुरक्षित है। 
इस अंथ में जट्मल का यह वृत्त दिया है :-- 
आशणद उछुव होत घर-घर देषता नहीं सोक। 
राजा तिह अलीपान नुं पानना सुर नंद ॥ 
सकल सरदार पाठाण माहें अज़ु नपतन्न मां चंद । 
धरमसीहूँ नंद नाहर जाट जटमल नाम । 
कही कथा वणणय के विच खांवेला गाम ॥ 
कहां यकां आशणंद्‌ उपजत सुणत सब सुप होइ। 
जटमल हों गुणी अणां विघन न लागे कोइ ॥२णा* 
इस उद्धरण के अनुसार नासिर खां के पुत्र अली खां के समय म॑ घर्मसिह के आत्मज 


न गत +समत तल हलननन_कत+आा मा? ++ १२५ कट तन 


) सिश्नबंधुविनोद, प्रथम साग, ए० ३४६-७; हिंदी साहित्य का इतिहास, प्रु० २०७-८; 
दिंदी साहित्य का आलोचनाव्मक इतिहास, 2० ३६२-७; शिवर्सिहसरोज, कवियों का जीवनचरित्र 
घू० २०-१; केशवपंचरत्न, आदि का, छ० २-३, ७-८; सेल्लेक्शंस ऋँत हिंदी लिटरेचर, सास १ 
० ०-१; वर्नाक्यूलर खिटरेचर अबू हिंदुस्तान एृ० ४८ । 

* शोराबादल की कथा छुं० ११० 

3 वही, कवि परिचय, पू० रे 

... 5 नाशरीग्रचारिणी पत्रिका, भाग १३, पृष्ठ ४०२ 
द . ४ नागरीप्रचारिणी सभा काशी की अप्रकाशित दस्तलिखित ग्रंथों की खोज रिपोर्ट 
.. १३४० ई०, एम पएूस०-७३ ग्रंथ नं० १६६, १६४० हई० 








ग्रंथ-परिचय २३ 


नाइर जटम्ल जाट ने सांवेला ग्राम में इस कथा की रचना की । इस विवरण से नाहर जटमल की 
उपाधि प्रर्तत होती है और उनकी जाति जाट ठद्दरती है। 

संवला (सुवुला, सांवेला) गांव कहां है इसका पता अभी तक नहीं चला, पर इतना तो 
निश्चित है कि वह (जव्मल) मेवाइ-निवासी नहीं था। यदि ऐसा होता तो चितौड़ के राजा 
र्नसेन को जो गुहिलवंशी था, कदापि वह चौहानवंशी न लिखता? | कहने की आवश्यकता नहीं 
कि श्री ओमाजी का उक्त मत केवल अनुमान पर अवलंबित है | जट्मल की इस ऐतिहासिक भूल का 
कोई और भी कारण हो सकता है, जिसके संबंध में ऐलिहासिक-विवरण में विचार किया गया है। 

जटमतकृत गोराबादल की कथा? की प्राप्त दरतलिखित प्रतियों में उसके विभिन्न नाम 
मिलते हैं, यथा 'गोरेबादल की कथा”, 'गोराबादल री कथा?, गोराबादल की बात” * | 

जटमल ने इस ग्रंथ की रचना वि० सं० १६८५ फाल्गुन पूर्णिमा (१६२८ ई०) अथवा 
१६८० वि० (१६२३ ई०) में की थी | 

जटमल ' ने अपने उक्त ग्रंथ में अलाउद्दीन के चित्तीड़ दुग के आक्रमण के अवसर पर गोरा- 
बादल के द्वारा वीरता प्रदर्शित करने का वर्णन किया है। 

मतिरास 

मतिराम, चिंतामणि तथा भूषण के भाई परंपरा से प्रसिद्ध हैं। यह तिकवाँपुर (ज़िला कान- 
पुर) में संवत्‌ ११७४ वि० “१६१७ ई०) के लगभग उसत्तन्न हुए थे। इनका स्वरगंवास अनुमान से 
सं० १७७३ वि० (१७१६ ई०) में होना समझ पड़ता है। ग्रियसन के विचार में इनका समय १६- 
५० ईं० से १६८२ तक रहा था। शिवसिंहसरोजकार ने मतिराम का सं० १७रे८ वि० (१६८१ 
ई०) विद्यमानत्व-काल माना है। 

मतिराम राजा उदोतर्सिद्द कुमाऊंनरेश और भाऊसिंह हाड़ा बुंदीनरेश तथा शंभुनाथ 
सुलंकी इत्यादि के यहां बहुत दिनों तक रहे थे । 

मतिराम ने निम्नलिखित ग्रंथों की रचना की थी $--- 

१, फूलमंजरी--इसमें ६० दोहे हैं । एक दोहे को छोड़कर शेष ५६ दोहों में फूलों का 
वर्णन है। जहांगीर की आज्ञा से आगरा नगर में इस ग्रंथ की मतिराम ने रचना की थी | 

२. रसराज -इस ग्रंथ में शंगार-रसांतर्गत नायिका-सेद का वर्शन है। यह किसी राजा के 
आश्रय में नहीं बनाया गया है | द 

३. छंदरसारपंगल--कहा जाता है कि श्रीनगर के फतेहसाहि बंदेला के लिए इस ग्रंथ की 
रचना हुई थी 

४, ललितललाम--यबह अलंकार-शास्र-संबंधी ग्रंथ है । बंदी के महाराजा भावतिंह जी के 
लिए ग्रंथ की रचना हुई है। इसकी रचना अनुमानतः संवत्‌ १७१८ और १७१६ (१६६१ और 
१६६२ ई०) के बीच हुई थी | क्‍ 


) ज्ञागरीअचारिणी-पत्रिका, भाग १३, छू० ४०२ द 
२ हिंदी साहित्य का आलोचनातव्मक इतिहास, प्रू० ८८२-३ 

गोरा बादल की कथा, छु० १६४ (पाद-टिप्पणी अंतर्गत पाणंतर सहित्त), छू० ३४, 
. हस्तलिखित हिंदी पुस्तकों का संत्िप्त विवरण, पहिला भाग, पृ० श८ द 





२४ | हिंदी वीरकाव्य 


३. मतिराम-सतसई--यह पुस्तक किन्हीं भोगराज नाम के गुणी राजा के लिए मतिराम 
ने बनाई है। द 
६. साहित्यतार--यह १० पृष्ठों का एक छोटा-सा ग्रंथ है। इसमें नायिकासेद का वर्णन है। 
७. लक्षणश्ंगार--यह १४ पृष्ठों का एक छोटा-सा अंथ है। इसमें भावों और विभावों 
का वर्णन है।. द 
८. अलंकार-प्रविशिका-यह गंध संवत्‌ १७४ बि० (१६६० ६०) में कुमायूं के राजा 
उदोत सिंह के पुत्र ज्ञनचंद के लिए मतिराम जी ने बनाया था | द द 
द पंडित भर्गरथप्रसाद दीक्षित ने वृत्तकौमुदी” का पता लगाया है | इसके रचयिता का नाम 
भी मतिराम है। और इसका निर्माण-काल संवत्‌ १७फ८ वि० (१७०१ ६०) है | दीक्षित जी 'रस- 
राज! और वृत्तकौमुर्द” के रचयिता को एक ही व्यक्ति मानते हैं और उनका कहना है कि 'रसराज? 
के रचयिता का जो “छंद्सार-पिंगल” प्रसिद्ध है, वही यह धृत्तकौसुरदीः अंथ है। पर मिश्रबंधुओं के 
मत में 'ललितललाम! आदि गंथों के रचयिता कश्यपमोत्री त्रिपाठी मतिराम वृत्तकोमुर्दा! के रच- 
यिता वत्तगोत्री मतिराम से भिन्न हैं | वृत्तकौमुदी” के रचबिता मतिराम 'रसराज” के कवि मतिराम 
से एकदम मिन्न हैं) | क्‍ 
यहां पर यह बतला देना भी ठीक प्रतीत होता है कि मतिराम के यक्त ग्रंथों में से केवल 
'ललितललाम? के उन्हीं छुंदों को आलोच्य साहित्य में सम्मिलित किया गया है जो कवि ने अपने 
आश्रयदाता तथा उसके परिवार के संबंध में लिखे हैं। शेष अंथों से प्रस्तावित अध्ययन का विशेष 
संबंध नहीं है। द हे 
क्‍ भूषर की 
भूषण ने 'शिवराजभूषण? में अपने वंश का परेचय देते हुए लिखा है कि ये कान्यकुब्ज 
ब्राह्मण थे। इनका गोत्र कश्यप था | इनके पिता रत्नाकर त्रिपाठी थे | यह त्रिविक्रमपुर (तिकवाँ- 
पुर) में यमुना के किनारे रहते थे, जहां बीरबल के समान राजा उत्पन्न हुए थे और जहां विश्वेश्चर 
के तुल्य देव-विहारीश्वर महादेव हैं। चित्रकृट-पति हृदयराम के पुत्र र/ सोलंकी ने इन्हें (भूषण? 
उपाधि से भूषित किया था? । 
तिकर्वाँपुर कानपुर ज़िले की घाटमपुर तहसील में यमुना के बांये किनारे पर है | इसके पास 
अकबरपुरबीखबल नाम का एक छोटा-सा गांव है, जहां ब,रबल के उत्पन्न होने की बात कही जाती 
है। गांव से कुछ दूर सड़क के किनारे, देव-विह्ारीश्वर का मंदिर मी है | हि 
रा. कह्टा जाता है कि ये चार भाई थे, चिंतामरि, भूषण, मतिरास और नी लकंठ (उपनाम 
जटाशंकर) । भूषण के भ्रातृत्व के संबंध में विद्वानों में बहुत मतभेद है | कुछ विद्वानों ने इनके वास्त- 
_विक नाम पतिराम अथवा मनिराम की कल्पना भी की है, पर यह कोरा अनुमान ही अतीत होता है। 


७७४४७॥७७७७७७७॥शशएशशशशआआआा आम , नजर कपल की 


* शिवशिहसरोज, कवियों का जीवन-चरिन्न, प्रू० १०१ ; साडन वर्नाक्यूलर लिट्रेचर 
अव्‌ हिंदुस्तान, संख्या १४६, पू० १६१; हिंदी सादित्य का इतिहास, ए० २२१२-४७; मिश्रबंघु- 
विनोद, द्वितीय भाग, ४० ४४३-२०; मतिराम-अंथावल्ली, भूमिका, छ० २१८-३८; भूषण 
विमश पू० इनब|........ द 

१ विश्वनाथप्रसाद मिश्र : भूषण-अंथावल्ली; शिवराजभूषण, छ० २५-८ 





ग्रंथ-परिंचय श्प्‌ 


भूषण के प्रमुख आश्रयदाता मद्दाराज शिवाजी श्रौर छुत्रसाल बुंदेला।थे | भूषण के फुटकर 
कई ऐसे छुंद मिलते हैं जिनमें विभिन्न नरेशों की प्रशंसा की गई है| इसके आधार पर भूषण के 
बहुत से आश्रयदाता नहीं माने जा सकते, क्योंकि उन छांदों में से सभी भूषण के रचे हैं, इस बात . 
का कोई भी पुष्ट प्रमाण नहीं है। मिश्रबंधुश्रों ने इनका जन्म अनुमान से वि० सं० १६७० 
(१६१३ ई०) में और मृत्यु वि० सं० १७७२ में (१७१५ ई०) मानी है। शिवसिंह सेंगर ने भूषण 
का जन्मक/!ल १७श८ वि० लिखा हैं| अियसन ने इनका समय १६६० ई० माना है। कुछ विद्वानों 
के मतानुसार शिवाजी के दरबार में भूषण नहीं रहे थे, वरन्‌ वे शिवाजी के पौत्र साहू के दरबारी 
कवि थे | कहने की आवश्यकता नहीं कि उन विद्वानों का यह मत भ्रमपूण है। वास्तव में भूषण 
शिवाजी के ही समकालीन थे | क्‍ 

'शिवसिंहसरोज” में भूषण के बनाये हुए चार ग्रंथों--शिवराजभूषण”, “भूषण॒हजारा', 
'भूषणउल्लास! और दृूषणउल्लास” का उल्लेख मिलता है। इनमें से अंतिम तीन अंथ श्रभी 
तक देखने में नहीं आए हैं। अ्रभी तक भूजण के बनाए हुए “शिवराजभूष ण”, 'शिवाबावनी?, 
“छुत्रसालद्शक' तथा कुछ स्फुट छंद ही मिलते हैं! | द 

भूषण ने शिवराजमृूषण की रचना के समय का उल्लेख इस अ्रकार किया है : -- 

संवत्‌ १७३०, सुचि३ (ज्येष्ठ) बदी १३, मानुवार (रविवार): 


वैशाख अमा चंद का हे 
6५ 9 £्‌ 5 हु भर 
मध्य व्यापति-काल 203 2 कई 
र८ तिथियों का समस्त व्याप्त शक २७*५६ 
काल रह रें४"०० 


++ २६ अपेल, १६७३ ई०, रविवार 


. विश्वनाथप्रसाद मिश्र : भूषण-गम्रंथावली, भूमिका, एू० १०३६-१९; राजनारायण शर्मा : 
भूषण-अंथावल्ी, भूमिका ४०, १-१८; बजरत्नदास : भूषण-प्रथावली, भूमिका, छ० ४-६६; मिश्रबंधु 
भूषण-ग्रथावली, भूमिका, छ० ७-३६, मिश्रबंधुविनोद, द्वितीय भाग, छ० ४६६-८; रामचंद्र शुक्ल 
हिंदी साहित्य का इतिहास, नवीन संस्करण, ए० २९४-६; शिवसिहसरोज--कवियों का जोबन 
चरित्र, ० ६१-३; माडन वर्नाक्यूलर लिद्रेचर अब हिंदुस्तान, संख्या १४९, ४० ६१; उद्यनारायण 
तिवारी : वीरकाव्य, २९४८-६७; सीतारास : सेलेक्शंस क्राम हिंदी लिदरेंचर, भाग १, पू० ८१-४; 
. भगीरथप्रसाद दीक्षित : भूषण-विसंश पृ० १-३४ द 

३ सुचि (शुचि) शब्द के अर्थ के लिए देखिए :-- 
विलियम + ए संस्कृत इंगलिश डिक्शनरी, छू० १०८१ 
आप्टे.: प्रेक्टिकल संस्कृत-ईग्लिश डिक्शनरी, छ० २२ 
..... हिंदी-शब्दसागर, छुठा खंड, ० ३३३५ द 
उक्त अंथों में सुचि (शुचि) शब्द का अर्थ ज्येष्ठ और आपषाढ़ दोनों मास दिया है । गणना 
पर ठीक उतरने के कारण यहां पर इस शब्द का अर्थ ज्येष्ठ ही लिया गया है । है द 
3 विश्वनाथप्रसाद मिश्र : भूषण अंथावली, शिवराजभूषण, छुं० इतर 
लि क्‍ 2 4 किलर 


रद ः क्‍ हिंदी वीरकाब्य 


अतएव भूषण ने 'शिवराजभूषण” की रचना रविवार, २६ अप्रैल, १६७३ ई० को की थी | 

पाठांतर के आधार पर मिश्रबंधुओं ने इस ग्रंथ की रचना-तिथि रुंवत्‌ १७३० बि० कात्तिक 
बुधवार सुदी १३ और लाहोौरवाली 'भूषण-प्रंथावली' में संवत्‌ १७३० वि० श्रावण मास, बुधवार 
सुदी १३ मानी गई है* क्‍ 
| इन विद्वानों के उक्त मत पाउ-मेद तथा अनुमान के आधार पर दी अवलंबित हैं | गणना 

के द्वारा खरी उतरने के कारण 'शिवराजभूषण' की रचना-तिथि २६ अप्रेल, १६७३ ई० ही ठीक 

ज॑चती है | शिवराजभूषण' में वर्शित घटनाओं की ऐतिहासिक जाँच से भी यही तिथि ठीक उतरती है, 
क्योंकि उसमें कोई भी ऐसी घठना वर्णित नहीं हुईं है जो इत तिथि के पश्चात्‌ घटित हुई हो*। 
इससे भूषण और शिवाजी की समसामयिकता पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है और इनका वीर शिवाजी 
के दरार में रहना सिद्ध हो जाता है। 

भूषण ने 'शिवराजभूषण” में अलंकारों की परिमाषा और उदाहरणों का वर्णन किया है 
शशिवाबावनी” में ५२ छुंदों में शिवाजी की कीति ओर छुत्रसालद्शक? में महाराज छत्रसाल बंदेला 
का यश दस छुंदों में वर्णित है| इनकी फुटकर रचनाश्ों में विविध व्यक्तियों के संबंध में कहे गये 
पद्म संग्रहीत हैं । 


मान कवि ह 

मान कवि के वंश, माता-पिता आदि के विषय में अमी तक कुछ भी ज्ञात नहीं हो सका 
है। इनकी जाति के संबंध में मी विद्वानों में मतभेद है | कुछ लोग इन्हें भाठ और कुछ जैन यति 
बतलाते हैं | यह मेवाड़ के महाराणा राजसिंह (जन्म २४ सितम्बर, १६२६ ई०, राज्याभिषेक १० 
श्रक्तूबर, १६५२ ई०, मृत्यु २२ अक्तूबर १६८० ई०) के राजकवि थे | इन्होंने 'राजविलास' की. 
रचना २६ जून १६७७ ई० को आरंभ की थी और अ्ंथ-समाप्ति १६८० ई० में की? | अ्रतएव 
इनके संबंध में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि यह कवि १६७७ ई०-१ ६८० ई० में 
बतमान थे । 

.. शिवसिंह संगर ने इनका समय संवत्‌ १७३१६ वि० (१६६६ ६०) और उनके अंथ का नाम 
'शाजदेवविलास” माना है | प्रियसन” के मतानुसार इनका रचना-काल १६६० ई० तथा मिश्र- 
बंधुओं के मतानुखार १७१७ वि० (१६६३ ६०) था। कहने की आवश्यकता नहीं कि इन सभी 
. विद्वानों द्वारा दी हुईं तिथियाँ अशुद्ध हैं 


3० सर सना >लमक नकल «4 मनन नरम पक नन नमन न ० पल तन पता किक नरम रन काल जल ज>-लरथ 


द ) सिश्रबंधु : भूषण-ग्ंथावल्ली, भूमिका, ५० <७; वही, छु० ३८०; राजनारायण शर्मा 
. भूषण-मथावत्वी, छु० रे८२, ए० २७२; वही, पाद-टिप्पणी ए० रण... 
विस्तृत ऐेतिहासिक विवरण के लिये देखिये (इस पुस्तक का खंड २, अध्याय ३) भूषण- 
थावल्ली की ऐतिहासिकता 
. ) राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा, ए० १०७; डिगल में वीर रस, भूमिका, घृ० ४२ 
. * शिवसिहसरोज, कवियों का जीवन चरित्र, कवि संख्या ८६, छू० १०४ 
“ वर्नाक्यूलर जिट्रेचर अब हिंदुस्तान, संख्या १८६, ए० ७३ 
* सिश्नबंधुविनोद, भाग २, प० ४६२-३ द 











ग्रंथ-परिचय २७ 


शाुजविलास! की निम्नलिखित पंक्तियों के आधार पर डा० उदयनारायण तिवारी: ने 
मान के मुख्य नाम मंडान दोने की कल्पना की है ;--- 
तिन चोस मात त्रिपुरा सुतवि कीनों ग्रंथ मंडान कवि । 
श्री राजसिह सहाराण को रचि यदि जस जौ चंद रवि ॥ 
मान ने राजविलास' में अन्यत्र मंढान शब्द का प्रयोग नहीं किया है। अन्य साक्ष्य के 
ग्रभाव में मान के नाम संबंधी इस अनुमान को ठीक नहीं माना जा सकता | 
राजविलास” की रचना-तिथि ;-- 
सं० १७३४ आपषाद शुक्ला सम्रमी बुधवार? 
आपाद अ्रमाचंद्रका 


मध्यस्थ काल ४ जून २०४३ 
७ तिथियों का समस्त ७ ६ “८६ 
व्याप्ति काल ११ . २६*'६२ 


न्लुधवार, २६ जून, १६७७ ई० 

अतएव मान कवि ने राजविलास” की रचना बुधवार, २६ जून, १६७७ ई०७ को प्रारंभ 
की होगी । 

मान ने अपने इस ग्ंथ में मेवाडाधिपति महाराणाराजतिह के पूबजों से लेकर उनके जीवन 
के अन्त तक की घटनाओं का वर्णन किया है-। 

लाल कवि (गोरेलाल) 

लाल कवि ने छत्रप्रकाश” में अ्यने जोवनबृत्त के संबंव में कुछ नहीं लिखा है । उनके 
बंगरज उत्तमलाल गोस्वामी तैलंग बीकानेरनिवासी से प्राप्त सूचना के आधार पर मिश्रबंधुत्रों ने 
लाल कवि का यह जीवन परिचय दिया है ३-- 

इनके (लाल कवि के) पूवज आंध्र देश में राजमहेंद्री ज़िले के हखिदत्षेत्र धर्मपुरी में रहते 
थे | इनके पूवज भट्ट काशीनाथ की पूर्णा नामक कन्या श्री जगद्गुरु बल्लभाचार्य नी को ब्याही 
थी । भद्द काशीनाथ के पुत्र जगन्ननाथ के ६ पुत्र हुए। दिल्‍्त्ी सम्राट बदहलोल लोदी ने इनको ६. 
ग्राम दिये थे | अतः ये लोग भी इन्हीं ग्रामों--गिद्ठा, लंबुक, जोगिया, तिबरा, गिरघन तथा मरस-- 


.. के नाम से प्रतिद्ध हुए। इनमें से श्री ग्रिद्ा के पुत्र नागनाथ हुए जिनकी दसवीं पीढ़ी में कवि लाल 


उपनाम गोरेलाल तथा दीनदयाल हुए। प्रसिद्ध दाक्षिणात्य विद्वान पं* गंगाघर शाज््री तैलंग के 
पुत्र कृष्ण शास्त्री ने बलल्‍लभ दिग्विजय नामक ग्रंथ में श्रपना परिचय इस प्रकार दिया है ३--- 
बृहलुकमोौद्यक्ययोत्रे प्रथिततर यशा नागनाथान्वयेभूत्‌ | 
बंदेखाधीशपूज्य: कविकुलतिलको गौरिल्ालाख्या भट्ठः ॥ 
* बीरकाब्य, पृ० २३४ 
+ राजविल्लास, छुं० रे८, एण् ८ 





श्द् हिंदी वीरकाव्य 


शास्त्री गंयाधर स्तत्कुल जनिरभवत्‌ तत्कुले शास्तरि कृष्णः | 
तेनेद लिख्यते श्री गुरुवरचरितम्‌ ,.खग्धराणां मतेन ॥ 

सारांश यह है कि मुद्गलगोत्रीय नागनाथ के वंश में कविकुलतिलक गोरेलाल हुए जिन्हें 
बुंदेलाधीश्वर बड़ी पूज्य दृष्टि से देखते थे। इससे उपर्युक्त कथन की पुष्टि हो जाती है । 

संवत्‌ १५२५ वि० (१४७८ ई०) में बुंदेलखंड की रानी दुर्गावती ने नागनाथ को हटाकर 
दमोद के पास संकोलि नामक ग्राम दिया था। तभी से ये तथा इनके वंशज बुंदेलखंड में आये। 
इन्हीं नागनाथ के वंश में संवत्‌ १७१५ वि० (१६५८ ई०) में लाल कवि का जन्म हुआ था। महा- 
राजा छत्रसाल ने लाल कवि को बढ़ई, पठारा, अमानगंज, सगेरा तथा दुग्धा नामक पाँच गाँव दिये 
थे | लाल कवि दुग्धा में रहने लगे और अब भी उनके वंशज वहाँ रहते हैं ।१ 

लाल कवि की मृत्यु-तिथि के संबंध में कुछ भी ज्ञात नहीं है | छत्रसाल के जीवन की छुत्र- 
प्रकाश” में वरणित अंतिम घटना का समय संवत्‌ १७६४ वि० (१७०७ ६०) मानकर मिश्रबंघुओ्रों १, 
रामचंद्र शुक्ल” आदि विद्वानों ने उक्त तिथि को ही लाल कवि की संभावित मरण-तिथि होने 
की कल्पना की है, पर यह अशुद्ध है । 'छत्रप्रकाश” की प्राप्त प्रति में वर्शित अंतिम घटना लोहागढ़ 
विजय है | छुत्रसाल ने इस हुगे को १७६७ वि० (१६ दिसंबर, १७१०६०) को जीता था*। अत- 
एव यदि 'छत्रप्रकाश” की वर्तमान प्रति को पूर्ण माना जावे तो ग्रोरेलाल की प्॒त्यु १६ दिसंबर 
१६१० ई० के पश्चात्‌ निकट भविष्य में हुई होगी । ध 

ग्रियलन ने लाल कवि का परिचय देते हुए लिखा है :-- क्‍ ् 

वह राजा छत्रसाल बुंदेला के दरबार में थे। १६३८ ई० में दारा तथा श्रौरंगज़ेत्र के मध्य 
होनेवाले घौलपुर के युद्ध में छत्नसाल की मुत्यु के अवसर पर वह उपस्थित थे | उसने नायिका-मेद 
पर “विष्णुविलास' अंथ लिखा, पर वह “छत्रप्रकाश” के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं" । 

इतिहास से विदित होता है कि शाहहां के पुत्रों में होनेवाले उत्तराधिकार युद्ध में धौलपुर 
में दारा की ओर से युद्ध करते हुए बूँदीश्वर गोपीनाथ के पुत्र छुत्नसाल हाड़ा वीरगति को प्रास हुए 
थे: | प्रियसन ने छत्र॒ताल बुंदेला का परिचय देते हुए उसकी मृत्यु-तिथि १६५८ ई० स्वीकार की 
है” | यह उनकी भूल है। वास्तव में छत्नसाल बंंदेला की मृत्यु १७३१ ६० में हुईं थी। छुत्र॒साल 
हाड़ा के पिता का नाम गोपीनाथ: था | और छुत्रसाल बुंदेला के पिता का नाम चंपतिराय था | 


कल रक+->सकर+-5७ मपर/ 0३५१२ 3५५०१+० ८. 





* सिश्रबंधविनोद, द्वितीय भाग, ए० १४२-४; वीरकाच्य, ए० २६२-४ 
..* मिश्रबंधुविनोद, द्वितीय भग, ए० €७४ , २३०23 4 
_* हिंदी साहित्य का इतिहास, नवीन संस्करण, छ० ३३३ 
* देखिये ऐतिहासिक विवरण, खंड २, अध्याय २ 
.  बनाक्यूलर लिट्रेचर अब हिंदुस्तान, कवि संख्या २०२ , एू० ७७ 
* सझ्लासिरुलू उमरा, भाग एक, पएृ० ४०३; टाड : राजस्थान, दूसरा भाग; ए० ३३३८-४८ 
_ बर्नाक्यूलर लिद्रेचर व्‌ दिदुस्तान, ऋषि संख्या, १६७, पू० ७६ 
४ टाड ; राजस्थान, भाग २ पृ० ११३८ द 
* मझ्नासिरुखू उसरा, भाग १, एृ० १३६ 











ह 


ग्रंथ-परिचंय २६ 


इस विवेचन से सिद्ध हो जाता है कि ग्रियसंन महोदय ने भ्रमवश छुत्रसाल हाड़ा और छत्रसाल 
बंदेला को एक व्यक्ति समककर ऐसी अनगंज़ बात कह डाली है। 

शिवसिंह ने लाल कवि उपनाम गोरेलाल का वृत्तांत नहीं दिया है। उन्होंने लाल कवि 
प्राचीन का उल्लेख करते हुए लिखा है कि यह कवि राजा छुत्रसाल हाड़ा को बुंदीवाले के यहां 
था | जिस समय दाराशिकोह ('शुकरोह) और औरंगजेब फवूह्य में लड़े ओर राजा छत्रसाल मारे गये 
उस समय यह कवि भी उस युद्ध में वत्तेमान थे। इनका बनाया हुआ्रा 'विभ्वुविलास! नामऊ ग्रंथ 
नायिक्रा-मेद में भ्रति विचित्र है! । 

इस कथन से यह सिद्ध हो जाता है कि वूँदी के लाल कवि, जिन्होंने विष्णुविल्लास” लिखा, 
छुत्रसाल हावड़ा की मृत्यु के अवसर पर उक्त युद्ध में वत्तमान थे, न कि छत्रप्रकाश” के रचयिता: 
लाल कवि | साथ ही यदि मिन्रबन्थुग्रों द्वारा दी हुईं लाज़ कवि की जन्म-तिथि १७१४ वि० 
(१६५८ ६०) को ठीक माना जावे तो छत्रसाल हाड़ा के निधन के वर्ष में लाल कवि उपनाम गोरे- 
लाल का जन्म हुआ था, अ्रतः उनका उक्त युद्ध में वत्तमान होना असम्भव है | इससे भी ग्रियस न 
के कथन की अवास्तविक्रता सिद्ध हो जाती है | 

ग्रिय्न ने अपने ग्रंथ की रचना करे में राग-सागरोदभव “रागकल्मद्रुम” की भी सहायता 
ली है'। उद्त ग्रंथ में हिंदी कवियों की नामावज्ली में लाल कवि का नाम नहीं दिया है पर 
ग्रंथ-सूची में 'छत्रप्रकाश” का उल्लेख किया गया हैठ | उसी ग्रंथ में दी हुईं वर्णानुक्रमिक नाम 
सूर्च। पर दृष्यितात करने से ज्ञात होता है कि लाल को व्यक्तिताचक्र मावकर उन पृष्ठों का 
संकेत किया गया है जहाँ पर वह शब्द प्रयुक्त हुआ है| उक्त ग्रंथ में दिये हुए पदों में से प्रमुख 
रूप में परमानंददास", कुम्मनदास९, कृष्णादास” ओर कृष्णानन्द* के पदों में लाल शब्द का 
प्रयोग किया गया है | कहने की श्ावश्यकता नहीं है कि उक्त सभी पदों में लाल शब्द कृष्ण, 
बालक, ना4क आ्रादि श्रथों में प्रयुक्त हुआ्रा है, न क्नि किसी व्यक्ति विशेष के लिए। कुछ भी हो 
यह शब्द लाल कत्रि का पर्याववाची क्रिसी भी दशा में नहीं हो सकता । 

ऐसा प्रतीत द्वोता है कि ग्रियसनर ने उक्त ग्रंथ में प्रयुक्त इस लाल शब्द एवं उसमें 
उल्लिखित छुत्रप्रकाश” के कारण अथवा 'सित्रसिहसरोज” में वर्णित बूँदी के लाज् कवि को भ्रमवश 
मऊवासी और “छत्रप्रकाश” के रच येता लाल ऋषि मानकर उक्त भूल कर दं। है। उनके इसी भ्रामक 


04. +आ-७ 4 ।3%+ “ना+नरननननि कान पेट कपल तक क “नाक नि पत कलर कम न पान ली न की २ कान नी नानक सनक नरक कस २०००३ 


) शिवसिहसरोज, कवियों का जीवन-चरित्न, ए० ११४ 

२ वर्नाक्यूज्र.लिटरेचर अब्‌ हिंदुस्तान, कवि संख्या ६१८, ए० ३१३६-४१ 
क्‍ 3 रागकल्पतुस, दूसरा खंड, ग्रंथकार और अंथ का संक्षित्त परिचय, ए० ४-९; तथा राग 
सागर की सूचना, प्वू० २-३ शक अर आन द 

४ बही, दूसरा खंड, वर्णानुकमिक नाम सूची, ए० १२ 

जज कल्प दूसरा खंड, पू० ६० (दो पदों में ह। 

६ वहीं, ए० १३४ (केवल एक पद में) 

+ वहीं, ए० १३४ (दो पदों में) 
४ बढ़ी, ए० २२७ (पक पद्‌ में) 








३० क्‍ हिंदी वीरकाव्य 


कथन को ठीक समककर सीताराम , श्यामसुन्दर दास तथा मिश्रबंधुओ्रों) ने उसे सत्य मान 
लिया है | 

उपब्रक्त विवेचन के पश्चात्‌ यह निष्कर्ष निकलता है कि छत्रसाल हाड़ा की मृत्यु के समय 
वत्तमान रहनेवाले और “विष्णु विलास” के रचयिता लाल कवि बूँदी निवासी थे और मऊवासी 
छत्रसाल इुंदेला के दरबार में रहनेवाले तथा छत्रप्रकाशकार लाल कबि उपनाम गोरे लल उनसे 
भिन्न व्यक्ति थे, जिनका औरंगज्ञेब के उक्त उत्तरविकार युद्ध से कोई संबंध नहीं था । 

लाल कवि रचित निम्नलिखित अंथ प्रसिद्ध हैं :-- 

१, छत्रप्रशस्ति २, छु्रछाया ३. छत्रकीति ४. छुचछंद ५. छुत्रसालशतक ६. छत्र- 
हजारा ७. छुत्रदंड ८. छत्रप्ररकाश ९. राजविनोद १०. विष्णुविज्ञास तथा ११. बरवे” । 

ऊपर बतलाया जा चुका है कि विष्णु विलास” इनकी रचना नहीं है | इस ग्रंथ के रचयिता 
लाल कवि बंदीवाले थे। लाल कवि की वास्तविक कीर्ति का स्तंभ छत्रप्रकार” ही हे | छत्न॒साल की 
आज्ञा से उन्होंने इस गथ की रचना की थी, यथा :--- | 

धन चंपति के औतरो पंचम श्री छुत्नसाल । 
जिकी आज्ञा सीस धरि, करी कहानी लाल || 

इन्होंने इस गंथ में बुंदेल-बंश क्री उसत्ति, चंतति राव के विजय-बृत्तांत, उनके छद्योग 
और पराक्रम, चंपति राय के अंतिम दिनों में उनके राज्य का मुग़ लों के राज्य में जाना, छत्रताल 
. का थोड़ी सेना लेकर अपने राज्य का उद्धार फिर क्रमशः विजय पर विजय ग्रात् करते हुए मुगलों 
को नाकों-दम करना आदि घंटनाओं (दिसंबर, १७१० ई० तक की) का वर्णन किया है। 

श्रीधर (मुरल्ीधर) 

क्‍ श्रीघर अथवा मुरलीधर प्रयाग के रहनेवाले थे। ग्रियसन ने श्रीधर और मुरलीधर को दो 
भिन्न कवि मानते हुए यह लिखा है कि ये दोनों मिलकर कविता किया करते थे, पर वास्तव में वैसा 
नहीं है। 'जंगनामा' की निम्न पंक्ति से यह सिद्ध होता है कि श्रीपर का ही अन्य नाम मुरलीधर था। 

श्रीधर मुरलीधर उरुफ़, द्विजवर वसत प्रयाग । (पंक्ति ५) 

ग्रियसन ने इस कवि का समय १६८३ ई० माना है, परंतु “जंगनामा” में वर्णित घटना 
जनवरी, १७१३ ई० की है अतः श्रोघर इसी तिथि के लगभग (१७१३ ई०) वत्तमान रहे होंगे। 
इरविन मद्दोदय का भी यही मत है। 8 


मी मर मम मु 


) सेल्नेक्शंस ऋम हिंदी लिटरेचर, भाग १, पू० १०६। 
_* छुन्नप्रकाश, भूमिका, पू० ३० | द 
_ मिश्रबंधु विनोद, द्वितीय भाग, ए० ४४३ | 
.* बही, पृ० #छ३े | 
$ इस्तलिखित हिंदी पुस्तकों का संक्षिप्त विवरण, पहला मार, छू० ४० | 
8 छुत्रप्रकाश, पृ० ६६ । 
द कवि की जीवनी, हिंदी अनुशीलन, वर्ष चार; अंक १, चैन्र-ज्येप्ठ, २००८ वि०, प्रू० 





अंथ-परिचय ३१ 


श्रीघर ने कई ग्रंथ लिखे थे। इनका एक ग्रंथ रागरागिनियों का, एक नायिकाभेद का 
एक जैनियों के मुनियों के वर्णन का, कुछ स्फुट श्रीक्षष्ण-चरित की कविता, कुछ चित्रकाब्य, 
फ़र खुसियर का जंगनामा”! और उस समय के अमीर, राज्यकर्मचारियों तथा राजाओं की प्रशंसा 
की कविता है | शिवसिंद तथा ग्रियसन ने इनके बनाये हुए 'कविविनोद? का वर्णन किया है" | 

श्रीघर के जंगनामा में १६३० पंक्तियां हैं। इसमें इसने फ़र खसियर और जह्ंदारशाह के 
युद्धों का वर्णन किया है । 

सदानंद्‌ 

सदानंद के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है | इन्होंने अपनी रचना में अपने संबंध में कुछ भी 
नहीं लिखा है। केवल इतना ही शात होता है कि वे अपने आश्रयदाता भगवंतराय खीची के 
प्मकालीन थे और उन्होंने श्ाँखों देखी घयनाओं का उल्लेख किया है* | 

सदानंद ने 'रासा भगवंतसिंद? की रचना की है। इन्होंने अपने इस छोटे काव्य में अपने 
आ्राश्रयदाता के अंतिम युद्ध का वर्णन किया है। भगवंतराय ने यह युद्ध नवम्बर, १७३५४ ई७ में 
लड़ा था | अतएव यह कवि उक्त तिथि के आस-पास था, ऐसा अनुमान लगाना अनुचित न होंगा । 


द सूदन 
सूदन के जीवन के विषय में विस्तृत विवरण का अभाव है। उनके सुजानचरित्र” में केवल 
दो पंक्तियाँ आत्म-परिचायक है, जिनसे केवल इतना ही ज्ञात होता है, कि वे मथुरा निव्रासी माथुर 
चौबे थे और उनके पिता का नाम बसंत था | वह छंद निम्नलिखित है :-- द 
मथुरा पुर सुभ धाम माथुर कुल उतपति बंर | 
पिता बसंत सुनाम सूदन जानहु सकल कवि ॥ 


ये भरतपुराधीश महाराजा बदन सिंह के पुत्र सुजान तिंह (सूरजमल ) के राजकवि . 

इन्होंने अयने आश्रयदाता की प्रशंसा में 'सुजानचरित्र” नामक ग्रंथ की रचना की है। इस 
कवि का समय अंधकार के गत में निहित है। 'सुजानच रेत्र” में सूरजमल के युद्धों की अ्रगहन 
श्यू०२ वि०( २८ अक्टूबर-२७ नवम्बर, १७४५४ ई० ) से श्य१० वि० ( १७५३ ई० ) तक की 
घटनायं वर्णित है। अतएवं इस ग्रंथ की रचना १८१० वि० ( १७५३ ई० ) के आस-पास हुई 
होगी | इस, से सूदन के वतमानत्व का अनुमान लगाया जा सकता है। 


जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि सूदन ने अपने इस ग्रंथ में सुजानचरित्र के युद्धों आदि. 


न जम अर भाभी 


) शिवसिहसरोज, कवियों का जीवनचरित्र, संख्या ३९, ए० १२३; साडन वर्नाक्यूलर 
खिट्रेचर अव्‌ हिंदुस्तान, सं० १५६, १६७, ए० ६५; जनरल अब दि एशियाटिक सोसाइटी अव्‌ 
बंगाल, सं० ६६, १६०० ई० प्रृ० १-३; सेल्लेक्शंस ऑॉम हिंदी लिटरेचर, भाय १, छू० ३७७-८ 





अंगनासा, भूमिका ए० २१-२; हिंदी साहित्य का इतिहास; नवीन संस्करण, छ० ३३२-३; वीर- 


काव्य, एब्ठ दे रे८-३१; मिश्रबंधविनोद, साग २, छू० €४०-१ द द 
२ भागरीगचारिणी पत्रिका, नवीन संस्करण, भाग ६; अंक ३, छ० १4३ 
सुजानचरित्र, प्रथम जंग, छुं० १०, ४० हे चर के 





३२ द .. हिंदी वीरकाव्य 


का विस्तृत वर्णन किया है पर उनके सम्पूर्ण जीवन का विवरण उसमें अप्राप्य है । केवल ऊपर बत- 
लाये हुए. समय में सूरजमल द्वारा लड़े गये युद्धों का ही वर्णन उसमें मिलता है। ग्रंथ के आरम्भ 
में उसने १७५ पूबवर्ती एवं समकालीन कवियों के नामों का मी उल्लेख किया है) । 


गुलाब कवि 


“'करहिया को रायसौ' के रचयिता गुलाब कवि माथुर चतुर्वेदी, आंतरी निवासी थे। इसमें 
वर्णित यद्ध उनके समक्ष हुआ था। और युद्ध के दस मास पश्चात्‌ की स्वयं उनकी हस्तलिःखत 
प्रति में वह प्रति ( जो पत्रिका * में प्रकाशनाथ मेजी गई थी ) लिखी गई है । यह प्रति कवि के 
वंशज पं० चतुभज जी वैद्य आंतरी के यहां सुरक्षित हे 
द इस ग्रंथ में कवि के आश्रयदाता करहिया के प्रमाणों और भरतपुराधीश जवाइरसिंह के 
मध्य हुए युद्ध का वर्णन है। कवि द्वारा द। हुई उस युद्ध की तिथि १९ अगस्त, १७६७ ई० है? 
इसी समय गुलाब वतंमान रहे होंगे । 

पद्माकर 

पद्माकर तैलंग ब्राह्ममण थे। इनके पूवर पुरुष गोदावरी के निकट रहा करते थे। इनके वंश 
के मूल पुरुष मधुकर भट्ट अत्रिगोत्रीय और तैत्तरीय शाखा के युज्ञुवदी ब्राह्मण थे। १६१५ बि० 
( १५४८ ई० ) में मद्दारानी दुर्गावती के राज्य-काल में गढ़ा मांडला में पदुमाकर के पूवज आकर 
रहने लगे | इनमें से कुछ ने गोस्वामी विदठलनाथ जी का आश्रय ग्रहण किया | इनके यहाँ बसने 
पर एक समुदाय की दो शाखायें मी हो गई । जो मथुरास्थ ओर गोकुलस्थ के नाम से प्रसिद्ध हैं | 

पद्माकर मथुरास्थ शाखा के थे। _ द 
पद्माकर के पिता मध्यग्रांतांवर्गत्‌ सागर में रद्द करते थे। इनके पूर्व पुरुषों का निवास 
उत्तर में आने पर पहले-पहल बांदा में हुआ । इसीलिये ये लोग बांदावाले भी कहलाये। पद्माकर 

का जन्म १८१० वि० ( १७४३ ई० ) सागर में हुआ था। 

पद्माकर ने अपने पिता से कविता तथा मंत्रत्िद्धि का श्रभ्यास किया | तत्कालीन सागर-नरेश 
रघुनाथ राव अप्पा साहब की प्रशंसा में एक कविता सुनाकर एक लक्ष म॒दा प्राप्त की थी । कुछ समय 
पश्चात्‌ ये बांदा में जाकर रहने लगे, जहाँ इन्होंने मद्दाराज जैतपुर तथा सुगरा निवासी नोने अजुन 
सिंह को अपना शिष्य बनाया । द 

वहां से पद्माकर दतिया के महाराज पारीकृत के दरबार में गये | दतिया से होकर यह रज- 
वान के योसाई अनूपसिंह उपनाम हिम्मतबहादुर के यहां गये। कहा जाता है कि १८४४ वि० 

( १७६८ ई० ) तक पद्माकर हिम्मतबहादुर के यहां रहे 


,लमाकन/भन कसम कट ५ ५०९ रा ५१०३७ ट०५४०३१७५ ५ का- एस के ना ल  ि कतनन 4 3 ०0५५० कल+अबलशकाआ५ १ 


* शिवसिहसरोज, कवियों की जीवनी, सं* १६, ए० १६६-७; माडन वर्नाक्यूखर लिटरेचर 
अव्‌ दिवुस्तान, सं०.३६७, पृ० ६७, मिश्रबंधुविनोद, माग २, छए० ७०६-१७; हिंदी साहित्य का 
इतिहास, नवीन संस्करण, ए० ३६२-४; सुजानचरित्र, कविपरिचय, ४० १-६; सेलेक्शंस फ्रॉम हिंदी 
लिटरेचर, भाग १, ए० २३४१-२; वीरकाब्य, पृ० ३६१३-६ 

नागरी धारियी पत्रिका, नवीन संस्करण, साथ ३१०, ० २७६ 











अंथ-परिचंय ३३ 


ह सितारे गये और महाराज रघुनाथराव ( राघोवा ) के दरार में पहुँचे । 
६ ई० ) में सागर के रघुनाथ राव ने इन्हें फिर अपने यहां बुलाया । 
२ बाँदा होते हुये यह जयपुर के सवाई महाराज प्रतापतिंह के यहां गये | महा- 
मृत्य के उपरांत यह पुनः बाँदा लौट आये । कुछ समय के पश्चात्‌ यह फिर 
तिंह के दरबार में पहुँचे | महाराजा ने पद्माकर को अपना राजकवि बनाया | 
से उदयपुर गये। उन दिनों वहाँ महाराज भीमसिंह राज्य करते थे | एक बार 
ते समय बूंदी नरेश ने इनका बड़ा आदर दिया था। इसके अनंतर यह तत्का- 
[ दौजञतराव सिंधिया के यहां गये | वहां दौलतराव के एक मुसाहिब ऊदा जी 
॥ आदर किया था। श्वेत कुष्ठ से आक्रांत होने पर यह गंगा-सेवन के लिए 
वहां इनका कुष्ठ नष्ट हो गया। पर इसके बाद केवल छः मास तक और यह 
$ वहीं १८६० वि० ( १८३१३ ई० ) में स््रगंवासी हुए। 
। लिखे हुए कुल ६ ग्रंथ बतलाये जाते हैं: -- 
तवहादुर-विरुदावली--यह ग्रंथ पद्माकर की आरम्मिक रचनाश्रों में से माना 
इस ग्रंथ में हिम्मतबह्ादुर तथा अजनसिंदह नोने के बीच लड़े गये यद्ध का 
है यद्ध १७६२ ई० में हुआ था। कहा जाता है कि पद्माकर उस समय हिंम्सत- 
श्रौर उन्होंने अपनी इस रचना में आँखों देखा विवरण दिया है। 
विनोद -यह रस सम्बन्धी अंय है। पदुमाकर ने इस ग्रंथ की रचना जयपुराधीश 
की आज्ञा से की थी। उन्होंने इस ग्रंथ में अपने आशभ्रयदाता की प्रशंसा के 
तथा रस का निरूपण किंया है । द 
भरण--यह अलंकार विषय एक छोटा सा ग्रंथ है। इसकी रचना जयदेवकृत 
र पर की गई है। 
पायन--यह वाल्मीकीय रामायण के प्रारम्भ के तीन कांड़ों का हिन्दी अनुवाद 
कहना है कि यह अंथ इनके दासी-पुत्र का रचा हुआ है। प्माकर ने एक 
ग। | 
'पचासा--यह ग्रंथ पद्माकर के ज्ञान वैराग्य तथा भक्ति विषय के ५१ कवितों 


पहरी--इसमें ४६ छुंदों में गंगा की कीरति का वरशन है 
दैश--गूवालियर में दौलतराव के मुसाहिब उदौ जी के कहने से संस्कृत के हितों: 
प्रक भाषानुवाद पद्माकर ने किया है | 


जाह-प्रकाश ( आलीजाह सागर ) -पद्माकर ने दौलतराव सिंधिया के नाम 
इस अंथ की रचना की | कहा जाता है कि इसमें और “जग्रदूविनोद' में बहुत 
द्विनोद! के ही छंद कह्दी-कहीं थोड़े शब्दांतर से और अधिकांश में उन्हीं शब्दों 
शन-पद्धति में भी कोई अंतर नहीं हैं | हां, आरम्म में दौलतराव की प्रशंसा के. 





ड४ हिंदी वीरकाब्य 


छुंद रखे हुए हैं | यथास्थान कुछ अंतर भी पाया जाता है। श्रालीजाह-प्रकाश” की रचना १८७८ 
वि० ( १८२१ ई० ) में हुई थी। पद्माकर के अंथों में केवल इसी का रचना काल दिया गया हे । 

६. प्रतापसिंह-विरुदावली--कुछ लेखकों ने इस ग्रंथ का नाम सवाई जयसिंह-विरुदावली? 
माना है, पर बास्तव में यह अ्रतापसिह-विरुदावल्ली” है । यह पद्माकर के वंशजों (जयपुर निवासी) 
के यहां सुरक्षित है। मुझे इसे देखने का अवसर मिला है। यह ८ प्ृष्ठों का अंथ है जिससे 
सवाई मद्ाराज ग्रतापसिंह के यश का वन रोचक शैली में किया गया है 

इसके अतिरिक्त पद्माकर की कुछ फुटकर रचनाएं भी यत्र-तत्र देखने और सुनने में आती हैं |” 

पद्माकर की उपयुक्त रचनाओं में से 'हिम्मतबहादुर-विरुदावली”, “जगद्विनोद! के आश्रय- 
दाता सम्बंधी छुंद तथा प्रताप विरदावली' का इस घारा के अंतगगत अध्ययन किया गया है। 


जोधराज 


हिंदी के अधिकांश कवियों के समान जोधराज का भी जीवन अग्राप्य है। इन्होंने अपने 
ग्रंथ में आत्म-परिचयात्मक जो छुंद लिखे हैं उनका सारांश यह हैं कि यह ( अलवर राज्यांतगंत ) 
नीम राणा के चौहान वंशीय राजा चंद्रभाण के आश्रित थे | इनके पिता का नाम बालकृष्ण था | 
इनका निवासस्थान बीजवार आम था। जोधराज अनच्रि गोत्रीय गौड़ वंश' कुलोतन्न ब्राह्मण थे । 
यह काव्य-कला और ज्योतिष-शाज्न के पूरा पंडित ये। इन्होंने अपने आश्रयदाता की आशा से 
“इम्मीररासो” की रचना की जिसमें रणथम्मौर के राव हम्मीर और अलाउद्दीन खिलजी के चुद्धों 


का वणुन है [* 
जोधराज का केवल एक ही अंथ ६हम्मीररासो' प्राप्त है, जिसकी रचना-तिथि के सम्बंध में 


उन्होंने यह दोहा दिया है :--- 


चंद्र नाग वसु पंच गिनि संवत्‌ साधव मास | 

शुक्ल सुतृतिया जीव जुत ता दिन ग्रंथ अकाश ॥* 
नागों की संख्या साधारणतया ८ मानी गई है, यथा : 

अनंतो वासुकि: पदमो महापद्मश्च तक्षक। 

कुलीरः ककंट: शंखश्चाष्टौ नागा प्रकीतिता: 


तिननानीणए लत अली न 


) शिवसिहसरोज, कवियों की जीवनी, सं० २, ए० ७२; साडन वनोक्यूलर लिट्रेचर 
अव्‌ द्िदुस्तान, सं० २०६, ए० ११०; मिश्रबंधुविनोद, द्वि० भाग, पृ० ८६८-६१०; हिंदी-साहित्य 
का इतिहास, नवीन संस्करण, ० ३०७-११; द्वादुश हिंदी-साहित्य-सम्मेलन, कार्ये-विवरण दूसरा 
भाग (निबघ माला) खंदत्‌ ६६७६ वि०, ए० ७०-६२; हिम्मतबहादुर-विरुदावती, पद्माकर का 
जीवन चरित्र, पू० ३-१७; पद्माकर-पंचास्तत, आदख, ए० <-२४; पदमाकर की काव्य-साधना, 9० 
१४-६२; सेल्ेक्शंस ऋाम हिंदी ब्रिटरेचर, सागर १, एृ० इ३३-२: वीरकाब्य, छू० ४४४-२७ 

.. * हस्मीररासो, छुं० २-१३; वही, भूमिका ए० १; मिश्रबंधुविनोद, हिं० भाग, ए० 
; ०२०४; दिदी-साहित्य का इतिहास, नवीन संस्करण, छए० ३३९१-२; सेल्ेक्शंस ऋम हिंदी 
[, भाग १, पए० १६३१-६; वीरकाब्य, ए० ४०८-६ हि 
म्मीररासो, छुं० ६६८ '* मिश्रबंधुविनोद, द्वि० भाग, पू० ६०३ 










गंथ-परिचंय ड्प्‌ 


श्र्थात्‌ अनंत, वासुकि, पदूम, महापद्म, तत्षक, कुलीर, कक्ंट तथा शंख ये ८ नाग होते हैं | 

विलियम महोदय” नाग को ७ की संख्या का सूचक मानते हैं। श्री अगरचंद नाहटारे 
के मतानुसार उक्त शब्द ७ और ८ दोनों संख्याओं के अर्थ में प्रयुक्त होता है | 

नाग को ७ का पर्यायवाची मानने से रासो की रचनातिथि सं० १७८५ वि० वैशाख 
शुक्ला ३, जीव ( गुरुवार ) ठद्दरती है। गणना करने पर ज्ञात होता है कि सं० १७८५ व्ि० में 
वैशाख शुक्ल तृतीया को गुरुवार नहीं पड़ा था | 

नाग काश्रर्थ८ लेने से जोधराज-कथित तिथि श््प्७ वि० वैशाख शुक्ल तृतीया 
बृहस्पतिवार आती है :--- 


वैशाख अ्रमाचंद्र का २्‌ अग्रेल १४.४७ 
मध्यस्थ समाप्ति काल 

तीन तिथियों का सम- २+ १२ २६५ 
सत समाप्ति काल पू श७ पर 


नन्वृहस्पतिवार, १७ अग्रेल, श्यश्य ई० 
उपयुक्त गणना से सिद्ध होता है कि जोधराज ने हम्मीररासो! की रचना सं० १८८५ वि०, 
. वैशाख शुक्ल रे, बृहस्पतिवार तदनुसार, १७ अग्रैल श्यश्प ई० को की थी | 
शिवसिंह-सरोज में इस अंथ का उल्लेख नहीं है | ग्रियर्सन महोदय ने इसका समय १४२० 
वि० ( १३६३ ३० ) लिखकर इसकी शुद्धता पर संदेह प्रकट किया है ३ 
इसकी रचना-तिथि का विवेचन करते हुए मिश्रबंधुओं ने लिखा है कि सम्भवत: अनंत 
को ईश्वर समझकर इनको नागों की गणना से निकालकर नाग से ७ का बोध कराया हो । जो हो, 
यथार्थ संवत्‌ १७८५ ( १७२८ ई० ) ही जचता है ।९ 
उक्त उद्धरण पर विचार करने से विदित होता है कि मिश्रवंधुओं ने केवल अनुमान का 
ही श्राश्रय लिया है श्रतणव उनके द्वारा स्वीकृत तिथि अमान्य है| 
. बाबू श्यामसुंदरदास जी ने इसका समय संवत्‌ १७८५ वि० (१७२८ ई०) माना है। बाबू 
साहब को खवा ( जयपुर ) के महाराजकुमार ने एक पत्र में लिखा था कि नीमराणा (नीवागढ़) के 
वर्तमान महाराज श्री १०८ श्री जनकसिंह जी राजा चंद्रभान की दसवीं या ग्यारहवीं पीढ़ी में हैं । 
एक पीढ़ी लगभग बीस वर्ष की पड़ती है, सो इस हिसाब से भी ग्रंथ-निर्माण का ठीक संवत्‌ 
१७८०५ वि० (१७२८ ई०) जान पड़ता है |५ 2 
ऐतिहासिक ठोस ग्रमाणों से रहित, अनुमान पर अवलम्बित, उक्त पत्र के आधार पर 
प्राभ्नित यह कथन आमक अतः त्याज्य है | हे के कप 
लाला सीताराम ने इस ग्रंथ की रचना-तिथि १७८५ वि० (१७२८६०) और आचार्य 


क्टिकल संस्कृत-इंगलिश-डिक्शनरी, ए० ५३४ 
९ ज्ञागरी अचारिणी पत्रिका, वर्ष ४६, १६६८ वि०, बृ० १३१६ 
३ सिश्रबंधुविनोद, द्वि० भाग, ए० ६०२ ४ वही । "बही।. 


६ सेल्लेक्शंस फॉम हिंदी लिट्रेचर, भाग ३, एृ० ३४५ 


श्ष्‌ हिंदी वीरकाव्य 


'रामचंद्र शुक्ल" ने श्८७५ वि० ( श्८श्् ई० ) मानी है। कहने की आवश्यकता नहीं कि अन्य 
विद्वानों के समान उक्त महानुभावों के मत भी निराघार ही हैं | 

ऐसी परिस्थितियों में गणना द्वारा सिद्ध बृहस्पतिवार, वैशाख शुक्ल तृतीया, १८८४ वि० 
तदनुसार १७ अ्रप्रेल, १८२८ ई० ही हम्मीररासो' की रचना-तिथि ठीक ठहरती है | 

“एम्मीररासो' की उक्त रचना-तिथि के आधार पर जोधराज का उक्त तिथि के आसन्यास 
वतंमान रहना सिद्ध होता है। 


. * हिंदी-साहित्य का इतिहास, नवीन संस्करण, प्रृ० ३९१ 


अध्याय २ 
कथानक 

सामान्य परिचय--कथानक की दृष्टि में अ्रध्ययन की सुविधा के लिए आलोच्यग्रंथों को 
निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है :-- 

(१) प्रबंध-काव्य ;--- 

(झ) महाकाव्य--वीरसिंहदेवचरित, राजविलास, छत्रप्रकाश, छुजानचरित्र, हम्मीररासो। 

(झा) खंडकाब्य--गोराबादल की कथा, जंगनामा, रासा भगवंतसिंह, करहिया को रायसौ, 
हिम्मतबहादुर-विददावली । 

(२) मुक्तक ग्रंथ--रत्नवावनी, ललितललाम, शिवराजभूषण, शिवाबावनी, छुत्रसालद्शक, 
भूषण की फुटकर कविता, जगत्‌विनोद, प्रतापविरुदावली | 

मद्दाकाव्यों की कथा-वस्तु में कवियों ने अपने चरित्र-नायकों के जीवन की अधिकाधिक घट- 
नाओं का समावेश किया है। उन्होंने अंथ के आरंभ में नायकों के पूवजों के उल्लेख किये हैं, जिन 
पर किंवदंतियों, कल्पना और चारशपरंपरा का अधिक प्रभाव होने के कारण उनका मुख्य कथा- 
वस्तु से विशेष संबंध नहीं है । 

इन कवियों ने अपने आश्रयदाताओं तथा उनसे संबंधित पात्रों की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा 
करके कथानकों को अधिक अ्स्वाभाविक बना दिया है। जान-बूक्कर बार-बार ऐसे प्रसंग लाये 
गये हैं जिनसे उन्हें दान, आत्मश्लाघा, शौर्य आदि की प्रशंसा करने का अवसर मिले | फल यह 
हुआ है कि इन अ्ंथों के कथानकों के पूर्वापर संबंध की रक्षा नहीं हो सकी है तथा उनमें अरोचकता 
एवं नीरसता का समावेश हो गया है। ऐसे अंशों की 'राजविलास” और हम्मीररासो? में भरमार है । 

कुछ कवियों ने विविध-तिषयों की लंबी सूचियाँ गिनाने की परिपाटी का अनुकरण किया है 
तथा व्यक्तियों और वस्तुओं के नामों की बार-बार आवृत्ति की है, जिसके कारण कथानक को भारी 
ठेस पहुँची हैं। इन कवियों की इस पद्धति का कारण उनकी पांडित्यमदशन-भावना प्रतीत होती है। 

इस काल में ऐसे काव्यों का भी निर्माण हुआ है जिनमें ऐतिहासिक वर्णन की वास्तविकता 
के साथ ही कथानक को निर्दोष एवं काव्योचित गुणों से यक्त करने का भी ध्यान रक्खा गया है। 
इस दृष्टि से वीरसिंहदेवचरित? तथा छत्रप्रकाश” का विशिष्ट स्थान है। 

इन कवियों ने ऐतिहासिक कथावस्तु को अपने काव्यों के लिए चुनकर उनमें पौराणिक, 
काल्पनिक एवं परंपरागत घटनाओं का समावेश करने के अतिरिक्त प्रथ्वीराजरासो?, तुलसीकृत राम- 
चरितमानस” आदि से भी पर्याप्त सहायता ली है | इसके फलस्वरूप ग्रंथों में रोचकता और सरसता 
के समावेश के साथ ही साथ कवियों को अपनी काव्य-शक्ति प्रदर्शित करने के लिए अधिक स्व- 
तंत्र च्षेत्र मिल गया है। पर ऐसा करने में कहीं-कट्टीं पर प्रबंध-निर्वाह संबंधी भूले भी हो गई हैं 
जैसा कि हम्मीररासो” के देखने से विदित होता है।... हे 
इन ग्रंथों में जीवन के विविध-विषयों की राँकी देखने को मिलती है। प्रकृतितणन, ऋतु- 
चित्रण, नदी-वणन, धार्मिक उपदेशों का विस्तृत विवरण, राजनीति, जी को उवा देनेवाले संवाद, 








 झ्ष हिंदी वीरकाब्य 


देवीशक्ति-चित्रण आदि की भी इनमें भरमार है, जिनके कारण अधिकांश स्थलों पर कथावस्तु- 
प्रवाह मंद पड़ गया है। 

खंड-काव्यों में कवियों ने प्राय: एक प्रमुख घटना ही को काव्य का विषय बनाया है। कुछ 
कवियों ने अपने ग्रंथों को रोचक बनाने के लिए कथावस्तु को आकस्मिक एवं विस्मयपूण बनाने 
के लिए कल्पना की सहायता ली है ।ऐसा करने में उनसे कुछ ऐतिहदा सिक्र भूलें भी हो गई हैं और 
वे पूर्वापर संबंध-निर्वाह करने में भी असफल रहे हैं, जैसा कि गोराबादल की कथा? से स्पष्ट होता 
है | साथ ही नायिका-भेद की परंपरा से प्रभावित होने के कारण जटमल और भी असफल रहा है 

कुछ ऐसे भी खंडकाव्य लिखे गये हैं जिनमें कोरी प्रशंसा, नामों की बार-बार की आवृत्ति 
आदि के कारण अंथ नीरस और कथानक का प्रवाह नष्ट हो गया है। उदाइरणार्थ 'जंगनामा” 
ओर (हिम्मतबहादुर-विरुदावली” देखे जा सकते हैं । 

पर कुछ ऐसे खंडकाव्य भी मिलते हैं जिनमें कथानक के चित्रण में उनके रचयिताओं को 
पर्याप्त मात्रा में सफलता मिली है। जैसा कि रासा मगवंत सिंह! और “करहिया को रायसौ? 
सिद्ध होता हे | ््ि 

मुक्तक काव्यों में से कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें शिवाजी, छत्रसाल जैसे वीरों को आलंबन 
बनाया गया है | इन ग्रंथों में इन पात्रों के जीवन के विस्तृत कार्य-कलापों के दशान हो जाते हैं | 
इनमें से अधिकांश ग्रंथों में शौर्य, वीरता, प्रताप, युद्ध, तलवार आदि के सजीव चित्रण किये गये 
हैं, जिनमें वीररस का अच्छा परिपाक हुआ है। इसके लिए भूषण के ग्ंथ तथा 'रत्नवावनी! 
विशेष उल्लेखनाय हैं | शेष ग्रंथों में आश्रयदाताओं के दानादि की ही विशेष प्रशंसा की गई है | 

आलोच्यकालीन सभी अंथों के कवियों ने वीरता, रौद्र, <ंगार, दया, दान, धार्मिकता आदि 
भावनाओं के चित्रण के लिए कथानक का सफलतापूर्वक प्रयोग किया है| पर यह मानना पड़ेगा 
कि ऐसा करने में कह्दी-कहीं पर ये कविगण ओऔचित्य क्री सीमा का उल्लंघन कर गये हैं। 

ऊपर दिये हुए संज्ञित सामान्य परिचय से यह स्पष्ट हो जाता है कि कथानक प्रयोग की 
दृष्टि से ये कवि एक बंधी हुईं धारा का ही अनुकरण करते रहे हैं| समानान्तर रूप से प्रवाहित 
होनेवाली रीति की परम्परा से उनमें से अधिकांश कवि न बच सके । साथ ही दरवारी चारणु-माट- 
परिपाटी भी उनके सामने थी। दान और लोभ की लिप्सा भी उनको पयश्रष्ट करने में न चूकी | 
ये ही कारण थे जिनके वशीभूत होकर ये कवि अबंध-निर्वांह में उतने सफल नहीं हो सके जितना 
उन्हें होना चाहिए था| ऐसा होते हुए भी उनमें से असाधारण प्रतिभावाले कवि परम्परा से ऊँचा 
उठने में आशातीत सफलता प्राप्त करने में सफल हुए, हैं। इस दृष्टि से गोरेलाल और भूषरा 
के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । 

उपयुक्त प्रमुख प्रवृत्तियों को विस्तृतरूप से स्पष्ट करने के लिए आगे प्रत्येक ग्रंथ का 
विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जा रहा है :-- 

क्‍ . “ीरसिंहदेवचरित” और 'रत्नबावनी' 
क्‍ जब किसी काल्पनिक घटना को लेकर कवि अपने काव्य का ढाँचा खड़ा करता है तो उसे 
प्रबन्ध-कल्पना के चाठुरय को दिखाने का अधिक अवसर मिलता है । ऐतिहासिक घटनावली के आधार 

.. पर रखें गये ग्रंथों में विशेष परिवत्तन नहीं किये जा सकते। “वीरसिंददेवचरित” के कथानक पर 





कृथानक ३६ 


विचार करने से यह बात अधिक हृढ़ हो जाती है। केशव का ध्यान कथानक को रोचक बनाने की 
झोर उतना नहीं गया है जितना कि ऐतिहासिक घटनावली के क्रमानुसार वर्णन की ओर | 
केशव ने वीरसिंहददेवचरित' की रचना का उद्देश्य इस प्रकार दे दिया है :--- 
नव रस सय सब धर्म समय राजनीति मय सान | 
वीर चरित्र विचित्र किय केसवदास प्रमान ॥* 
उक्त कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि केशव का ध्यान प्रबन्ध-निर्वाह की ओर उतना 
नहीं था जितना कि उपयरक्त बातों की ओर | 
केशव ने इस ग्रंथ के आरम्म में दान और लोम में तक-वितर्क द्वारा जो दी्॑ संवाद कराये 
हैं*, उनसे कथानक को विशेष गति प्राप्त नहीं होती और न उनका मुख्य घटनावली से कोई विशेष 
संबंध ही है । कवि ने इस प्रसंग द्वारा अपनी जानकारी और वाकचातुर्य को प्रकट करने की ही 
प्रवृत्ति प्रदर्शित की है 
आगे चलकर केशव ने वीरसिंहदेव के पूवजों का वणनः करने में नामों का उल्लेख अस्पष्ट 
और साधारण ढंग से किया है। उसमें चरित्रविकास का एकदम अभाव है | 
इससे आगे के प्रसंगों में दान और लोभ के पूछने पर विध्यवासिनी देवी आगे की घट- 
नाओं का वर्णन करती चलती हैं, इससे अधिकांश स्थलों पर नाटकीय स्वरा और रोचकता का समा- 
वेश हो जाने के कारण कथानक की नीरसता एवं इतिवृत्तात्मझता प्रचुर मात्रा में कम हो गई है।* 
कद्दी-कहीं पर केशव ने प्रासंगिक घटनाओं का उल्लेख इसलिए किया है जिससे उनके 
चरित्रनायक का मार्ग प्रशस्त हो जाये, उदाहरणार्थ मेवाड़ से अपने सेनापतियों के लौट जाने पर 
ग्रकबर चिन्तित होकर बुन्देलखंड से आगरा चला गया और वीरसिंह देव ने शांति की साँस ली ।* 
केशव ने अपने कथानक के वर्णन में यत्र-तत्र पात्रों के चरित्र और स्वभाव के अनुरूप भी 
वर्णन किये हैं। जब अबुल॒फ़जल वीरसिंददेव के प्रदेश में होकर जा रहा था उस समय का 
वर्णन कवि की उक्त प्रवृत्ति का परिचय देता है, यथा :; 
चल्े कुंच के अपने जोर 
आगे दीनी रसद चलाइ | 
पीडे आशुन्चु चल्ले बजाइ ॥* 
इत्यादि पंक्तियाँ से शेख की निर्मीकता आदि पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता हैं। आगे चलकर 
शेख और पठान के वात्तालाप* से भी अबुलफ़ज़ल के कतिपय गुणों का शान पाठक को हो जाता 
है, पर युद्ध-भूमि में इस प्रकार की बातचीत प्रायः अस्वाभाविक होती है । 
केशव ने वीरसिंह और सलीम के चरित्रों को विकसित करने के लिए ही उन दोनों के प्रयाग 
में मिलने के प्रसंग की कल्पना की है ।“ अबुलज़फ़ल के मरण-समाचार के ज्ञात होने पर अकबर 


) बीरसिहदेवचरित, छुं० ६, प्ृू० २ ५ वही, ए० १-१३ 3 वही, ए० १३४-६ 
के वही, हू० १६, २०-१, रे८, ४४; रै९, ९६, ७२ ४ वही, पृ रण का चही ही, | 
प्र हू ॥ दे २३४-६ कं वही, पूछ रे2-«र२ ४ ह छ अं  चक यु का 





४० हिंदी वीरकाव्य _ 


के दुःख, शोक, क्रोध आदि का चित्रण करके केशव ने अपनी भावुकता, चरित्र-चित्रण-पढुता एवं 
कथानक के चरित्र-चित्रण की दृष्टि से सफल प्रयोग का परिचय दिया है ।' यद्यपि इस प्रसंग में 
शोक के साथ शज्ञार का भी वर्णन हो जाने से रसामास की कलक आ गई है तो भी पात्रों की 
भावनात्रों का उत्तम चित्रण हुआ है | 
अबुलफ़जुलू की मृत्यु का समाचार मिलने पर जहाँगीर ने वीरसिंहदेव को राज्यामिषेक 
देकर" अकबर द्वारा माँगने पर वीरसिंह देव को सम्राट के समन्ष उपस्थित न करके* और स्वयं 
सम्राट बनने पर उन्हें विविध सम्मान प्रदान करके सलीम ने अपनी कृतश्ञता, गुणग्राहकता एवं 
सदूशीलता का अनुपम परिचय दिया है। केशव ने इन अवसरों को अपनी पैनी दृष्टि से पहिचान 
कर उसके अनरूप ऐतिहासिक तथ्यों का प्रयोग किया है 
इसके अतिरिक्त संगम-वर्णन *, वीरसिंह और राजसिंह के युद्ध का वर्शन*, ऋतु-वर्णन*, 
बेतवा-वर्णुन*, उपदेश* आदि में केशव उपमा, उद्प्रेज्ञा, संदेह आदि अलंकारों में इतने बहगये 
हैं कि कथानक की धारा अग्रसर होती हुई दिखलाई नहीं देती है। इन स्थलों पर पाठक को ऐसा 
प्रतीत होने लगता है कि मानो वह अलंकार का पारिडत्यपूर्ण कोई ग्रंथ पढ़ रहा है, प्रबंध-काव्य नहीं | 
इसी प्रकार भुवपाल और ज्षेत्रपाल का दीघ वार्त्तालाप*" शरीर की नश्वरता, मृत्यु की 
निश्चितता, सेवा-कार्य की महत्ता, सामाजिक दशा, क्षत्रियत्व के गुण, गाय, छिज, मित्रादि की 
रक्षा आदि के विवेचन से परिपूर्ण है, जिससे कथानक की शंखला विश्वंखलित हो जाती है।इस 
प्रकार के सूदरम विवेचन यद्ध-ल्षेत्र में संभव नहीं और न वे स्वाभाविक ही लगते हैं । क्‍ 
उपयुक्त कतिपय स्थलों के अतिरिक्त अधिकांश स्थलों पर लेखक ने इतिवृत्तात्मक वर्णुन- 
शैली को ही अपनाया है, जिसका कारण कथावस्तु का ऐतिहासिक होना ही है | 
धवीरसिंहदेवचरित” के कथानक के संबंध में ऊपर जो कुछ कद्दा गया है उससे यह स्पष्ट 
हो जाता है कि केशव में कथानक-चित्रण की पढ़ुता थी, जिसका उन्होंने यथावसर परिचय भी 
दिया है। पर उक्त-अंथ की ऐतिहासिक वस्तु, कवि की अलंकार-प्रियता एवं पांडित्य-प्रद्शन की 
प्रवृत्ति के कारण केशव को इस अंथ के कथानक-चित्रण में उतनी सफलता नहीं मिली जितनी कि 
मिलनी चाहिए थी। इतना होते हुए भी उन्होंने प्रबंध-कल्पना का पर्याप्त परिचय दिया है । 
रत्नवावनी 
केशव क॒त यह ग्रंथ मुक्त-पद्धति में लिखा गया है| इसमें मधुकरशाह के १६ वर्षोय पुत्र 
र्नसेन की वीरता का वर्णन है । कवि ने उपयुक्त आलंबनों और उद्दयीपनों के वर्णनों द्वारा वीर 
रस का पूर्ण परिपाक करने की सफल चेष्या की है। फुटकर रचना होते हुए भी नायक के विशिष्ट 


गुणों का क्रमिक विकास पाठक के हृदय-पटल पर अंकित हो जाता है, और इसके पठन में खंड- 
काव्य का सा आनंद शआने लगता है | 





द १ वीरसिंहदेवचरित, ए० शे८-४०.. * वही, ए० ३७-८3 वही, ए० ४४ ४ बही 
... घू० घ-४ वही पूछ दें कनरे वही, पृ० ४०-३१ * बही, पूृ० ६७-६३ ८ वही, प्रृ०.. ६६-७० 
... ८ पेंदी, ए० ७०-३१ * वही, ए० ७६-८१ 


कथानक ४१ 


गोराबादल की कथा 

जटमल कत गोराबादल की कथा? का कथानक ऐतिहासिक होते हुए भी उसमें रोचकता 
लाने के लिए पर्याप काल्‍्यनिक अंश वतंमान है। अंथ के आरंभ में राणा रत्नसेन और भाट की 
वार्ता) में नाटकरीय त्वरा के दशन होते हैं । योगी का आगमन, उसकी सहायता से सृग-चर्म पर 
उड्कर विंहलद्वीप पहुँचना तथा रत्नसेन को पद्मावती की प्राप्ति के उपाय", एकदम असंमव तथा 
आ्राकस्मिक घटनाएँ हैं, पर इनसे कथानक में विस्मय, चित्ताकर्षक्ता ओर रोचकता का समावेश हो 
गया है | इस प्रकार की घटनाएँ काल्पनिक जगत्‌ में ही होती हैं, व्यावह्यरिक क्षेत्र में उनका विद्य- 
मानत्व दुष्कर होता है। 

जटमल ने चरित्र-चित्रण की दृष्टि से भी कथानक में परिवर्तन किये हैं। मगया खेलते 
समय प्यास से आकुल राजा के कष्ट निवारणार्थ राघव चेतन द्वारा पद्मिनी की मूत्ति निर्मित करना, 
ख्नसेन को उससे अग्रसन्न करने के लिए अधिक स्वाभाविक कारण उपस्थित करता है | 

चित्तोइ से निकाले जाने पर राघव का वैरामी बनकर संयोग से दिल्‍ली की वाठिका में 
पहुँचना, आखेट के लिए गए हुए अलाउद्दीन से अचानक मेंट हो जाना, भारत-सम्राट्‌ के आग्रह 
[ने पर नगर में प्रविष्ट होने के लिए राबव का स्वीकृति देना, शशा पर हाथ फेरते हुए कोमलता 
का प्रसंग आ जाने पर पत्मिनी का उल्लेख रावत के चरित्र को अधिक निखार देते हैं। उसके 
ऊपर जायसी ने राणा से प्रतिशोध लेने का जो कलंक लगाया है, उससे जय्मल ने राघव को मुक्त 
कर दिया है। इसी प्रकार अलाउद्दीन की बेगमों के प्रतिबिंब के तेल में दशन करना भी" उसके 
चरित्र को ऊँचा उठाने लगता है। द 

राणा के द्वारा अला उद्दीन को पद्मिनी के स्थान पर दासी दिखाने की कल्पना' तथा अला- 
उद्दीन द्वारा दिये गए कष्टों से पीड़ित होकर सुल्तान को पद्मिनी समर्पित करने के लिए तैयार हो 
जाना” राणा के चरित्र को कुछ नीचा गिरा देता है। पर इसे प्रचलित कथा का अनुकरण माना 
जा सकता है 

जटमल ने पात्रों के भावों--ऋतज्ञता६५, वीरता", वात्सल्य!" आदि--के सफल चिंच्रण 
के लिए, कथानक का समुचित प्रयोग किया है, पर उसने स्त्री-पुरुष-जाति-वर्णंन" द्वारा कथानक 
की शंखला को नष्ठ कर दिया है। इससे कथावस्तु को मारी आघात पहुँचा है 

जट्मल ने कतिपय स्थलों पर कथानक के निर्वाह में मयंकर भूलें भी कर दी हैं। पदुमिनी 
की प्राप्ति के लिए. अलाउद्दीन का सिंहल पर आक्रमण तथा सागर के किनारे पहुँचकर राधव द्वारा 
यह बतलाना कि पद्मिनी चित्तौड़ में है,** कवि की असावधानी एवं कथानक-वर्णन संबंधी अन- 
मिज्ञता का परिचायक है। इसी प्रकार अलाउद्दीन का दुर्ग का घेरा डाले रहना और राणा को इसका 
पता न लगना भी उपयुक्त * 3 कथन की पुष्टि करता है। 


१ गोराबादुल् की कथा, छुं* ६-३४ * वही, छुं० १६-२७ 3 वही, छुं० ३६ ४ वही, 

छुं० ३१-०७ " वही; छं० ६२ ' वही; छूं० ८ः ० वही, छुं० पप-४० .. * वही, छुं० १३८ 

. * बही, छुं० १२७-३७, १३४१-३६. १ वही, छुं० ३१०६-१३. ११ वही, छुं० इे८-६० 

३ बही, छुं० ६४-६४ 3 वही, छुं० ७३ कक जे कक 
छ्‌ 





रे हिंदी वीरकाव्य 


ऊपर के विवेचन के पश्चात्‌ ज्ञात होता है कि जव्मल ने कथानक के प्रयोग में कुछ 
अटियां की है, पर उसको अधिक रोचक बनाने के लिए कल्पना-शक्ति की भी पूर्ण सहायता ली है। 
कथानक-चित्रण में उसे पर्याप्त सफलता भी मिली है । 


लाॉलतलतलाम 


जलितललाम” अलंकार-शाज्ल संबंधी मुक्तक ग्रंथ है। कवि ने अपने आश्रय-दाता बुदी 
नरेश भावसिंह जी की राजधानी तथा उनके वंश का वन करके श्रलंकारों के लक्षण एबं उदा- 
हरण दिये हैं। उन्होंने प्रसंगवशात्‌ अपने आश्रयदाता के विशिष्ट गुणों - दान आदि्--का उल्लेख 
किया है। इसमें कथानक-निर्वाह का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। आलोच्य विषय संबंधी पत्तों में 
 आश्रयदाता की प्रशंसात्मक मावनाओं का मतिराम ने सफल चित्रण किया हे | 
भूषणु-प्ंथावली 
भूषण की सारी रचनाएँ मुक्तक-पद्धति में लिखी गई हैं। उनमें प्रबंध-काव्य के समान कथा- 
प्रवाह खोजना कवि के प्रति अन्याय होगा । भूषण ने अपने चरित्रनायकों के विशिष्ट चारित्र्य- 
गुणों और कार्य-कलापों को ही अपने काव्य का विषय बनाया है। उनके काव्य का यह न्षेत्र इतना 
विस्तृत है कि उनके नायकों के जीवन की विस्तृत राँकी पाठक को मिल जाती है। नीचे भूषण के 
प्रत्येक ग्रंथ पर विचार करने से यह बात स्पष्ट हो जायेगी : 
भूषण ने शिवराज-भूषण की रचना के संबंध में लिखा है :-- 
सिव-चरित्र लखि यों भयो, कवि भृषन के चित्त । 
भांति-भाँति भूषननि सो, भूषित करो कवित्त || 
सुकबिन हूँ की कछु कृपा, समुक्ति कबिन को पंथ । 
भूषन सपनसय करत, सिवभूषन सुभ ग्रंथ ॥ 
ऊपर दी हुई पंक्तियों से सिद्ध हो जाता है कि शिवाजी के चरित्र से ही भूषण को यह 
अलंकार-ग्रंथ लिखने की प्रेरणा मिली थी । उन्होंने इस ग्रंथ में शिवाजी के जीवन की प्रमुख घट- 
नाओं का उल्लेख किया है। उनमें से कुछ घटनाओं का उल्लेख मात्र किया है तथा कुछ पर 
कई छुंदों की रचना कर डाली है। उन्होंने कुछ स्थलों पर एक ही छुंद में अनेकों घटनाओं का 
वर्णन कर दिया है। इस पुस्तक में शिवाजी के वंश, रायगढ़ आदि के वर्णन के साथ उनके 
जीवन के १६५४ ई० से लेकर रविवार २६ अप्रेल, १६७३ ई० तक की प्रमुख घटनाओं, युद्धों एवं 
शौर्य-पूर्य कार्य कलापों की काँकी मिल जाती है| 'शिवराजभूषण” में इन घटनाओं का क्रमबद्ध 
वर्युन नहीं है । इसका कारण यह है कि यह अलंकार अंथ हे, न कि इतिहास गअंथ । अतएव 
उसमें क्रमबद्ध इतिहास अथवा घटनावली का अन्वेघण करना उचित नहीं है। 


शिवाबावनी 


.... यह अंथ भी संग्रह-प्रंथ हे जिसमें शिवाजी के प्रताप, रण-प्रस्थान, रण, तलवार, नगाड़ा, 
आतंक, तेज, पराक्रम, विजय आदि का वर्णन है । इस ग्रंथ में वीर, रोद तथा मयानक रस का 


'िलकमेअतसकांपा/ भारी! 





(७०७३००३०५/कासकशकलि 


भूषणमंथावली, शिवराजभूषण, छुं० २४-३० । 


कथानक ४३ 


संदर परिपाक हुआ है | भूषण ने इसमें शत्रओं की दुर्ग ति का सुंदर चित्र खींचा है। शिवाजी के 
प्रताप और आतंक के वर्रन बढ़े विशद हैं | इसमें १६४५ ई० से १६७७-७६ ई० तक की प्रमुख 
घटनाओं का उल्लेख है । 
छत्रसाल-दशक द 
भूषण के इस ग्रंथ में महाराज छत्रसाल बुंदेला के आतंक, पराक्रम, रण, तलवार, तोप- 
खाना, प्रताप, दान आदि गुणों का वर्णन है। इन छंदों में चरित्र-नायक के गुणों का अच्छा 
वर्णन हुआ है। यह ग्रंथ क्रमानुसार नहीं लिखा गया है, वरन्‌ संग्रह मात्र है। 
फू्टकल' छंद 
भूषण कृत स्फुट-काव्य में भी विविध व्यक्तियों के संबंध में कहे गये छुंदों का संग्रह है। 
इनमें कुछ “शज्ञार के भी पद हैं । 
ऊपर के संतज्षिम विवेचन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि भूषण ने अपनी मुक्तक रचना 
में शिवाजी तथा छत्रमाल के प्रमुख गुणों और उनके जीवन की प्रमुख घटनाओं का उल्लेख किया 
है | उनकी रचना क्रमबद्ध न होते हुए भी चरित्र-चित्रण तथा रस-परिपाक के गुणों से ओत-प्रोत 
है | हाँ, उसमें प्रबंध-काव्य के गुणों का अभाव है जो मुक्तक काव्य के लिये स्वाभाविक ही है। 
राजविलास क्‍ 
राजविलास! ऐतिहासिक ग्रंथ है पर मान ने उसके कथानक में ऐतिहासिक तथ्यों का कम 
ध्यान रखा गया है। दरबारी कवि होने के कारण वे परंपरागत, चारण और माठों में प्रचलित घट- 
नाओों का अपने काव्य में स्वतंत्रतापूषक समावेश करने के लोभ का संवरण न कर सके। यही 
कारण है कि अपने आ्राश्रयदाता के पूर्वजों का वणन करने में बापारावल संबंधी प्रचलित सभी 
दंतकथाओं ' को मान ने राजविलास में स्थान दिया है| साथ ही बापारावल की पद्झावली* का 
उल्लेख करते समय उसने नामों की एक लम्बी सूची दी है | कहने की आवश्यकता नहीं कि इन 
नामों में से अधिकांश अशुद्ध है, और उनके सन्‌-संवत्‌ भी अ्रान्तिपूर्ण हैं।इन नामों का प्रमुख कथा- 
नक से कोई विशेष संबंध नहीं है और वे पाठक के ह्वृदय में ग्रंथ के प्रति अरूचि उच्न्न करते हैं | 
मान ने '(राजविलास” के कथानक में कुछ हेर-फेर भी किये हैं, उदाहरणार्थ उसने जसवंत- 
सिंह ओर ओरंगज़ेंब की अनबन के कारणों“ औरंगजेब और अजीतसिंह के मिलन आदि के संबंध में 
कुछ ऐतिहासिक भूले की हैं। इसके संबंध में केवल इतना ही कद्दा जा सकता है कि ऐसा करने से 
ओऔरंगज़ेंब के आतंक, जसवंतसिंह के अ्र,त्मसम्मान, राठौरों के वीरतापूर्ण युद्धों तथा वीरों की गर्वों- 
क्तियों का स्वतंत्रतापूवक उत्तम वर्णन करने का मान को अवसर प्राप्त हो गया है, जिसका उसने 
सफलतापूवक लाभ उठाया है क्‍ 
.._ महाराणा राजसिंह और औरंगजेब के मध्य हुए युद्धों में प्रयुक्त कथानक में भी यत्र-तत्र मान ने 
ऐतिहासिक क्रम एवं घटना को अघात पहुँचाया हे, पर वहाँ पर युद्ध का सुन्दर वन, वीरता, भय, 








) राजविलास, छूं० १७-३६ ३८, पए्‌ू०१७-३४  + वही, छुं० १-३७, छू० ३२९४-४० | 
छुं० ६-६६, ए० वश३४०.. वही, छूं० ३०१३-३२, ए० १६४६६. * कही, ए०. 
२०६-६३ कक आह 


४४ ह हिंदी वीरकाब्य 


आतंक और प्रताप का अच्छा चित्रण बन पड़ा है। इस प्रसंग में यह भी स्मरण रखना चाहिए कि 
कवि ने कल्पना और अतिशयोक्ति से जी भरकर कार्य लिया हे । 


मान ने चरित्र-चित्रण करने के विचार से घटनावली का कम प्रयोग किया है। पर उक्त 
काव्य में ऐसे स्थल प्रचुरता से मिलते हैं जिनसे विदित होता है कि मान में इस क्षमता का अभाव 
न था, पर इस प्रवृत्ति को प्रधानता देने में वे असफल रहे हैं। चरित्र-चित्रण की भावना से प्रयुक्त 
(राजविलास' में ये स्थल देने जा सकते हैं! । 
मान की रुचि विविध विषयों के विशद वर्णन की ओर अधिक भुकी हुई थी, जिसके 
फलस्वरूप कथानक की गति एवं प्रवाह को भारी घक्का लगा है। सरस्वती-वर्णन,* वर्षा-वर्णन 
राजसिंह के राज्य की प्रशंसा, उदयपुर वर्णनांतर्गत विविध विषयों का चित्रण“, बारात के 
राजसी वैभव का वर्णन, राजसिंह एवं जसवंतसिंह का डींग बधारना, राज़सिंह के राज्या 
भिषेक का चित्रण,“ महाराणा की आत्मश्लाघा, | वीरों की लम्बी सूची, " सामंतों को आत्म- 
प्रशंसात्मक उक्तियाँ?* आदि कुछ ऐसे. प्रसंग है जिनमें कवि ने अनावश्यक विस्तार थ्रोर पुनरावृत्ति 
की भरमार कर दी है, जिसके कारण घटनावली के प्रवाह में बाधा पड़ गई है। साथ हो अतिशयोक्ति- 
पूर्ण वर्णन के कारण अधिकांश स्थल उद्दात्मक हो गये हूँ | पात्रों की आत्मश्लाघा एवं गर्वो- 
क्तियों में मान उनके चरित्र को उठाने की अपेज्ञा गिराने में अधिक सहायक हुए हैं । 
यह सब होते हुए भी 'राजविलास' में ऐसे स्थल प्रचुर मात्रों में हैं, जहां पर मान ने कथा- 
नक के साथ उचित न्याय किया है। ऊपर दिये हुए कंतिपय दोषों का कारण यह प्रतीत होता है 
कि मान दरबारी कवि था। अतः चारण परिपाटी एवं रीति-परंपरा से प्रभावित होना उसके लिये 
स्वाभाविक था | कविता उसके लिये जीविकाजन का एक प्रमुख साधन थी । ऐसी दशा में अपने 
आ्राश्रयदाता की श्त्युक्तिपूर्ण प्रशंसा करना ही उसका मुख्य लक्ष्य था, सर्वाज्षि सुंदर काव्य लिखना 
नहीं | इसीलिये कथानक के साथ न्याय करने में वह बढ़ी सीमा तक असफल रहा हे। 
छन्नप्रकारा 
गोरेलाल ने छत्रप्रकाश! में गणेश जी और सरस्वती जी की बंदना * के उपरांत श्री राम- 
चन्द्रजी से लेकर बंदेलों की वंशावली का वन किया है।'* बंदेलावंश-वर्णन में कवि ने परं- 
परा, चारण-परिपाटी और कल्पना को पर्यात मात्रा में सहायता ली है। उसने शात दंत-कथाओं का 
स्वतंत्रतापूर्वक प्रयोग किया है | उसने नामावली की शुद्धता पर भी विशेष ध्यान नहीं दिया है । 
लाल कवि. ने छुत्नसाल की पूर्व-जन्म-कथा, सारवाहन-चरित्र"* के वर्णन में कल्पना और 








मु राजविल्ास, छु०ण ६-२२, ४० १०४-६, छु० ३६-६, छू०२३०-५ २ बही छु० १-३६, 
पघृ० १-७ 3 वही, छे० ३६-६७, ए० ८-१० ४ बहीं, छू०६०-१००, ४० ३१-४; छुं० १-१९, 
चू० ३६-७ + वही; छुं० रश-१४७) ए० ४४-४४. वही, छे० ६६-८२, ४० ७०४ * बही, 
छुं० ८५-६२; ए० ७४-६३. * वही, छों० २३-8३ ४० ८-8५... वहीं, छुं० १६२९-६8, शृ० 
ब८१-२; छुं० १३-७०, ए० १८8६-०७.” वही छुं० ४६-६८, ० १६३-४  ' वही, छुं० 
११-२३, छू० १४४-२४७.. ?  छुत्रप्रकाश, ए० ६-२ " वही, ४० २-३६ १४ वही, घू० १७-२२ 


कथानक है. है. 


अत्युक्ति के सम्मिश्रण के साथ वीर; रौद्र एवं श्रातंक फे चित्रण की दृष्टि से कथानक का अच्छा 
प्रयोग किया है । इस कथा का आगामी घटनावली में सुंदर समवन्य किया गया है। 

छुत्रसाल के जन्म तथा वालचरिचत्र का वर्णन करने में कथानक का नख-शिख, अलंकार 
एवं बाल-सौंदर्य-वर्णन में सफल,प्रयोग किया गया है। छत्रसाल द्वारा किये गये राम-दशन की 
घटनावली के वर्णन,में गोरेलाल ने बाल औत्सुक्य तथा धर्म-मावना का अच्छा दिग्दशन कराया है। 
सात वर्ष के छत्रसाल द्वारा राम और सीता की डंगारिक भावनाओं को समस्ने की .क्षमता का उल्लेख 
करके कवि ने|उसमें कुछ अस्वाभाविकता का समावेश कर दिया है। छत्रसाल के सामने बाल- 
गोविन्द के दृत्य की कल्पना करके कवि ने अपने आश्रयदाता की बाल्यावस्था में ही भगवद्भक्ति- 
प्रवृत्ति दिखलाने की चेष्टा की है। इस घटनावली पर पौराणिक प्रभाव है। कुछ अस्वाभाविक होते 
हुए भी यह प्रसंग गंथ के नायक के स्वभाव का आभास देने के साथ ही अंथ को सरस भी बना 
देता है । | 

चौर-बध और : पहाड़सिंह-प्रपंच-वर्णन' में लाल कवि ने बड़े कौशल का परिचय दिया 
है। इस प्रसंग में ईर्ष्या, हे प, कलह, पड़यंत्र-यवृत्ति, सतकता आदि भावों एवं मनोबृत्तियों का सुंदर 
चित्रण किया गया है | इस घटनावली का उल्लेख करते हुए कवि ने एक ऐतिहासिक भूल भी की 
है | दारा द्वारा कंघार विजय करना लिखकर उसने अपनी ऐतिहासिक अनभिशता का परिचय दिया 
है | हो सकता है कि कंघार-विजय का सारा गौरव चंपतिराय को देने की दृष्टि से ही उसने ऐति- 
हासिक घटना में यह. परिवर्तन किया हो | कुछ भी हो, ऐसा करने में गोरेलाल ने दारा और चम्पति- 
राय के वैमनस्य का सुन्दर चित्रण करने में सफलता ग्राप्त की है| 

इसी प्रकार गोरेलाल ने बहादुर खां के लड़के के घोड़े आदि को चंपतिराय द्वारा बुद्ध में 
लूटने की घटना का उल्लेख करके कथानक को अधिक स्वाभाविक बनाकर कथा को अग्रसरता 
प्रदान की है । 

गोरेलाल ने यथावसर आतंक, प्रताप, बीभत्स आदि के वर्णन के साथ ही साथ चरित्र- 
चित्रण के लिये घटनावली का सुंदर प्रयोग किया है । कथानक के वर्णन के साथ ही बीच-बीच 
में अविवेकी की सेवा का दुष्परिंणाम, क्षत्रिय के कत्तव्य* आदि का भी समावेश कर दिया 
गया है जिनसे कथानक, में रोचकता और सरसता आ गई है। | 

“छुत्रप्रकाश” में कवि ने अपने आश्रयदाता के साथियों की नामावली* तथा विजित देशों 
की दीर्घ सूची: का बार-बार उल्लेख किया है। उसके ऐसा करने से कथानक में कुछ नीरसता का 
मिश्रण हो गया है। पर लाल ने मान तथा सूदन के समान लंबी-लंबी सूचियों का उल्लेख नहीं 
किया है। वास्तव में गोरेलाल अपने चरित्र नायक का सूहुमातिसक्षम युद्ध-विवरण देना चाहते थे, 
यही कारण था कि उन्होंने इन नामों का.बार-बार उल्लेख किया है। 


अदानइलन तर शक 4 नली कील १ १९ ७ पश#तक+१४ तक अलजक ० ता न केलाज कक 5 कत/ ४ 4७क७-१०५: 


._? छुत्रप्रकाश पृ० २३-७.. वही, ए० र८-४३.. | वही, ए० ४७-६४ चही, पृ० 
६०-०२, ६७, ६४-८. * वही, ४० ७७ वही, छ० ८०. ४ बही, ए० ८६, १०१-३, १२९, 
१३३०४ 7 बही, छू० ६६-०७, १०४-२०, १ रेप हब आर क्‍ आह 


४ हिंदी वीरकाव्य 


इस कवि ने घटना की वास्तविकता का कितना ध्यान रक्‍्खा है, यह इसी से सिद्ध हो जायेगा 

कि उसने अपने आश्रवदाता की एक बार की पराजय का भी उल्लेख इन शब्दों में कर दिया है--- 
कहथी सबनि समुझाइयो, जिन भजिबे पदछिताउ। 
भजे कृष्ण अवतार जे, पूरन अगट प्रभाउ #' 


आ्रागे चलकर गोरेलाल ने छत्रप्रकाश” में महाराज प्राणनाथ द्वारा छुत्रसाल को दिये गये 
कृष्णु-जन्म आदि के उपदेश का वर्णन किया है ।*९ इस उपदेश में शूगार का पुट पू्चरूप से वर्तमान 
है। यह सम्पूर्ण वर्णन मागवत्‌ के आधार पर लिखा गया है, ऐसा प्रतीत होता है | इस प्रसंग का 
प्रमुख काव्य से सीधा कोई संबंध नहीं है। ऐसा जात होता है कि युद्ध में पराजित छत्नराल तथा 
उनके साथियों की निराशा एवं इतोत्साहितता को दूर करने की दृष्टि से अथवा स्वामी आशुनाथ 
की महत्ता प्रदर्शित करने की लालसा से ही इस विवरण को इस गंथ में स्थान दिया गया है। मुख्य 
कथानक से संबंध न होते हुए भी यह प्रसंग अधिक रोचक और सरस ढंग से वर्णित किया गया है। 

छुत्रप्रकाश में अंतिम घटना लोहगढ़ विजय है, जिसके वर्णन में भी कवि ने कुछ ऐदति- 
हासिक परिवत्तन किये हैं,रं पर वर्णन सुंदर हुआ है। 

इस प्रकार गोरेलाल ने “छत्रप्रकाश” के कथानक का निर्वाह किया है। कुछ ऐतिहासिक 
व्यतिक्रम होते हुए भी घटनाओं का यथातथ्य निरूपण करने का उन्होंने ध्यान रक्‍्खा है। लाल 
कवि ने यथाशक्ति अनावश्यक विस्तार एवं आवृत्ति का बहिष्कार किया है। भावों का समुचित 
उत्कर्ष दिखाने में उन्हें सफलता मिली है। कुछ खटकनेवाले दोष होते हुए भी यह मानना पड़ता है 
कि छुत्रपकाश? में लाल कवि की प्रबंध-पढ्धता निस्संदेह उच्च कोटि की बन पड़ी है। उन्होंने 
संबंध-निर्वाह और मार्मिक स्थलों की अपनी पैनी दृष्टि से परख करके अपनी अभूतपूर्व कार्य-पढ़ुता 
का परिचय दिया है। 


ज॑गनामा 

श्रीघर ने 'जगनामा' के लिये फ़रु खूसियर के उत्तराधिकार युद्ध की घटना को चुना है। 
उसने अपने इस छोटे से काव्य में कथानक के वर्णन पर बहुत कम ध्यान दिया है। इस कवि ने दोनों 
पक्षों से युद्ध में सम्मिलित होनेवाले अमीरों तथा वीरों के नामों की बार-बार आवृत्ति की है ।* इन 
नामों की मरमार, अमीरों की सजावट तथा विशेषणों की आवृत्ति करने में श्रीपर ने अपनी इतनी 
संलग्नता दिखलाई है कि जिसके कारण कथानक-वर्णन हेय एवं नीरस हो गया है । इसके अतिरिक्त 

नादात्मक शैली-प्रयोग" के कारण मी घटनावली-ग्रवाइ को भारी धक्का लगा है | 
उपयुक्त दोषों के द्ोते हुए मी यह मानना पढ़ेमा कि भीघर ने कथानक का वर्णन करने में 
चरित्र-चित्रण, वीरता, आतंक, भय, रौद्र आदि भावनाओं का अच्छा विवेचन किया है ।* उसने 


) छुम्नप्रकाश दो० ३, ए० ॥१४७  * वही, ४० ३१३०-३६ 3 वही, ४० १६१-३ 
४ जंगनामा, पंक्तियाँ ६९-६०, ७४-८२, १७४-२१२, र२३३-३४५, ४१२३०५४३४, ८६७-१२४६, 
१२७३-०४७२०. वही, पंक्तियाँ १४२१-६०, १६६२-७४ ' वही, पंक्तियाँ ८४-६४, 
320$०७, <१००६०६, ७०४६-६३, १२२००७१९ 


कथानक ४७ 


मुइजुद्दीन की बौखलाइट और डींग बघारने* और उसके दरबार* का यथातथ्य वास्तविक वर्रन 
किया है । 

ऊपर के विवरण से यह स्पष्ट है कि नीरसता एवं अरोचकता के स्थलों की भरमार होते हुए 
भी जगनामा में ऐसे स्थान भी हैं जहा पर श्रीधर ने घटनावली के वन में सहृदयता और सजगता 
का परिचय दिया है। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि मुरलीधर में उत्तम काव्य-रचना की अनुपम 
प्रतिभा वतमान थी, पर भाटों की प्रशंसात्मक एवं लोभपूण प्रणाली का अनुसरण करने के कारण 
उन्हें कथानक के साथ उचित न्याय करने का ध्यान नहीं रहता था। यही कारण है कि उनके 
घटना-वर्णन में इतनी नीरसता एवं शुष्कता है | 


रासा सगवंतसिह 

सदानंद ने इस ग्रंथ में अपने आभयदाता के अतिम युद्ध का वर्युन किया है | उसने इसमें 
व्यर्थ के विस्तार एवं अनावश्यक प्रसंगों और घटनाओं का एकदम बहिष्कार किया है। 

इस कवि ने घटनावली का वर्णन इस पद्धति से किया है जिससे क्रोध, आतंक, वीरो- 
चित गर्वेक्ति,* तथा चरित्र-चित्रण* के सुंदरतापूबंक प्रतिपादन के साथ ही साथ झुद्ध के अच्छे 
वर्शन" भी करने में वह सफल हो सके | कवि ने युद्ध में वरता प्रदर्शित करनेवाले वीरों के नामों 
के उल्ज्ेखः के अतिरिक्त चरित्रनायक के दान* का भी वर्णन किया है। उसके इस कार्य से 
कथानक का सौन्दर्य अधिक निखर गया हे | 


सारांश यह है कि 'रासा मगवंतसिंह में लम्बी-लम्बी सूचियों तथा संयुक्ताक्षरों से युक्त शैली 
का एकदम अभाव है। यही कारण है कि इसका कथानक-वणन इतना सफल ओर वीररसानुकूल 
न पड़ा है। इस प्रकार सदानंद को अपने उद्देश्य में पूण चफलता मिली हे। 


सुजानचरित्र 

सूदन ने अपने ग्रंथ 'घखुजानचरित” के लिए भरतपुराधीश सुजानसिंह के युद्धों का कथानक 
चुनकर उसी प्रकार दुरदर्शिता का परिचय दिया है जिस प्रकार भूषण ने शिवाजी तथा छत्रसात्न 
को अपने काव्य का आधार बनाकर अपनी काव्य-युता प्रदर्शित की है। इस कवि ने सूरजमल के 
सपूर्ण जीवन को अपने ग्रंथ में स्थान नहीं दिया है। सूदन ने सुजानसिद के पूवजों के वर्णन के 
साथ उनके सात युद्धों का विस्तृत वर्णन किया है | उसने युद्ध संबधी प्रत्येक सूदछरम एवं विस्तृत 
घटनावली का उल्लेख अपने इस ग्रंथ में किया है | 

सूदन ने 'सुजानचरित्र' में प्रत्येक वस्तु और पदार्थ की लम्बी नामावली दी है। आरम्भ 


१ जंगनामा, पंक्तियाँ ०७१०-३०, ७शप८-६३8, परे३-४२ वही, पंक्तियाँ ६७०४-६० 
3 श्ांगरी प्रचारिणी पत्रिका, साय ६, सं० १४८३ वि०, छु० १२, पृ० १३६ ४ वही, छुं० ३२ 
धू० ११६. बही, छू? ४७, ए० १२१-२ | वही, छुं० २४-२१, ए० १२३२ ४ वही छेुं० 
दृपू-8, घु०ण १२२९; छों० ७इनमण पु० १२७ यही, छुों० $२६-७, घु० १२३-३० 


पद हिंदी वीरकाव्य 


में १७४ कवियों के नाम," अवतारों का उल्लेख तथा सुजान के पूर्वजों का वर्णन किया है। 
इसी प्रकार राजपूत, जाट तथा अन्य जातियों तथा युद्धों में सम्मिलित होनेंवाले वीरों के नामों 
की बार-बार आवृत्ति की है। इसका परिणाम यह निक्रला है कि कथानक अरुचिकर ओर नीरस 
हो गया है तथा उसकी गति को भारी धक्क्रा लगा है। इसके अतिरिक्त सूरजमल द्वारा दिल्ली के 
लूटे और जलाये जाने का वर्णन करते हुए सूदन ने विविध पशु-पत्तियों, श्रस्त्र-शख्तरों, बत्तनों, बाजों, 
कपड़ों, आमृपणों, मिष्ठान्न, अनाज, ग्रन्थों आदि के नामों की एक बड़ी विशाल सूची दी है, 
जिसके फलस्वरूप कथानक की धारा एकदम टूट गई है | इस अवसर पर केशव के समान पांडित्य- 
प्रदर्शन के प्रलोभन में सूदन ऐसे फँसे हैँ कि उन्हें घटनावली के चित्रण का लेश-मात्र भी 
ध्यान नहीं रहा है | इस संबंध में यह भी स्मरण रखना चाहिए, कि सूदन ने वीरर्स-काव्य-परपरा 
का अनुकरण करके संयुक्त वर्णो'* और व्यर्थ की नादात्मक निरथंक शैली“ का बार-बार प्रयोग 
करके कथानक को और भी शुष्क, नीरस तथा अरुचिकर बना दिया है। 

उपयक्त दोषों के होते हुए भी यह स्वीकार करना पडता है कि सूदन को कथानक को संदर 
दंग से अक्ित करने में भी पू्रूपेण सफलता मिली है। यथावसर सदन ने पात्रों के चरित्र- 
चित्रण” करते समय घधटठनावली को सुदर रूप दिया है| उसने बीमत्स,* * वीर, आंगार* २ तथा 
भय* 3 आदि के वर्णन करने में भी कथानक को आवश्यकतानुसार परिवर्तित कर दिया है। 
सूदन ने अलंकार-वर्शन* ४ करने में भी कथानक का उचित प्रयोग किया है । 


सूदन ने अपने चरित्र-नायक के प्रतिद्वद्वी का उत्तम** वरणन करके अपने ग्रथ के कथा- 
नक को स्वाभाविकता प्रदान करने के साथ ही अपनी उदारता का मी परिचय दिया है। सुजान- 
चरित्र, में कवि खूदन ने युद्ध-वणन करने मे बड़ी पढ़ता दिखाई है।** बार-बार युद्ध का विस्तृत 


? सुजानचरित्र, छुं० १-६, पृ० १-३. वही, छं० ११, ए० ई-४ ३ वही, छु० १२- 
२३, पू० ४-६. वहीं, छुं० ९-६, ए० १४; छं० १३०४, छू० ३०-१; छों० २७, ४० ७३१; छुं० 
१०, पूँ० १०४४-०६: छु० 8, एू० २०००१ है वही, छुं० ३२ पू० ८-२०; छु० ८, प० २३-०४; 
छुं० १३, प० ४६-७; छु० ३ (४), ए० २३-४; छु ० ८, ४० ६३-४; छं० २८, छ० ७९-६; छुं ० १८, 
पू० ८-४२; छुं० ७, ए० ६४-६; छु० ९, पू० ११२-३; छुं० ६, ए० ११६-६; छुं० २-६, घु० 
पृ्‌२०-४; छु० ६, ६०१२, पृ० १३२-२; छु० ८-१०, पृ० १८४४-६४; छुं० २०, ए० १६४-२; छे० न 
छू० २०१, छू? ३२-३, घु० २०८-३; छु? १६-७ पू० २३९-६; छु० २१, छ० २१७-८; छुं० २८, 
प्रृू० २२१-२; छु० ३२०६, एू० २४३-४;: वही, छु० ३१-४७, पु० १७१३-४६ वही, छुं७ 
४, ४० २१०२; छुं० १८, घ्रु० ३९, छुं० २२, घू० २३४८-२० “ वही, छुं० २ (केवल कुछ पंक्तियाँ) 
पू० २०-१; छु० १४, ४० १३९-७, छु० ३६, ६० १४३; छू० ११, ए० १८४७ वहीं, छुं० २-४, 
पू० १३-४८ छ० ३४, घू० ६३; छुं० २-३, ए० ३२-३; छुं० २०-२, घृ० श्य १" वही, छूं० ११, 
बू० १६; छुं० ६, घू० पर; छुं० १४,ए० २०४ "११ यही, छुं० £, पृू० ३३-४  ** बही, छुं० 
४२-७, घू७ १४७६-७३ कही, छुं० १४-७, ए० १६६-७ ४ वही, छं० १२, प०२६ १" वही 
हुं० ४०-४, पू० ११४६-२९ वही, छूं० १४, प्रू० ३४, छुं७ ९, पृू० ८३-२; छुं० ३२-६, घु० 
१३४७-४२: छु० ९, पूं० १8०; छुं० १३-७, पएू० २०३-४६ 


कथानके ४ 


इस कवि ने अपने ग्रंथ में एक स्थल पर दिल्ली के आदि काल से प्रारंभिक इतिहास को 
वशित काल तक संक्षेप मे दिया है।* इस संज्षिम कथन से भी उसकी कथानक-चित्रणु-पद्धता का 
आभास मिलता दे । 

सूदन नेग्रथ के अंत में पहुँचकर मराठों द्वारा किये गए, जाट-राज्य के आक्रमण का 
विस्तृत वर्णन न करके ब्रज-शोमा, कृष्णु-लीला, युचकुन्द-कथा आदि पौराणिक विषयों का वर्णन 
किया है ।* कहना ने होगा कि ऐसा करके कब ने प्रमुख ऐतिहासिक घटनावली को छोड़कर 
ग्रथ के कथानक के साथ अन्याय किया है | 

ऊपर के सक्तिस विवेचन से विदित होता है कि सूदन को कथानक-चि बण-पढुता प्राप्त थी, 
पर अपनी अहुशता, पांडित्य-प्रदर्शन तथा शैली और भाषा-विविधता का प्रयोग करने के प्रलोभन 
में फैंस जाने के कारण उनके मसुजानचरित्र' में अधिकाश स्थलों पर अरोचकता, नीरसता तथा 
शध्कता का समावेश हो गया है, जिससे कथानक को करारी ठेस पहुँची है । यह होते हुए भी 'सुजान- 
चरित्र! में कथानक के सुंदर वर्णन के स्थलों की भी कमी नहीं है। 


करहिया को रायसौ 

गुलाब कवि ने 'करहिया को रायतौ? नामक छोटे से खंड-काव्य में करहिया-परदेश के परमारों 
वर्थन करने से युद्ध के उत्तम वर्णन के तो काव्य में दशन हो जाते हैं, पर इससे कथानक की 
गति मंद अवश्य पड़ गई है। 
और भरतपुराधीश जवाहिरतिंह के युद्ध का वर्णन किया है।इस कवि ने आरंभ में सरस्वती और 
गणेश जी की स्तुनि३ के पश्चात्‌ अपने आश्रय-दाताओं की प्रशंसा की हे* | 

इसके अनंतर उसने उक्त युद्ध का वर्णन किया है। गुलाब कवि ने वीरों के नामों का 
बार बार उल्लेख किया है” | इन नामों के साथ ही उसने अधिकाश स्थलों पर इन वीरों के 
युद्ध तथा गर्वोक्तियों का अच्छा वर्णन किया है। गुलाब ने वीरर्सात्मक संयुक्ताक्षर शैली का भी 
प्रयोग किया है, पर इससे कथानक के ग्रवाह में बाघा पढ़ी है | 

उपयुक्त कथन का यह अभिप्राय कदापि नहीं है कि गुलाब कवि में घटनावली के वर्णन 
की क्षमता का अभाव था। उसने कथानक का वीर-चरित्र-वर्णन करने म सफल प्रयोग किया है ।* 
उसे रौद्रादि रस के चित्रण में भी पर्याप्त सफलता मिली है |: 


यद्यपि गुलाब कवि ने इस छोटे से कथानक के चित्रण में कुछ असावधानी दिखलाई है, पर 
उसके वर्णन में उसे पर्याप्त मात्रा में सफलता भी प्राप्त हुईं है । सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसने 
'इंगारादि का समावेश अपने इस गअ्ंथ में न करके कथानक को पूर्णूूपेण वीररसानूकूल बनाया है। 


* खुजानचरित्र छुं० ३-१६, पू० १६४४-७० * वही, छुों० २७-६६, पृ० २२३७-६० 
“ जागरी प्रचारिणी पत्रिका, नवीन संस्करण, भाग १०, १६८६ वि०, छुं० १-७, ० २७७ 
* बढ़ी, छुं० <-८, घू० २७७-८ + वहीं, छुं० २१-२, ए० २७६-८० छुं० २३४ पघृ० २८८२-३५ 
छु० ४९, ए० २८१-६; छुं० २६-६२, प्ू० रप८-६ ६ वही, छुं० श८, धू० २८७; छुं० ४७, 
पू० २८०७ * घही, छुं० ४०-२, पृ० रेझम४ * बहा, छू० १८, पू० २८2 


१० हिंदी वीरकाब्य 


हिम्मतबहादुर-विरुदावली 


पदूमाकर ने हिम्मतबद्मादुर-विरदावली में अनूपशिरि हिम्मतबहादुर तथा अ्रजुनसिंह के 
मध्य लड़े गये युद्ध का वर्णन फिया है। उन्होंने इस ग्रथ के कथानक-वर्णन में परम्परा का पालन 
अधिक किया है |अथ केआरंभ में चरित्र-नायक की ऊद्दात्मक पद्धति मे प्रशंता की गई है |" इस ग्रंथ 
का अधिकांश माग राजपूत उपजातियों,* वाद्य-यत्रों,१ हाथियों, घोडों," तोपों,* बंदूकों,* 
तलवारों* तथा अन्य हथियारों" आदि के नामों के गिनाने से भरा पड़ा है। परिणाम यह हुआ है कि 
कथानक का प्रवाह एकदम रुक गया है और ग्रंथ अरोचक हो गया है | सयुक्ताक्रों' तथा नादा- 
त्मकशैली+ ? के प्रयोग ने भी घटनावली के लिए घातक कार्य किया है। पात्रों द्वारा लंबे- 
लंबे कथन*” भी इस अंथ में मिलते हैं जो चरित्र और कथानक दोनों ही दृष्टियों से ठीक 
नहीं है । 

यह सब दोष होते हुए भी हिम्मतबहादुर-विरुदाचली मे कथानक की दृष्टि से कुछ विशिष्ट 
गुण भी वत्तमान हँ। पदुमाकर ने अपने आ्ाश्रयदाता के प्रति-नायक की प्रशंचा** करके कथा को 
अधिक स्वाभाविक बनाने की चेष्टा की है । पात्रों के स्वाभाव एवं गुण-दोष-चित्रण की मी चेष्ठ 
की गई है, पर कम मात्रा मे१३ | युद्ध के वर्णन में अलकारों की भरमार कर दी गई है, पर उनमें से 
कुछ अच्छे चित्रण भी हुए हैं| 

ऊरर के विवेचन से यह सार निकलता है कि पद्माकर को (हिम्मतबद्दादुर-विरुदावली? सें 
कथानक-चित्रण में आशातीत सफलता नहीं मिली है | सदन के समान उन्होंने नाम गिनाने की परंपरा 
और शब्दों की तड़क-भड़क पर ही विशेष ध्यान दिया है । उन्होंने उपयुक्त नायक चुनने ही सें 
असावधानी का परिचय दिया है। पर इस ग्रथ में ऐसे स्थल भी हैं जिनसे सिद्ध होता है कि पद्मा- 
कर यदि सतकता से काम लेते तो उन्हें कथानक-चित्रण मे पर्याप्त सफन्नता मिल गई होती ! 


जगदविनोद 
'जगद्विनोद” के जिन छदों का आलोच्य विषय के अंतर्गत अध्ययन किया गया है, वे 


मुत्तक हैं और उनमें महाराज जगद्सिह, जयपुराधीश की प्रशंसा की गई है। अतएव इस संबंध 
में कथानक-वर्णन पर विचार करने का प्रश्न ही नहीं उठता है । 


प्रतापविरुदावली 


प्रतापविददावली में महाराज प्रतापसिंह की विविध दृष्टियों से मुक्तक छंदों में प्रशसा की 
गई हैं | कवि ने उसमें किसी घटना का वन नहीं किया है। 


१ हिम्मतबहादुर-विरदावली, छू० ३-१४. * वही, छूं० २०-३७ 3 वही, छुं० ३३-४१ 
४ बही, छुं० ४७-१ .+ वही, छुं० २-६ * वही, छुं० ६३-७०, ८६-३१ * वही, छं० ७०-२ 
* ही, छूं० १३३१-२०" वही, छुूं० ४९, ६६" वही, छुं७ १३०, १८६ वही, छों० 
$४-११०, 4२२-८:  -* यही, छूं० १०-१८ * वही, छे० ७३-४५, ६८८००४, २०८ )* बही, 
छुं० ७७-८६, १७६-८:१ 


कैथानक पर 


हम्मीररासो 

जोधराज ने हम्मीररासों के आरंभ में गणेश और सरस्वती" की स्तुति, आश्रयदाता'ँ 
तथा अपना * परिचय दिया है। तदनन्तर उसने सृष्टि और मानव-रचना, चंद्र और सूर्य-वंश का 
वर्शन* किया है जिसका आधार पौराणिक गायाए हैं। इसके आगे उसने आ्राबू पवत पर किये 
गये यज्ञ से अग्निवंशीय क्षत्रियों की उत्तत्ति" का उल्लेख किया है, जिस पर प्रृथ्वीराजरासो 
की स्पष्ट छाप विद्यमान है | तदनन्तर पद्म ऋषि के तप भग होने और हम्मीर तथा अलाउद्दीन 
के जन्म संबंध में जोधराज ने पौराणिक, काल्यनिक एवं मनगढ़त बातों का उल्लेख किया है, जिनका 
मूल कथानक से विशेष संबंध नहीं है | इसके संबब में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि 
इस घटना का आश्रय लेकर कवि ने ऋतुओं और «यार का विस्तृत वर्णन किया है | पर उसके 
ये वणुन परंपरानुतरण मात्र हैं और कहीं-कहीं पर सीमा का उल्लंघन कर गये हैं, अतएव यह घटना- 
वली कथानक के लिये भूषण नहीं वरन्‌ दुषण है | 

जोधराज ने हर्म्मर और अलाउद्दीन के पारस्परिक बैर के कारणों का उल्लेख करते हुए 
मीर मद्दिमा तथा शाही बेगम रूप-विचित्रा के प्रेम, मीर द्वारा सिंह के मारने, इस घटना से सुल्तान 
के अ्रपतनन्‍न होकर मीर महिमा को निकाल देने तथा मीर महिमा के हम्मीर के यहा जाकर शरणु, 
लेने का वर्शन* किया है | 

इस कथा से मिलती-खुलती एक घटना, मीर हुसेन कथार, का प्रश्वीराजरासो में . 
है। इन दोनों ग्रंथों में वशित दोनों कथाओं में अत्यधिक साम्य है। हम्मीररासो के रचना 
से पूर्व ही प्ृथ्वीराजरासों का वर्तमान रूप निश्चित हो चुका था । ऐसी परिस्थिति मे यह 
होता है कि जोधराज इस कथा के लिये चद्‌ बरदायी का ऋणी है। लो । 

मीर महिमा और रूप-विचित्रा की कथा ऐतिहासिक दृष्टि से विशेष महत्त्वपूण न होते हुए 
भी अपना निजी महत्त्व रखती है । टस प्रसग में कवि ने सेना; ऊ्कावत, मीर महिमा के 
और अटगार के वर्शन में विशदता का परिचय दिया है, पर यार के वर्णन मे वह अश्ली 
की पराकाष्ठा तक पहुँच गया है। साथ ही उसने अ्रलाउद्दीन के द्वारा चूहे को मरवाकर ५ 
चरित्र को श्रधिक गिरा दिया है। इस दृष्टि से विचार करने पर कथानक का यह अश कवि के 
द्वारा उचित ढंग से नहीं वर्णित किया गया है, यही कहने के लिये बाध्य होना पड़ता है । 


आगे चल कर जब दूत अलाउद्दीन के समक्ष मीर महिमा के राव हम्मीर की शरण में जाने 
का समाचार देता है, उस अवसर पर शाही मत्री बहराम खा का यह कथन कि मीर तो सागर 
के पार चला गया है," कुछ अ्रस्वाभाविक लगता है। उसकी इस उक्ति के पश्चात्‌ और किसी 
उत्तर का उल्लेख न करके, कवि ने एकदम हम्मीर को पत्र लिखने के लिये शाही आज पृ कृथन * 
करके कथानक के पूर्वा पर सबंध-निर्वाह को आघात पहुँचाया है । ५5५ ५ 


* इम्मीररासो, छुं० १-४. वही, छुं० *-७  * वही, छूं० ८-३३ ४ वही, छूं० १४-३४ 
श् बढ़ी, 'छु० छ9०७0० & चही, छु० ७१-वचनिका, घष्ठ शे८८ ६ वही, छुं० बृदद-३०२ 
5 प्रथ्वीराजरासों सार, $ वां समय, ध्रष्ठ ३६-४३ * हसम्मीररासों छुं० ३१८ 7" बही, 
छु० ३१६ 


घपू२ हिंदी वीरकाब्य 


इसके श्रनन्तर जोधराज ने दूत के मुख से राव हम्मीर के राजसी वैभव, वाटिका आदि 
का विस्तृत वर्णन कराया है," जो परंपरा का पालन मात्र है| इसमें कवि ने अपने आश्रयदाता 
के पूवजों की प्रशंसा करके उसे प्रसन्न करने का प्रयत्न किया है, ऐसा अनुमान होता है। इसी 
प्रकार वजीर के सुख से कराये गये हम्मीर के पूवजों के गुण-गान' को भी समझना चाहिए। इन 
वर्णनों मे कथा की धारा एकदम मंद पड़ गई है। 


इसके आगे यथास्थान अलाउद्दीन का मंत्री उसे राव हम्मीर से युद्ध न करने की मंत्रणा 
देता है और तुरंत ही आक्रमण के लिये सेना की तैयारी की सूचना मिल जाती है* इसको कथा- 
नक में क्रम-भंग ही कहना उचित जेंचता है। इसी प्रसंग में यह भी स्मरण रखना चाहिए कि उक्त 
सेना में कवि ने देश-विदेश की विविधश्ेनाओं के नाम गिनाये हैं, जो काल्पनिक एवं परंपरागत हैं। 


जोधराज की कथानक संबधी चुटियों का यही पर अंत नहीं हो जाता है। उसने चोह्ानों 
आर मुसलामानों के परपरागत बैर का वर्णुन* किया है, जो प्रथ्वीराजरासो के आधार पर प्रतीत 
होता है और जिसका प्रमुख घटनावली से कोई भी सबंध नहीं है । 


यही नहीं, इस कवि ने दोनों पत्तों में देवी-शक्ति की सहायता की भी कल्पना की है। राव 
हम्मीर और अलाउद्दीन देवों और पीरों को अपनी अपनी सहायता के लिये बुलाते हैं। वे देव और 
पीर एक बार नहीं अनेक बार आकर अपने अपने उपासकों की सहायतार्थे युद्ध मे सम्मिलित 
होते हैं ।" ऐसे स्थलों पर कथानक बच्चों का खेलवाड़ और उपहासास्पद हो गया है और मुख्य 
कथानक का रूप उनमें न जाने कहाँ विलीन हो गया है। इसी प्रकार जमाल खाँ का मुहम्मद 
गोरी के आदेश से प्रथ्वीराज को पकड़ना ओर अलाउद्दीन के आदेश को पार्कर हम्मीर के विरुद्ध 
रण-त्षेत्र में जाना भी कवि की असावधानी का परिचायक है | उसने मुहम्मद ग़ोरी ओर अला- 
उद्दीन के समय का ध्यान नहीं रखा है, जिसके परिणामस्वरूप इस स्थल पर कथानक एकदम 
काल्पनिक एवं निराधार हो गया है। 


आगे चलकर चित्तोड़ के कुमारों के प्रसंग? में भी जोधराज ने अपनी ऐतिहासिक अज्ञा- 
नंता का परिचय दिया है, जिसके फलस्वरूप कथानक की स्वाभाविकता नष्ट हो गई है ओर इसके 
समावेश से अ्रकारण ही ग्रंथ को विस्तार दे दिया गया है। 

चद्र-कला-जत्यान्तगंत मीर महिमा द्वारा अलाउड्ीन के मुकुट गिराये जाने का' उल्लेख 
किया गया है।” ऐसा प्रतीत होता है कि जोधराज ने यह घटना तुलसी द्वारा वर्शित अगद 
द्वारा फंके गये रावण के मुकुट के प्रसंग* से ली है। 


सुजन के विश्वासघात* * के कथानक में जोधराज ने उम्भवतः अकबर के समकालीन रणु- 
कु दः [ ॥क- ३... 
थंगोर दुर्गाष्यक्ष राव सुजन के नाम का उल्लेख करके अपनी अज्ञानता का परिचय दिया है। 





“ हम्मीर रासो, छुं० ३३२-७२ * वही, छुं० ३६७-३ 3 वही, छुं० ३७०-२ ४ बही, छुं० 
४११-२ " वही, छु० ४४६, ४०७८-८६, €६१-७, ६१८-६  * बहीं, छु० ५९३५९-८ ,* वही, 
छुं० ९१०६-३४, ६९६०-२६ बही, छु० ६९२२-४३ * साताप्र सादु गुप्त, शीरामचरित मानस, 
लंका कांड, ४० ४२१ * हम्मीर रासो छुं० ६४७-४६, ६६२ 


कथानक पूरे 


इसी प्रकार अलाउद्दीन के द्वारा हिंदू देवों की पूजा करना, उसके द्वारा संघि- 
प्रस्ताव, सम्राद का पराजित होकर बंदी बनना तथा' मुक्ति पाकर दिल्ली को प्रस्थान करना, 
शिवजी को अपित किये गये राव हम्मीर के शीश की आज्ञा मानकर अलाउद्दीन का रामेश्वरम्‌ में 
जाकर सागर में समाधिस्थ होकर प्राण-विसर्जन करना, ऐसे प्रसंग हैं जो एकदम इतिहास- 
विरुद्ध और काल्पनिक हैं। इन कथानको के कारण मुख्य घटनावली का रूप विकृृत हो गया है। 
पर ऐसा करने से कवि को अपनी कल्पना-शक्ति का परिचय देने का अच्छा अवसर मिल गया 
है। साथ ही अपने आश्रयदाता को प्रसन्‍न करके पुष्कल धन प्राप्त करने का भी सुयोग उसे मिल 
गया होगा, जैसा कि उसने अंथ के अंत में स्वीकार भी किया है * । 

कथानक संबंधी उपयुक्त त्रुटियों और भूलों के होते हुए भी उसमें कुछ विशिष्ट गुण भी हैं । 
जोधराज ने वीरोक्ति * रौद्र,* आदि के अच्छे उदाहरणों द्वारा कथानक को अधिक स्वाभाविक बनाने 
की सफल चेष्टा की है | जोधराज ने युद्ध के अच्छे चित्रण द्वारा" वीर॒रस का अच्छा परिपाक किया है, 
यद्यपि ऐता करने में उसने कल्पना का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया है। उसने पात्रों के चरित्र को ऊँचो 
उठाने की भी चेष्टा की है। पर कहीं-कहीं पर उसमें उपदेश की प्रधानता हो गई है, उदाहरणाये 
हम्मीर की रानी का चरित्र ज्षत्राणी के अनुरूप होते हुए भी उपदेशात्मक हो गया है |* कहीं-कहीं 
पर जोधराज ने वीर ओर <ंगार के सुंदर चित्रण १ * द्वारा कथानक को अधिक रोचकता प्रदान की 
है। उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसने वीरकाव्य की सूदन वाली नाम गिनाने की परि- 
पाटी का एकदम बहिष्कार किया है। केवल एक दो स्थानों पर ही राजपूरतों११, घोड़ो१* एवं 
गजों१ २ का उल्लेख हुआ है। कवि की इस नीति के कारण छथानक की सरसता और रोचकता 
की पर्याप्त मात्रा में रक्षा हो गई है। 

ऊपर किये गये विवेचन का यह सार निकलता है कि हम्मीररासो में कथानक के वर्णान 
में कवि ने बहुत सी भूले की हैं, पर उसमे ऐसे विशिष्ट स्थल भी हैं जो कवि की प्रबंध-कल्पना- 
पढ़ता का प्रमाण देते है। सबसे बड़ी बात यह है कि जोधराज ने इतिहास-विश्रुत नायक अपने 
काव्य के लिए चुना है। यही कारण है कि उसे अपने उद्देश्य से कुछ सफलता मिली है। उसके 
सामने प्रथ्वीराजरासो की परंपरा थीं, जिससे उसने पूर्ण लाम उठाया है | परंपरा से ऊँचा उठने 
की मौलिक प्रतिभा संभवतः जोधराज में वत्तमान नही थी, इसीलिए वे अपने काव्य के कथानक के 
प्रवाह की रक्षा करने में उतने सफल नहीं हो सके जितना कि उन्हे होता चाहिए था। साथ ही चारणों 
की आश्रयदाताओं की ऊहात्मक प्रशंसा करके प्रचुर धन प्राप्त करने की परिपाटी और लालसा ने 
भी कथानक के रूप को विक्वत करने के लिए उन्हे विवश कर दिया था। यह सब होते हुए भी 
इस दृष्टि से जोधराज का निजी स्थान है इसमें किसी को आपत्ति नहीं हो सकती | 


) हम्मीररासों छु० ६०१-२ * वही, छु० ८३०, ८४८, ४६२७-२६ 3 बही, छुं० ३३९- 
४२ वही, छू० ६४७-६९५  " वही, छं० ८६७ ' वही, छुं० ३२७ “ वही, छुं० ३८० 
५ वही, छुं० ४३१८-१९, ,८झ३४३-६३२० + वही, छुं० ६६६-८९ . * बही, छुं० ७१०-८ 
)) बही, छु० ७०० )* बही, छू० ७१३२-२८ १3 वही, छुं० ७५२३-३७ 


अध्याय ३ 
चरित्र-चित्रण 


सामान्य स्थिति- प्रस्तुत साहित्य के मथन से विदित होता है कि पात्रों के चरित्र-चित्रण 
की ओर इन कवियों का ध्यान विशेष रूप से नहीं गया था । ये ग्रथ ऐतिहासिक काव्य थे इसी 
लिए अधिकाश कविगण इतिबृत्तात्मक शैली का अनुसरण करके ऐतिहासिक घटनावली, पात्रों 
स्थानों तथा अन्य सामग्री की सूची का उल्लेख भर कर दिया करते थे | हनमें पात्रों की अधिक 
भरमार होती थी। लूटमार तथा युद्ध-सामग्री की विस्तृत सूची, श्रलकार-प्रयोग, चमत्कारवादिता 
रीति-परंपरा का अनुसरण आदि कुछ ऐसे कारण थे, जिनके फलस्वरूप चरित्र-चित्रण की ओर इन 
कवियों का ध्यान बहुत कम गया था | 

उपयुक्त कथन का यह अमिप्राय नहीं है कि उक्त काव्यों में चरित्र-चित्रण का एकदम 
अभाव है | पर इतना सत्य है, कि इन कवियों ने अधिकतर परपरागत कुछ विशिष्ट गुणों का 
ही उल्लेख अपने पात्रों के संबध में किया है | पर कुछ प्रबंध-काव्यों मे चरित्रों का अच्छा चित्रण 
भी हुआ है। ऐतिहासिक प्रबंध-काब्यों में चरित्र-चित्रण प्रायः उत्तम हुआ है। रासो परंपरा के ग्रथों 
में प्रथ्वीराजरासो की छाप स्पष्ट रूप से मिलती है। मुक्तक-ग्रथों में कुछ विशेष बातों को ही लेकर 
चित्रण कर दिया गया है। स्त्री-पात्रों के सबंध में मी एक बेंधी हुईं धारा का अनुकरण किया 
गया है। नीचे चरित्र-चित्रण सबंधी कुछ विशेषताओं का उल्लेख किया जा रहा है, जिससे उपयक्त 
कथन की पुष्टि हो सके । 

कुछ अपवादों के साथ प्राय: सभी पात्रों-विशेषकर नायको-में एक ही प्रकार की विशेषताओं 
के उल्लेख सभी अथों में मिलते हैँ। इन पात्रों को मृगया, मल्ल-युद्ध तथा गज-युद्ध से विशेष प्रेम 
होता था। वे अ्रस्र-शत्र संचालन में अधिक दक्षता प्राप्त किया करते थे | युद्ध में स्वयं सेना संचा- 
लन करते हुए नायक सेना के अग्र भाग में रहकर युद्ध की गति-बिधि का स्वयं निरीक्षण करते थे । 
वे विजयी वीरों का समुचित आदर किया करते थे । 

इन ग्रंथों के नायक प्रायः युद्ध-बीर के रूप में ही चित्रित किए. गए, हैं । इसके अतिरिक्त वे 
दान-वीर, दया-वीर एवं धर्म-बीर भी हुआ करते थे । वेद, गौ, ब्राह्मण और हिंदू धर्म की रक्षा के 
लिए, ये पात्र सदैव परिकरबद्ध रहा करते थे | वे दान में मन-भर घन छ्लुटाया करते थे | ये माटों 
एब कवियों को सदैव सम्मानित करते थे । 

कुछ पात्र बड़े यशस्वी तथा कर्म-वीर हुआ करते थे । शत्रु से लोहा लेना, अपनी विजय 
के लिए सवंस्व न्यौछावर करना ओर हँसते-हँसते अपने प्राणों की बलि चढ़ा देना इन वीर-पंगवों 
के लिए. साधारण बात थी । उनमे से कुछ वीरों ने अपने बाहु-बल पर, साधारण स्थिति से उठकर 
ओर दिल्‍ली राज्य की जड़ें हिलाकर, विस्तृत राज्यों की स्थापना की थी । ऐसे पात्रों के वर्णन में 
सच्ची वीरता, अ्रदम्य उत्साह, असीम अध्यवसाय और कार्य-कुशलता के दर्शन होते हैं। प्रायः 
सभी प्रमुख पात्रों की यह विशेषता थी कि वे शन्नु को तंग करने के लिए छिपकर छापा मारते, राज्यों 
को लूटते, आग लगा देते, चौथ उगाइते और जंगलों एवं अन्य सुरक्षित स्थानों में जा छिपते थे । 


चरित्र-चित्रण 8०8 


दिल्‍ली राज्य के शत्रुओं ओर विद्रोहियों में परस्पर मित्रता स्थापित हो जाया करती थी। ऐसे मेल- 
मिलाप द्वारा वे अपने शत्रु को पराजित करने के लिए सदैव प्रयत्न करते रहते थे। अवसर पढ़ने 
पर विश्वासघात, हत्या आदि करने से भी कुछ पात्र नहीं चूकते थे, किन्तु अधिकाश पात्र सत्या- 
नुसार आचरण करनेवाले ओर महान व्यक्ति थे । 

इन पात्रों में और विशेषरूप से नायकों में सच्ची राजपूत वीरता एवं कर्मण्यता के गुण 
वर्तमान थे | प्रतिदन्द्यी से लोहा लेना और करमिट अथवा मरमिट की भावना उनमे रहा करती 
थी | उनकी वीरता, क्रूरता एवं दृशसता की मित्ति पर अवलबित नहीं थी। हाहा खाते पर हाथ 
उठाना, धोके से शत्रु को मारना आदि बातें उन्हें रुचिकर नही थी । प्रार्थना किये जाने पर वे शत्रु 
को धर्म-द्वार प्रदान कर दिया करते थे | वे जितने वीर होते थे उतने ही दयालु ओर जितने ही कठोर 
उतने ही उदार। 

इन पात्रों मे स्वामिभक्ति; कृतज्ता आदि गुण वर्तमान थे | सेनापति आदि कर्मचारी अपने 
स्व/मी के कार्य को बड़ी तत्परता और सच्ची लग्न के साथ किया करते थे । यह उनके चरित्र की 
एक अलोकिक विशेषता थी | 

इन ग्रंथों में कुछ ऐसे पात्र भी मिलते हैं जो छुल-कपट, विश्वासधात एव धूत्तता के साज्षात्‌ 
अवतार थे | अपने स्वार्थ की पूर्ति करना ही उनका एकमात्र लक्ष्य होता था। नीति, अनीति, 
उचितानुचित का ध्यान करना तथा ऐसी ही अमन्‍्य बातों पर विचार करना उनके लिए सदैव 
आवश्यक था। कुछ ऐसे भी पात्र थे जो आत्मश्लाघा एवं दूसरों को उपदेश देना आदि ही सच्ची 
वीरता का आदर्श सममा करते थे । 

इन ग्रंथों में नायक और उसके पक्ष के पात्रों के गुणों को बढ़ा-चढ़ाकर अ्रकित किया गया 
है। उनके प्रतिपक्षियों को प्रायः अधिक ऊँचा उठाने का प्रयत्न नही किया गया है। ऐसे बहुत कम 
कवि हैं, जिन्होंने प्रतिनायक्र के आतंक, गौरव और वैभव का उदारतापूर्वक वन किया है। इस 
संबंध में मान और सूदन के नाम लिये जा सकते हैं। रासो परम्परा के अनुयायी जोधराज ने अपने 
ग्रंथ के उपनायक के चरित्र को बहुत गिरा दिया है। सूदन, पद्माकर आदि कवियों ने अपने आश्रय 
दाता के शन्नु की भी मुक्त-कंठ से प्रशंसा की है । 

इन ग्रंथों में नारी-पात्रों का उल्लेख अपेक्षाकृत कम हुआ है | जठ्मल ने नारी-जाति-वर्णन 
ओर जोधराज ने स्री-चित्रण में रीति तथा रासो परम्परा का अनुसरण किया है। 

उक्त सभी ग्रंथों में नारी-यात्र प्रायः दो रूप में हमारे सामने आते हैं। कुछ ऐसे ख््री-पात्र 
हैं जिनके नखशिख, सौदर्य आदि का वर्णन किया गया है। यह स्पष्ट ही शज्लारिक भावना का 
प्रभाव है। नारी का यह रूप उद्दीपक, साधना में बाधक और कत्तंज्य-पथ से विमुख कराने वाला है। 

नारी का दूसरा रूप भी इन ग्रंथों में देखने को मिलता है। उनका यह स्वरूप अत्यन्त 
उज्ज्वल्न एवं महान्‌ है। इस रूप में स्त्री सच्ची ज्षत्राणी, सती, साध्वी, माता और पत्नी के रूप में 
आती है। उसका यह रूप अधिक वास्तविक, वीरता से पूर्ण और स्थायी है । उसका यह चित्रण 
रीति-काल के अश्लील प्रभाव से बचा हुआ है | यह इस काव्यधारा की अपनी निजी विशेषता है, 
जिसकी उपमा अन्यत्र मिलना कठिन है । यद्यपि इन कवियों ने अपने ग्रंथों में बहुत कम स्त्री-पात्रों 
का समावेश किया है, किन्तु जहां पर भी उन्होंने नारी के इस आदर्श रूप को रक्‍्खा है वहाँ पर वह 


भ६ हिंदी वीरकाव्य 


सच्ची घटनाओं पर निर्भर होने के कारण अधिक सत्य एवं प्रभावोत्पादक हो गया है। नारी का 
यह रूप चारण, भक्ति और रीतिकालीन साहित्य में सबसे अलग अपनी विशेषता रखता है । सूक्षम 
होते हुए भी नारी का यह चित्रण आदश और महान्‌ है। 

ऊपर के विवेचन से यह स्पष्ट हो गया होगा, कि कुछ कवियों ने प्रबंध-कराव्यों मे इतिहास 
के अनुकूल और कुछ ने ऊद्दात्मक शैल्ञी के अनुसार अपने पात्रों के चरित्र श्रकित किये हैं। कुछ 
अंथों में अतिशयोक्तिपूर्ण चरित्र-चित्रण भी मिलते हैं। कुछ ग्रंथों में रासो की शैली पर' चरित्रों 
का वर्णन किया गया है | मुक्तक-प्रथों में मी दो प्रकार के चरित्र-चित्रण मिलते हैं। कछ में यशस्वी 
नायक को लेकर उसकी वीरता आदि का वर्णन किया गया है और कुछ में कोरी प्रशस्वि मात्र की 
गई है | कुछ कवियो ने चरित्र-चित्रण के प्रति उपेक्षा प्रदर्शित की है। पर प्रायः सभी ने कुछ 
विशिष्ट शैली ही का अनुकरण किया है| जैसा कि कहा जा चुका है, नारी-पात्र कम आये हैं, पर 
उनके चरित्रों की अपनी निजी विशेषताएं हैं । 

ऊपर बतलाई हुईं चरित्र-चित्रण की प्रमुख प्रवृत्तियों को स्पष्ट करने के लिए नीचे प्रत्येक 
ग्रंथ के प्रमुख पात्रों के चरित्रों पर संक्षेप में विचार किया जा रहा है :-- 

वीरसिहदेवचरित तथा रल्लबावनी 


केशव के वीरसिहृदेवचरित्र के शअ्रध्ययन से विदित होता है कि कवि की प्रवृत्ति पात्रों के 
चरित्रों के क्मिक विकास एवं चित्रण की श्रोर ल्षेशमात्र भी नहीं रही है। इस ऐतिहासिक ग्रंथ में 
इतिवृत्तात्मक वर्शन-शैली का अनुकरण करते हुए तथा घटनावली की सूची देते हुए कवि तीन गति 
से अग्रसर होता हुआ दृष्टिगोचर होता है। पात्रों, स्थानों, आदि के नाम गिना देने की ओर कवि 
की विशेष रुचि रही है। पात्रों की इतनी भरमार कर दी है कि उनके चरित्र-संबधी विश्लेषण के 
लिए अवसर ही नहीं रह गया है| साथ ही चमत्कारप्रियता, अलंकार-प्रयोग, ऋतु-वर्णन आदि के 
कारण भी चरित्र-चित्रण को व्याधात पहुँचा है। संवादों के द्वारा पात्रों के चरित्रों में सजीवता का 
समावेश हो जाता है। ऐसे अवसर जहाँ कहीं भी आये हैं, वहाँ पर पात्रों की विशेषता श्रों का 
विकास होता हुआ दिखलाई देता है, परन्तु बहुत कम पात्रों में । अधिकतर पात्र आत्मश्लाघा और 
उपदेशपूर वार्तालाप में ही व्यस्त पाये जाते हैं ।* स््री-पात्रों का कम उल्लेख किया गया है। 


इस ग्रंथ में उल्लिखित अधिकाश पात्रों के ऐश्वयं, वैमव, शौर्य, बीरत्व, चाठुर्य, राजनीति- 
शता आदि गुण इतिहास-प्रसिद्ध हैं । केशव ने उनके इन गुणों की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया 
है । कहीं-कही पर उनकी ओर संकेत भर कर दिया है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, उनकी 
गति-विधि, विजयों तथा पराजयों का उल्लेख भर उक्त ग्रंथ में मिलता है । 
'रत्ञबावनी” मुक्तक ग्रंथ है। उसमें चरित्र का विकास नहीं हुआ है। रतनसेन के कतिपय 
गुणों का उल्लेख भर किया गया है। 
उपयुक्त कथन की पुष्टि के लिए इन ग्रंथों के प्रमुख पात्रों के चरित्रों पर विचार कर लेना 
ठीक प्रतीत होता है। उक्त अंथों के सभी पात्रों के चरित्रों पर इस सीमित परिधि में विचार करना 
संभव नहीं है | दूसरे वह अनावश्यक भी है, क्योंकि अधिकांश पात्रों के नामों का उल्लेख भर किया 


मर वीरसिहदेवचरित्र, 8० ७म्ृ-८०, पूृ० २२ 


चंरित्र-चित्रण पे 


गयां है। जिन पात्रों के चरित्र के संबध में यत्र-तत्र बिखरी हुईं सामग्री मिलती है, उन्हीं में से 
कुछ प्रमुख पात्रों के चरित्रों पर नीचे विचार किया जा रहा है। 

वीरसिहदेव--मधुकरशाह के कनिष्ठ पुत्र और बड़ोन के शासक बीश्सिंहदेव इस काव्य 
के नायक हैं। केशव ने इन्हे अत्यंत शक्तिशाली, पराक्रमी, गहरवार-कुल-कलश, ईश-अंशावतार, 
महाराजमणि, अकबार को दुःसह दुश्ख से जलानेवाले आदि विशेषणों से विभूषित किया है।" 

यह आरंभ से ही अकबर जैसे उद्दंड' सम्राद का अपनी सीमिति सामग्री के बल पर बड़ी 
वीरतापूर्वक सामना करते रहे। वे उसके भेजे हुए. सैनिकों को भगा देते तथा उसके सूबों और 
स्थानों पर बात की बात में अधिकार कर लेते थे। शत्रु की अपार सेना के आने पर वे घने वनों में घुस 
जाते और वहाँ से उसको तंग करते रहते थे।* यह उनकी राजनीतिक दूरदर्शिता थी। इतनी विशाल 
सेना का खुलकर सामना करना भयपूर्ण था। अतः उन्होंने उक्त नीति का अनुसरण किया था। 

अकबर के सेनापति और सूबेदार नवाब दौलतखाँ द्वार दक्षिण में उच्च पद प्रदान करने 
के प्रलोभन को ठुकराकर आखेट का बहाना करके वीरसिहदेव ने बुंदेलखंड में लोटकर बड़ौन पर 
पुनः अधिकार कर लिया। इन कार्यों से इनकी मातृ-भूमि के प्रति भक्ति एवं नीति-चाठुय्ये 
विदित होती है।* 

ओड़छा राज्य-परिवार से सहज शत्रुता होने पर भी वे अपने भतीजे संग्रामसाहि को अपने 
यहाँ बिना रोक-टोक आने-जाने देते थे | छुली, विश्वासधातक एवं दुष्ट प्रकृति के अपने ज्येष्ट भ्राता 
रामसाहि की सेवा के लिए, यह कहकर कि “जिठो भैया दजै राज । इनकी हमें सेवा' सों काज ॥ जो 
कछु राजा-आयुस दियो | सिर पर मानि सबै हम लियो ॥” ये तत्पर हो गए थे ४ तत्कालीन 
परिस्थितियों को देखते हुए अपने ज्येष्ठ भ्राता के प्रति उनकी यह उदार भावना वास्तव में उनके 
चरित्र को बहुत ऊँचा उठा देती है । 

प्रयाग में पहुँचकर उन्होंने जो धार्मिक झत्य किये उनसे उनकी धामिकता, दानशीलता, 
एवं उदारता प्रकट होती है।* 

वीरसिंहदेव अ्नकूल परिस्थितियों से लाभ उठानेवाले एक चतुर राजनीतिज्ञ थें। अपने 
शत्रु को नीचा दिखाना और अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करना ही उनका एकमात्र लक्ष्य था | इन्हीं 
कारणों से प्रेरित होकर उन्होंने विद्रोही सलीम से मैत्री स्थापित की थी।* वे निर्भय एवं निडर योद्धा 
थे | इसी कारण सल्लीम के द्वारा किए. गए. अबुलफजल को पकड़ने या मारने के प्रस्ताव कां 
विरोध करते हुए उन्होने स्वामी और सेवक के पारस्परिक संबंध को स्पष्ट करते हुए ये शब्द कहे थे :-- 

जन की जुबवती कैसी रीति, सब तजि साहिब ही सों प्रीति ।* 

पर अंत में अ्रपने मित्र के हिंत-साधन तथा अपने भावी लाभ एवं अकबर के प्रति शत्रु 
भावना के वशीभूत होकर सलीम के श्रस्ताब के अनुसार कार्य करने को वे सन्नद्ध हो गए। 

अबुलूफ़जल के मारे जाने पर क्रुद्ध होकर अकबर ने इनके विरुद्ध अपनी सारी शक्ति लगा 


) वीरसिहदेव चरित छुं० १-२, ए० ६ * वही, छं० २८-३७, छु० २० 3 बंही, छें० 
१९-३६, पु० २३ ४ बही, छुं० ६५, ए० २३, छुं० ३६, ध० २६ " वहीं, छुं० २६-४३, पृ० 
३०-२ * बही, छु० ४४-४२, ए० ३२-३ ० वही, छुं० ६१-३, पृ० ३३-७४ 
न 


पट हिंदी वीरकाव्य 


दी | वीरसिहदेव के परिवार के प्राय; सारे व्यक्ति शत्रु से मिलते थे, पर उन्होंने बड़ी चतुरता, 
धीरता, एवं वीरतापूबंक शत्रु का सामना किया । वे एक दुर्ग से दूसरे और दूसरे से तीसरे में चले 
जाते पर शन्नु के हाथ नहीं आते थे। विजय प्राप्त होने पर शत्रु को अमय-दान देकर वे अपनी 
विशालहदयता का परिचय देते थे |" 

जहागीर से प्राप्त बुंदेललंड के सारे पट्ट रामसाहि के सामने रखकर तथा अपने पुरोहित 
केशव मिश्र के परामश से उनके प्रभुत्व को स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत होकर उन्होंने भरत सहृश्य 
त्याग का आदश्श उपस्थित किया था ।* यही नहीं, ओरछा में नर-संहार बंद करवाकर, ओरछा 
आदि इंद्रजीत तथा अन्य व्यक्तियों को समर्पित करके तथा रामसाहि को मुक्त कराने के लिए आगरा 
पहुँचकर उन्होंने श्रपनी दयालुता, निलिसता, भ्रातृ-भक्ति आदि अनुपम गुणों का परिचय दिया था। 

अंत में जहागीर ने इन्हे मधुकरसाहि के सारे देश का शासक बना दिया। कवि के शब्दों 
में वे “नरदेवनि के देव? थे [ऐ 

ऊपर के सक्षिप्त परिचय से विदित होता है कि वीरसिहदेंव आदर्श वीर, चतुर राजनीतिज्ञ, 
धार्मिक उदार निर्भीक मनः तथा दानी शासक थे। वे पारिवारिक वैमनस्य और शत्रुता को दूर करने 
के उपाय करते रहते तथा गुरुजनों एवं कनिष्ठों के प्रति अपने कत्तंव्यपालन का सदैव ध्यान रखते 
थे। अकबर जैसे ऐश्वर्यवान्‌ एव शक्तिशाली शासक को सदैव नाको चने चबाते रहना ही उनकी 
महानता का पर्याप्त प्रमाण है । 

रामसादहि--वीरसिंहदेंब के सबसे बड़े भ्राता ओर ओरछा के शासक रामसाहि उन व्यक्तियों 
में से थे जो स्वाथ्येन्ध होकर सदा अपने परिवारवालों के विरुद्ध अकबर के इंगित पर नाचा 
करते थे। वीरसिंहदेव से बड़ोन छीनने के लिए, इंद्रजीत और वीरसिंहदेव में वैमनस्य उत्पन्न करने 
के उद्द श्य से अकबर द्वारा प्रदत्त पंचहजारी मंसब और बुंदेलों के राजा बनने के प्रलोभन से वे 
अपनी रक्षा न कर सके | इसके लिए. अकबर ने सरोपाव देकर इन्हे पुरकत किया था। अपने स्वार्थ 
में सफल होने के लिए वे शपथ का भी कोई मूल्य नहीं समझते थे |" 


सारांश यह है कि रामसाहि मध्ययुगीन उन स्वार्थी तथा मदांध राजाश्रों के प्रतीक थे जो 
सत्ता ओर भूमि-अधिकार-प्रास करने के लिए तत्कालीन सम्राद के चरण-तल पर लोटते, पारिवारिक 
एकता और शांति को नष्ट करके स्वार्थ-सिद्धि में लीन रहते, सजातीय की उन्नति देखकर ईष्यारिन 
में भस्म होने लगते और सत्यासत्य का कुछ भी ध्यान नहीं रखते थे । 


इंदजीत--कछोवा के जागीरदार इंद्रर्ज]तसिह कभी घीरसिहदेव के साथ हो जाते और कमी 
अकबर तथा रामसाहि के पक्ष में होकर उनका विरोध करने लगते | इससे ही इनके चरित्र की 
दुरंगी नीति का ज्ञान हो जाता है ।* इनमें त्याग की भावना थी, क्योंकि श्रकबर द्वारा प्रस्तावित 
राज्य-प्राप्ति को इन्होंने अस्वीकार कर दिया था।* ये बड़े बुद्धिमान थे ।“ यह बड़े शक्तिशाली, 


)वीरसिहदेव चरित छु० ३७-५२, ए० ४२-४, छुं० ३७-६८, पू० २३-२४ _* वही, छुं० 
४४-६, ए० ६० छुं० ४२-६०, पूृ० ६५-६  > बही,छुं० ४६-४१, ए० ८७ ४ वही, छुं० ६३, पू० 
८प " वही, छुं० १६-४३, ए० १६-२१; छुं० २०-४०, प्रु० २९-६ : वही, छुं० २०, ए० २४ 
3 चही, छुं ० 3१-९, ए० ४७ “ वही, छु० शे७-८, पूृ० ७० 


चरित्र-चित्रण पूछ 


युद्ध-प्रिय एवं वीर योद्धा थे। ओरछे के युद्ध में अबदुल्लाह की असंख्य सेना को पराजित करना 
इसका प्रमाण है। युद्ध में अपने घोड़े के मारे जाने पर भी वीरता से शत्र -संहार करते हुए अचेतना- 
वस्था को ये ग्राप्त हुए ।" अंत में अपने इन गुणों के लिए वे पुरस्कृत हुए ओर ओरछा के शासक 
नियुक्त किये गए ।* 

राव भूपाल--अपने पिता रत्नसेन के ही समान राव भूपाल भी महान्‌ वीर योद्धा थे । 
शब्दुल्लाह को ओरछा से पराजित करके भगाने में इनका प्रमुख हाथ था। रणक्षेत्र से घायल इंद्र- 
जीत को हटाकर सुरक्षित स्थान पर पहुँचाकर इन्होंने अपनी बुद्धि-चातुय्य का परिचय दिया था। 
ये सच्चे स्वामि-भकक्‍त थे। आपत्ति में स्वामी का साथ देना स्वधर्मपालनाथ सब कुछ त्यागने को 
तत्पर तथा सत्य, गाय, द्विज और मित्र की सतत रक्षा करने के लिए सदेव परिकरबद्ध रहते थे। 
उनका सिद्धान्त था कि-- 

सत्य गाय द्विज मीत को सतत रक्षा कर्म | स्वामी तजै न सांकरे यहे हमारो धर्म ॥ 

ईश्वर के प्रति उनकी अपार आस्था थी । गुरुजनों का आदर करने में ये चतुर थे । तलवार 
चलाने में कोई इनका सामना नहीं कर सकता था। 

संग्रामसलाहि--संग्रामसाहि ने अपने पिता रामसाहि के सारे गुणों को उत्तराधिकार रूप में 
पाया था। यह नीच प्रकृति के पुरुष थे। वीरसिहृदेव से ऊपरी मन से मिले रहते थे | बरार के पास 
से वीरसिंह को बड़ोन को लौठाने का परामश देकर अवसर पाकर बडोन अपने लिए मॉगकर अपनी 
स्वार्थपरता, विश्वास-घातकता एवं नीचता का परिचय दिया था। केवल आंतरिक बातों को जानने 
के अमिप्राय से ये वीरसिंह के पास आते-जाते रहते थे । इस प्रकार ये स्वार्थी, लोमी, पदलोलुप एवं 
धूत प्रकृति के मनुष्य थे |" 

केशव मिश्र (केशवदास)--वीरसिह के शब्दों में यह “कासीमनि के कुलदेव। सबही के सेव 
को जाननेवाले” थे |६ ये योग्य राजनीतिज्ष, राजपरिवार के हितेंषी, युद्ध के विरोधी एवं कुल-मर्यादा 
के रक्तक थे ।* मत्र-बल, मित्र-बल, बुद्धि-विवेक, दलबल दुर्ग-बल, दान-बल, बाहुबल एवं ईश्वर-बल 
के अभाव में युद्ध का निषेध करनेवाले चतुर नीतिश थे। कल्यानदे द्वारा निकाले जाने पर इन्होंने 
वीरसिहृदेव के यहाँ आदर पाया।* इससे इनकी स्पष्टवादिता तथा निर्मीकता का अनुमान लगाया 
जा सकता है। 

राव प्रताप--यह महान्‌ वीर थे ओर वीरसिंह के प्रति सदैव स्वामिभक्त रहे । उनकी सेना 
में रहकर सदा वीरता के साथ शत्रु का सामना किया करते थे। वे 'रनजीत” माने जाते थे |* 


रतनसेन--मधघुकर साहि के पुत्र ओर वीरसिंहदेव के अग्रज रत्नसेन तलवार चलाने में अत्यंत 
दक्ष थे। इनकी वीरता पर मुग्ध होकर अकबर ने अपने हाथ से इनके सिर पर पाग बांधकर इन्हे सम्मा- 


) घीरसिंहदेव चरित छुं० ३१-४१, ए० ७६४ * वही, छु० ४८, ए० ८७ 3 बही, छुं० 
१९, ए० ७६ ४ वही, छु० ३१-४९, पृ० ७४-८०. '* वही, छुं० (८-६९, ए० २२-३ छु० 
२७-३२, ए० ४१-४ छु० २-६, पघू० ४४ * वही, छुं० ४१, ए० ६७  * वही, छुं० ३४-६१, 
घू० ६४-६३“ वही, छुं० ४०-४०, छू० ७०-१३ वही, छु० १२, ए० २०; छुं० १३, ए्‌० ७३; 
छुं० ६३, ए० २३ 


६० हिंदी वीरकाव्य 


नित किया था। इन्होंने वीरतापूवक युद्ध करके गौर! को जीतकर अ्रकबर के राज्य की वृद्धि की 
थी।* बह ईश्वर और पंचो में विश्वास करनेवाले महान्‌ पुरुष थे । अपनी कुल-प्रतिष्ठा की रत्ा 
के लिए सब कुछ त्यागने के लिए तत्पर रहते थे और उसी के लिए वीरता से लड़कर अंत में 
परमधाम सिधारे।* 
इस प्रकार रत्नसेन का चरित्र उन इनें-गिने महान व्यक्तियों में से है जो अपनी वंश-परंपरा- 
गत मान-मर्यादा के लिए हँसते-हँसते प्राण-विसजन करते हैं। 
रानी कल्यानदे--केशव नें अपने अ्ंथों मे सत्री-पात्रों को कम स्थान दिया है। रानी 
कल्यानदे के चरित्र द्वारा उन्होंने यह दिखलाया है कि अंतःपुर की देवियाँ किस प्रकार नौकरों 
के कहने के वश में होकर कार्य कर बैठती थीं और बे प्रायः संकी्णंता, स्वार्थपरता, एवं मूखंता की 
साक्षात्‌ प्रतिमा हुआ करती थीं । 
अकबर--वीरसिंह के प्रतिदन्द्दी इतिहास-प्रसिद्ध अकबर के चरित्र के संबंध में केशव ने 
बहुत कम लिखा' है | शेखअबुलूफजुल के मरने पर उसका शोक-विहल होना तथा बीरसिंह को दंड 
देने के लिए अपने राज्य की सारी शक्ति लगा देना अकबर के अ्बुलफजल के प्रति मैत्री-भाव, तथा 
गुण-माहकता का पता चलता है। अकबर भेदनीति में भी बड़ा चतुर था इसीलिए उसने संग्राम 
को कछोवा और बड़ोन की जागरे दी थीं ।४ 
सलीम--मेवाड़ से हारकर लोट आने से अकबर के शाहजादे सलीम की कायरता विदित 
होती है । विद्रोही सलीम ने स्वार्थ के लिए अबुल॒फ़जल की हत्या करवा कर अपने नाम पर कलंक 
का थीका लगवाया था | पर उसमें एक महान विशेषता थी ऋकृतज्ञता तथा शुण-आहकता की। 
अबुलफजल की हत्या के उपरांत वह वीरसिहदेव के क्रीत दास के समान व्यवहार करने लगा था। 
उसने उसे राजा बनाया, स्वयं अकबर के हाथों महान कष्ट और असह्य वेदनाएँ सहीं पर वीरसिह 
को उसे समाप्ति करने के लिए. उद्यत न हुआ। स्वयं सम्राद्‌ बनने पर उसने वीरसिंह को संपूर्ण 
बुंदेलखंड का राजा घोषित किया | उस स्वार्थान्ध युग में सलीम झृतशता आदि सद्गुणों का प्रतीक 
माना जा सकता है।+ 
अबुलूफ़ज़ल--केशव के अनुसार अबुलफजल सलीम को तिनके के समान भी नहीं मानता' 
था | वही पिता-पुत्र के मध्य मनोमालिन्य का प्रमुख कारण था। वह बड़ा' अमिमानी, वीर, क्रोधी, 
दक्षिण का विजेता तथा' सम्राट को विश्वासपात्र था। श्रालमतोम और नगाडे की रक्षा करना वह 
अपना कतंव्य समझता था। हिन्दुओं के प्रति उसमे घुणा की मावना थी। यह उसकी महान्‌ 
धार्मिक संकीणंता थी। युद्ध से पीठ दिखाकर भाग जाना उसको कायरता का द्योतक लगता था। 
युद्ध छिड़ जानें पर क्रोध से अग्नि-वण होकर वह युद्ध करने लगता था। रणन्क्षेत्र मे श्राण देकर 
उसने अपने स्वामी अकबर तथा अपनी मान-मर्यादा की रक्षा की | सलीम उसे दिल्ली के घर का 
बध' पुकारा करता था ।* 


) चहीं, छुं० ६-१०७, ए्‌० १९-६ _* केशव पंचरत्न, छूं० १९, १४७, १६, २०, २३, एछ० 
३, ४, *, ५, बीरसिहदेवचरित्र छुं० ६१-४७, प० ६६ ४ वही, छु& ६-३३, ए० इप्ट-8४१ 
५ वही, छु० हे; ए० २८ छुं० ९६, गश्ु० ३३ छुं० ६६-१०१, छु० ३७ छु० -६३-६, थ्ु० ४६ 
६ चही, छुं० ४-७, घृ० २३ छु० ७१-६०, पु० ३४-६ छुं० ६९, ए्‌ृ० ६७ 


चरित्र-चित्रण 5१ 


ऊपर केशव के ग्रंथों के कुछ पात्रों के चरित्रों पर विचार किया गया है। जैसा कि पहले 
बतलाया जा चुका है कि चरित्र विकास पर कवि ने बहुत कम ध्यान दिया है। वणनात्मक-शैली 
अपना कर द्वुतगति से पुस्तक की घठनावली के अन्त तक पहुँचनें की कवि की प्रकृति रही है। 


गोराबादल की कथा 


गोराबादल की कथा में भी कवि की प्रवृत्ति चरित्र-चित्रण की ओर नहीं गईं है। कवि का 
ध्यान श्गारिक वर्णन तथा ऐतिहासिक इतिपवृत्तात्मक घटना-चित्रण की ओर अधिक रहा है। पात्रों 
के चारित्र-विकास की ओर से उसने आँखे बंद कर ली हैं। 


. जथ्मल ने ज््रीकेसोदर्य के साथ उसकी वीरता, सच्चे मातृत्व एवं रमणीत्व का सुंदर 
चित्रण किया है। - 

इस ग्रंथ में पात्रों के स्वमाव एवं गुण-दोषों का अत्यंत अल्प विवरण उपलब्ध होता है। 
उसी के आधार पर मुख्य पात्रों का संज्तिप्त चरित्र नीचे दिया जाता है :-- 

गोरा--जटमल के अनुसार गोरा बली, रण-रसिया और रण-ठढठाल था। अख्र-शन्र प्रयोग 
में वह जितना चतुर था उतना ही दानी भी था। युद्ध में बीरतापूवक लड़ते हुए. उसने स्वामी के 
कार्य-सपादन में अपने प्राण विसर्जित किए। उसकी वीरता पर मुग्ध होकर उसके शिर को क्रमशः 
गिरिजा, देवागना, गंगा ओर शंभु ने लेकर सत्कार प्रदान किया ।* 

बादल--बादल भी अपने चाचा गोरा के समान अनुपम वीर, रणरसिक, एवं शरणागत- 
रक्षक था। अपना शिर देकर यश से भूमंडल को भर देने की उसकी प्रतिशा थी। वह बड़ा ही 
नीति-चतुर भी था, क्योंकि डोली की योजना उसी के मस्तिष्क की उपज थी। माता और पत्नी के 
रोकने पर भी वह युद्ध में जानें के न रुका इससे उसके अदम्य उत्साह और शौर्य का असीम परि- 
चय मिलता है। उसका सिद्धांत था कि-- 

नासी न पृत देऊँ कबहूँ, बादल दुल थेना चले । 

अंत में बीरतापूवंक लड़ते हुए अलाउद्दीन को पराजित करके उसने राय रत्नसेन को छुड़ा- 
कर दम ली ।* 

रतनसेन--चितोड़ के राजा रायमल बचीसों लक्षणों से युक्त, रण-निपुण तेजस्वी तथा परा- 
क्रमी योद्दा थे। वे भाटों का विशेष सम्मान किया करते ये। आखेट के प्रति' उनकी विशेष रुचि थी। 
वे एक रसिक हृदय व्यक्ति थे। वे पद्मावती पर विशेष अनुरक्त । रतनसेन सरल प्रकृति के थे 
इसी कारण से वे अलाउद्दीन के प्रलोभन जाल में फैस गये ये। शारीरिक यातना से भयभीत होकर 
पद्मावती को अलाउद्दीन को समर्पित कर देने के लिए उद्यत होकर उन्होंने अपनी भीरुता का परिचय 





१ गोराबादल की कथा छुं० ६, ए० ६; छु० ६३, ए०; २४ छु० १३०, छू०; ३० छुं० 
१३४, ० ३१ छुं० १४२-३, घूृ० ३३, छुं० १४६, एछ० रे३े 

२ चही, छुं० ६, ४० 8 छु० 8२, ए० २३ छुं० ६६, ए० २४ छुं० ८, ४० २९ छुं० १०३ 
पु० २६ छुं० ३१०७-३६, घृ० २७ छुं० ११६, ए० २८ छुं० १३६-७, ए० ३१-२ 


६२ हिंदी वीरकाव्य 


दिया था | पर डोलियों के आने पर अप्रसन्नता प्रकट की | इससे विदित होता है कि बे स्वभाव से 
वीर थे | उनकी वह कायरता क्षरिक थी ।* 

पद्मावती--पद्मावती अत्यंत रूपवती एवं गुणवती थी। अपनी मान प्रतिष्ठा की रक्षा के 
लिए कपट से काम लेने को भी वह उचित समझती थी। गोरा और बादल को युद्ध के लिए प्रस्तुत 
करनें से उसकी नीतिचातुर्य विदित होती है| युद्ध से विजयी होकर लौटने पर बादल कीं उसने 
आरती उतारी इससे सिद्ध होता है कि वह क़तश्ञता ओर गुणआहकता के उच्च आदश में विश्वास 
रखती थी ।* 

अलावदी (अलाउद्दीेन)--अलाउद्दीन महान महान्‌ शक्तिशाली, हठी तथा आखेट- 
प्रिय शासक था। वह बड़ा सरस व्यक्ति था। रुच्चे गुणों का सदेव आदर करता था। वह कपट 
और प्रलोभन में कार्य-सेद्धि को न्याय संगत मानता था | २ 

अन्य पात्रों का न तो विशेष महत्व है और न उनके चरित्र के संबंध में ग्रंथ से विशेष 
सामग्री ही उपलब्ध है। 

ललितललाम 

मतिराम ने ललितललाम नामक मुक्तक ग्रंथ में के आलोच्य छंदों में बूंदी नरेश राव भाव 
सिह के पूर्वजों से लेकर उन तक के राजाओं की गुणगाथा वर्णन करने का प्रयत्न किया है। यह 
वर्णन एकदम चारणों के समान ही है। केवल प्रचलित विशेषणों, धार्मिकता, प्रताप, आतंक और 
दानशीलता का ही विशेष उल्लेख मिलता है। राव भावसिंह के चरित्र के सबंध मे कवि के विचार 
देखने से यह बात स्पष्ट हो जाती है : - 

राव सावसिह--मतिराम के अनुसार राव भावसिह हिन्दुओं की ढाल थे । वें ईश्वर भक्ति 
और वेद में आस्था रखते थे । वे तेजस्वी, दुष्ट-दमनकर्ता और प्रतापशाली थे । भावसिंह दान में 
कल्पदुम के समान थे | वे समर में हटना नहीं जानते थे । वैरियों के नाश और मित्रों के रक्षण में 
वे चतुर थे। हाथियों का दान करने में उनकी समता कोई नहीं कर सकता था। वे राजऋषि 
सहृश्य थे। 

इस प्रकार मतिराम द्वारा वशणित चरित्र-चित्रण में कोई नवीनता अथवा मौलिकता नहीं है । 
उन्होंने अपने आश्रयदाता में सभी गुणों विशेषकर गज-दान की महानता को आरोपित किया है | 


भूषण ग्रथावत्ती 
भूषण के सारे ग्रंथ मुक्तकाव्य शैली में प्रणीत हैं। मुक्तक-कविता में रस-परिपाक पर विशेष 


) गोराबादल की कथा, छुं० ३, ए० १, छु० ७, ए० वही, छुं० १० ए० २ छुं० ११-६, 
पू७० दे छु० २२, पू० +*-६, छुं० २६. पएू० ८ छु० ८१, पृ० २० छुं० प६, पू० २२ छुं० ब्प, पू्‌० २३ 
छु० १२९, पृ० २६ र्‌ वही, छु० ३४. ३० डे छु० ७६, पृ ० २० छु० ६१, पू० रद छुं० & २-३, 
यृ० २३-४ छुं० १श८, ए० रे१र 3 वही, छुं० ३३, ए० ६ छु० ३४ ए० वहीं, छुं० ६४, ४० 
पृद्ध छुं० ६९, 8४० १६ छु० ७९२, पृ० ३७ छुं० ७६. पूृ७ १६ छु० घाव, एू० २२ 

» सतिराम अंथावली, ललितललाम छुद ३४-३, पृष्ठ ३६७ छु० ४७१, पृ० ३६८ छुं० ४७ 
पृ० ३७० छु० ९८, ए० रे७२ छुं० ६४, घृ० ३७४३ छुं० ७१) पूृ० ३७४ छू० ११६-२० परु० २८६- 
हे८७, छु० ३७३, ए० ४६५ 


चरित्र-चित्रण ६३ 


ध्यान रखा जाता है। उसमें चरित्र-चित्रण, पात्रों के स्वाभाविक गुणदोषों के क्रमिक विकास तथा 
उत्थान-पतन का वर्णन करने के लिए. बहुत कम अवसर रहता है। यही कारण है कि भूषण की 
कविता में पात्रों के चरित्र-चित्रण में उस प्रवृत्ति का अभाव है जो प्रबन्ध काव्यों में दृष्टिगोचर 


होती है । 
भूषण की कविता का अधिकाश भाग प्रातःस्मरणीय, पुण्यश्लोक महाराज शिवाजी तथा 


छुत्रसाल के विषय में है। इन अनुपम वीरों के कुछ विशिष्ट गुणों एव कृत्यों ही को आधार मान- 
कर इन्होंने अपने काव्य का भव्य प्रासाद निर्मित किया है। अन्य पात्रों के नाम केवल प्रासंगिक 
रूप से उक्त नायकों के गुश-विकास के लिए उल्लिखित कर दिये गये हैं। अतएव नीचे केवल 
इन्ही प्रमुख पात्रों के चरित्रों पर विचार किया जा रहा है। 

शिवाजी--भूषण ने शिवाजी को शिव जी का अवतार माना है| वे बाल्यावस्था से ही 
महान वीर थे | उन्होंने बाल लीला के बहाने अनेक गढ़ एवं कोट अधिकृत कर लिये थे | शिवाजी 
महान बलशाली, साहसी और उत्साही राजा थे | 

युवा होते ही इन्होंने अपनी वीरता द्वारा असंख्य दुर्गों पर अपना अधिकार स्थापित कर 
लिया। दक्षिण के मुसलमान राज्यों और भारत समाट औरंगजेब की सेनाश्रों को अपनी वीरता के 
बल पर वे सदेव पराजित करते रहे | वे युद्ध-कला में बड़े चतुर थे। अस्त्र-शस्त्र प्रयोग तथा सैन्य 
संच लन में कोई भी उनकी समता नहीं कर सकता था। 

शिवाजी ग्राय; शत्र पर अचानक धावा बोला करते थे; जिससे शत्र आतंक के 
वशीभूत होकर अपने बचाव के उपाय सोचने लगता था | सलेहरि विजय और शाइस्ता खाँ परा- 
जय इनकी इस सफल नीति के प्रमाण हैं । 

वे शन्नु से सदेव सावधान रहते थे। यही कारण था कि अफजल खाँ से भेट करने के लिए 
जाते समय वे अस्त्र-शस्त्र से सुसज्ञित होकर गये थे | शिवाजी उक्त सावधानी के साथ कुशाग्रबुद्धि 
भी थे। यदि यह न होता तो आगरे के कारागार से मुक्त होना उनके लिए असम्भव हो जाता | 

युद्धवीर होने के साथ ही वे नम्र, विनयशील तथा दयाह्लु ये। शत्रु के प्रार्थना करने पर वे 
उसे अभय' दान देकर उसके गंतव्य स्थान तक पहुँच जाने के समय तक की उसकी रक्षा का सारा 
भार अपने ऊपर से लिया करते थे । 

वेद, गो और ब्राह्मण के सेवक शिवा जी ने औरगजेब की हिन्दू धर्म विनाशिनी हुशसता- 
पूणु नीति का सफलता पूवक विरोध करके हिन्दू धर्म की रक्षा की । 

अधिक क्या, शिवाजी वीरर्सावतार, दक्षिण की ढाल, हिन्दुओं की दीवार और तुककों 
के काल थे | वें सदेव वीरता एवं निर्मी ऋला का प्रदशन किया करते ये । शिवाजी सुंदरता, गुरुता, 
प्रभुता, सज्जनता, दयात्ुता, कोमलता, दान, कृपाण-संचालन, दीनों को अ्रभय-दान, विवेक-चुद्धि 
आदि सदगुणों के साक्षात्‌ अवतार थे |" 

छुत्नसाल--वीर केसरी महाराज छुत्नसाल अत्यंत शक्तिशाली एवं अनुकरणीय योद्धा ये । 


) विश्वनाथप्रसाद मिश्र; भूषण अंधावली, शिवराज भूषण, छुं० १३, ३४, ४०, €१, ६३, 
६८, ७३, ७९, ७३६, म३े, ११, १२२, १६२,२३७;, २७६, २६६, शिवा बावनीं, छुं० ६, ३७, ३०, 
४१, ४२ 


६४ हिंदी वीरकाव्ये 


बछी आदि आयुध प्रयोग में कोई भी इनकी समता नहीं कर सकता था। इनकी धाक सर्वत्र व्याप्त 
थी। कोई भी इनका' सामना करने का साहस नहीं कर सकता था । वे वीर रस में सदेव मत्त रहते 
थे। औरंगजेब भी सदा इनसे काँपता रहता था । वें जैसे वीर थे वैसे ही दानी ।" 

ओऔरंगजेब-- भूषण की कविता में यह शिवाजी और छुत्रसाल के प्रतिपक्षी के रूप में आया 
है | औरंगजेब बड़ा छली, कपटी, एवं धूत था। सिंहासनारुढ़ होते समय इसने अपने संबंधियों 
को मौत के घाट उतारा । उसने बाबर और अकबर की हिन्दुओं के प्रति सहिष्णुता की नीति त्याग- 
कर उनके साथ नशंसता एवं क्रूरता का व्यवहार करना आरंभ कर दिया था। 

उदंड एव शक्तिशाली औरंगज्ञेब शिवाजी की शक्ति के आतंक से सदेव भयभीत रहता 
था। 'सरजा” नाम सुनते ही औरंगजेब अचेत हो जाया करता था। संसारविजेता औरगजेब को 
शिवाजी से पराजित होना पड़ा था।* 

ऊपर के कतिपय चरित्रों के विवेचन से विदित होता है कि भूषण ने अपने पात्रों के कुछ 
गिने-गिनाए गुणदोष का ही विवेचन किया है। अतिशयोक्तिपूर्ण बन होने पर भी उनके अधि- 
काश गुण ऐतिहासिक सत्य घटनाओं पर अवलंबित है। भूषण ने अपने नायक के प्रतिपक्षी को 
प्रायः प्रच्छुन्न रखा है। 

राजविलास 

मान कवि ने पात्रों के चरित्र-चित्रण में अपनी निजी शैली को अपनाया है| दरबारी कवि 
होने के नाते चारण शैली में उन्होंने स्वयं ही पात्रों के संबंध में प्रशस्ति-शैली का आभ्रयः लेकर 
कथन किये हैं। यत्र-तत्न पात्रों से उन्होंने सुंदर गर्वोक्तियाँ कहलाई हैं, पर उनसे उन पात्रों के 
वास्तविक गुण-दोषों पर प्रकाश नहीं पढ़ता। उन थक्तियों में शब्दाडबर, वाकूजाल और 
आत्मश्लाघा ही की प्रधानता है। इतना अवश्य है कि इन उक्तियों से पाठक के हृदय में वीररसा- 
त्मक स्फूर्ति का अवश्य संचार हो जाता है। 

इस कवि ने पात्रों के संबंध में उक्तियों की प्रायः आवृत्ति कर दी है। वे प्रायः एक ही 
प्रकार के भाव व्यक्त करते हुए दिखलाए गये हैं | परिणाम यह हुआ है कि इन पात्रों के संबंध में 
हमें एक ही प्रकार की धारणा निर्धारित करनी पड़ती है। पात्रों का अस्तित्व जहाँ पर भी रुवर्य॑ 
सामने आया है वहाँ पर उनका रूप अधिक निखरा हुआ दृष्टिगोचर होता है। राजसिह के प्रति- 
पत्नी औरंगजेब के ऐश्वर्य, वैभव, आतंक आदि का वर्णन करके कवि ने नायक के गौरव को 
बढ़ाने का प्रयत्न किया है। उनकी यह विशेषता भूषण से मी बढ़कर है। 

राजविलास में स्त्री पात्रों का कम उल्लेख हुआ है। कवि ने उनके केवल सौदर्य और 
नख-शिख का ही वर्णन किया है। तत्कालीन मान-मर्यादा पर मर मिटनेवाली राजपूत-र्मणियों के 
चित्रण का इसमें खटकनेवाला अभाव है। रूपकूँवरि ने औरंगजेब के साथ किये जानेवाले अपने 
विवाह का विरोध करके क्षत्राणियोचित गुणों का कुछ आमास दिया है। 

नीचे कुछ पात्रों के गुण-दोषों का विवेचन कर लेने से ऊपर की बातों का स्पष्टीकरण हो जायेगा । 

) विश्वनाथ प्रसाद मिश्र; भूषण अंधावली, छुत्नसाल दुर्शक, छुं०२, ३, ७, १० फुटकर, छुं० 
४१; ४० १०७ " वही, शिवराज भूषण, छुं०७३, ६०, १११, २५६, २८० शिवाबावनी, छुं० ३९, 
३९, ४०, ४3१ 


चरित्र-चित्रण ६५ 


शजसिह--राजविलास के देखने से विद्त होता है कि राजसिंह की प्रकृति विभिन्न गुणों 
की आकर थी। वे वाल्यावस्था से ही युद्धप्रिय थे । मल्ल युद्ध, उन्‍्मत कुंजरों की लड़ाई आ्रादि 
की ओर उनका अधिक भ्रुकाव॑ था। साथ ही उन्हे नाटक गीत आदि में भी अधिक आनूंद मिन्नत्रा 
था। उनके अ्रग-प्रत्यंग में सदा राग-रंग रमंता था। “ऋतु-विलास वाठटिकाः उनकी सरसता एवं 
सहृदयता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इस प्रकार वीरता एवं शगारिकता दोनों का उनमें सुंदर सामं- 
जस्य था । 

वे खरी बात कहनेवाले थे । उन्हें देखकर शत्रु कॉप जाते थे । वे जितने वीर थे उतने ही 
भगवद्भक्त तथा ग्रजा-वत्सल भी थे। दुभिक्ष से पीड़ित प्रजा के हाह्यकार को सुनकर उनका 
हृदय करुणा से द्रवीभूत हो गया था। इसीलिए उन्होंने 'राजसर” को निर्माण कराया था, जिससे 
असंख्य प्राणियों की रक्षा हुईं थी। अ्रतएव राजसर उनकी प्रजा-पालन नीति तथा दयालुता का 
सजीव कीतिस्तम्म है। 

गुजरात की पीड़ित प्रजा की करुण कहानी सुनकर उन्होंने वहां से अपने पुत्र भीमकुमार 
को लौझा लिया जो उस प्रदेश को लूटने और प्रजा को कष्ट देने में व्यस्त थे। यह भी उनकी 
दीन-रक्षा एवं दयालुता का एक प्रमाण है। 

जोधपुर के शरणागत शिशु महाराजकुमार अ्रजीतसिह को आश्रय देकर महाराणा ने 
अपनी शरणागत-वत्सलता का परिचय दिया था ! 

वे जितने वीर, सरस, दानी और दयालु थे, उतने ही चतुर राजनीतिज्ञ भी। औरंगजेब के 
आक्रमण का समाचार ज्ञात होने पर दुगम पाव॑तीय प्रदेश में रहकर शत्रु का सामना करने के लिए 
निश्चय करना उनकी महान्‌ युद्ध-नीति-चाठुय थी । 

कि बहुना, महाराणा राजसिंह दानी, सज्जन का सम्मान करनेवाले और दुजन को दंड 
देनेवाले थे | बेद-विहित नीति के अनुसार वो इस उत्तम ढंग से न्याय करते कि दूध का दूध और 
पानी का पानी हो जाता था। कवि के मतानुधार इनके शासन-काल में अजा ओर सिह एक घाट 
पानी पीते थे |" 

जगत्‌सिह--यह महाराणा राजसिह के पिता थे | जगत्सिह बढ़े धर्मात्म और वेद अ्रादि 
धार्मिक ग्रंथों के पंडित थे। वे महान्‌ दानी, उदयपुर-शंगार, गो-आह्मण तथा प्रजापालक थे। ये 
“हिन्दुआन'-सूर्य थे ।* 

जसवंतसिह--मान के मतानुतार जोधपुराधीश' महाराज जसवंतसिह हिन्दू-हठ-रक्षक तथा 
संग्राम-शुर थे । वे बड़े अमिमानी एवं चतुर माने जाते थे। भरसक प्रयत्न करने पर भी औरंगजेब 
इन्हे अ्पने किसी भी प्रपंच में न फैंशा सका था । यह इनफे चातुर्य का पर्यात् प्रमाण है।* 





) राजविलास, छुंदू १६१-२, ए८ठ ६१, राजविलास, छुं० १६, ए० ६४; छुं० ६०, पूं० 
७२; छु० १, प्ृ० ७६; छुं० ४३-४७, ए० ३१२४-२९; छूं० १३९-७, प्‌ू० १४३६६ छुं० ८, पूृ० १४६; 
छुं० १६९, पू० १८१ , छुं० ६६, छघ० २०१, छुं० ३६-७, ए० २३०; छुं० १०५, प० २६२ * वहीं, 
छुंद १८, ए० ४ १; छु० ४४-२, ए० वही; छु० ९९, ए० ४२; छु० १ ६, ए० ६३, छुं० ३०, पुृ० ६२ 
3 बही, छोू० ८७, ए० ७९; छुं० ९२, ए० १४२५ 
न 


घन ऋष मम मल 


६६ हिंदी वीरकाब्य॑ 


औरंगज़ेब--राजविलास में और गर्जेब महाराणा राजसिह के प्रति-पक्ञी के रूप में अंकित 
हुआ है | इस भ्रथ के अनुसार वह महान्‌ शक्तिशाली सम्राद था। उसके ऐश्वर्य, एवं वैभव की 
सर्वत्र धाक थी । 

वह प्रलोमन, दंभ, छुल, कपट, धूतता आदि सभी से काम लेने मे दक्ष था। राज्य-प्रासि 
के लिए अपने पिता को कारागार में डालने से भी वह नहीं चूका था ।' 

शाहज़ादा अकबर --मान के अनुसार यह शाहजादा अहंकारी, ऐ्वर्य एवं तरुणावस्था के 
मंद से अंधा और राग-रंग में सदेव लिस रहनेवाला था। मल्ल-युद्ध तथा गजनयुद्ध में उसकी 
विशेष अभिरुचि थी ।* 

ऊपर दिये हुए. कतिपय पात्रों के चरित्रों के उल्लेख से यह स्पष्ठ हो जाता है कि मान ने 
प्राय; सभी पात्रों में एक सी ही विशेषताएँ दिखलाने की चेष्टा की है । उन्होंने कुछ विशिष्ट गुरणों 
ओर दोषों को लेकर उनका उल्लेख भर कर दिया है। राजविलास में प्रबंधात्मक एव क्रमिक 
चारिन््य-विकास का अभाव है। पात्रों के चरित्रर्नचन्नण मे कवि ने परंपरा का अनुकरणु किया 
है ; पर कही-कहीं पर उसने वास्तविक गुण-दोष की ओर भी साकेत किया है। 


छन्नप्रकाश 

छत्रप्रकाश इतिहास काव्य है । बुंदेल-वंश की उत्पत्ति से लेकर छुत्रसाल तक की वंशा- 
वली ओर चंपतिराय तथा छत्रसाल के युद्धों और वीर-कार्यो का इतिवृत्तात्मक वर्णन ही इसमें 
मिलता है । पात्रों की संख्या भी बहुत है पर अधिकाश नाम प्रसंगवशात्‌ घटना से संबंधित होने के 
कारण-उल्लिखित हुए हैं। उनके गुण, शील, सरुवमाव के क्रमिक विवरण का अभाव है | कवि ने 
सरल पद्धति का अनुसरण करते हुए घटना-वर्णुंन को दही अपना लक्ष्य बनाया है। चंपतिराय तथा 
छत्नसाल के युद्धों से संबंधित बातों का ही वर्णन होने के कारण अधिकाश पात्रों के चरित्र-चित्रण का 
उल्लेखनीय विवरण इसमें नहीं मिलता | पर चंपतिशाय और छत्रसाल के शोर्य और वीरता का 
विवरण पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है । अतः इनके ही चरित्रों को नीचे देने का प्रयत्न किया 
जा रहा है :-- 

चंपतिराय -गोरेलाल ने चंपतिराय को महान्‌ वीर एवं अदम्य उत्साहवाला व्यक्ति 
चित्रित किया है। इन्होंने अपने बाहु-बल से शाहजहाँ से बुंदेलखंड का राज्य पुनः लौठा लिया 
था। ये बड़े युद्ध-नीति-चठुर थे | शन्नु के राज्य भे छापा मारते थे और उसके राज्य के चंबल से 
बेतवा नदी तक के सारे प्रदेश में आग लगा दी थी। वे कमी सामने आकर युद्ध करते और 
कभी छिपकर शत्रु पर आक्रमण करते ये । वे उससे मनमाना “डाड मराया? करते थे । ये सारे काय 
उनकी नीति-कुशलता के यथ्थेष्ट प्रमाण हैं। 

चपतिराय सदेव शन्रु से सावधान रहते थे। ओड़छा के पहाडुसिंह द्वारा भेजे हुए हत्यारे 
को इन्होंने रात्रि के अंघकार में मार डालो था। वीर इतने थे कि दारा के साथ कंधार तक युद्ध में 
भेजे गये थे | इन्हीं की सहायता से औरंगजेब गुप्त माग से नदी पार उतर कर अपनी सेना की रक्षा 

) राजविलास, छुँ० २३, ए० १०६ छुं० ८२, ए० ११४, छुं० $-११, छू० १४६; छुं० ९१, 
पृ० ११५ वही; छुं० ११९, ए० १६६; छु० $, ए० २११; छु० ७, ए० २४४; छेुं० 
८, ए० वही; छु० ६७, घृ० २६१ 


द्द्प्य हिंदी वीरकाव्य 


अवसर पाकर शाही धन लूट लेते, उसके राज्य में आग लगा देतें ओर इस प्रकार वे 
अपनी नीति-चातुर्य का परिचय देते थें। युद्ध इतनी वीरता से करते थे कि सारे-रण-क्षेत्र की देख 
रेख रखते थे। जिस किसी भी वीर को शन्र॒श्रों द्वारा घिर' देखते उसकी सहायता के लिए तुरंत' जा 
पहुँचते | ऐसी सावधानी से युद्ध करने वाले वीर विरते ही मिलेंगे । 


बड़े-बड़े गढ़पति इनकी धाँक मानते थे, सूबेदार इनसे सदेव भयभीत रहते थे ओर उमराव 
रण में इनके सामने नही आते थे। ये चौथ लेकर ही श॒त्र के देश को छोड़ते थे । 

जब शत्र, सत्यता का व्यवहार करता तो छत्रसाल भी शत्रु-भावना त्यागकर उससे मैत्रीपूर्ण 
व्यवहार करते थे। इसी कारण से युद्ध में लूटे सारे सामान को दल्लेल खाँ के पास लौटाकर 
भेज दिया था । हर 


गाढ़ पड़ने पर बे चैय से काम लिया करते थे | युद्धभूमि से भाग आनेवाली अपनी सेना को 
उन्होंने पैय बैंघाया था। इस अवसर पर स्वामी प्रायनाथ ने आकर उपदेश देकर हतोत्साहित 
व्यक्तियों के हृदय में पुनः उत्साह का संचार किया था | 

अंत में प्राणनाथ स्वामी ने इनका राजतिलक किया। वे सतोषी इतने थे कि अपने राज्य 
से दी संतुष्ट रहकर बहादुरशाह द्वारा प्रस्तावित मसब को अस्वीकार कर दिया था। ईश्वर के प्रति 
कृतश्ञता प्रदर्शित करते हुए वे अपने राज्य का भार समालते रहे। 


छत्रसाल एक आदर्श वीर एवं महान विभूति थे | उनकी महानता इसी से व्यक्त होती है 
कि पाँच सवार और पत्चीस पैदल लोगों के साथ युद्ध आरंभ करके लगभग दो करोड़ रुपये 
की आय क्री रियासत अपने लिए अजित कर ली । यह उनकी असाधारण ईश्वरप्रदत्त शक्ति का 
यथेष्ट प्रमाण है |” 

छुत्रप्रकाश के अन्य पुरुष पात्रों के चरित्रों के संबंध में भी यथातथ्य इतिहास-सम्मत 
गुझों का पता चलता है, पर उन सभी के चरित्रों के विषय में विचार करना यहाँ असभव है। 


ख्री सात्र--छत्र प्रकाश में स्॑री पात्रों का कम उल्लेख हुआ है। छत्रसाल की माता लाल- 


कुंवरि* आदश राजपूत रमणी तथा हीरादेवी? अपने स्वार्थ के लिए. चंपतिराय से वैमनस्य रखने- 
वाली नारी के रूप में चित्रित की गई हैं । 


ऊपर के प्रमुख पात्रों के चरित्रों के संज्षिप विवेचन से स्पष्ट है कि कवि ने अपने पात्रों के 
युद्ध संबंधी गुणों का ही उल्लेख किया है। कोरी प्रशंसा के वशीभूत होकर ऊह्दाव्मक उड़ाने उसने 
नही भरी है। वह अपने पात्रों के प्रति कथन करते समय सत्य से दूर नहीं भागा है, यहाँ तक 
कि छत्रसाल की पराजय तक को चातठुय के साथ कह गया है। अमिप्राय यह है कि लाल द्वारा 
वर्णित पात्नों के चरित्र प्रायः स्वाभाविक घटनावली के श्रधिक निकट और अधिक सरल हैं। यह 
विशेषता अन्य अधिकाश कवियों से इन्हे अलग रखती है। 





) छुन्रप्रकाश, छ० १७, १६, २३, ७, २७, ४९-९९, ६६-७, ६६-७२, -७७-६8, ८४, ८, 
3१-९२, हर ३, ३०७, ११३, ३३८, १२३, १४३, १४७, १२९१-६8, १६३ + वही, ए० ६९% 
3 बही, ए० ९*-६, ६८ 


परित्र-चित्रणु ६६ 


ज॑गनामा 

जंगनामा में पात्रों के चरित्र-चित्रण की लेशमात्र भी प्रवृत्ति नहीं दिखलाई पड़ती है। एक 
छोटी सी घटना के वर्णन में श्रीधर ने सो से अधिक पात्रों के नामों की भरमार कर दी है। सम्राद्‌ 
से लेकर साधारण अमीर तक का नाम नहीं छोड़ा है। यही नहीं अनेक स्थलों पर उनके नामों की 
बार-बार आवृत्ति की है। इस कारण से पात्रों के गुश-स्वमाव कथन का कवि को अवसर ही नहीं 
मिला है। प्राय; सभी पात्रों की एक सी वेश-भूषा, एक से अद्-शस्त्र ओर एक ही प्रकार की युद्ध- 
पद्धति का कवि ने वर्णन किया है । स्मरण रहे कि ऐसे वर्णन भी अपेक्षाकृत कम ही हैं। सेनाओं 
के सचालन और युद्ध-वर्शन की घटनाओं का उल्लेख करते हुए द्वुतगति से श्रीधर जंगनामा में 
आदि से अन्त तक पहुँच गये हैं। ऐतिहासिक घटना का वर्णन करना ही उनका लक्ष्य रहा है। 
इसी कारण पात्रों के चरित्र का वास्तविक चित्रण नहीं हो सका है। नीचे दिये हुए. कुछ पात्रों के 
चरित्र से इस कथन की पुष्टि हो जायेगी :-- 

फररूख़सियर--ओरीधर के अनुसार बादशाह फरु खसियर उदार एवं वीर योद्धा था | दिल्ली 
का सिंहासन प्राप्त करने के लिए क्रुद्ध होकर उसने पटने से प्रस्थान किया। ईद आदि धार्मिक इत्यों 
में भी उसकी विशेष अभिरुचि थी । 

वह वस्त्र आदि से पुरस्कृत करके सैनिकों को सम्मानित करता था। सेना के द्वारा' लूटे हुए 
सामान को वह सैनिकों में ही विभाजित करके अपनी नीति-चाठुर्य का प्रमाण दिया करता था । 

वह युद्ध-नीति में मी दक्ष था। आगरे के निकट उसने यमुना बड़े कौशल से पार कर ली 
थी और शत्रु को इसका कानों-कान पता तक न चलने दिया | 

इस कवि के विचार में वह सुंदर, सुजान, वीर, शीलवंत, ओजस्वी, दानी, तथा सम्राट 
अकबर के समान सवंगुण संपन्न था। कहने की आवश्यकता नहीं है कि श्रीधर का उक्त कथन अति- 
शयोक्तिपूर्ण है।* 

मौजददीन (मुइजुद्दीन) -इसने सम्राट बनते ही दिल्‍ली दरबार को कलावंतों और नतकियों 
का अखाड़ा बना दिया था और उन्हे बड़-बड़े माही, मरातिब आदि प्रदान किये। इसे अख्य- 
श्र के स्थान पर ढोलक आदि वाद्य-यंत्र अधिक प्रिय थे। रास-रंग के अति इसकी अधिक रूचि 
थी। यह बक्की एवं रक्‍की भी बहुत था । ; 

इन दुगुणों के होते हुए भी इसमे एक विशेषता यह थी कि यह बड़ा वीर था। यद्यपि यह 
युद्ध में पराजित हुआ पर इसने रण-भूमि में असीम वीरता का परिचय दिया था ।* 

एजुद्दीन--जब-जब अवसर पड़ा तब-तब इसने युद्ध-भूमि से भागकर अपनी कायरता और 
कापुरुषता का परिचय दिया था । युद्ध के प्रति उसकी नाममात्र को भी अमिरुचि नहीं थी |३ 

छुबीलेराम--यह अवसर पाते ही एजुद्दीन का साथ छोड़कर फ़र खसियर से जा मिला था | 
यह वीर और युद्ध में प्रवीण था | युद्धस्थल में यह महान्‌ वीरता प्रदर्शित करता था। इसने शत्र 
को अपने सामने से हराकर भगा दिया था हु 


* जँगनामा, पंक्तियाँ ११, ३७६३-८०, रे८७, श्८३-६२, ६४९४०६०, झ२०-३५, १४८९-६० 
* वही ६७४-६०, ७३१८-२८, पफरेरे४३, १४०४-८६ 3 बही, श्य३-६०.. *ं ह+ ०४०-- 
३७७३-०७, ६६२-७३, १२३९, १३२४-२६, १९११-३० 


-७० हिंदी वीरकाव्य 


इस प्रकार जंगनामा में पात्रों के चरित्रों के निखरे हुए रूप का अ्रभांव है। चरित्र-चित्रण 
की दृष्टि से यह ग्रंथ अत्यन्त साधारण कोटि का है। 


रासा भगवंतसिह का 

इस छोटे खडकाव्य में कवि ने चरित्र-चित्रण के विषय में विशेष प्रयास नहीं किया है| 
उसमें चरित्र-नायक के केवल कतिपय गुणों का उल्लेख भर कर दिया गया है। 

भगवंतराय खीची--असोथर के स्वामी भगवंतराय बड़े वीर थे। अ्रवसर पड़ने पर लूट 
मार करके शन्रु को अस्त करने में ये बड़े कुशल थे। दान करने में मी बे अनुपम थे। पैतृक-भूमि 
को त्याग कर भाग जाना उन्हे कापुरषता का चिह्न प्रतीत होता था। युद्ध करने के लिए घड़ी- 
मुहूत्त देखने के पक्ष में वे नहीं थे | युद्ध में वीरतापूबक शत्र-पंहार करते हुए उन्होंने वीर-गति 
प्रात की थीं।' 

स्री-पात्र--इस काव्य में स्त्री-पात्रों का अभाव है। भगवंतराय की रानी के द्वारा युद्ध के 
स्थान से भाग चलने का प्रस्ताव करवा कर कवि ने उसके चरित्र को गिरा दिया है। उसका उक्त 
कथन राजपूत रमणी के स्वाभाविक चरित्र के विरुद्ध पड़ता है।* 

सुजान-चरित्र 

सूदन ने चरित्र-चित्रण में अन्य कवियों की अपेक्षा अधिक उदार दृष्टि से काम लिया है। 
उसने अपने आश्रयदाता के ऐश्वर्य, वैभव और गुणों का संदर वर्णन करने के साथ ही प्रति- 
पक्तियों क' भी उतना ही उत्तम वणन किया है। चरित्र-चित्रण में उसने प्रायः ऐतिहासिक परंपरा 
ही का अनुकरण किया है | पात्रों के युद्ध-वीरत्व को श्रंकित करने की ओर उसकी कुछ अधिक 
प्रवृत्ति रही है, किंतु अवसर मिलने पर करुणा, रति आदि भावनाओं को चित्रित करके पात्रों के 
गुण-दोषों के विस्तृत क्षेत्र को अपनाने का भी उसने प्रयत्ञ किया है। पर नामों की अधिकता, 
उनकी आवृत्ति तथा विविध वस्तुओं की विशाल सूचियों के कारण पात्रों के चारित्रय-विकास में 
अवश्य कुछ बाधा पड़ी है। एक ही प्रकार के गुण, वीरभावना, आतंक तथा प्रताप आदि को प्रदर्शित 
करने के लिए. बार बार एक ही प्रकार के युद्ध-संबंधी विवरण देने के कारण उनके प्रति पाठक 
की अरुचि हो जाती है। कुछ पात्रों के चरित्र नीचे दिये जाते हैं--- 

सुजानसिह--सुजान-चरिंत्र का नायक सुजानसिह बाल्यावस्था से ही निडर और वीर था। 
वह अपने पिता का परम भक्त था। उसके हृदय में महादेव जी के प्रति अ्रगाढ़ भक्ति थी। उसे 
अआखेंट से विशेष प्रेम था। 

बह सेना के सुख-दुःख का अत्यधिक ध्यान रखता था । युद्ध-भूमि में स्वयं सैन्य-संचालन 

और युद्ध-निरीक्षण करना उसे अ्रधिक प्रिय लगता था । युद्ध में वह सदेव सेना के अग्म भाग में 
रहता था। 





4 ज्ञागरी प्रचारिणी पत्रिका, भाग ९, १३८१ विक्रमी, छु० १०, छ० ११४; छु०४८-६, छ० 
१२२; छुं० ४९, पृ० १२३; छुं० ९७, ए० १२४; छुं० १०३,ए० १३१. वही, भाग वही, संवत्‌ 
वही, छुं० ३-४, ए० १३९३३ & 


चरित्र्नचेत्रण ७९ 


सुजोनेसिह साम, दाम भेद और दड चारों प्रकार की नीति मे चतुर था। अपनी मित्रता 
ओर दिल्‍्ली-सिंहासन के प्रति स्वामि-भक्ति में वह इतना दृढ़ था कि श॒त्र, की भेद-नीति उसे विच- 
लित नहीं कर सकती थी। हतोत्साहित सैनेकों के हृदय में वह सर्देव उत्साह का संचार किया करता 
था | विचलित होते हुए प्रधान-मंत्री मंखूर को प्रोत्साहन प्रदान करके उसने युद्ध के लिए सन्नद्ध 
किया था | उसके युद्ध-क्षेत्र से भाग जाने पर सुजान स्वय अंत तक रणखुन्त्षेत्र में युद्ध करता रहा 
था | उसकी वीरता का यह यथेष्ठट प्रमाण है। 

<दुष्ट के साथ दुष्टता का पूर्ण व्यवहार करना चाहिए? यह उसका सिद्धात था | और इसी के 
अनुसार वह सदा आचरण भी किया करता था । 


आवश्यकता पड़ने पर वह युद्ध-भूमि से हटकर श्र को धोखे में डालने की नीति का भी 
अनुसरण किया करता था। भावी युद्ध की आशंका से वह अश्रपने छुग-सेना आदि को सदैव 
सुसज्जित रक्खा करता था ।! 


राव बहादुरसिह--यह सुजानसिह का एक ग्रतिपक्षी था। यद बड़ा बुद्धिमान ओर शूर 
वीर था | सुजान द्वारा प्रस्तावित अपमानजनक संघि-प्रस्तावों को ठुकराकर इसने अ्रपनी महानता' 
का परिचय दिया था। वह क्षत्रिय के कत्तव्य और घर्म को पूर्ण रूप से समझता था। अवसर पड़ने 
पर शत्र के साथ छुल-पूर्ण व्यवह्दर करना यह राजनीति के अंतग त मानता था। उसके लिए 
सृत्यु और जीवन का आनंद समान था | अंतिम युद्ध में जाने से पूव अंतःपुर में उसकी केलि- 
क्रीड़ा इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। इसके उपरांत उक्त युद्ध में वीरतापूवक इसने प्राण-विसरजन करके 
बीरता का आदश उपस्थित किया था।'* 


सफ़दरगंज मंसूर--यह दिल्ली का प्रधान-मंत्री था। अपने उपसूबेदार नवलराय की समत्यु 
का बदला लेने के लिये बंगश नवाबों के विरुद्ध युद्ध के लिए. प्रस्तुत होकर इसने अपनी वीरता का 
परिचय दिया था। यह उसका अपनी आरात्मप्रतिष्ठा की रक्षा का प्रयक्ष समझना चाहिए। वह वीरों 
को सदैव आदर की दृष्टि से देखा करता था। आवश्यकता पड़ने पर युद्धभूमि से भाग जाना इसके 
लिए एक साधारण बात थी । अपनी मान-मर्यादा की रक्षा के लिए वह सम्राद के विरुद्ध अस्त्र- 
शञ्र गण करने से भी नहीं चूकता था | इससे सिद्ध होता है कि उसे राज्य के लाभ-हानि का इतना 
ध्यान नहीं था जितना कि व्यक्तिगत स्वार्थ का । 


3 झुजानचरिन्न, जंग १, अंक १, छुं० १३, ० ९, जं० वही, अं० २, छुं० १, प्‌ू० ७; जं० 
वही, झअं० ४, छुं० ११, ४० २९; जं० २, आं० १, छुं० ८, ४० २६, ज० वही, अंग २, छुं० ९, ए० 
३२; जं० ३, अं० २, छु० १, ए० ४३; जं० वही, अं० ३, छु०१०, ४० ९०; जे ० बही, झआं० *, छेुं० 
४8, ए० र८, जं० ४, आं० ३, छुं० ३२,-३२३, छ० ७८; जं० बही, आं० २, छुं० ३६-४३, ० ७८-६; 
ज्ञं० ९; अं० ३, छुं० ३२६, ए० १३१; जं० ६, आं० ४, छुं० १७, ए० १६३-१६४; जं० वही, झं० ६ 
छुं० १० घू० २१३-४. + वही, अंक २, छु० १८०, ए० ११०८-३६, जं० वही, अं० ३, छुं० १६, 
४० १२७, जं० वही, अं० वही, छुं० -२७-८, ए० १३३०, जें० वही, आं० ४, छुं ० रे* ०७, छघ० १४६०८ 
७ ज० वही, अं० वहीं, छुं० ४३-४, ए० १५१ 


७२ हिंदी वीरकाव्य 


यह नीतिकुशल भी था । दिल्‍ली के युद्ध में पीछे हटकर इसने अपनी नीनि-यहुता का 


अच्छा परिचय दिया शा।" 
उसके चरित्र से स्पष्ट है कि तत्कालीन उच्च पद्यघिकारी अपने निजी सवा की चिता 


किया करते थे । प्रजा-पालन और राज्य के प्रति अपने कत्तव्य का उन्हे ध्यान नही रहता था। 

ख्री-पान्न--सुजान-चरित्र से प्रधान रूप से किसी भी ख््री-यात्र का उल्लेख नहीं किया गया 
है। प्रसंगवश' राव बहादुर की स्नी तथा देवी आदि का यत्र-तत्र उल्लेख भर कर दिया गया है। 

करहिया को रायसौ 

चरित्र-चित्रण की दृष्टि से 'करहिया को रायसो! का एक अत्यत साधारण स्थान है। उसमें 
व्यक्तिगत रूप में पात्रों के नाम और साथ ही इने-गिने गुणों--“सत्य, खग्ग-संचालन, पैज, रजपूती 
मूँों का पानी” आ्रादि का उल्लेख कर दिया गया है | राजपूत रमणियों ने अपने सतीत्व और मान- 
मर्यादा के लिए किस प्रकार हँसते-हँसते प्राण-विसनंन किए इसका भी कवि ने सुंदर ढंग से 
उल्लेख करके राजपूत नारी के पूत-चरित्र का आभास दिया है।* 

पदमाकर के ग्रंथ 

(क)--हिम्मतबहादुर-विरदावज्ञी--इस छोटे खंडकाव्य में चरित्र-चित्रण का प्रयास कम 
मिलता है। कवि ने अपने आ्राश्रवदाता के दान, दया; धर्म श्रादि का ही अधिक वणन किया है । 
उसके सैन्य-बल और यद्ध-कोशल का भी वर्णन मिलता है। नायक के प्रतिद्न्द्दी की वीरता का 
भी अच्छा चित्रण हुआ है। इस ग्रंथ में युद्ध-स्थती में वोरों तथा अख्र-शस््रो के नामों के उल्लेख 
ही विशेष रूप से मिलते हैं। चरित्रों के वन में परंपरा का अनुतरण मात्र है। इस काव्य में नारी 
पात्रों का एकदम अभाव है| 

हिस्मतबहादुर--पद्माकर ने इसके चरिज्र-वणन में श्रत्युक्ति से काम लिया है। उन्होंने 
इसे शिवजी के समान वीर, महान्‌ दानी, दया की मूर्ति, हिंदू-लाज-एक्षक, चोसठ कला-प्रवीण, हृढ़- 
प्रतिश, सत्यवक्ता, नवरस-प्रतिमूति, आदि गुणों से युक्त बतलाया है। वह घड़ी मुहूर्त देखकर 
यद्ध करनेवाला माना गया है। वह युद्ध मे विजय की अभिलाषा से भागवत्‌ “गीतान के जंत्र- 

त्र” धारण करता था । युद्ध भूमि को देखकर रोद्र-रूप घारण करके वह वीररस में ड्रब जाता था। 

अपने सैनिकों को जागीर, दान आदि देकर अपना बना लेता था जिसे वे प्रसन्नतापूर्व क उसके 
हित-साधन में प्राण-विसजन किया करते थे ।३ 

मानधाता--यह हिम्मतबहादुर के कोषाध्यकज्ष मनसुखराय-काथस्थ का आत्मज था । 
यह युद्ध करने में अनुभवी वीर था। अपने स्वामी का सच्चा भक्त और सेवक था। वह सदा 
हरावल' में रहा करता था । वह मरना ओर मारना दोनों भली प्रकार से जानता था। युद्ध में बड़ी 
वीरता से शत्र -सहार करते हुए उसने वीरगति पाई थी।े 

अजुनंसिह नोने--यह सच्चे वीर ज्ञत्रिय थे। इन्होंने अनेक राजाओं को पराजित करके 


े सुजानचरित्र, ज॑० ४ अं० २, छुं० १३-४७, पृ० ६९; जं० वहो, अंक वही, छुं० २८, प० 
६७; जंग वही, अंक *, छुं०७, पृ० ६१; जंग ६, अंक ४, छुंदु १७, पृ० १६३-४ “नागरी प्रचारिणी 
पत्रिका, भाग ३०, संवत्‌ १६८६; छूं० ४०, २८१; छुं० ४१, ए० २८७ 3 हिंस्मतबहादुर-विरुदावली, 
छुं० ३-१४, २०, ११६, ३३१६, १९२९ * बदी, छुं० १२१, १२३-४, १४ेशे 


चरित्र-चित्रण ७३े 


उनके राज्यों को हस्तगत कर लिया था । यह युद्ध में बड़ी वीरता से काम लेते थे | इनकी उपस्थिति 
से इतोत्साहित सैनिक भी उत्साहित होकर यद्ध-रत हो जाते थे । 

अजनतिंह निर्मीक इतने थें कि दुर्ग की आड़ लेकर युद्ध करने के प्रस्ताव को 
ठुकरा कर खुले मैदान में श्रा डटे थे। जय-पराजय को ईश्वराधीन छोड़कर क्षत्रिय-धर्म-पालन 
करना ही उनका एकमात्र लक्ष्य था| युद्ध-भूमि में दीनता प्रदर्शित करना और शत्र्‌_ को पीठ 
दिखाना ये दोनों कार्य उन्हे अदचिकर लगते थे। अपने शत्र की वीरता का भी वह आदर किया 
करते थे । 

अपने कत्तब्य का पालन करते हुए अंत में उन्होंने वीरगति प्राप्त की ।* 

(ख) जगद्विनोद--इस मुक्तक काव्य-ग्रंथ में जगद्सिह संबंधी कुछ पद मिलते हैं जिनमें 
जगदूसिंद्द के गुणों का अत्यक्तिपूणं वर्णन हैः-- 

जगद्सिह--जयपुराधीश महाराजा जगदूसिंह क्षत्रियों के ईश, दयालु तथा धर्मात्मा थें। 
शत्र को देखकर वे उम्र और रौद्र रूप धारण करलिया करते थे । युद्ध में पीठ दिखाना और पर- 
स्त्री पर कुदृष्टि डालना उन्हे दुजंनता और नीचता के लक्षण लगते थे। वे महान दानी भी थे* । 

इस प्रकार पदुमाकर द्वारा चित्रित कुछ चरित्रों के विबेचनोपरांत हम इस परिणाम पर 
पहुँचते हैं कि उनका ध्यान चरित्र-बर्णन की ओर अपेक्षाकृत कम था। परंपरागत इने-गिनें 
विशेषणों का बढ़ा चढ़ाकर उल्लेखकर देना ही उन्हे अ्भीष्ठ था। पर अ्रपने नायक के प्रतिद्व द्दी 
का उदारतापू्वक वर्णन करके उन्होंने अपनी ,दूरदर्शिता एवं विशाल-हृदयता का परिचय दिया है। 


हम्मीररासो 
“म्मीररासो? के चरित्र-चित्रण में कवि ने रासो-परम्परा का अनुकरण किया है। स्त्री 
को ही युद्ध का कारण मानकर कवि को शंगारिक विचारधारा-बर्णन का अवसर प्रास हो गया 
है। फल यह हुआ है कि पात्रों के शज्भार-संबंधी गुणों को दिखलाने में कवि ने अधिक समय 
नष्ट किया है| पर आशा आदि राजपूत रमणियों के चरित्रों से नारी-वीर-भावना का चित्रण करने 
में कवि पर्याप्त मात्रा में सफल हुआ है । 


इन ग्ंथों में भूत-प्रेत, वीर आदि के युद्ध-वणन के कारण पात्रों को रण-स्थल में श्रपनी 
वीरता प्रकट करने का कम अवसर मिला है | इस कारण से पात्रों का चरित्र निरखने नहीं पाया है | 

जोधराज ने हम्मीर के प्रतिपत्षी अलाउद्दीन के चरित्र को बहुत गिरा दिया है। इसके दो 
परिणाम हुए हैं| एक तो अलाउद्दीन का इतिहास सम्मत उद्वंड, रौद् तथा वीर चरित्र पाठक के 
सामने नहीं आता है। उसका चूहे से भयभीत होना हास्यास्पद हो गया है। दूसरा परिणाम यह 
हुआ है कि नायक का चरित्र भी ऊँचा नहीं उठ सका है। प्रतिद्वन्द्ी जितना ही अधिक शक्ति- 
शाली होगा उतना हद्वी नायक के साहस, उत्साह तथा बीरूव का विफास होगा। कवि इस साधा- 
रण बात को विस्मृत कर गया है । 


१हिम्मतबहादुर-विरुदावली, छुं० १७, ८७, ६१, &४-६, १०१, १०३, ११०-१, २०७ 
* चह्माकर-पंचारूत, जगद्विनोद, छुं० €-६, ९६६, ६८६, ६६४-४ । 
९२७ 


७४ हिंदी वीरकाथ्य 


मीर महिमा के चरित्र से तत्कालीन हिन्दू-सुस्लिम प्रेम-भावना के ऊपर पर्यास प्रकाश पड़ता है । 
नीचे हम्मीररासो के प्रमुख पात्रों के चरित्रों पर संक्षित विचार किया जा रहा है-- 

हम्मीर--हम्मीररासो के नायक इम्मीर परम्परागत राजपूत वीरभावना के प्रतीक थे। 
शरणागत-वत्सलता तथा प्राणु-विसर्जन करके अ्रपने प्रण की रक्षा करना वह भली प्रकार जानते 
थे । दोनहार तथा संसार की अनित्यता को जानते हुए क्ञात्र-धर्म का पालन करना वे अपने जीवन 
का एकमात्र उद्देश्य समसते थे। दूसरे के दुःख से द्रवीभूत हो जाना उनका स्वभाव था। युद्ध में 
शत्र को पीठ दिखलाना वे जानते ही न थे । वह नीति के श्रनुसार युद्ध करने के पक्षपाती थे । उन्होंने 
इसी कारणसे रात्रि-युद्धबन्द करा दिया था क्‍योंकि उसमें मित्र-शत्र, वीर-कायर आदि का पता 
लगना कठिन था । विप्र, दीन-दुखी और आश्रित की रक्षा करते हुए अपने धर्म-पालन द्वारा यश-प्राप्त 
करनायही उनके जीवन का लक्ष्य था। उन्होंने शत्र द्वारा प्रस्तावित सन्धि-प्रस्ताव का विरोध करके 
ग्रपनी वीरता तथा बन्दी सुलतान को छोड़कर अपनी उदारता का महान्‌ परिचय दिया' था।* 

इस स्थान पर यह कहना श्रप्रासंगिक न होगा कि जोधराज ने हमीर का चरित्र श्रकित 
करने में प्रथ्वीराजरासो के कथानक की रुहयपता ली है। जिसके फलस्वरूप !उसमें श्रनेतिहासिकता 
का पुठ आ गया है| 

राव रणधीर--राव रणधीर स्वामि-भक्त ओर सच्चे वीर थे । शत्रु को पराजित करना ही 
उनका लक्ष्य था, इसलिए, रात्रि में युद्ध करना भी उन्होंने न्‍्यायसगत समझा था। घायल होकर भी 
वे वीरतापूषक युद्ध करते रहे थे। शत्रु ने भी मुक्तकंठ से इनकी वीरता की प्रशंसा की थी 
लड़ते हुए इन्होंने वीस्मति प्राप्त की।* 

झाशा रानी--आशा रानी सती, साध्वी और पति-पुत्र को पतनज्नता से युद्ध की अनुमति 
देनेवालीं वीर॑' ज्षत्रांही थी। अन्त में वीरतापूवंक जौहर करके इसने अपने गौरव की रक्षा की 
थी [ उँसका चरित्र वीरता और मान-मर्यादा-रक्षण का सजीव उदाहरण है। 

मीर सहिमा--मीर महमि। साहसी, वीर, एवं धर्मानुसार आचरण करनेवाला था । वह 
अपनी प्रतिंशा पर सदा अटल रहता था। वीरतापूर्ण कार्य करना, पर गये या हर्ष लेशमात्र भी 
प्रकव न करना उसके चरित्र की अनुपम विशेषता थी। भूठ बोलना और युद्व में पीठ दिखलाना 
वह जानता हीं न था। वह मधुर-भाषी एवं पर-दुःख-कातर था। निर्मीकता और गम्मीरता की वह 
साक्षाद्‌ प्रतिमा था। राव हम्मीर के गुणों से वह इतना प्रभावित हुआ था कि अपने प्राण्ों का 
मोंद्ध त्याग कर शत्रु के वास जाने के लिए वह प्रस्तुत हो गया था, जिससे हम्मीर की आपत्ति का 
अन्‍्त हो जीशि | अन्त में अपने कुट्म्बियों को मारकर और युद्ध क्षेत्र में पहुँचकर उसने अपनी 
महनता का परिचेंदं दिया तथा युद्ध करते हुए वीरगति प्राप्त की । 





जीरा 2 छूं> २८६, ३०३, ३९७, ३९३-०, ४२३, ४१९, ४७१६, ४७६, ६४८ 
७० 4; ८२८, ८४८, है२६, #४३६-८, 8६३६, ६४०, ६४२, ६४६ ' वही, छुं० ४४८, ४६६, 
5०४, रण रैम? * छुं० ३५१, २२१, ६६६, ६७२, ६८०, ६४७ ४ बही, छु० २१७, २१६ 
२२३ २३ इ१६-३५५ २६७, ६४७३, ६५८, ६६५, ६३०, ६४७ । 


(0५, #ई. 


चरित्र-चित्रण छ््पू 


वन में अपरिचित स्त्री के सम्पर्क में आकर मानवीय दुबलता के वशीभूत हो जाना मीर 
महिमा के चरित्र पर एक कलक है। इसका समाधान केवल इस प्रकार किया जा सकता है कि 
उसकी दुबलता का चित्रण करके जोधराज ने उसे मानव कोटि में रखकर उसके चरित्र को स्वाभा- 
विक बनाने का प्रयत्न किया है। पर जिन परिस्थितियों में उसके इस दोष को दिखिलाया गया है 
वे उसके चरित्र को कदापि ऊँचा नहीं उठा सकतीं । इस सम्बन्ध में केवल इतना ही कहा जा 
सकता है कि कवि का उद्देश्य उसके चरित्र के चित्रण की ओर नहीं था, वरन्‌ रासो-परम्परा का 
अनुसरण और तत्कालीन अमीरों की भोग-विलासमयी प्रवृत्ति का चितण मात्र था। हाँ इतना 
अवश्य है, कि ऊपर कहे हुए अ्रन्य गुणों के कारण मीर महिमा की महान्‌ वीरता, स्वामिभक्ति एव 
कृतशता का प्रता चल जाता है। 

अलाउद्दीन--जोधराज ने अलाउद्दीन के साथ उचित न्याय नहीं किया है। उसे एक 

का पुरुष, हिन्दू-देवताओं की उपासना और सागर में प्राए-विसंजन करनेवाला बतलाकर कवि ने 
अवास्तविक एवं अनगल बातों से उसका सम्बन्ध जोड़ दिया है | इसके परिणाम-स्वरूप इतिहास 
में वर्णित अलाउद्दीन के चरित्र के स्वरूप की अपेक्षा यह चित्रण अत्यन्त प्रच्छुन्ष ओर विकुत 
हो गया है। 

कवि ने इसे मृगया-प्रिय, रमण में कामदेव तुल्य और चूहे को मारकर अपने मुख से 
अपनी डींग बधारनेवाला बतलाया है। उसके अनुसार अलाउद्दीन हम्मीर के वैमव-विवरण को 
सुनकर भयभीत हो उठा था और उसने तुरन्त मन्त्रणा करने के लिए. उसे दरबार में बुलाया था । 
वह अपनी आन पर दृढ़ रहनेवाला' व्यक्ति था। अवसर पड़ने पर दान, भेद और प्रलोमन सभी 
साधनों को काम में लाना वह उचित सममता था|” 

रूप विचिन्रा--अलाउद्दीन की बेगम रूपविचित्रा के हृदय में मीर महिमा के प्रति पूर्वानु- 
राग वर्तमान था। एकांत में किसी अपरिचित व्यक्ति से इस प्रकार दुबलता का परिचय देना उसके 
चरित्र की नीचता की चरम सीमा है। पर उसमें बीरता की भावना भी वर्तमान थी। जब उतने 
अलाउद्दीन को मीर महिमा को मारने के लिए प्रस्तुत देखा, तो वह स्वयं अपना शिर कठवाने 
के लिए तैयार हो गई थी ।* इसका चरित्र कवि की शँगार-भावना-चित्रण का प्रतीक है। 

ऊपर के चरित्र-विवेचन से विदित होता है कि जोधराज ने अपने नायक तथा उसके 
प्रण-पालन में सहायक पात्रों के चरित्रों को ऊँचा उठाने का प्रयत्न किया है और उनके प्रति- 
दन्द्वियो को नीच प्रकृति का दिखलाया है। ऐसा प्रतीत होता' है कि वह अपने आश्रयदाता के 
पूवजों के शत्रुओं में महानता दिखिलाने के पक्षपाती नही थे | इसी कारण से और पृथ्वीराज रासों 
के प्रभाव से उन्होंने अलाउद्दीन आदि के चरित्र को श्रत्यन्त गौण रूप दे दिया है। 


) हम्मीररासों छुं० १८८, २०८, २४२९, ३६३, ३६४, ९६०, ६०१, ६४७, ८३०, 8३६ * 
३ बही, छे० २२२, २४९, २४६, २६८। 


अध्याय ४ 


रस 

सामान्य स्थिति--रस-निरूपण के विचार से इस धारा का प्रमुख स्थान है। रस-वर्णन 
की प्रवृत्तियों की (दृष्टि से आलोच्य ग्रंथों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा 
सकता है :--- 

१. कुछ ग्रंथ रसों के लक्षण और उदाहरण वर्णन करने के विचार से लिखे गए. हैं, जैसे 
मतिराम कृत ललितललाम । 

२. अलंकारों के रीतिग्रंथ जिनमें उदाहरण रूप में विविध छुन्दों में रसों का परिपाक दिख- 
लाया गया है। इस कोटि मे शिवराजभूषण और जगद्‌विनोद आते हैं । 

३. वे ग्रंथ जो कविता की दृष्टि से लिखे गए हैं और जिनमें विविध रसों के उदाहरण 
मिलते हैं, इसके अन्तर्गत शेष सभी ग्रंथ सम्मिलित हैं । 

इस काल में यद्यपि सभी रसों का किसी न किसी रूप में प्रयोग होता रहा है, पर कुछ ऐसे 
विशिष्ट रस थे जिनका प्राय; सभी कवियों ने रुचि-वैचित््य के साथ प्रयोग किया है। उन रसों के 
नाम ये हैं :--- 

वीर (चारों प्रकार के--युद्ध, दान, दया तथा धर्म), <ंगार, बीमत्स, रौद्र, भयानक | 

कम प्रयुक्त होनेवाले रसों में करुण, हास्य, अदभुत तथा शांत रस की गणना की जा 
सकती हैं । 

वीररस--वीर-निरुपण की प्रवृत्ति सभी प्र॑थों में दृष्ट्गोचर होती है। वीररस के चारों 
प्रकार--युद्ध, दान, दया ओर धर्मवीर के चित्रण करने की ओर इन कवियों का ध्यान गया है, 
पर प्रधानता युद्धवीर और दानवीर की ही रही है । ऐसा होना स्वाभाविक भी था। ये कवि राजाश्रित 
थे। उनके दान और युद्ध-कोशल की प्रशंसा करना इनके लिए नितान्त आवश्यक था । पर कुछ 
ऐसे कवि भी थे, जिन्होंने अपने चरित्र-नायकों के वीरत्व एवं शौय का वास्तविक अंकन करना ही 
अपना लक्ष्य बनाया था। उनकी रचनाये' वीररस की दृष्टि से अधिक सफल बन पड़ी हैं, उदा- 
हरणाथे रत्नवावनी तथा भूषण की रचनाये' ली जा सकती हैं। 

वीररस के प्रसंग में अस्त्र-शस्र आदि युद्धू-सामग्री, वीरों की सजावट, सैन्य-प्रस्थान, वीरों 
की गवोंक्तियाँ, पौरुषपूर्ण कार्यों, तुम॒ल कोलाहल आदि के सजीव चित्र अंकित किए गए हैं, जिनसे 
वीररस का वास्तविक चित्र पाठक के हृदयपठल पर अंकित हो जाता' हैं, | इंस सम्बन्ध में केशव, 
भूषण, मान और सूदन को रचनाये' विशेष उल्लेखनीय हैं। इनके अतिरिक्त जटमल, गुलाब एवं 
सदानन्द को भी वीररस के वर्णन में पर्याप्त सफलता मिली है। 

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कुछ कवियों ने अपने आश्रय-दाताओं की दानशौलता 
का वर्णन करने में ऊद्दात्मक उड़ाने भरी हैं। रस प्रसंग में दान की सामग्री, तथा गज” आदि का 
वर्णन जी खोलकर किया गया है। मान, सतिराम तथा सदानन्द के नाम इस प्रसंग में विशेष 


रस 9७ 


उल्लेखनीय हैं | ऐसे अतिशयोक्तिपूण वणनों में अस्वाभाविकता एवं नीरसता का समावेश हो गया 
है। संयक्ताक्षरों की वर्णन-शैली का प्रयोग ही वीर-रस निष्पत्ति की वास्तविक शैली, है ऐसा समझने 
वाले भी इस धारा में अधिकांश कवि थे। ऐसे कवियों में मान और सूदव प्रमुख हैं। 

युद्ध-सामग्री का वणन करने में उपमा, उल्तेज्ञा, संदेह आदि अलंकारों का सहारा लेकर 
बाहय तड़क-मड़क में मग्न रहनेवाले केशव और पद्माकर उक्त प्रसंगों में वास्तविक रस-निरुपण 
करने में असफल रहे हैं। ह 

कुछ कवियों का ध्यान केवल अपने नायकों के युद्धों आदि का वर्णन करने की ओर ही 
गया है। इस कारण वीररस का उनकी रचनाओं में अभाव पाया जाता है। ऐसे कवियों में 
गोरेलाल तथा श्रीधर विशेष उल्लेखनीय हैं । 

वीररस के साथ एक ही छंद में अन्य रसों को मिश्रित कर देने की प्रवृत्ति भी इस युग में 
प्रचलित थी । 

उपयक्त विवेचन से वीररस की वास्तविक दशा का परिचय हमें प्रात्त हो जाता है। 
कुछ हैर-फेर के साथ प्रायः एक ही प्रकार की ग्रवृत्तियाँ इस धारा में प्रचलित रही है । पर चारण- 
काल की अपेक्षा इस धारा में वीररस का अधिक निखरा हुआ, वास्तविक और सजीव स्वरूप इमें 
मिलता है । 

शगार--वीररस के उपरान्त शंगार-रस का प्रयोग इस साहित्य में प्रमुख रूप से हुआ है। 
श्रज्ञार-वर्णन में स्री-पुरुष-जाति-मेद, नख-शिख-वर्ण न, ऋत॒ु-वर्णन आदि का प्रचुर मात्रा में चित्रण 
मिलता है। इसके लिए जटमल, मान तथा जोधराज विशेष प्रकार से उल्लेखनीय हैं। अधिकांश 
कवि श्र गार-वर्णंन में तल्लीन होकर कथा-बस्तु का निवांह विस्मृत कर देते थे, रीति-काल तथा 
रासो-परंपरा का प्रभाव इन ग्रंथों के »गार-चित्रण में स्पष्ट रूप से लक्षित होता है। कहीं-कहीं पर 
अश्लीलता के नग्न चित्र भी प्रस्तुत कर दिए गए. हैं। 

उक्त दोषों के होते हुए भी इन कवियों की रचनाश्रों में »४'गार के ऐसे सुन्दर वर्णन मिलते 
हैं, जो उत्तमता में रीतिकालीन उच्च *£ गारी कवियों से क्रिसी भी दशा में कम नहीं हैं। 

गोरेलाल जैसे कवि ने लोकिक ४ गार द्वारा अलौकिक “£गार की ओर संकेत किया है। 
कुछ ऐसे भी कवि हैं जिन्होंने वीररस में '४'गार का पुट दिया है। जोधराज तथा पद्माकर के नाम' 
इस सम्बन्ध में विशेष रूप से लिए जा सकते हैं। 

श््यार-वणणन के लिए रासो-परंपरानुसार ज््री-पात्नों की कल्पना करनी भी इन ग्रंथकारों 
ने आवश्यक सममकी है। उदाहरण के लिए. जोधराज का नाम लिया जा सकता है। 

कुछ कवियों के श्वगार-रस-बणन में स्ववाचकत्व दोष आ गया है। परंतु इन थोड़े से 
दोषों के होते हुए भी यह रस भी वीररस के समान ही प्रधान है, इसे अस्वीकार नहीं किया 
जा सकता । 

बीभत्स--वीर रस के साथ वीमत्स-रस-चित्रण में आरंभ से अंत तक एक ही से उपकरणों- 
जोगिनी, गिद्ध, हर, कालिका, कंक, मांस, रक्त आदि का चित्रण मिलता है | प्राय; एक ही प्रकार 
के रूपक भी बाँघे गए हैं | | 

रौद तथा भयानक--वीररस के मित्र रसॉ--रौद तथा भयानक-का थोड़ा-बहुत वर्णन सभी 


छ्ष् हिंदी वीरकाव्य 


कवियों की रचनाओं में मिलता है | अधिकांश ग्रंथों में इन रसों का सुंदर परिपाक हुआ है, 
फिर भी यह कहना अनुचित न होगा कि इन रसों का जैसा चित्रण होना चाहिए था, वैसा नहीं 
हो सका है। 


करुण, हास्य, अद्भुत और शात रसों के कम उदाहरण मिलते हैं | ये रस प्रायः उपेक्षित 
रहे हैं। 


ऊपर के विवरण से स्पष्ट हो गया होगा कि इस धारा में सभी रसों का वर्णन मिलता है 
पर प्रधानता वीर और श्र गार की ही रही है। कुछ इने-गिने दोषों के रहते हुए भी इन रसों का 
सुदर परिपाक एवं निर्वाह हुआ है । 
प्रत्येक कवि द्वारा प्रयुक्त विभिन्न रसों के विश्लेषण से रस-संबंधी प्रवृत्तियाँ अधिक 
विस्तार से स्पष्ट हो जायेगी, इसलिए आगे के प्रत्येक कवि द्वारा किए गए रस-निरूपण का 
संज्षित विवरण दिया जा रहा है :-- 
केशव 
केशव ने वीरसिंहदेव-चरित में वर्णनात्मक शैली का अनुकरण करके अपनी स्वाभाविक 
चमत्कार-प्रियता को प्रधानता दी है। यही कारण है कि इसमें रस-सामग्री और रस-परिपाक की ओर 
कवि ने पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है। और यदि उसका ध्यान उधर गया भी है, तो वह उसका 
समुचित रूप से निर्वाह नहीं कर पाया है। वीरसिहदेव-चरित में बहुत कम ऐसे स्थल आए हैं जहाँ 
केशव रस-चित्रण का प्रयत्न करते हुए दिखलाई पड़ते हैं। वह अपने इस कारये में कहाँ तक सफल 
हुए हैं यह जानने के लिए कुछ उदाहरणों की सहायता से नीचे विचार किया जा रहा है ;-- 
वीरसिंह देव-चरित में केशव ने वीर, £/गार, करुण और वीभत्स रस चित्रित करने का 
प्रयत्न किया है। 
वीर रस--वीरसिंहदेव-चरित का नायक वीर राजपूत था। उसके चरित्र का आश्रय पाकर 
कवि वीर, रौद, भयानक आदि के अच्छे चित्र उपस्थित कर सकता था, पर इनकी ओर उनका 
बहुत कम ध्यान गया है। वीर रस का एक उदाहरण देखिए । अबुल्फ़जल की वीरता का वन 
करते हुए केशव लिखते हैं :--- 
“काढ़े तेग सोह यों सेख, जनु तनु धरे धूमधुज देख | 
दंड धरे जनु आपुन काल, रत्यु सहित जम मनहु कराल””[* 
कहने की आवश्यकता नहीं है कि ऊपर का वर्णन साधारण कोटि का है। 
अख्न-शस््र का वशन वीररस के अंतर्गत ही माना जाता है। भूपाल राव की तलवार के 
धर्णुन में केशव ने एक सुदर छुंद लिखा है :-- 
“कालिका की केलि सी, के कालकूट बेलि सी, 
के काली केसी जीभ किधो कालदंड कामिनी । 
फिधों केसौदास ओछी तच्छक की देह दुति, 
जातना की जोति किधों जात अंतगामिनी |) 


१ वीरसिहदेव-चरित, अर० ९, छुं० ८६ एृ० ३६। 


रस ७ 


मीन कैसी छाह, विषकन्या केसी बाँह, 
किधों रनजय साधथि तानी सिद्धि अभिरामिनी | 
राती राती माती अति लोहू की भूपाल राई, 
तेरी तरवारि पर वारि ढारों दामिनी ||?” 
उक्त छुंद में उपमा और सदेह की सहायता से तलवार का अच्छा वर्णन हुआ है। ऐसे 
उदाहरणों से स्पष्ट है कि कवि में वीररस-चित्रण की प्रतिभा थी, पर पाडित्य, आचारयत्व, शृंगार 
आ्रादिं के चक्कर में पड़कर वह इधर पर्याप्त ध्यान नहीं दे सका । 
शंगार---कतिपय स्थलों पर केशव ने «ंगार का वर्णन करने का भी प्रयत्न किया है। 
अबुलजफ़ल की मृत्य का समाचार पाकर अकबर के राजप्रासाद मे कदण-क्रंदन मच गया। उस 
अवसर पर कवि कहता है+-- 
“कोलाहल महलनि में भयो, तिनकी अतिथुनि सुनि मुनि मन रयो। 
मुग्धा मध्या प्रौढ़्ा नारी, उठि दौरी जहं तहं डर डारी। 
भूषन पटन सम्हारत अंग, अधिक सोभ बाढ़ी अग अंग। 
चंचल लोचन जल मसलमले, पवन पाई जनु सरसिज हले । 
चिलके अलिक अलक अति बनी, तरकी तन अंगिये की तनी। 
राजकुमारि हसें मुँह मोरि, तुरकिन के उपज दुख कोरि। 
रोवति तन तोरति अति बनी; बिच बिच बाजति ढोलक घनी ।? 
उपयक्त पंक्तियों तथा इनके आगे के छुंदु३ के देखने से स्पष्ट हो जाता है कि करुण-दृश्य 
के अंकित करते समय कवि श्गार की भावना में बह गया है और इस प्रकार अलंकार आदि की 
सहायता से रसाभास चित्रित कर बैठा है। 
रामसिंह की प्रतिष्ठा को पद्मिनी और शरू-ऋतु को नायिका" का रूप देकर नखशिख 
का वर्णन करके कवि ने अपनी श्वगार-प्रियता का परिचय दिया है। कहने की आवश्यकता नहीं है 
कि कवि ने इन प्रसंगों में भी अलंकारों ओर उक्ति-वैचित्रुय ही को प्रधानता दी है। 
करुण --करुणरस के रसाभास का ऊपर उल्लेख किया जा चुका है | एक आप अन्य स्थल 
पर करुण की कलक मात्र मिल जाती है। वास्तविक रस-परिपाक के दशन नहीं होते हैं। 
वीभत्स---बीभत्स रस के वणन का एक उदाहरण पर्यात् होगा +-- 
“अंचल सुख पोंछति जगमगी, कंठ श्रोन पियः मारग लगी। 
सांचहु खतक मानि भय दुली, मानहु सती छोड़ि सत चली । 
गीघिन के खुत सोभित घने, लीलत पत्न सुख श्रोनित सनें ।”?* 
इस प्रकार रस-निरूपण ओर रस-परिपाक् की दृष्टि से “वीरपिह-देव-चरि त” अत्यन्त 





? बीरसिहदेव-चरित्र, ए० १४, छुं० ३०, प्‌ृ० ८४ _* वही, पृ० ६, छुं० १२-४७, ए० ३६ 
> वही, ए० वही, छुं० ४; ए० वही * वही, ए० ८ छुं० १४-२६, ए० ०-३ _'* वही, ए०११, 
छु० १६-२०, ए० ६८ '* वही, ए० ८ छुं० ९३-४ ८ 


च्० 


साधारण रचना है | सबसे अधिक॑ आश्वय की बात तो यह है कि ग्रथ के नायक के वीरत्व के 
संबंध में कवि सबवेथा मौन रहा है। केवल उनके कार्य-कलापों का इतिबृत्तात्मक उल्लेख भर उसने 
कर दिया है । 


वीर रस के उक्त अ्रभाव की बहुत कुछ पूर्ति रत्नबावनी मे कवि द्वारा कर दी गई है। कवि 
ने इस छोटी सी रचना में वीररस का वर्णंन ओजस्विनी भाषा में अ्रत्यत उत्तम ढंग से किया है। 
एक उदाहरण से इसका स्पष्टीकरण हो जायेगा :--- 
५द्ीठि पीटि तन फेर पीठ तन इक्क न दिख्खिय | 
फिरहु फिरहु फिर फिरहु कहत दुल सकल उमस्गिय | 
ठान ठान निज शान मुरकि पाठान ज्ञु धाए। 
काढ काढ़ तरवार तरल ता छिंन तठ आए | 
इक इकक्‍्क धाउ घल्लिव सबन रतनसेन रनधीर कहें । 
जनु ग्वाल बाल होरी हरषि खंडल छोर अहीर कह।॥”?? 
ऊपर के छंद ही के समान रत्नवावनी में अन्य छुद भी देखे जा सकते हैं, जो ओज ओर 
वीर-भाव से परिपूर्ण हैं। अतएवब वीररस की दृष्टि से “रत्वावर्ना” अ्रत्यंत उत्कृष्ट रचना है। इससे 
सिद्ध हो जाता है कि चमत्कारवादी, घोर *» गारी एवं आचाये कवि केशव में वीरर्स-चित्रण की 
पूर्ण पढुता और प्रतिमा थी, पर परिस्थितियों के कारण वे इसकी ओर अपना मन न लगा सके 
ओर वीर रस उपेक्षित होकर गौण बन गया तथा अन्य बातों को प्राधान्य प्रास हो गया । 


जटमत 


गोरा-बादुल की कथा में वीर और “2 गार प्रमुख रस है। वीररस का चित्रण करने में कवि 
को यथेष्ट सफलता मिली है। समरागण में युद्ध करते समय गोरा की वीरता संबंधी कुछ पंक्तियाँ 
नीचे दी जा रही है :-- 
“तजै तरवार गुरज्ज कु लेह, दड़ो बड़ साह दुरज्जन देह । 
करे चकचूर गयन्द्‌ कपाल, सके उमराव न आप संभाल । 
कहे मुख मीर अयो जमकाल, म्रदे नर दे हथियार सुडाल। 
तिणे तिण दुंतन सारहु वीर, न मारहि तो सिरगोरिल वीर ॥” 
युद्ध को प्रस्थान करते समय बादल से उसकी पत्नी का कथन भी विचारणीय है। 
“कन्ता रण में पेसतां, मत तूँ कायर होइ। 
तुम्हें लाज सुर मेहणों, भलो न भाषे कोई ॥? 3 


गोर। के मरणोपरान्त उसकी पत्नी की यह उक्ति हृदय में वीरता की भावना जाग्रत करने व 
पूर्ण क्षमता रखती है। 





,._* केशव-पंचरत्न, छुं० ३१, एृ० ८ + गोराबादल की कथा, छुं० १३४, घू० ३१ * वह 
छुं० ११४, ४० र८। हे 


रस द्श्‌ 


भला हुआ जो मिड सुआ, कलंक न आयो काइ, 
जस जंपे सब जगत में, हिब रण ढंढ़ो जाइ ।”" 
इसी प्रकार वीररस संबंधी अन्य उदाहरण हे, जो इस बात को साक्ष्य देते है कि कवि ने 
वीर रस के वर्णन में बड़ी सावधानी से काम लिया है। 
शंगार--जटमल ने “शगार-व्णन भी किया है। पुस्तक के अधिकाश भाग में “ख्री-पुरुष- 
जाति-वर्णन” किया है। इस प्रसंग में कही-कही पर वह अश्लीलता की सीमा तक पहुँच गया 
है, यथा :-- 
“उर्धंच-गति गुण-हीण, परे ढ़रि पीन पयोहर । 
मच्छ-गंध तन मलिन, चुल्ह-सम-तुल्य भगंदर ॥” 
यहाँ पर यह बतला देना भी अप्रासंगिक न होगा' कि “सत्री-जाति-वर्णन” तथा “पुरुष-जाति- 
वर्णन” का मुख्य घटनावली से कोई सबंध नहीं है। अतएव इस वर्णन से वीर-भावना के विकसित 
होने में कोई सहायता नहीं मिलती है । 
कहीं-कह्दीं पर शटंगार-वर्णन करने मे कवि को सफलता भी मिली है, जैसा कि नीचे के उदा- 
हरण से स्पष्ट होता है :-- 


“नव-सतः साजि सजाइ, नारि बादल पे आईं। 
थे क्‍्युं रमणि न विरस्यो, चल्लेउ क्युं करण लड़ाई ।। 
अजहूँ न मांडी सेज, घार्व॑ नख नाहि चमंक्‍्के । 
कुचन चोट न सही, सहवि किस सांग धर्मक्के ॥ 
छूटंत नाल गोला तहां, हृटनि घड सिर ऊपरे । 
यूं बादल सूं नारी कहै, मतां देख दुल ते मुरै ॥7?3 
इस प्रकार जगमल की कृति में केवल दो प्रमुख रस वीर और “इंगार मिलते हैं। जटमल॑ 
बीर रस का चित्रण करने में शंगार की अपेकज्ञा अधिक सफल हुए हैं । 


मतिराम 


जैसा कि अन्यत्र बतलाया जा चुका है कि ललितललाम में अलंकारों के लक्षणों ओर 
उदाहरणों का विवेचन किया गया है। इन अलंकारों के उदाहरणों मे से जितने छुंद बैंदी राज- 
परिवार विषयक हैं उनमें से अधिकाश उनकी दानशीलता और प्रश॒स्ति संबंधी हैं। अ्रतएव ये छुद 
आलोच्य घारा के अ्रन्तगंत आ जाते हैं । 
वीर रस--मतिराम ने नीचे के पद में वीर रस के चारों प्रकार--धर्म, दया, दान और युद्ध 
का सुन्दर रूप से चित्रण किया*है ;--- 
एक धर्म, गृह खंभ जंभ रिपु-रूप अवनि पर, 
एक बुद्धि गम्भीर धोर वीराधि-वीर-वर । 


) गोराबादल की कथा, छुं० १४७, ए० ३३ + वही, छु० ४८,ए० १३ '* वही छुं० ३१३ 
पू७ र७-प 
१९१ 


प्र हिंदी वीरकाव्य 


एक ओज अवत्तारा सकल सरनागत-रच्छुक, 
एक जासु करबाल निखिल खलकुल कहं तच्छुक । 
मतिराम? एक दाता निमनि जग जस अमल प्रगषध्यड, 
चहुवान-बंस-अवतंस इमि इक राव सुरजन भयड ।”* 
युद्धवीर :---झुद्धू-वीर का नीचे के छुद में सुदर वर्णन मिलता है ;-- 
जेते ऐंडदार दरबार-सिरदार सब, 
ऊपर प्रताप दिल्‍लीपति को अभंग भौ। 
'मतिराम' कहे करवार के कसैया कैते 
गादर-से मंडे जग हांसी को प्रसंग भौ। 
सुरजन-सुत रज-लाज-रखवारो एक, 
भोज ही तें साहि को हुकुम-पग पंग भौ। 
मूँछनि सों राव मुख लाल रंग देखि मुख 
ओरनि कौ मूँछनि बिना ही स्याम रंग भौ ॥” २ 
ललितललाम में दानवीर के उदाहरणों की प्रधानता है | घर्मबीर के भी कुछ उद्यहरण 
मिलते हैं ।* यहाँ पर यह कह देना भी ठीक प्रतीत होता है कि दान संबंधी पद्यों में से अधिकांश 
गज-व्णुन पर हैं, जिनमें से कुछ छुंदों में कोरा शब्द-चमत्कर ही है | 
शगार--यहां पर बूंदी वर्णन में से शंगार का उदाहरण भी दे देना श्रप्रासंगिक न होगा । 
“चंद्रसुखिन के भोंह जुग, कुटिल कणेर उरोज । 
बाननि सों मन को. जहाँ, सारत एम मनोज ॥ 
जहाँ चित्त-चोरी करे मधुर-बदन-मुसकानि । 
रूप ठगत है दृगन कों, और न दूजो जानि॥?”'+ 
भूतण 
भूषण की कविता में प्रायः सभी रसों का सम्यक्‌ रूप से परिपाक हुआ है। पर उनकीं कविता 
के नायक शिवाजी और छुत्रसाल जैसे वीर हैं इस कारण से वह वीर रस प्रधान है। उसमें चारों 
प्रकार के वीर--युद्धवीर, दयावीर, दानवीर और धर्मवीर--के वर्णन प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, पर 


प्रधानता युद्धवीर की ही है। यथा :-- 
“छूटतः कमान बान बन्दूकरू कोकबान, 


मुसकिल होत मुरचानहू की ओट में। 
ताही समे सिवराज हुकुम के हल्ला - कियो, 

दावा बाँघधि दषिन पे वीरन ले जोट मैं । 
'लूषन' सनत तेरी हिम्मति कहाँ लों कहाँ, 

किम्मति इहाँ लगि है जाकी भट-मोट में। 


१ मसतिराम-ग्रंथावली, छु० २३, ए० ३६४  - वही, छुं० २६, ए० ३६५ _* वही, 
छुं० २३६, ए्‌० ४७०६-१०. * वही, छुं० ३६, ए० शे६७ ' यही, छुं० २०-१, ए० इे६३ 


रस ण्परे 


ताव दे-दे मझूँछन कगरन पे पाँव दे-दे, 
घाव दै-दै भअरि-मुख कूदे परें कोट मैं।”' 
युद्ध-बीर के संबंध में चतठुरग चमू , वीरों की गर्वोक्तियाँ, योद्याओं के पौरुषपूर्ण कार्य, उनके 
आयुध, वस्त्र, युद्ध के बाजे और रण के तुमुल कोलाइलादि का वर्णन हुआ करता है। भूषण की 
रचनाएँ इस प्रकार के वर्णुनों से भरी पड़ी हैं। यहाँ पर केवल एक उदारण देना पर्याप्त होगा । छत्र- 
साल की तलवार का वर्णन भूषण ने इस प्रकार किया है :-- 
“भुज  भ्रुजगेस की वैसंगिनी भुजगिनी-सी, 
खेदि-खेदि खाती दीह दारुन दलन के। 
बखतर पाखरन बीच घेंसि जाति, मीन 
पैरि पार जात परवाह ज्यों जलन के। 
शसेयाराव चंपति के छुन्नसाल महाराज, 
भूषन सके करि बखान को बलन के। 
पच्छी परछीने ऐसे परे परछीने बीर, 
तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के।”रे 
युद्ध-वीर के अतिरिक्त दयावीर, ३ दानवीर,* ओर धर्मवीर” का भी भूषण के छढदों में संदर 
निर्वाह हुआ है। कुछ स्थलों पर भूषण ने चारों प्रकार की वीरता का वर्णन एक ही पद्म में कर 


दिया है। यथा :-- 
“दान-समै ह्विज देखि मेरहु कुत्रेरह की, 


संपति खुटायबे को हियो ललकत है। 
साहि के सपूत सिंच- साहि के बदुन पर, 

सिव की कथान में स्नेह रूलकल है 
भूषन जह/न हिन्दुवान के जबारिबे को, 

तुकान भारिबे को बीर बलकत हे। 
साहिन सों लरिबे की चरचा चलत आनि, 

सरजा के र्गन उछाह छुलकत है।”६ 


उक्त पथ में पहले चरण में दान, दूसरे में धर्म, तीसरे में दया और चौथे में युद्ध-बीरता 
दिखलाई गई है। पिछले चरण में उत्साह की भरपूर सामग्री संकलित कर लेने पर स्थल संकोच से 
अंतिम चरण में 'उछाह” का आ जाना भारी दोष नही है ।९ 

भूषण में यद्यपि,उत्साह के समस्त रूपों का समावेश नहीं है, क्योंकि उन्होंने वीर रसात्मक 
महाकाव्य न लिखकर स्फुट रचना की है, पर उस के कुछ रूप स्पष्ठ दृष्टिगोचर द्वोते हैं।...भूषण की 





) विश्वनाथप्रसाद मिश्र;भूषण-अधथावली, शिवाबावनी, छुं० ८, ० ७२-६३ * बही, 
वही, छुत्नसाल दशक, छूं० ७, एू० ६१ _+ यही, वही, शिवराजभूषण, छुं० १०३, प्र० १६ 
४ वबही, वही, छुत्रसाल दुशक, छुं० १०, ध० ६९" वही, शिवाबावनी, छुं० १७, घू० ७४ 
& चही, शिवराज भूषण, छुं० शश८, छए० ८ “* वही, भूमिका, प्ृ० ७३ 


ब्प्ड हिंदी वीरकाव्य 


कविता में खुले तौर पर महत्कार्य आलम्बन के रूप में इसीलिए नहीं मिलता है कि डजमें प्रतिपक्ी 


बहुत स्पष्ट है |" 
रौद्र रस--वीर रस के सहकारी रौद्वरस का भूषण ने बहुत वर्णन किया है। नीचे एक उदा- 


हरण दिया जाता है :-- 
“सारी पातसाही के अमीर ज॒रि ठाढ़े तहाँ, 


लायके बिठायो कोऊ सूबन के नियरे। 
देखि के रसीले नेन गरब-गसीले भए, 
करी न सलाम न बचन बोले सियरे। 
भूषन भनत जबै घरयो कर मूठ पर, 
तबै तुकन के निकसि गए जियरे। 
देखि तेग चमक सिवा को मुख लाल भयो, 
स्थाह सुख नौरंग सिपाह मुख पियरे।”२ 
भयानक रस--भूषण ने भयानक रस का बहुत वर्णन किया है। नीचे केवल एक उदा- 
हरण लिखा जा रहा है ;-- 
“कत्ता की कराकनति चकत्ता को कटक काटि, 
कीन्हीं सिवराज वीर अकह  कहानियाँ। 
भूषन भनत ओर सुलुक तिहारी धाक, 
दिल्ली और बिलाइत सकल बिललानियाँ। 
आगरे - अगारन की नाँधती पगारन, 
सेंभारती न बारत बदन कुम्दलानियाँ। 
कीबी कहें कहा औ गरीबी गहे भागी जाहि, 
बीबी गह्े सूथनी सुनीबी गहे रानियाँ।” रै 
भयानक-रस की पूर्णता भूषण की कविता में बहुत अधिक है। इस रस के आलम्बन में 
पक्षी तो स्पष्ट है, पर प्रतिपत्षी प्रायः प्रच्छन्न है । फिर भी शिवाजी के विकट कर्म विपक्षी के रूप 
में परोक्ष होते हुए भी स्वयमेव आश्रय की दुदंशा के उद्भूत हो जाते है | 
बीभत्स रस--भूषण ने वीमत्स-रस के व्यापारों की भी सुंदर योजना की है। यथा ४-- 
“किलकति कालिका कलेजी की कलल करिं, 
करिके अलल भूत - मैरी तमकत हैं। 
कहूँ रुंड-मुंड कहूँ कुंड भरे स्रोनित के, 
कहूँ. बखतर करी-मुंड' रमकत हैं। 
खुले खग्ग कंच घरि ताल-गति-बंध पर, 
धाय-धाय धरनि कबन्ध धमकत हैं।”+ 


१ भूषण-अंथावली, भूमिका, 'ए० ७४ ' वही, शिवाबावनी, छे ४२, छ० ८४-९४ “ वही, 
छुं० २२, एू० ७७ * वही, भूमिका, घु० ७६ " वही, छूं० १३, ४० ७४ 


रस प्प्प 


भूषण ने #ंगार," शांत, करुण,* अदभुत तथा हास्य” रसों के भी बड़े चातुर्य 
से चित्रण किए. हे ९ ९ 
ऊपर के विवेचन से यह सिद्ध हो जाता है कि भूषण ने अपने काव्य के अन्तगंत सभी रसों 


का वर्णन किया है | अधिकांश स्थलों पर अन्य रस वीर रस से लपटे हुए हैं। उनके काव्य में रस- 
राजकता वीर रस की ही है। इन्होंने श्रगारादि का स्वतंत्र रूप से वर्शन किया है, पर उनका प्रायः 
संपूर्ण काव्य वीर रस और वीर रस-सामग्री-चित्रण प्रधान है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि 
कवि की रचना में रसों का पूर्ण परिपाक हुआ है । इस दृष्टि से इस धारा में उनका एक महत्त्वपूर्ण 
स्थान है। 
सान 
मान ने राजविलास में राजद्रबारी कवियों की परम्परा का अनुसरण किया है, इस कारण 
इनका काव्य अधिक वर्शनात्मक हो गया है। वर्णनों के फेर में पड़कर कवि का ध्यान रस-परि- 
पाक की ओर अधिक नहीं गया है, फिर भी इस धारा के कतिपय कवियों की अपेक्षा इन्हे रस- 
निरूपण में अधिक सफलता सिली है। 
वीर रस--बैसे तो प्रायः सभी रसों के उदाहरण इनके ग्रंथ में मिलते हैं, पर वीर, श्थ्गार 
तथा शातरसात्मक स्थलों की इसमे अधिकता' है । उक्त रसों के चित्रण में ही कवि का मन अधिक 
रमा है। महाराज जसवतसिंह की वीरोचित उक्ति देखिए ;-- 
“घेती हम कुल षग्ग षरण हम अपय षजानह । 
परग करें बस षलक नास हम घग्ग निदानह । 
पल दुल पंडन षग्ग षेत इंच्छुत हम पणग्गह | 
लिति रच्चन फुनि षग्ग अहितु भग्गों इन अग्गह | 
घग धार तित्थ ज्षन्नी घरम आवागसमनहि अपहरन | 
सो षग्ग बंध हम सूर सब धरय न साहि षजान धन ।””* 
इसी प्रकार के अन्य उदाहरणो की ग्रंथ में भरमार है, जिनसे सिद्ध होता है कि कवि में 
वीर रस वर्णन की प्रतिभा थी, पर समय के फेर मे पड़कर अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंशात्मक कथन भी 
उसे करने पड़े, जिससे अधिकाश स्थलों पर अस्वाभाविकता आ गई है। उदाहरणस्वरूप एक पद्म 
नीचे दिया जाता है :-- 
“कत्ती किंल किललां सक्ति सलिल्ला तोप त्रिमुल्ला जाजल्ला। 
दुल मचि दृहचल्ला लोह उजत्ला नहिं बिचि पल्‍ला घर भला । 
घूसत घामलला छुक्र छुयल्‍ला तजि ग्रह तल्ला गृह तल्ला एकल्ला । 
तुटि तूरतः बल्‍ला ढरि गज डल्ला कापर हुल्‍ल्ला अकतुल्ला ॥”* 


१ भूषण-म्थावली, फुटकर, छु० ६२, ए० ११२ वहीं, छुं० ७७, ए० ११६, + वही, 
शिवाबावनी, छुं० ३३, छ० ८१, * वही, छु० ६२, प० ८८, ' वही, शिवराज-भूषण, छुं० ३९२, 
पृ० ६६ 5 बही, भूमिका, ए० ७०-८० राजनारायण शर्मा, भूबण-अंथावली, भूमिका, छु० 
७६-८७ * राजविलास; विलास &, छुं० ८०, एझ० १६०,“ वही, वि० वही, छु० ८१, ए० 
बही, वि० १२, छुं० ६-१५ ए० २०३६-३० वही; थिं० १३, छु० &, घूृ० २०७; (अन्य 
उदाहरणों के लिए देखिए विलास ३१ के छुं० ६-८, १०-४, घु० २०६-८) 


प्प्द हिंदी वीरकाव्य 


यह सब होते हुए भी कवि ने अपने पात्रों के वीरत्व, वीर-मावना एवं कत्तंव्य-परायणता 
के सुंदर चित्र उपस्थित किए हैं। 
युद्ध-वीर के अतिरिक्त दानवीर” एवं धर्म-वीर (दान-वीर गर्भित)२ का भी मान ने अच्छा 
चित्रण किया है । 
शंगार रस--इसके वर्णन में कवि ने नखशिख * का अच्छा चित्रण किया है। ंगार-वर्णन 
का एक उदाहरण नीचे दिया जाता है, जिसमें अश्लीलता का पुट आ गया है ३--- 
/कहुँ लंब कुच तिय किडध, पुहवी अनादि प्रसिद्ध 
कहु जनत कामिनि जात, तब पवन राजत तात ॥?!8 
नीचे » गार-वर्णन का एक सुंदर उदाहरण भी देखिए $-- 
“सुचि सुरभि सकोमल सारी, कव्वरि मनु नागिनि कारी । 
सिर मोती मांग सुसाजें, रापपी कनकमय राजें॥”“ 


शांत रस--शातरखात्मक वर्णन में मान का मन पर्याप्त मात्रा मे रमा' है। केवल एक उदा- 
हरण देखिए :--- 
“ऋमकति मंकरि नाद रुणकुण पाय पायल पहिरना। 
कमनीय कुद्रावली किकिनि अवर पय आशभूषना | 
कलधोत कूरम समय मन क्रम पाप पीड गअहारनी । 
| अदभुत अनुप सराल आसनि जयति जय जगतारनी ॥?* 
ऐसे पद्मों में रचना-सोष्ठव के साथ ही साथ माधुर्य-गुण और अनुप्रास की स्वाभाविक छुठा 
के भी दशन होते हैं । 
इसके अतिरिक्त इसमें रौद्र और भयानक रसों के भी सुंदर उदाहरण मिलते: हैं। नीचे 
दोनों रसों का एक-एक उदाहरण दिया जा रहा है :-- 


रौद रस--_ “लोयन करिय सु लाल कही कमधज्ज कहानिय । 
हम नरनाह अनादि हद रक्खन हिंद्वानय ॥ 
हमसे कोइ न हठी होड हम किन पे हल्लय । 
संभ्ामहि हम सूर दुद्ट दानव पय डुल्लय। 
बंदिहूँ प्रथम तोरन बिहसि तरकि कलहंतन करों। 
अति तंग सिषर धरवर अचल पूरब तें पछिम घरों ॥?!* 
भयानक रस--“मच्यो भय मालव देश समकार। उडे प्रज जानि कि टिडिडि अपार ॥ 
कहूँ तिथ पुत्त कहूँ गय कंत | रड़े जननी कहूँ बाल रडंत ॥”* 


3 राजविलास, वि० १, छुं० ६१, ए० ११ * वही, वि० ९, छु० ४६, ए० ८८ * वही, 
वि १, छे० १७-३०, पृ ० ३-६; चि० ७५ छु० ६०२२, प्‌ू७ १०४-६ जे वही, वि० ध छुं० पाई, प० 
१३ “ वही, वि० ७, छुं० ७, ए० १०४ ' वही, वि० $, छुं० १४; ४० ३, (अन्य उदाहरणों के 
लिए देखिए इसी विल्ास के छुं० ६-१३, १४-९५, ए० १-३) * वही, वि० ३, छुं० ८७, 
प्र० ७घ-९४ _ + वही, वि० १७, छू० २६, ४० २३६ 


श्स दंः७ 


वीभत्स रस--मान ने वीमत्स रस का वर्णन करने में परम्परा का ही अनुसरण किया है 
जैसा कि निम्न उदाहरण से पिद्ध होता है :-- 
“चौसट्ि पीवत चोल, भारि भरि सुपत्र अलोल। 
बिहसंत बीर बेताल, कलिकाल झाल कराल ॥”?* 
करुणरस --मान में कही कही पर करुण-रस का भी दश न हा जाता है। यथा ४--- 

“सुनिय बत्त संग्राम सीह परिवार समेतह। 

धसकि परी धनबत्ती अवनि भुरकाई अचेतह । 

सखियनि करी सचेत धवल उद्दी धीरज धारि। 

सती संग संगहयो पिता बरजंत बिबिहि परि। 

निज उञर फारि काढयो गरत पावक पिड पहहयों । 

धन धन्य कहे सुर धनवती पति सम आन परद्दयों ॥”* 


ऊपर की समीक्षा से हम इस परिणाम पर पहुँचते है कि मान के राजविलास मे सभी प्रमुख 
रतों का चित्रण हुआ है। पर कवि ने वीर, “£गार और शात-रसात्मक भावनाओं का अधिक 
सरलतापूर्वक वर्णन किया है। अ्रधिकाश स्थलों पर अ्रतिशयोक्तिपूण चित्रण होते हुए भी, यह 
निविवाद है कि कवि में रसानुभूति की पूर्ण क्षमता थी, जिसका उसने अपनी रचना में यथेष्ठ 
मात्रा में परिचय भी दिया है। 
गोरेलाल 


गोरेलाल ने वर्णनात्मक शैली में चंपतिराय और उनके पुत्र छत्रसाल के युद्धों का वर्णन 
किया है। उनकी विजयों का विवरण मात्र देना और विजित स्थानों तथा योद्धाओं की नामवाली का 
उल्लेख करना ही इस छवि का एकमात्र उद्देश्य रहा है। फलस्वरूप रस-चित्रण की ओर उसका 
ध्यान ही नहीं गया है| कुछ पंक्तियाँ वीर, &ंगार श्र वीमत्स श्रादि रसों की ओर संकेत करती 
हुई यत्र-तत्र बिखरी मिल जाती हैं, जिनसे अनुमान लगाया जा सकता है कि कवि ने आचार्येत्व 
की दृष्टि से प्रेरित होकर यह अंथ नहीं लिखा है। स्वाभाविक रूप में जो रस संबंधी सामग्री ग्रंथ में 
आर! गई है वह उसकी रस-चित्रण-योग्यता की परिचायक है । इसके संबंध में कुछ उदाहरण नीचे 
दिये जाते हैं :--- 
वीर रस--ब:वर सारवाहन के युद्ध के वर्णन में से कुछ पंक्तियाँ देखिए :-- 
“कुँवर के जल तें सर भीने | आई हृथ्यार तीर में लीने | 
हाँके मुगल ताल की जोरी । भज बिडरि बालक चहुँ ओरी । 
कुँवर सारवाहन बल बाढ़े । तमकि तीर तरकस ते काढ़े । 
>्र्‌ >< >< 
अरुन रंग आनन छुबि लीनी । तानि कमान कुंडलित कीनी । 
छूटे बान बच्च से बाँके। फूटे सुमट निकट जे हाँके [”ह 


) शाजविलास, वि० १२, छं० १८, ४० २१० _ वही, विं० १, छुं० ३७, ४० २०-१ 
>छुन्नप्रकाश, अध्याय ३, पू० २० 





०० हिंदी वीरकाव्य 


छुत्रसाल की वीरता का वर्णन इस छुंद में दशनीय है :-- 
“तरल तुरंगम की तनक, तुरत बग्ग रूमकाई । 
परदल में हॉक्यो छुता, खाई कोट नकाइ ॥” 
शऔगार रस--इस काव्य की एक विशेषता यह है कि इसमें श्यगार रस का बहुत कम वर्णन 
हुआ है। राम की मूत्ति का वणुन करते हुए श्वगारिक भावना की निम्न उक्ति विचारणीय है ;-- 
“इत उत ये चितवत नहीं, मन्द्‌ मन्द्‌ मुसकात । 
सीता सो चाहत क्यो कछू रसीली बात ।””* 


स्वामी प्राणनाथ के द्वरा छत्रसाल को जो उपदेश दिया गया है उसमें मी यत्र-तत्र लौकिक 
श्ुंगार-भावन, का वर्णन करते हुए पारलौकिक प्रेम का वर्णन किया गया है।३ 
वीमत्स रस--इस ग्रंथ में वीमत्स-भावना संबंधी भी कुछ पक्तियाँ मिलती हैं । यथा ३--- 
“खाई मास मसहार अघाने, जोजन द्ूसक गीध मेंडराने ।” 
कवि वीमत्स का अ्रच्छा वर्णन नहीं कर पाया है। उसने वीभत्स-रव के वर्शुन में प्रयुक्त 
सामग्री में से केवल एक आध का उल्लेख भर कर दिया है, जिससे किसी विशेष प्रयोजन की 
सिद्धि नहीं होती है । 
उपयुक्त विवेचन के पश्चात्‌ यह निष्कर्ष निकलता हे कि रस-परिपाक की दृष्टि से साधारण 
होते हुए. भी 'छत्रप्रकाश” अपने ढज्ञ का एक अनूठा काव्य है । 
श्रीधर 
“जंगनाम! में ऐसे बहुत कम स्थल हैं जहाँ पर रस का समुचित निर्वाह हुआ है। विविध 
रसों संबंधी कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं। 
वीर रस--युद्ध-प्रधान-काब्य होने के कारण संपूर्ण ग्रंथ में वीर रस की प्रधानता होनी चाहिए 
थी, पर कथानक की इत्तिवृत्तात्मक शैली, नामों की भरमार आदि के कारण कवि का ध्यान 
उधर पर्याप्त मात्रा में नहीं गया है। पर जहाँ कहीं भी उसने वीर रस संबंधी चित्रण किए हैं उनसे 
स्पष्ट है कि उसमें वीर रस-बर्णन की अनूठी प्रतिमा थी। नीचे के उदाहरण से यह बात सिद्ध हो 
जाती है -- 
“सालनि सों भाला भिरयो बरछा सों बरछानि, 
खरे समसेर समसेरनि खुखंग में । 
तीरन को कीनो तन तीरनि तुनीर॒ तोरू, 
तोरादार जोरन न पावतु सूफंग मैं ॥ 
जंग सलतानी मैं कहानी कैसो कीनो काम, 
श्रीवर छुबीक्षेरम राजा रनरंग में । 
सादे तीनि हाथ कद दुसहथा हाथी चढ्यो, 
दोई हाथ होत हैं हजार हाथ जंग में॥”+ 


छुन्नपफाश, अध्याय २२, ४० १४२, वही, अध्याय ४8, ए० २९, “वही, अध्याय २३, 
पृ० १४३- जचही, अध्याय २६, ४० १२६ _ जंगनामा, ए० ६२ 


भयानक रस-“भयानक रस का सजीव चित्रण नीचे की दी «ुई पंक्तियों मे देखिए :-- 
“यह सुनत एजुद्रीव भाग्यो फौज सग सबे भगी। 
तहँ सकल मजलिस मौज में इक बारगी दुख सों पगी ॥ 
तब लगी सुख बिष सी बिरी अरु गीत गारी सी लगी। 
अंग झमल की लाली घटी ततबीर ओऔ डर रिस जगी ॥ 
कहाँ लॉ लेखिये कथा सब रीति देखि परी नई । 
हहरे कलारवत गिर गए मेहरान को झुरछा भई॥ 
कहुँ परी ढिनगत ढोलकी सुध ताल घुँघरू ।की गई | 
सब गयो मद छुटि छाक सो रट ऊहि आहि दई दई।”' 
बीभत्स रस--इस कवि ने बीभत्स रस का भी सुन्दर वर्णुन किया है। यहाँ पर केवल एक 
उदाहरण दिया जाता है :--- 
“मुंडनि मडूले प्रेत लोंहू के अवाह परे, 
लाती लरें पोरे पेलि पियत अन्हात हैं । 
खोंपरा लॉ खोपरिन फोरें गलकर गद्‌, 
पोरी लों पलासी खाल खेंचि खेंचि खात हैं ॥ 
पाखर से खापरनि चहुवा चुरेलनि के, 
घांई भरे चर चर चपरि चबात हैं !२ 
ऊपर बतलाए हुए ही प्रमुख रस हैं, जिनके उदाहरण उक्त पंथ में मिलते हैं। शेष रसों 
के चित्रण का इसमें प्राय” अ्रभाव है | 
सदानन्द्‌ 
वीर रस--भगवंतरायसा में रस-निरूपण में कवि को अशातीत सफलता प्राप्त हुई है। यह 
ग्रंथ वीर॒र्सप्रधान है | उसमें वीर रस का अच्छा निर्वाह हुआ है । यथा -- 
“चमके छुटा सी ज्यों घटा सो दल फारि देत, 
केतिक कटा के भट जुत्यन सुभाह के । 
भुप भगवन्त की कृपान ज्यों करद्‌ खैदु, 
खंडे खल सीस भ्रुज समर चुनाईं के। 
जीति सी जगी है अनुराग सोौं रंगी है, 
वच्ध ज्वाल सों पगी है गति अद्भुत पाइ के। 
आरत कों छाँडते बिचारि तन मानी सूढ़; 
मोगल संघारतः तुराब खान खाह के।”४ 





3 जंगनामा, पू० २६ वही, ए० ६३ 3 इस कवि कृत भगवंतरायसा का पाठ नागरी 
प्रचारिणी पत्रिका, नवीन संस्करण, भा० &, १६८१ वि० की पृष्ठ संख्या १३१४-३१ पर 
दिया है, अतः प्रासंगिक संकेतों में दी हुई छुं०संख्या इन्हीं एष्ठों पर देखनी चाहिए। * छुं० ८०, 
(झन्य उदाहरणों के लिए देखिए छुं० संख्या ४४, रे८, ६३, ७६, १०२, ३०३) 

९२ 


है ० हिंदी वीरकाव्य॑ 


दान में दिए गए हाथियों के ब्णन का एक सुंदर उदाहरण यह है :-+ 
“मत्त चले अति मत्त सदा सद पंडन ते बहु नीरु भरे जू। 
कञ्जल से गिरि राजत भू पर ताहि लखे घन संक घरे जू॥ 
है जु सिंगार निज दल को अरि के दुल कौ जिसि काल घिरे जू। 
“जल्द” सदा भगवंतसिह नृप ते बारन बकसीस करे जू ॥”” 
इसमें रोदर तथा बीभत्सर के भी सुदर उदाहरण मिलते हैं। इस प्रकार इस संत्षिप्त ग्रंथ 
में कवि ने रस-निरूपण का विशेष ध्यान रकखा है। उसने रासो “की प्रचलित “शंगार-रस-प्रधान- 
परम्परा का' एकदम बहिष्कार किया है। 


सदन 
सूदन की रचना में सभी प्रमुख रसों का सुन्द्र चित्रण हुआ है | नीचे कुछ उदाहरणों की 
सहायता से उन पर विचार किया जा रहा है ;-- 
वीर रस--घीर रस से संबंधित सामग्री-अख्न-शस्त्र, सेना, हाथी, घोड़े, वीर-वेश, युद्ध आदि 
का कवि ने अच्छा वणन किया है, जिससे वीर रस के परिपाक में पूर्ण सफलता मिली है | इस रस 
के चित्रण का एक उदाहरण देखिए :-- 
“कोप्यो मानों काल सौ बदन महिपाल पूत, 
दीठि बाँकी करि कै निहारै ओर तू जाकी | 
तू ही अवतार भुवभार के जतारन कों, 
सार के संभार नहि ताब नर दूजा की। 
सूदन समध्थ अरि रूदन कों पथ्थ सम, 
कीरति अकथ्थ रतज्ाकर लों भूजा की। 
दिल्‍ली दल्दृदइन सुकट्टन. मलेच्छु. बंस, 
देस-देस जाहर अचंड तेग सूजा की |” 
इसी प्रकार अन्य उदाहरण भी दिए जा सकते हैं, जिनसे इस कथन की पुष्टि होती है कि 
कवि को इस रस के चित्रण में पूर्ण रूप से सफन्नता मिली है। 
रौड रस--वीर रस के सित्र-रसों में से रौद्र का एक उदाहरण नीचे दिया जाता है!;-- 
“कालजमन तिहि काल लाल लोचन करानज् तन। 
अति, उताल चलि चाल ढाल किरवाल धारि पन॥ 
छुह करोर गज बाजि जोरि ऊुच्छुन मरोरि मसुख। 
4 २८ ८ 


वहूँ जमन जाल बिकराल बल ज्यों अकाल ज्वाला ररिय ॥7* 
भयानक रस--वौर रस के अन्य मित्र-रत भयानक के चित्रण 'का एक सुन्दर उदाहरण 
देखिए ;--- 


) वही, छुं० ४६६ " बही, छु० १२, ३९, * वही; छुं० ७३, &८ ४ सुजान-चरिन्न, जंग 
3५ भ० ४, छे० १९, १० २६ वही, जं० ७, आं० २, छुं० ६६, छ० २६१-२ 


रस ६१ 


“सूदन  सबल सिह सूरज तिहारे धाक, 
घूमनु करत रहे दुक्खिनी बिस्ूक्यों सो। 
सहित अमीर पीर घीर न घरत उर, 
चौकि-चोंकि चाहत चकत्ता चित चूक्‍्यों सो |” 
बीभत्स रस--सूदन ने बीभत्स का बहुत वर्णन किया है, पर उन्होंने सभी स्थलों पर बीमत्स 
रस की सामग्री मे से केवल थोड़े से चुने हुए उपकरणों और उपमानों की ही आवृत्ति की है। एक 
उदाहरण देखिए जिसमें इस रस का सजीव चित्र अंकित किया गया है १--- 
“तिनके जुद॒ृहि देखि बहुत चरबीचर आइय। 
जुग्गनि जोरि जमाति जहाँ जाहर जमुहाइय। 
काली करत कलोल खलखतलें तहँ खबीस गन । 
मैरव सभर॒यौ फिरत पिता के हार हेत रन ॥ 
जहँ ईंस दूत जगदीस के गीरबान गनिका उम्गि। 
जहँँ रुसतमखाँ रु हकीमखाँ स्वामि काम हित रहिय पणि ॥”*२ 
अंगार रस--सुजान-चरित्र मे शंगार रस का वर्णन प्रचुर मात्रा में मिलता है। सूदन की 
प्रवृत्ति इस रस की ओर अधिक मझुकी हुईं थी। इनका श्य्गार रसव का शान कहीं-कहीं पर अश्लीं- 
लता की सीमा के निकट पहुँच गया है, जैसा कि इस उदाहरण के स्पष्ट है ;-- 
“सन के सदन दोऊ राजत मदन भरे 
बदन बिलोकि के ललकि लपटाने हैं। 
डर सों उरज मिले अधर सुधरु चारु 
चूमत कपोल लोल लोचन लजाने हैं। 
हार उरझाने सुरमाने हैं कुसुमभार 
अंग मदसूदन तऊ न अरसाने हैं। 
बैन तुतराने सतराने भौंह ताने रस 
साने सुसिकाने ललचाने रतिमाने हैं ॥??९ 
उक्त छुँंद उस अवसर पर आया है, जब राव बहादुरसिह बड़गूजर युद्ध करने का निश्चय 
करके, अंतःपुर में प्रविष्ट हुआ है । ईंस प्रसंग में वीर रस संबंधी संवादों आदि का वर्णन न करके 
इस प्रकार के #ंगार संबंधी पद्मों का प्रयोग कवि की शंगार-भावना-प्रियता का द्योतक है।यह 
स्पष्ट रूप से रीति-काल कीं >ंगारिक भावना का प्रभाव प्रतीत होता है। 
हास्य रस-सूदन ने हास्य रस का पुट देकर शिव की स्ठ॒ुति में एक सुंदर कवित्त 
लिखा है ;-- 
“बाप विष चाखे मैया-षट-मुख राखे देखि 
आसन में राखे बसवास जाकौ अचले । 


) सुजानचरित्र, जं० ९, अं० ४, छु० ४७, ए० ११४५२ * वही, जं० ३, अं० ४, छुं० २, 
पृ० <३ +* वहीं, जं० ६, अं० ४ छु० ३२६, ए० १४७ 


्का 


६२ हिंदी वीरकाव्य 


भूतन के डेया आस-पास के रखैया 
और काली के नथैया हू के ध्यान हू ते न चत्षे । 
बैल बाघ वाहन बसन कों गयंद-खाल 
भाँग को धतरे कों पसार देतु अचले | 
घर को हवालु यहै संकर की बाल कहै, 
लाज रहे कैसे पूत मोदक को मचते ॥” * 
सूदन ने एक ही छूुंद में दो रसों के वर्शन भी किये हैं। वीर और <ँगार विरोधी रसों का 
एक ही छुंद में वर्णन करे देने से रसाभास हो गया है ।* कहीं-कहीं पर वीर रस के साथ बीमत्स रस 
के भाव का एक ही छुंद में वर्णन कर दिया है ।* सूदन ने एक ही छंद में मयानक और बीमत्स 
के भाव का सुंदर समन्वय भी किया है।ें 
ऊपर सूदन द्वारा प्रयुक्त केवल प्रग्मुव रसों ही का संक्तिप विवेचन किया गया है। 
संपूर्ण अंथ में प्रधानता वीर रस की है, जो स्वाभाविक ही है। कुछ स्थलों को छोड़कर सूदन को रस- 
चित्रण में, अन्य काब्य-क्षेत्रों के समान, पूर्ण सफलता मिली है | इस दृष्टि से उनका एक विशिष्ट 
स्थान है। ह 


गुलाब कवि 
“करहिया को रायसौ” में बहुत कम रसों के चित्रण के दशन होते हैं। एक स्थान पर 
गुलाब ने एक ही छुंद में दान धर्म-युद्धबीर का वर्णन किया है :-- 
“दान तेग सूरे बल विक्रम से रूरे पुण्य 
पूरे पुरधारथ को सुकृती उदार है । 
गावे कविराज़ यश पाघे सन भायो तहाँ 
वर्ण धर्म चारु सुन्दर सुढार है ॥ 
राजत करहिया में नीत के सदन सदा 
पोषक प्रजा के प्र॑ज्गुताई हुसयार हे । 
जग अरबीले दुल भंजन अरिदुन के, 
बिदित जहान जग उदिति पमार है ।”+ 
वीर रस--का एक सुन्द्र उदाहरण देखिए ;--- 
“गज छोड़ के अश्व सवार भयौं| ललकार जवाहिर आय गयौ ॥ 
बिर्यो इत केहरि सिद्ध नरम्‌। कर इष्ट उचारन शुद्ध भरम ॥ 
पहुँचयो रन पंचम सिंघ मरह। करे कुक कार अरीन गरहइ॥ 
रुप्पयो इत जाट निराद बली। सुख ते रटना सुचितान सली ।”* 


) सुजानचरित्र, जं० ३, अ० १, छुं० १, ए० ४७१ २ वही, जं० ९; आअं० ४, छुं० ३४, ए० 
१४६ + चही, जं० ३, अं० ४, छु० ११, एृ० ५४६, जं० २, अं० २, छुं० १३, ए० शे३_* वही, 
जं० ९, अं० २, छ॑० ६, ४० ११३ “नागरी अचारिणी पत्रिका, भा० १०, संवत्‌ १४८६, छुं० ८, 
एृ० २७८, 'बहीं, वही, छुं० ३९, पए० २८३ 


रस ६३ 


बीभमत्स--उक्त छंद में आगे बीमत्स रस की कुछ पंक्तियाँ भी दशनीय हैं ४-- 
“कटि मूँडनि शूरन श्रोन मचे । तहाँ बेगि सदाशिव माल सचे ॥ 
कर जुग्गिन चौसठ नच्य पेगम्‌ | इस देखि के कायर देह डगम ॥?" 
नीचे बीमत्स का एक ओर उदाहरण दिया जाता है?;-- 
“ससहार गिद्धन कीन | नच जुग्गनी परबीन। 
कहुँ भूत भैरों प्रेत । चुनि मुंड मालनि हेत ॥ 
तहाँ हुलस काली आय | पल चरन मंगल गाय । 
कर खोन पान नवीन | बहुँ भाँत आशिख दीन ।”* 
इस प्रकार उक्त रचना में केवल वीर और बीभत्स के ही उदाहरण मिलते हैं। बीभत्स में 
प्रायः एक से ही उपमानों का प्रयोग किया गया है। रस-परिपाक के विचार से “करहिया को रायसौ” 
साधारण कृतियों ही में परिगणित किया जाना चाहिए। 
पद्माकर 
रस-निरूपण की दृष्टि से पद्माकर हमारे सामने रीतिकार तथा कवि के रुप में आते हैं। 
इन्होंने जगद्विनोद में हिन्दी की प्रचलित रीति-परम्परा का पूर्ण अनुगमन किया हे | पद्माकर 
परम्परा से तिल भर भी हटकर चलना नहीं चाहते थे ।* इन्होंने स्थायी भावों के जितने उदाहरण 
दिए हैं, उनमें इसका बराबर ध्यान रखा है कि भाव-कोटि में उसका क्‍या स्वरूप होगा ।४ हिन्दी 
के अधिकाश रचयिताओं ने भावों या रसों का नाम लेना बहुत आवश्यक समझा है। इसलिए 
पद्माकर उससे नहीं बच सके | अतः पद्माकर का रस और माव-निरूपण वैसा उत्तम नहीं है जैसा 
उसे होना चाहिए |“ पर हमें यह न भूलना चाहिए कि जगद्‌विनोद के जिन प्रकरणों--मरण तथा 
वितक (संचारी भाव), युद्धवीर, दानवीर, भयानक और बीमत्स--से हमारा प्रयोजन है, उनके लक्षण 
और उदाइरण दोनों ही अपेज्ञाकृत निर्दोष हैं । नीचे के उदहरणों से यह बात' स्पष्ट हो जायेगी ;--- 
युदु-वीर :-- - “जाही ओर सोर परे घोर घन ताही ओर, 
जोर जंग जालिम को जाहिर दिखात है। 
कहे “पद्माकर” अरिन की अबाई पर, 
साहब सवाई की ललाई लहरात है॥ 
परिघ अचंड चम्‌ हरपषित हाथी पर, 
देखत बनत सिंह माधव को गात है। 
उद्धत असिद्ध जुद जीति ही के सौदा-हित, 
रौदु! ठनकारि तब होदा में न मात है ॥” 
इसी प्रकार दानवीर,? मयानक,* तथा बीमत्स" के उदाहरण भी देखे जा सकते हैं । 


१ न्ागरी प्रचारिणी पत्रिका, भा० १०, १8८६ वि०, छु० ३९, २ए८रे + वहीं, छु० ४२, 
पू० २८६ 3 विश्ववाथग्रसाद मिश्र ः पद्साकरपंचाम्ठत, भूमिका; ए० ४३ ४ वही, वही, वही, ४० 
४६ 'बही, वही, ए० ६०-३१ '* वही, वही, छु० ६८६, ए० २१४ *बही, वही, छु० ६६४, ६६२, 
पृ० २१६ “ बही, वही, छूं० ७०३, ७०९, छ० २१८-६ / वही, वही, छुं० ७१०, छ० २१३६ 


६४ हिंदी वीरकाव्य 


शुद्ध वीररस-प्रधान रचना के विचार से हिम्मतबह्ादुर-विरुदावली के रस-निरूपण पर 
विचार करने पर उसमें निम्नलिखित रसों के प्रयोग के उदाहरण मिलते हैं। 
वीररस ः:-- “तह दुझुँ दल उमड़े घन सम घुमड़े फुकि छुकि कुमढ़े जोर भरे। 
ताकि तबल तसंके हिस्मत हके वीर बसंके रन उभरे ॥ 


बोलत रन करखा बादृत हरषा बानन बरषा होन लगी। 
उलछारत सेलें अरिगन ठेलें सीनन पेलें रारि जगी॥”' 


दानवीर, * रौद्र, सयानक,* वीभमत्स," श्वगार गर्भित वीर,* आदि अन्य प्रमुख 
रस हैं, जिनके उद!हरण हिम्मतबहादुर-विरुदावली में प्रचुर मात्रा में मिलते हैं । वीर रस के छुंदों की 
संख्या सबसे अधिक है और होनी भी चाहिए. | पर वीर रस के छुदों में अख्रों-शस्त्रों आदि के नाम 
भर गिना दिए गए. हैं। इस कारण से वीर रस-परिपाक पृर्ण रूप से नही, हो पाया है, इस संबंध में 
विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का कथन बहुत कुछ सत्य प्रतीत होता है। वे लिखते हैं :-- 

#इनकी युद्धवाली रचना में वीररस के साथ बीमत्स, रौह, भयानक और करण सब के लिए 
जगह थी, पर ये युद्ध-वीर का ही सच्चा निरूपण नहीं कर पाए, फिर अन्य रसों की चर्चा 
ही क्या ! युद्ध के प्रसंग में जद्लाँ वीरों की काट का अवसर आया है वहाँ सभी जगह तीर, बरछी, 
आदि का नाम भर ले लिया है। उनकी काट का वर्णन करके, रसात्मकता उत्पन्न करने की चेष्टा ही 
नहीं है। जहाँ चढ़ाई आदि का चित्रण करने की आवश्यकता थी वहाँ इन्हें नाम गिनाने से दी 
फुरसत नहीं थी। जहाँ सेना के उपकरणों का वर्णन आया है, वहाँ उपमा, उद्मेज्ञा और परंपरा-पालन 
में द्वी लगे रहने से बाह्यखरूप तक सजे में नहीं कलकाया गया, आम्यंतर की चर्चा ही क्या १ केवल 
सबघुखराय के पुत्र मानधाता की स्वामिभक्ति ओर उत्साह-वर्धक वचनों के अतिरिक्त और कहीं भी 
कोई भाव-व्यंजना हिम्मतबहादुर-विरुदावली में नहीं है? * 

मिश्र जी के ऊपर के कथन में बहुत कुछ सत्य होते हुए भी, यह स्वीकार करना पड़ता है 
कि पद्साकर में इस धारा के अन्य कवियों के समान परम्परा का अ्नुकरण मात्र था। उनका रस- 
निरूपण बहुत से कवियों की अपेक्षा अधिक स्पष्ट है। रस-निरूपण की दृष्टि से जगद्विनोद में 
दिए, हुए उदाहरण अधिक, स्वच्छ, स्पष्ट ओर सजीव हैं। 


जोधराज 
जोधराज के “म्मीररासो? में परंपरानुसार वीर और <ंगार रसों का प्रधानतया चित्रण 
हुआ है। वी२रस के वर्णन में कवि को उच्च कोटि की सफलता नहीं मिली है। इतिहास प्रसिद्ध 
कथानक होने पर भी इस कवि ने वीर रस के चित्रण में, चाठर्यपूणं कौशल नहीं दिखलाया है। 
नीचे दिए हुए वीररस के छुंद से इस कथन की पुष्टि हो जाती है ;-- 
“किए हुक्म साह तन में रिसाह। 
किन्‍्हों ज्ु॒ जंग फिर बीर आई ।। 


श्र हिम्सतबहादुर-विरुद्ावली, छ्ु ०१८२, पूछ ३१७ चही; छु० ब्, ए० २, रे रे वही, 
छूं० ११७, ४० २३ * वही, छू० ७४-९,घ० १४ '* वही, छुं० २०७ ८, एू० ४३ '* वही, 
छुं० ४३, ए० ६ ” पद्माकर-पंचास्रत, भूमिका, ए० ८३-४ । 


क्र 


र्स हे, 


छूटंत तोप मनु॒ वजह्ञपात । 
जल सुविक घरा छुटि गर्भ जात ।?। 
कहने की आवश्यकता नहीं है कि उक्त पद्म रख-परिपाक की दृष्टि से अत्यंत साधारण 
कोटि का है | 
दान वीर--दान वीर के कुछ पत्च भी इन्होंने लिखे हैं, जिनमें दान-सामग्री की गणना सात्र 
करा दी गई है। यथा' ;-- 
“बकसि सेख को बाजि साज कंचन के साजे । 
मुक्त माल सिरपेंच जटित हीरा छुबि छाजे ॥ 
सकल संथ्थ सिरपाच शाल दिन्नव अति भारिय । 
पंच लक्ख को पटो दियो आदर सुवकारिय ॥ 
दिन्‍्नी सुठौर सुंदर इके तेहि देखत हिय हषियउ । 
डउच्छाह सहित उठि शेष तब आनन्द मंगल वर्षयउ ।??*ै 


अंगार रस--इस ग्रथ में #ंगाररस की भी प्रधानता है जैसा कि ऊपर कहा जा चुका हैं। 
शंगार रस के वर्णन के प्रसंग मे कवि ने ऋतु-वर्शन३ तथा नखशिख-वर्णशन* जी खोलकर किया 
है। इनका »ंगार-वर्णन अश्लीलता की पराकाष्ठा को पहुँच गया है, यथा-- 
“कंचन लता सी थदरात अंग अंग मिल्नि, 
सीकर समूह अंग अंगनि में दरसे। 
चंबन कपोल नेन खंडन अरध नख, 
गहत  परयोधर श्रचंड पानि परसे ॥ 
आननदु उमंगन में सुसकात' बाल तुत- 
रात बतरात सतरात रस बरसे । 
लपटनि झरूपटनि मसकनि अनेक अंग, 
रति रंग जंग तें अनंग रंग सरसे 77५ 
उक्त छुंद में अधिक खुला वर्णन होने के कारण अश्लीलता का समावेश हों गया है। 
इस प्रकार इस कवि ने श्गारूवर्णन में रासो और रीतिकाल की परंपरा का अनुसरण किया है। 
नीचे के पद्यों में वीर श्रौर श४|ंगार रसों का एक ही छुंद में प्रयोग करके रसों के नामों का 
उल्लेख कर दिया गयां है, जिससे उसमें स्वतवाचकत्व दोष था गया है :-- 
“डबन सुने वर वीर रस, सिधव राग अपार | 
दहरषि डठे दोउ तिहि समे, मिलन वीर श्टंगार ॥| 
मिलने सुवीर श्टंगार, दुहु हरष हिए अपार । 
बर वीर दरषेड अंग, उत' अच्छुरी सु उमंग ॥” ई 


१ इम्मीररासो, छुं० ४६२, ए० ४३ * वही, छुं० ३०४, पए० ६१ 3 वही, छुं० १००० 
३०, पू० २०-७ े वही, छुं० १६३१-४२, ए० २७ ८ “ वही, छु० २४२, ए० ४८-६४ * बही, 
छुं०ण ७४७५-८, पू० १४८ 


६६ हिंदी वीरकाव्य 


जोधराज ने कुछ छंदों में युद्ध के लिए प्रस्तुत होते हुए सैनिकों तथा युद्ध में मृत बीरों का 
वरण करने के लिए प्रस्तुत होती हुईं श्रप्सराओं के साथ-साथ सुसब्जित होने का वर्णन किया है ।* 
यह वर्णन कवि की »ंगार-प्रियता का द्योतक है| इस रस के उपरात कवि ने बीमत्स का अधिक वर्णन 
किया है। इस चित्रण में प्रायः सभी स्थलों पर एक ही प्रकार के उपकरणों का प्रयोग हुआ है। 
यहाँ पर केवल एक ही उदाहरण पर्याप्त होगा :-- 
/“गिंदय॒ पल भें रत बल च्षें, जंबू अष्पें हिय हें । 
>< हर 4 ६ 
बहु पन्न भरायें मिलि मिल्ति गायें, घरि धरि धावे मन भायें। 
पतन अस्ति चचोरें बसन निचोरें, लुत्थि टठोरें गुन गावें ।?”रे 
प्रमुख रसों में से अन्य रौद्र है, जिसके वर्णन इस ग्रंथ में मिलते हैं |* अन्य रखों में से 
भयानक तथा शांत रस” का चित्रण भी इस कवि के द्वारा किया गया है। 
ऊपर के विवेचन से यह सार निकलता है कि रस-परिपाक की दृष्टि से हम्मीर रासो को 
वीर रस-प्रधान ग्रथ स्वीकार नहीं किया जा सकता । इतना शौये-पूर्ण कथानक होते हुए भी कवि 
वीर रस का सजीव चित्रण अंकित करने में असमर्थ रहा है । ग्रंथ के उपनायक अलाउद्दीन को आखूत 
(चूहा) से डराकर कवि ने शोय॑ और वीरता का अपमान किया है ।* हम्मीररासों मे #ंगार रस 
की प्रधानता है, पर उसका विकृत और अश्लील रूप ही पाठक के सामने अधिक आता है। केवल 
इतना ही कहा जा सकता है कि कवि ने रासो-परंपरा' का अनुकरण किया है और रासो-संथों में 
रस-निरूपण की जो परिपाटी थी कवि ने उसका पूर्ण रूप से निर्वाह किया है । 


) इम्मीररासों छुं० ७४३६-९८, ए० १४८-६  * वही; छु० ७८९, छ० १२४, 


(बीभत्स के अन्य उदाहरणों के लिए देखिए छुं० ३८,९२६, ७७६, ८०६, ६०६-६०६, १११) 
३ बही, छुं० २६५,३२३०, ३६३,७१३२ * वही, छुं० २३३ " बही, छे० ८३२०-९३, ए० ३१६४-२९ 
ई वही, छुं० १४०, २५ न्ट्० 


अध्याय-- ४ 
अलंकार 

सामान्य स्थिति--अलंकार-योजना की दृष्टि से आलोच्य काल की अ्रपनी कुछ विशिष्ट 
विशेषताएँ हैं | इस संपूर्ण साहित्य में अलंकार संबंधी दो प्रमुख प्रवृत्तियाँ मिलती हैं। प्रथम घारा 
उन कवियों की थी, जो रीति काल से प्रभावित होकर अपने ग्रंथों में अलंकारों के लक्षणों और 
उदाहरणों का विवेचन करके आचार्य-पद प्राप्त करने का प्रयत्न किया करते थे | इस प्रकार के 
केवल दो अंथ 'शिवराज-भूषणः और 'ललितललाम! हैं। 'शिवराज-भूषण? शुद्धि रीति की दृष्टि से 
निदोंष ग्रंथ नहीं माना जा सकता। उसके अधिकांश अलंकारों के लक्षण ओर उदाहरण अस्पष्ट और 
सदोष हैं | ऐसा प्रतीत होता है कि उसके रचयिता का लक्ष्य अपने चरित्र-नायक का यश-गान 
करना है रीति-ग्ंथ लिखना नहीं। मतिराम को 'ललितललाम” में अधिक सफलता मिली है। 
आचार्यत्व के विचार से भूषण की अपेक्ता वे अधिक सफल हुए हैं। इस प्रकार इस धारा में केवल - 
दो ही ग्रंथ आते है और उनको भी नितांत उच्चकोटि के रीति-अंथ नहीं माना जा सकता | 

दूसरी प्रबृत्ति के अंतगत वे ग्रंथ आते हैं, जिनमे अलंकारों के लक्षणों का वहिष्कार करके 
कविता करना ही कवियों ने अपना लक्ष्य रखा है ओर उनमें अलंकारों के प्रयोगो के उदाहरण 
न्यूनाघिक संख्या मे वत्तमान हैं | इस कोटि में उपयुक्त दो लक्ष्ण ग्रंथों के अतिरिक्त शेष सभी अंथ 
सम्मिलित हैं | इनमें से कुछ अंथों में अलंकारों का बाहुल्‍य से प्रयोग हुआ है और कुछ में नगण्य । 
इनका विवरण आगे के एष्ठों में यथास्थान दिया गया है। 

संपूर्ण काल में अलंकार-प्रयोग का ज्षेत्र व्यापक होते हुए भी कुछ विशेष अलंकारों का 
ही अधिक प्रयोग हुआ है। नीचे दिये हुए अलंकारों का अधिकाश कवियों के मंथों में प्रचुर-मात्रा 
में प्रयोग मिलता है। 

(अ) शब्दालंकारों में अनुप्रास और यमक | 

(आ) श्रर्थालंकारों में निम्नलिखित साह्श्यमूलक अलंकारों का प्रचुरता से प्रयोग 

आ है :-- 

बन उपमा, मालोपमा, रूपक, उत्प्रेत्ञा ( गम्योत्पेत्ञा, उक्तविषया वस्तूत्रेत्ञा ) अतिशयोक्ति 
( रूपकातिशयोक्ति, अक्रमातिशयोक्ति ), भ्रम तथा संदेह । 

(३) विरोध मूलक अलंकारों में विरोधाभास । 

(ई) लोक-ब्यवह स्मूलक अलंकारों में से लोकोक्ति के अधिक उदाहरण मिलते हैं। 

इनके अतिरिक्त नीचे दिए. हुए. अलंकारों के प्रयोग भी मिलते हैं, पर उन्हें बहुत कम 
कवियों ने अपनाया है :-- 

(5) शब्दालंकार--श्लेष | 

(ऊ) धर्थाल॑कार -अनन्वय, अपहू_ति, उल्लेख, तुल्योगिता, प्रतिवस्तूपमा, व्यतिरिक, 
विषम, विशेषोक्ति, परिसंख्या, पर्याय, काव्यलिग, अनुमान, ललितोपमा, व्यतिक्रम; अ्रप्रस्तुतप्रशंसा, 
अत्युक्ति तथा उदाहरण । 

डे 


श्प्र हिंदी वीरकाव्य 


उपयुक्त अलंकारों के प्रयोगों में कवियों ने कुछ विशेष नियमों, परंपराओं एवं विशेषताओं 
का किया है। नीचे कुछ ऐसे ही प्रभुख अलंकारों की विशेषताञों पर विचार किया जा 
रहा है :०+- 

अनुप्रास--इस अलंकार का प्रायः सभी रचनाओं में प्रयोग हुआ है। कुछ कवियों ने 
इसका प्रयोग कोरे चमत्कार-प्रदशनाथ किया है। ऐसे अवसर पर कोरे शब्दाडम्बरों की भरमार है। 
चमत्कार-प्रियता के कारण अवसर का ध्यान नही रक्खा गया है। नायक-नायिका का रुप-वर्णुन, 
ओज, छुटा, युद्ध-बणन, कवियों के नामों तथा लूट की सामग्री की सूची, युद्ध के उपकरणों आदि 
के वर्णन के अवसर पर अनुप्रास॒ को विशेष प्रकार से अपनाया गया है। कहो-कही पर इसके प्रयोग 
से काब्य में सजीवता, ओज और कवित्व-गुणों का समावेश हो गया है। पर अधिकांश स्थलों पर 
नीरसता आदि की इतनी मरमार हो गई है कि कविता के प्रति अरुचि होने लगती है। 

उपमा--अ्रर्थालंकारो में से उपमा का अत्यधिक प्रयोग मिलता है। गोरेलाल, जोधराज 
आदि कवियो ने सुंदर उपमानों का सुजन किया है। सेना के प्रस्थान, युद्ध, हाथी, घोड़ों, अख-शख््र 
आदि के वर्णन में मेघ, बिजली, और वर्षा के उपकरणो को उपमानों के रूप में प्रयुक्त किया गया 
है । सूदन ने कृषि संबंधी कुछ नवीन उपमानों को अपनाया है । 

रूपक--सेना के प्रस्थान, युद्ध की सामग्री, युद्ध के वर्णन में मेष, बिजली, बूदें, नदी, पानी 
के प्रवाह, वक-पंक्ति आदि के रूपक बाँघे गये हैं। केशव ने सूर्य के लिए “अरुनमुख” उपमान का 
प्रयोग करके श्रपनी अदूरदशिता का परिचय दिया है | उपयुक्त प्रचलित रूपको के अतिरिक्त बरात, 
तीथराज-प्रयाग, काल की वाटिका, सूरजमल का होता बनकर यश्ञ करना, विराट-पुरुष, वसत, 
कृष्ण-स्तुति, गोबद्धन की कथा आदि पौराणिक तथा अन्य प्रकार के रूपकों का इन कवियों ने सफल 
चित्रण करके काव्य में नवींनता और सजीवता का समावेश किया है | 

उत्प्रेत्ा--इस अलंकार का प्रयोग वस्तुओं, हाथी, नगर, वर्षा, घोड़ों, युद्ध, रूप आदि के 
वर्णन में सुंदरता के साथ किया गया है। 

अतिशयोक्ति--अतिशयोक्ति तथा इसके भेद रूपकातिशयोक्ति और अक्रमातिशयोक्ति का 
कवियों ने जी खोलकर वर्शन किया है | युद्ध तथा वैभव आरादि के वर्णन में ऊद्यत्मक उड़ाने भरी 
गई हैं। राजविल्लास में गर्वोक्तियों के चित्रण में इस अ्रल्कार द्वारा विशेष छुटा का समावेश हो 
गया है। 

ऊपर दिये हुए संज्षित्त परिचयात्मक विवरण से इस काल' की प्रमुख आलंकारिक प्रवृत्तियों 
का सामान्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अलकार संबंधी विस्तृत विवरण के लिए आगे प्रत्येक कवि 
की अलंकार सबंधी विशेषताओं और उनके द्वारा प्रयुक्त प्रमुख अलकारों का संक्षेप में विवरण 
दिया जा रहा है जिससे ग्रस्तुत विषय का सविस्तर परिचय पाठकों को प्राप्त हो जाय । 


केशव 


आलोच्यकालीन प्रत्येक कवि के अलंकार-प्रयोग पर विचार करने की दृष्टि से हिंदी के 
प्रथम आचार्य केशव सब प्रथम हमारे सामने आते हैं। 

अलंकार-प्रयोग करने में केशव चमत्कारवादी कवि हैं। उन्होंने इस सिद्धांत का निर्वाई 
अपने ग्रायः सभी ग्रंथों में किया है| केशव ने वीरसिहदेव-चरिज्र में शब्दालंकार और साहश्यमूलक 


अलंकार ह६ 


अलंकारों का बाहुलय से प्रयोग किया है। शब्दालंकारों में से अनुप्रास, यमक और श्लेष के बहुत 
से उदाहरण मिलते हैं। ये अलंकार कोरे चमत्कार और उक्ति-वैचित्र्य के लिए प्रयुक्त हुए, हैं। यह 
बात नीचे दिए हुए उदाहरणों से स्पष्ट हो जायेगी । 
झलुप्रास--वीरसिंहदेव-चरित्र में अनुप्रास सब से अधिक प्रयुक्त शब्दालंकार है। इस ग्थ 

के प्रथम दो तीन प्रकाशों में लोभ और दान के संवाद में तो इसकी मरमार कर दी गईं है। कोरे 
चमत्कार के लिए उक्ति-बैचित््यपूर्ण वार्तालाप कराए गए हैं। कुछ ऐसे भी उदाहरण मिल जाते 
हैँ जहाँ पर अनुप्रास के प्रयोग से काव्य के सौदर्य की वृद्धि हुई है, यथा :--- 

“रोग भये भागे सब सोग, भोंग भगे नहिं सुख संजोग। 

सुख बिन दुख कर दिन उद्दोत, दुख तें कैसे मंगल होत ॥?”* 


अधिकाश स्थलों पर केशव ने चमत्कार-प्रियता के वशीभूत होकर, अनुप्रास की भोंक में 
आकर और प्रसंग का ध्यान न रखते हुए पद्म लिख डाले हैं। यहाँ पर फेवल एक उदाहरण 
प्र्याप्त होगा ६--- 

“केसो राह अव्बुलफजलि मार॒यो वीरसिंह साहिं के महल जहँ तहँ उठि धाईं है । 

पीरी पीरी पातरी निपट पट पातरेई कटितटछीन उर लट लटकाई है ॥ 

भ्कुटी सों व छुछी सी, रफके से लोचिन उस्कके से उरजनि उर छुवि छाई है । 

खानजादी खान डारि, पान डारि सेखजादी साहिजादी पान डारि पीटने को आई हैं ॥??९ 

शुद्ध अलकार की दृष्टि से उक्त उदाहरण उत्तम है पर अबुलफ्जलू को म्त्यु के उपरान्त 
शोक से पीड़ित र्मणियों के सबंध में ऐसी उक्ति कवि की अलंकार-प्रियता की ही द्योतक है। 

यमक --अनुप्रास के उपरान्त यमक शब्दालंकार का प्रयोग प्रचुर मात्रा में मिलता है। 
इसका केवल एक उदाहरण देना पर्याप्र होगा' +-- 

“राजा वीरसिह जू को वंधु हरीसिह देउ । 
हरीसिंह की दुहाई हरिसिह कैसो जायो है ॥”?३ 

श्लेष--केशव ने उक्त ग्रंथ मे इस शब्दालकार का प्रयोग अपेक्षाकृत कम किया है। सूर्य 

के वणन के प्रसंग में श्लेष का यह उदाहरण विचारणीय है :--- 


“जहीं वारुनी की करी रंचक रुचि द्विजराज । 
तहाँ करयो सगवंत बिन संपति सोभा साज ।”४ 


इस ग्रंथ मे साइश्यमूलक अलंकारों में से उपमा, रूपक, उत्पेन्षा, भ्रम, संदेह और अ्रति- 
शयोक्ति का प्रयोग अत्यधिक मात्रा में हुआ है :-- 

उपमा--उपमा केशव का अधिक प्रिय अलंकार है । अबुलफजल की मृत्य के समाचार 
को पाकर शोक-पीड़ित अकबर की दशा का वर्णन करते समय उपमा का अ्रच्छा उदाहरण बन 
पड़ा है :-« 


सन्त 





) चीरसिहदेव-चरित, प्रकाश ७, छुं० ९७, एू० ४८० “वही, ए० ६, छुं० ४, ३४ 
उबही, प्र० वही, छू० ४१, पु० ४९ ४ वही, प्र० ११, छुं० २६, घू० ६६ 


१०० हिंदी वीरकाव्य 


“अति।निःशब्द भयो दरबार, पवन हीन ज्यों सिंधु अपार । 
घरी चारि मे आई सुद्धि, तब उठि।बैल्यो साहि सुबुद्धि ॥?' 
विद्रोही खुसरो का पीछा करते हुए जहॉगीर का वर्णन करते समय केशव ने डपमान के 
प्रयोग का समुचित ध्यान नही रक्खा है, यथा +--- 


“पीछे लग्यों साहि सिरताज, ज्यों सुवास पीडे अलिराज ॥!?* 


खुसरो विद्रोही था और जहाँगीर शत्र-माव से प्रेरित होकर उसका पीछा कर रहा था। 
अतएव अलिराज से उसकी तुलना करने में कवि ने प्रचलित उपमान परंपरा का दुरुपयोग 
किया है 
वर्षा-बर्णन में उपमा के कतिपय संंद्र उदाहरण इनके द्वारा बन पढ़े हैं ।* 
रूपक--केशव ने उत्प्रेज्ञा-गर्भित रूपक का बड़ी सफलतापूवक प्रयोग किया है | युद्ध-वणन 
में वर्षा के उपकरणों की कल्पना का यह सुदर उदाहरण देखिए : 
“धुंध घूरि घुरवा से गनो, बाजत दुंदुभि गर्त मनौ। 
जहाँ-तहाँ तरबारें कढ़ी, तिनकी दुति जनु दामिनि बढ़ी ॥ 
तुपक तीर ध्रुव चारापात, भीत ८भये रिप्रुद्स भट ब्रात | 
श्रोनित,जल पेरत तिहि खेत, कूरभ कुल सब दुलहि खमेत ॥ 


युद्ध के अवसर पर सेना के प्रयाण तथा युद्ध आदि का।।वर्णन करने मे बरात का सुंदर 
रूपक बाँधा गया है ।* 

शरू-ऋतु-वर्णन में नायिका की कल्पना करके रूप और नखशिख-वर्रन करने मे सुदर 
रूपक केशव से बन पड़ा है।* केशव ने कहीं-कही पर अलंकार-प्रियता के कारण उपमा देते 
समय उपमान का उचित ध्यान नहीं रक्‍्खा है, उदाहरणाथ्े रूपक का यह छंद देखिए +--- 


“दिनकर बानर अरुन सुख चढ्यो गगन तरु घाय | 
केसव, तारा कुछुम बिनु कीनों छुकि रहराय ॥”४ 


उक्त छुंद में सूथे की उपमा अरुन मुखवालें बानर से देना असंगत है। 

उत्प्रेत्ा-यह अलंकार केशव को सब से अधिक प्रिय है। आलोच्य ग्रंथ में उत्प्रेज्ञा का 
सब से अधिक प्रयोग हुआ है। वस्तु-वणन,५ हाथी-वर्णन,* आगरा-वर्णुन, " तथा वर्षा") आदि 
के वर्णन में कवि ने उत्तम-उत्तम उद्पेक्षाएँ प्रयक्य की हैं। उपयुक्त स्थलों के अ्रतिरिक्त अन्य स्थलों 


पर भी इस अलंकार के सुद्र उदाहरण मिलते हैं। वीरसिह की बलध्ब॒जा का वर्णन करते हुए कवि 
कहता है :-- 


3 वीरसिहदेव-चरित्न, प्र० ६, छुं० ७, ए० श्८ *+ वही, गर० १०, छुं& १४, प्र० ६३ 
>बही, पृ० ११, छुं० १-१४, ए० ६७ 3? वही, म० ८, ए० ९३ वही, प्र० ८, छु० ६-३ *, प्‌० 
४०-६२ * वही, अर० ११, छुं० १६-२०, ए० दम वही, प्र० ११, छु० २६, ए० ६६ “ बही, 
प्र० ७, छु० १८, ए० २९; छु० ६३, एृ० ६३६. वही, प्र० *&; छोु० ३४-४०, ४० ३१ 
37 बही, अ्र० 8, छुं० २२, एू० ७ )) यही, प्र० ११); छुं० १-१४, ए० ६७ 


अलंकार १०१ 


“वीरसिंह की बल-ध्वजा धूरिनि में सुख देति । 

जुद्ध ज़ुरन को मनहु प्रति जोधनि बोले लेति ॥” ' 
वीरसिह के डंके के बजने पर उत्प्रेज्ञा का एक सुंदर उदाहरण देखिए ३--- 

“काँपन लागी भूमि भय भागि गयो जलन्ु भानु। 

बाजि उद्यो दिसि वास ते वीरसिंह नीसानु ॥?* 


केशव ने अधिकाश' स्थलों पर उद्प्रेज्ञाओं की कड़ी लगा दी है, जिससे कवि की कोरी 
अलंकार-प्रियता ही व्पकती है। 


अमालंकार--इस अलंकार का कवि ने बहुत कम प्रयोग किया है | प्रासंगिक रूप से एक 
उदाहरण पर्याप्त होगा । युद्ध के उपरांत रणक्षेत्र का वर्णन करते हुए कवि का कथन है :-- 
“चंद्र जानि वासर चहुँ ओर, चंंचनि चुनत झँगार चकोर ।”४ 
संदेह--केशव ने राव-भूपाल की तलवार का वर्णन उपमा से पुष्ट संदेह अलंकार द्वारा 
ए5 शअ्रत्य॑त सुंदर छ॒द में किया है ।* 
अतिशयोक्ति--केशव ने श्रतिशयोक्ति का कम प्रयोग किया है। युद्ध-वर्शन में अन्य अलं- 
कारों के साथ इसके भी यत्र-तत्र उदाहरण मिल जाते हैं, पर बहुत कम | सदेह अलंकार के ऊपर 
दिए हुए उदाहरण में भी तलवार के वर्णान में अतिशयोक्ति की सहायता ली गई है। 
विरोधाभास--विरोधमूलक अल्कार में से केवल विरोधाभास के कतिफ्य उदाहरण इस 
ग्रंथ में मिलते हैं। नर्मदा का वर्णान करते हुए केशव कहते हैं :--- 
“जद॒पि निपेट कुटिलगति आप, देति सुद्धगति हति अति पाप । 
आपुन अधो अधोगति, चले, पतितनि की ऊरध फल फले ॥ * 


केशव द्वारा 'बीरसिहदेव-चरित्र” में प्रयुक्त अलकारों के संज्ञिप्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है 
कि इस अ्रंथ की रचना करते समय भी अलंकार के आचार्य बनने की उन्हें धुनि थी। अतएव 
उन्होंने कुछ चुने हुए शब्दालंकारों और साइश्यमूलक अलंकारों के प्रयोग में ही अपनी रुचि 
विशेष प्रकार से लगाई है । कही-कही पर अल॑ंकार-प्रयोग के कारण उनके काव्य में शैथिल्य भी आ 
गया है। पर कतिपय अलंकारों की बड़ी सुंदर उक्तियाँ मी उनसे बन पड़ी हैं। साथ ही हमें यह 
भी मानने के लिए वाध्य होना पड़ता है, कि उनके इस ग्रंथ के अलंकारों में बह प्रौढ़ता, क्लिष्ट्ता, 
उक्ति-वैचित्य तथा दोषों की भरमार नही हैं, जो उनके अन्य ग्रथों में हैं। अ्रलंकार की दृष्टि से 
यह अंथ अत्यंत साधारण कोटि का है | 


जटसमल 
अलंकार-प्रयोग की दृष्टि से इनके ग्रंथ का अत्यन्त साधारण स्थान है। जयमल की भावना 
र्वीरसिहदेव-चरित, म० १२, छुं० २८, प्र० ७४ * वही, प्र० वही, छुं० ३६, म०७२ 2 वही, प्र० 


१४, छु० १३, भ० ८२ * वही, अ० ८; छु० ४८, प्र० <४ ५ देखिए अध्याय ४, केशव कृत चीरसिह 
देव-चरितांत्गंत वीररस का द्वितीय उदाहरण छ० ७८-६ * वीरसिहदेव चरित, प्र० १, छुं० $, ए० ३ 


श् 


१०२ हिंदी वीरकाव्य 


आचार्यत्व प्रदर्शित करने की नहीं थी। ग्रंथ लिखते समय श्रनायास ही जो अलंकार आ गए हैं 
उन्हीं के उदाहरण उनकी रचना में मिल जाते हैं। 
अनुप्रास--शब्दालंकारों मे से अनुप्रास का कवि बहुत प्रेमी था। गोराबादल की कथा में 
इस अलंकार के सबसे अधिक उदाहरण मिलते हैं। उन्होने नायक-नायिक्राओं के रूप व्णन" तथा 
युद्ध-वखन * में अनुप्रास का प्रयोग करके चमत्कार का समावेश करने के साथ ही साथ काव्य को 
सौंदर्य प्रदान करने का सफल प्रयास किया है। “खत्री-जात-वर्णन?” में से एक पद्म देखिए. ;--- 
“पृद्मिनी पेद्मगंधा च, पुहुपपर्गंधा च चित्रनी । 
हस्तिनी. मद॒गंधा च, मच्छुगंधा च संखिनी ।” 
रूपकातिशयोक्ति--अ्रर्थालकारों में से रूपकातिशयोक्ति इनके द्वारा सबसे अधिक प्रयुक्त 
अलंकार है| इसके उदाहरण “ल्री-जात-वर्णुन” के पत्तों मे देखे जा सकते हैं ।४ 
अतिशयोक्ति-अतिशयोक्ति के प्रयोग मे इस कवि ने ऊद्दात्मक उड़ान से काम लिया है। 
यहाँ पर एक उदाहरण देना पर्याप्त होगा :-- 
“लाख लहे ढोलियो, सवा लाख लहे दुलाई । 
अरध लाख गिडुवो, लाख तन्रय अंक लगाई ॥ 
केसर अगर कपूर, सेज परमल सूँ भीनी। 
ता ऊपर  पदमिनी, रमै रस रुपे नवीनी ॥ 
अलावदीन सुलताण सुणि, पदुमगंध पद्मावती । 
चंद-बदन चपक-वरन, रतनसेन मन भावती ॥” * 
उपमा, रूपक तथा उत्प्रेज्षा अन्य अर्थालंकार हैं, जिनके एक आध उदाहरण प्रयत्न करने 
पर इस ग्रैथ में खोजे जा सकते हैं | 
जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है अलंकार प्रयोग को कवि ने विशेष महत्त्व नहीं दिया 
है। इस दृष्टि से गोराबादल की कथा” एक अत्यन्त साधारण कृति है। 
मतिराम 
भूषण के समान मतिराम ने भी 'ललितललाम? में अलंकारों के लक्षण और उदाहरण का 
विवेचन किया है। उन्होंने अपने उक्त अंथ में अधिकाश उदाहरण बुँदी-नरेश माऊसिंह के संबंध 
में कह्दे हैं। मतिराम ने 'ललितललाम” में शब्दालंकारों का वर्णन नहीं किया है। उसमे केवल 
श्रर्थालंकारों के लक्षण और उदाहरण दिए गए हैं। रसवदादि अलंकारों का भी इसमें वर्णन नहीं 
हुआ है। 
के मतिराम के लक्षण ओर उदाहरण प्रायः निर्दोष और स्पष्ट हैं, पर निम्नलिखित अ्रलंकारों 
के लक्षण श्रौर उदाहरण विशेष प्रकार से मनोहर एवं संंदर बन पड़े हैं /--- 


उपमा, रूपक, उत्प्रेज्ञा, दीपक, दृष्टांत, व्यतिरेक, अतिशयोक्ति और यथासंख्य | 


) गोराबादल की कथा, छे० ४६-१५, ए० १२-४७ * यही, छुं० १३४-७, पू० ३०-२ 
3 चही, छुं० ४६, ए० १३, वही, छुं० ४२-४७, ए० ११-२; छु० ६१ पू० १९-३६" वही, 
छुं० ८१, ए० २०। 


अलंकार १७०३े 


इन अलंकारों के अतिरिक्त अन्य अलंकारों के उदाहरण भी उत्तम दिए गए हैं, पर वीर 
विषय से संबंधित न होने के कारण उनके नाम यहाँ पर नहीं दिए, जा रहे हैं । 

मतिराम रीतिकालीन अन्य कवियों की अपेक्षा अलंकार-वर्णन में अधिक सफल हुए हैं। 
उन्हें उत्तम आचार्य मानने में किसी को आपत्ति नहीं हो सकती | 


मतिराम कृत ललितललाम के प्रमुख अलंकारों की सूची 
यहाँ पर ललितललाम के केवल उन्हीं अलंकारों की सूची दी जा रही है, जिनके उदाहरणों 
के लिए कवि ने अपने आश्रयदाता के गुणगान को आधार माना है। शेष अलकार आलोच्य-घारा 
की सीमा से बाहर होने के कारण इस स्थान पर नहीं दिए गए हैं। 


क्रम सख्या अलकार उदाहरण पृष्ठ 
पद्म सख्या * 
१, उपमा ४१ श्६८ 
२, लुप्तोपमा ४७ ३६४३-३७० 
२. मालोपसा रा] ३७० 
४. रसनोपमा २ ३७०-३७१ 
४. अनन्वय पड ३७१ 
६ उपमेयोपमा ६ ३७१-३७२ 
७, प्रतीप प्च ३७२ 
पट... द्वितीय प्रतीप ६० ३७२-३७३ 
६. चतुर्थ-प्रतीप ६४ ३७३ 
१०५ पचम-प्रतीप ६६ ३७४ 
११, रूपक-समोक्ति अमिन्न रूपक ६६ ३७५ 
१९. दनोक्तिलश्रमिन्न रूपक ७० ३७५ 
१३, अधिकोतित-अमिन्न रूपक ७१ ३७५ 
१४, समोक्ति-तद्गप-रूपक ७२ ३७६ 
१५. अधिकोक्ति तद्गुप रूपक ७४ ३७६ 
१६. परिणाम ७७ ३७७ 
१७. उल्लेख-प्रथमोदाहरण ध्ष्द है ३७७ 
१८... द्वितीयोदाहरुण ७8 ३७७-३७८ 
१६. अआत्यापहनुति 8४ ३८० 
- २०. एछेकापइनुति 8७ ३८१ 
२१, उक्तविषया वस्तूत्पेत्षा १०३ श्धर 





१ विश्वनाथप्रसाद मिश्र; भूषणा-अंथावली, भूमिका, एश० २६-७; कृष्ण-बिहारी मिश्र; 
मतिराम-अंथावली, भूमिका, ए० १६-७२ + कृष्ण-बिहारी सिश्र कृत सतिराम-अंथावल्ली में सम्मि- 
लित ललितललास के क्रम के अनुसार पद्यों और पएष्ठो की संख्या दी गई हैं । 


१०४ 


क्रम संख्या 


२२. 
२३. 
२४. 
२५. 
२६. 


२७. 
र्‌ष्, 
२६. 
३०. 
३१. 
३२. 
३३. 
३२४, 
३५. 
३६, 
३७, 
श्८, 
३६. 
४9५ 
४१, 
४२, 
४३. 
४४८ 
४२५ 
४६, 
४७५ 
'डंय. 
४६. 
२.०. 
४१. 
३ 
४३३. 
५४, 


अलंकार 
सिद्धविषया देतृस्पेक्षा 
असिद्ध विषया फलोप्रेज्षा 
(द्विविध) संबंधातिशयोक्ति 
द्वितीय संबंधातिशयोक्ति 
गत्यन्तातिशयोक्ति 


प्रथम तुल्ययोगिता (अवरण्य) 
दीपकावृत्ति (शब्दावृत्ति) 


शब्दार्थवृत्ति 
प्रतिवस्तूपमा 
दृष्शात 

0 
प्रथम निदशना 


द्वितीय निद्शना 


व्यतिरेक 
सहोक्ति 
परिकर 


श्लेष (प्रकृतापकृत) 
प्रथम पर्यायोक्ति 


विरोधाभास 
प्रथम अ्रसंगति 
विचित्र 
द्वितीय अधिक 
द्वितीय विशेष 
तृतीय विशेष 
प्रथम हेत॒माला 
एकावली 
मालादीपक 
सार 

यथासंख्य 
परिवृत्ति 
परिसंख्या 
द्वितीय प्रहषेश 
रत्नावली 
द्विविध उदात्त 


हिंदी वीरकाव्य 


उद्ृहरण 
१०५ 
१०८ 
११६-१२० 
१२२ 
५ 
पद्म संख्या 
१३९१ 
श्शे८ 
१४० 
१४३ 
१४७ 
१४६ 
१५१ 
१५६ 
श्प्व्य 
१६५४ 
१७१ १७२ 
श्ष्य 
१६५ 
२५१५ 
२३५ 
२३६ 
रध्प 
२५४० 
२४६ 
२६७० 
२६२ 
रद 
२६६ 
२७२ 
२७४ 
३०६ 
३३० 
शेएप्र 


पृष्ठ 
देणई३ 
इेप४ 
शे८४-३८६ 
शेप्७ 
शेण८-३२८६ 


रद 
२३६० 
३६ १ 


४०४ 
४०८८०४०६ 
४०६-४१० 
४१९१ 
४१९२ 
४१३ 
४१४ 
४१४-४१९५ 
४१४५ 
४१४ 
४१६-४९१७ 
४१७ 
४२३ 
४२७ 
'४३६०४२७ 


अलंकार १०५ 


पूप, विधि ३६० ४४० 

५६ हेतु १६२ ४४० 

१७, तृतीय हेत॒ श्ष्८ ४४१ 
भूषर 


आलोच्य धारा के कवियो में भूषण के दो प्रकार के अथ उपलब्ध हैं। (१) उन्होंने 'शिव- 
राजभूषण' में अलंकारों का विवेचन किया है। (२) 'शिवाबावनी”', 'छुत्र॒साल दशक? तथा फुय्कर 
छदों में इस कवि ने शिवराजभूषण की रीति-शैल्ञी का अनुसरण नहीं किया है, वरन्‌ कवित्व-शैली 
को अपनाया है। 

भूषण ने 'शिंवराजभूषण” में दोहा छुंदों में अलंकारों के लक्षण देकर उनके उदाहरण 
दिए हैं। उदाहरणों के लिए वीर केशरी शिवाजी संबंधी घटनाओं को आधार माना है। इन्होंने 
इस ग्रंथ में कुल १०५ अलंकारों का वर्णन किया है, जिनमें से १०० अर्थालंकार, पॉच शब्दा- 
लंकार ओर एक उमयालंकार है। अर्थालंकारों की संख्या में अधिकांश अलंकारो के भेदों की 
सख्या भी सम्मिलित है|? इन्होंने जितने अर्थालंकारों का विवेचन किया है उनमे से कुछ के 
सारे भेद कहे है, कुछ के कुछ दी भेदों का विवेचन किया है ओर कुछ अलकारों के भेद एक दम 
छोड़ दिए हैं| भूषण ने जिन अलंकारों का विवेचन किया है उनमे से कुछ के लक्षण छोड़ दिए 
हैं श्रोर केवल उदाहरण ही दे दिए हैं। उनके नाम ये हैं-- 

उद्पेक्षा के मेद-वस्तु, फल-हेतु, पर्यायोक्ति का द्वितीय भेद, विशेष का द्वितीय भेद और 
अर्थान्तरन्यास के सामान्य तथा विशेष भेद्‌ |" 
है बा स्थलों पर इस कवि ने एक ही छुंद मे दो अलंकारों के लक्षण दे दिए हैं। उनमें 
से स> 

क्र परिकर तथा परिकरांकुर, द्वितीय एवं चतुर्थ विभावना, मालादीपक ओर सार, लोकोक्ति, 

छेकोक्ति, छेक एवं लाटानुप्रास | 

भूषण के अधिकाश अलकारों के लक्षण तथा उदाहरण अस्पष्ट और दोपपूर्ण हैं । पंचम- 
प्रतीप, विरोध, विरोधामास, छेकानुपास, लाटानुप्रास तथा संकर अलंकारो के लक्षण सदोष हैं ।* 

लक्षणों की अपेक्षा भूषण के उदाहरण अधिक अशुद्ध हैं। सदोष उदाहरणवाले कुछ अलं- 
कारों के नाम निम्नलिखित हैं :--- 

उपमा (दूसरा उदाहरण), लुप्तोगमा (दूसरा उदाहरण), परिणाम, भ्रमालंकार, निदश ना 
(अथम भेद), समासोक्ति, अप्रस्तुत प्रशंसा, पर्यायोक्ति (द्वितीय), सम, विकल्प, काकुवक्रोक्ति, फलो- 


स्पेज्ञा, परिकर, विभावना (चतुर्थ), काव्यलिंग, अर्थान्तरन्यास, (विशेष), मिथ्याध्यवसिति, निरुक्ति 
तथा छेकानुप्रास ।* 


) देखिर आगे दी हुईं भूबण के अलंकारों की सूची, ए० १०७ * भूषण-प्रंथावली, ४० 
3८-३६, ३१-२, ४१, ४७-८ + वही, एू० २६, ३४, ४२, ९६, ६३ * वही, छ० ८, रे३, ६३२, ६७ 
> बढ़ी, शिवराज भूपएण, छुं० ३९, शे८, ६८, ६६, ७७, ३१०३-४७, १४०, १४६८-३६, १६१- 
३, १६६8-७३, १७७, १६१, २३१०-३१, २२९०-१३, २६४, २६७, २७३-७, ३२९-६, ३४६-८, 
३९२६-६१ 
१४ 


बिन्‍क 


१०६ हिंदी वीरकाव्य 


भषण ने दो नवीन श्रलकार “वामान्य-विशेष!ः ओर “भाविक-छुवि? माने हैं, पर ये दोनों 

ही क्रमशश विशेष निबधना और भाविक के अंतगत आ जाते हैं। 

उपयुक्त संज्षित विवेचन के पश्चात्‌ यही मानना पड़ता है कि रीतिकार के रूप में भूषण' " 

को आशातीत सफलता प्राप्त न हो सकी | रीति-अंथ की दृष्टि से 'शिवराज-मृषण” साधारण श्रेणी 
की कृति है। सच बात तो यह है कि रीति-अ्रथ-लेखन-प्रशाली ने इस ग्रथ में भूषण' की कविता 
का स्वतंत्र विकास नहीं होने दिया है। संमंवतः भषण को अलकारों का अभ्यास बहुत कम था। 
यह भी संभव है कि रीति-मथ के बंधन में न पड़कर भषण ने शिवाजी के यशोगान करने के लिए 
रीति-अंथ-परपरा को साधन मानकर अपने उद्देश्य की पूत्ति की हो । श्रन्य कवियों के समान उनकी 
दृष्टि कविता की ओर अधिक टिकी थी। यही कारण है कि 'शिवराज-भषण? के अधिकांश पद्ों 
में अलंकारो के श्रत्यंत उत्कृष्ट प्रयोग के साथ कवित्व के सुंदर दशन होते हैं। जहाँ इन्हे कोई 
बंधन न था वहाँ इन्होंने स्वाभाविक रूप से अत्यंत उत्तम अलंकार-योजना की है ।* 

इनके द्वारा रचित 'शिवाबावनी”,“ छुत्रसाल-द्शक” और फुठकर पद्चों में कवित्व के साथ 

अलंकारों के सफल प्रयोग हुए हैं। इन प्रंथों में प्रयक्त अलंकारो का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। पर 
निम्नलिखित अलंकारों का प्रचुर मात्रा में भूषण ने प्रयोग किया है :-- 

(क) शब्दालंकारों में से अनुप्रास और यमक का अधिकता से प्रयोग हुआ है । 

(ख) अर्थालंकारों में से साइश्यमूलक अलंकार-उपमा, मालोपमा, प्रतिवस्तूपमा, रूपक, अप- 
हुति, उद्प्रेज्ञा, व्यतिरिक, अभ्रस्व॒ुत-प्रशंसा, तुल्ययोगिता आदि को कवि ने विशिष्ट 
रूप से अपनाया है। 

(ग) विरोध-मूलक अलंकारों में से विरोधाभास, विषम, विशेषोक्ति श्रादि का प्रयोग 
किया गया है। 

(ध) न्यायमूलक अलंकारो में से परिसंखझ्या, अनुमान, पर्याय और और काव्यलिग प्रयुक्त 


हुए हैं । 
(ड) लोक व्यवहारमूलक अलंकारों में से लोकोक्ति तथा अत्युक्ति आदि अलंकारों का प्रयोग 


किया गया है । 
अन्य अलंकारों का भी सफल प्रयोग हुआ है । इन्होंने अधिकांश पद्यों में कई अलंकारों का 
प्रयोग बड़े कोशल से किया है, उदाहरणार्थ, छुत्नसाल की तलवार की प्रशंसा करते हुए उसने एक 
ही छंद में रूपक, उपमा, उदाहरण, काकुवक्रोक्ति, यमक ओर अनुप्रास का प्रयोग इतने चातुर्य से 
किया है कि काव्य की सरसता बढ़ गईं है।' 

“शिवाबावनी” के कुछ पद्चों में वृत्यानुप्रास के प्रयोग द्वारा शिवाजी के आतंक का खझुंदुर 

वर्णन हुआ है |? यमक के प्रयोग के लिए! 'शिवाबावनी” के ये छुंद देखे जा सकते हैं | ९ 
उपयुक्त विवेचन के उपरांत हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि यह कवि रीतिकार के रूप 
में प्राय: असफल रहा है। पर हमें यह न भूलना चाहिए कि उनका उद्देश्य शिवा जी एवं छत्नसाल 


) विश्वनाथ प्रसाद मिश्र; भूवण-मंयावलो, भूमिका, ४० ८६-४८; राजनारायण शर्मा, 
देवचंद्र विशारद : भूषण-अंथावली, भूमिका, ए० ६६-७३  * भूषण-अंथावली, छुं० ७, छु० 
६१ + यही, शिवाबावनी, छुं० २७; ४७४, ४८ ४ बही, वही, छु० २६-८, ३७ । 


अलंकार १०७ 


की गौरव-गाथा-गान करना था। समय के प्रवाह में बहकर अलंकार-विवेचन को साधन-सात्र 
मानकर शिव+-गुण-गान को उन्होंने अपना लक्ष्य बनाया था और इसमें इन्हे पूर्ण सफलता मिली 
है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, इनके ग्रंथों में अलंकार-प्रयोग के निर्दोध सफल उदाहरण 
प्रचुर-मात्रा में मिलते हैं। अतएव इन्हें चाहे आचार्यत्व की पदवी न प्रदान की जाये, पर शुद्ध 
कवित्व की दृष्टि से इनका अ्रपना निजी स्थान है। 
(ब) शिवराज-भूषण' के अलंकारों की सूची 

भूषण ने 'शिवराज-भूषण” में क्रशः (अ) अर्थालकार, (आ) शब्दालंकार तथ 
(ई) उभयालंकार का विवेचन किया है | इसी क्रम से यह सूची रक्‍्खी गई है। उन्होंने कतिपय 
अलंकारों केमेदों को भी वास्तविक अलंकार के समान माना है। इसी क्रम से संख्या-क्रम भी रकखा 
गया है ३-- 

ऐ (अ) अर्थालंकार 

१, उपमा, लुप्तोपमा, २, अनन्वय, ३. प्रथम प्रतीप, द्वितीय प्रतीप, तृतीत ग्रतीप, चदुर्थ 
प्रतीप, पंचम प्रतीप, ४. उपमेयोपमा, ५. मालोपमा, ६. ललितोपमा, ७. रूपक, रूपक॑ के अन्य दो 
भेद ( न्यूनाधिक ); ८. परिणाम, ६. उल्लेख, १०, स्मति, ११, भ्रम, १२. संदेह, १३. शुद्धा- 
पह ति, १४, हेत्वापह नुति, १५, परय्येस्तपहनुति, १६ भ्रात्यापहनुति, १७. छेकापहनुति, १८, कैतवा- 
पहुनुति, १६,उछ्ेक्षा, वस्तूप्रेत्ञा, हेतृत्पेत्ना, फलोप्प्रे्ञा, गम्योत्प्रेज्ञा, २०.रूपकातिशयोक्ति, २१, भैदका- 
तिशयोक्ति, २२. आ्राक्रमातिशयोक्ति, २३, चचलातिशयोक्ति, २४, अत्यंतातिशयोक्ति, २५.सामान्य- 
विशेष, २६. प्रथम तुल्योगिता, द्वितीय तुल्योगिता, २७, दीपक, दीपकाबृत्ति, २८, प्रतिवस्तूपमा, 
२६. दृष्टान्त, ३०५ प्रथम निदशना, द्वितीय निदर्शना, ३१, व्यतिरेक, ३२. सहोक्ति, ३३, विनोक्ति, 
३४. समासोक्ति, २४, परिकर, ३६. परिकराकुर, ३७. श्ल्लेष, रे८.अप्रस्तुत प्रशंसा, ३६, पर्यायोक्ति- 
प्रथम, द्वितीय, ४०, व्याजस्तुति, ४१, आक्षिप-प्रथम, द्वितीय, ४२. विरोध, ४३. विरोधाभास, 
४४ विभावना-प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, षष्ट, ४५. विशेषोकिति, १४६, असम्भव, ४७. अंसगति-प्रथम, 
द्वितीय, तृतीय, ४८. विषम, ४६, सम, ५१०, विचित्र, ४१. ;्रहरष॑ण, ५२. विषादन, ५३, अधिक, 
५४, अन्योन्य, ५५, विशेष, प्रथम, हिती०,५६.व्याघात, १५७. गुफ, ५८, एकावली,५६, मालादीपक, 
६०, सार, ६१. यथासंख्य, ६२. पर्याय, ६३, परिवृत्ति, ६४. परिसख्या, ६५४,विकल्प, '२६., समाधि, 
६७.,समुच्चय, प्रथम, द्वितीय, ६८. प्रत्यनीक, ६४, अ्र्थापत्ति, ७०, काव्यलिंग, ७१. अ्र्थान्तर- 
न्यास, समान्य-सेद, विशेष-मेद, ७२, प्रौढ़ोक्ति, ७३. संभावना, ७४, मिथ्याध्यवसिति, ७५, उल्लास, 
गुणेनदोषो, दोषेन गुणों, गुणेन गुणों, दोषेन दोषो, ७६. अवज्ञा, ७७, अनुशा, ७८, लेश; 
७६, तद्गुण, ८०, पूर्व रूप, ८१. अतदगुण, ८२. अनुगुण, ८३. मीलित, ८४. उम्मीलित, 
८३. सामान्य, झदे विशेषक, झ७ पिहित, ८, प्रश्नोत्तर, ८३, व्याजोक्ति, $०, लोकोक्ति, 
8१. छेकोक्ति, ६२. वक्रोक्ति, श्लेष से वक्रोक्ति, काकु से वक्रोक्ति, $३. स्वभावोक्ति, ४४-भाविक, 
8४५४. भाविक छवि, ४६. उदात्त, ६७, अत्युक्ति, ८. निरुक्ति, ४६. हेतु, १००, अनुमान । 

(आ) शब्दालंकार 
१०१, अनुप्रास-छेक, लाट, १०२. यमक, १०३, पुनरक्तिवदाभास, १०४. चित्र, 


। (३) उभयाल॑कार 
१०४, संकर | 


श्ण्प हिंदी वीरकाब्य 


सान 


मान कवि का अन्य कवियों के समान ही अलंकार प्रयोग की दृष्टि से विशेष महत्त्व है। 
इन्होंने भी इस धारा की प्रचलित शैल्ञी का अनुकरण किया है। गिने गिनाए प्रचलित अलंकारों 


गा ग्रथ में भरमार है। इनके द्वारा प्रयुक्त प्रसिद्ध अलंकारों के कुछ उदाहरण नीचे दिये 
जाते हैं। 


अनुप्रास--शब्दालंकारों में अनुप्रास का मान ने सबसे अ्रधिक प्रयोग किया है। सेना के 
प्रस्थान करते समय अनुप्रास की सहायता से कवि ने एक चित्र उपस्थित कर दिया है ;--- 
“सलसलत सेस कल्मलत कच्छु, रकलमूलत उद्धि रलरलत मच्छ । 
परभरत चित्त पल दल अधीर, चलचलत चक्र चहुँ डुलत नीर ”? ॥। 
राजकुमारी रूपकेंवरि के नखशिख-वर्णन मे भी अनुप्रास की सुदर छटा आंखों के सामने 
अंकित हो जाती है | एक उदाहरण देखिए :-- 
४ कलकंठ सुरसना कुहके', मुख स्वास कुसुम बर महके । 
चित चुसी चिहुक चतुराई, ससि प्रन बदन सुहाई ॥४९ 


उपमा-मान द्वारा उपमा अलंकार का भी सफलतापूर्वक सुदर प्रयोग किया गया है | 
यथा ३--- 


54 ता पाछुँ कमघज्ज नें, बंदिय तोरन वार । 
उभ्यराज वर इंद्र ज्यों, बरसे कंचन घार ॥” 3 
उत्प्रेत्ा--मान ने इस अलंकार का अन्य अर्थालड्वारों की अपेक्षा अधिक प्रयोग किया है। 
इसके प्रयोग में इन्हे सफलता मी पूर्शरूप से मिली है| एक उदाहरण 'देखिए, :-- 
४“ सूर चंद सुर साखि सब, बर गेंठ जोरा बन्धि। 
बैंधी मनु हित गंठि दृढ़, दस्पति उभय संबंधि ॥”!? 
रूपक--रूपकालंकार का मान ने बडे चातुर्थ एवं कौशल से प्रयोग किया है। यथा : -- 
“महिथल सुरग उपजे मसमोल, अति अरुन अंग कोमल अमोल । 
बगपंति श्याम बहल विहार, हिय मध्य पहरि मनु सुत्ति हार ॥?५ 
झतिशयोक्ति--इस अलड़ारों का प्रयोग वैमव, युद्ध आदि वणन के प्रसंग में हुआ है । 
राणा राजसिह की गर्वोक्ति में से एक छुंद उदाहरणस्वरूप नीचे दिया जा रहा है ;-- 
“उञज्जरि करि अग्गरो ढाहि ढिल्ली ढंढोरों। 
लाहोरिय धर लुटद्टि तटकि तुरकानी तोरो ॥ 
घति नंषो षधार बेगि खुरसान बिंहंडो । 
परजारो पेंद्ननहि देश भक्‍्खर सब दंडो' ॥ 
सुबिहान साहि ओरंग को गज समेत जीवत गहो' । 
हों राजराण तो हिदुपति कहा अधिक तुम सो कहीं ॥”? ६ 


) सान, राजविसाल, वि० ३, छुं० ३६, घएू० ६६ वही, वि० ६, छुं० ११, एू० १०४ 
ह वही, चिं० ३, छु० €८, पएू० ७७ 9 वही, वि ७, छु० ७३, पू०७ ११२ है वही, चि० 43 छुं० 
४२९, ए० $ + वही, वि० ६, छुं० १६७, घु० १८१-२ 


अलंकार १०६ 


ऊपर दिये हुए. कतिपय उदाहरणों से स्पष्ट है कि भान ने केवल उन्हीं अलड्डारों का प्रयोग 
किया है जो वर्श्य-विषय की सजीवता एवं भावव्यंजना को बढाने में सहायक हुए हैं। अलड्ढार- 
पद-योजना में इस कवि ने अन्य कवियों की अपेज्ञा स्वाभाविकता का अधिक ध्यान रखने का प्रयत्न 
किया है ओर इसमें उसे पर्याप्त सफलता भी मिली है । 
गोरेलाल 
गोरेलाल ने अलंकार-प्रयोग में अधिक संयम से काम लिया है। उनके संपूर्ण ग्रंथ के 
अवलोकन से विदित होता है कि अलंकारों के पीछे पड़ने की उनकी प्रवृत्ति नही थी । काव्य को 
स्वाभाविक प्रगति से प्रवाहित होना चाहिए, यह उनका मत था। काव्य के चरित्र-नायक के कार्य 
कलापों का वर्णन करते समय प्रासंगिक रूप से जो कुछु अलकार आ गए हैं, उनसे काब्य के 
सौदर्य का पर्याप्त मात्रा में विकास हुआ है। 
अनुआस--गोरेलाल कोरे शाब्दिक चमत्कार के पक्षपाती नहीं थे। यही कारण है कि 
शब्दालंकारों का छित्रप्रकाश” में सवंधा अभाव है। केवल अनुप्रास के एक दो उदाहरण मिल 
जाते हैं। युद्ध मे संलग्न सारवाहन के वर्शुन में निम्न उक्ति विचारणीय है !--- 
“ऊुँबर सारवाहन बल बाढ़े, तमकि तीर तरकस तें काढ़े ।?” 
अर्थालंकारों मे से निम्नलिखित अलकारों के विशेप प्रयोग मिलते हैं :-- 
उपमा--युद्ध के वर्णन में गोरेलाल ने सुदर उपमाएँ दी हैं, जैसे :-- 
“तीछुन तीर बज्ज से छूटे, बलतरपोस पान से फूटे ।!?२ 
तथा 
“जाइ-खाई गोलिन की चोटें, रन-मंडल लोटन से लेटें।”3 


के 3 आ के विवाह के समय के रूप का वर्णन करते हुए उपमा की यह सुंदर उक्ति कवि 
कही है :-- 


“तहँ बिधि सो आगौनी कीनी, बाँध्यों मौर इन्द्र छुबि लीनी ।” 
रूपेक--इस अलंकार का प्रयोग युद्ध-बणंन के लिए हुआ है । युद्ध-वर्णन में आखेट का 
रूपक वाँधता हुआ कवि कहता है :-- 
“स्ियाँ दुरदु भुसिया हरिन, कानन झुलक बिसाल। 
कढ़ि. सिकार खेलन  लग्यों, समरसिह छुन्नसाल ॥”?५ 
सागर मथने के रूपक की सहायता से युद्ध-बणन की यह उक्ति विचारणीय है ;-- _ 
“सथ्यौ मध्य रन पैठि के, सच्यों चहूँ। दिस चाल। 
अफगन सेन समुद भौ, समंदर भो छुत्नसाल ।।”!* 
उत्प्रेक्ञ-बयु द-वर्णन में वर्षा की कल्पना द्वारा उत्प्रेज्ञा का संदर प्रयोग हुआ है :-- 
“जो खग्गन खेलत उत काढ़ी, बेलें जनु बिज्जरन की बाढ़ी | 
टोपन हृटि उठे असि सच्छी, दह में मनो उछुल्ले मच्छी ॥””* 


* छुन्नम्रकाश, अध्याय, हे पए्‌ृ० २० _' वही, आ० ४७, घृ० २६ * वही, अ० २१, एू० 
3३२६ वही, अ० १६, ए० १०६ 7 वही, अ० १७, घूृ० ११६ + वही, हअ्र० २३, घु० 
१३६ ) वही, अ० २०, पृ० १३४-६ 


११० हिंदी वीरकाब्य 


वीर छच्नसाल के भतीजे जगतसिंह का वर्णुन करते हुए. गोरेलाल की यह उक्ति द्श- 
नीय है ;-- 
“छुन्नसाल को सुभट भरतीजों, मानहु नैन रुद्र को तीजो |”? 
छुत्रसाल के रूप का वर्शन करते हुए कवि ने अत्यंत उत्तम उष्पेज्ञाएँ में प्रयुक्त की है, 
यथा $-- 
“घूँघरचारी घत्ती लदरी | देती आनन को छवि पूरी ॥ 
मनोौ अमर की पाँति सुहाई। अस्त पियन उडपति में आईं॥ 
ऊँचयौ भाल विसाल विराजै। कनक पट केसी छुबि छाजे ॥ 
लसतु अष्टसी चंद किधों है। बखत भूप को ठखत मनो है ।। 
नेन बिसाल असित सित राते | कमलदुलन पर अलि जनु माते ॥ 
भुजा विसाल जानु लौ आये | झुवभर मानहुँ लेत उठाये ॥?* 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ के रूप-लावश्य के कथन में कवि ने एक खझुंदर उत्प्रे्ञा का प्रयोग 
किया है :-- 
“सुसग स्थाम तन मुकुट अति, पीतबसन छुबि देत । 
जनु घन उभयो हे मनौ, उडगन तडित समेत ।” 
अतिशयोक्ति--युद्ध के वर्णन मे कवि ने श्रतिशयोवित अलवार की सहायता से कार्य लिया है। 
निम्नलिखित उक्ति में कल्पना की ऊद्दात्मक उड़ान है +-- 
“दौर अनोर कोल दूस आबै । घुआँ कोस चालिस लों आवे।” ९ 
कुछ उक्तियों मे “भानु का रथ रोक कर युद्ध देखना” इस उपमान की सहायता से इस 
अलकार का प्रयोग किया गया है, यथा ४-- 
“लरे हाँक हिंदू तुरक, भरयो सार सौ सार । 
भये भाज्ु रथ रोक के, कौतुक देखनहार ।””' 
“जलाच्यौ समर बजाईं हर, मच्यों घोर घमसान । 
छुके वीर रनरंग में, थके रोपि रथ भाव ।”* 
“बिडरतु कटकु भान रथ रोपे, बिडर॒यो कटकु कुबर के कोपे ।?९ 
नीचे ऊद्दात्मक उड़ान से परिपूर्ण अतिशयोक्ति का एक उदाहरण दिया जाता है ४ -- 
“छुन्नसाल जिंहि दिसि पिले, काढ़ि धोप कर माँहि । 
तिहि दिस सीस गिरीस पे, बनत बटोरत नाँहि ।”!५ 
गूढ़ोक्ति अलंकार--इस रचना मे गूढार्थभूलक अलकारों में से गूढ़ोक्ति अलंकार का एक 


उदाहरण मिलता है +-- 
“भ्रुज्ञा भतीजे की बल बाढ़ी खेल्यो खेल चचा की डाढ़ी ।”* 


) छुत्नप्रकाश, अ० २१, छ० १३६ + वही, अ० ४, ए० २३ 3 चही, बर० २४, ए० १५७८ 
+ बही, अ० १७, ४० ११६ * वही, आ० १८, छ० ३१२६ * वही, अ० २०, पू० १६४ 
* वही, अ० ३, ए० २१ ० वही, झअ० २०, एृ० १३६ * वही, अ० २२, घृ० १४२ 


अलंकार १११ 


उपयुक्त विवेचन के उपरान्त यह सार निकलता है कि गोरेलाल कृत “छन्नप्रकाश” में 
अलंकारों का प्रयोग अधिक, संयत ओर स्वाभाविक ढग से हुआ है। कवि अलंकारों के भार से 
कविता-कामिनी को भाराक्रान्त करने का पक्तपाती नहीं रहा है। उसने प्रायः प्रचलित उपमानों का 
ही प्रयोग किया है, पर कहीं-कहीं कुछ उत्तम एवं अनूठे उपमानों की भी कल्पना की है | अन्य कवियों 
के समान बेसिर पैर की कल्पना का अतिशयोक्ति पूर्ण प्रयोग उसे इष्ट नही रहा है । 
श्रीधर 
अलड्डार-प्रपोग की दृष्टि से 'जंगनामा? एक साधारण कोटि का ग्रथ है। उसमे अलड्ढार 
का समावेश नहीं के बराबर हुआ है। श्रीधर ने इस रचना में साधारणतया अनुप्रास और यमक 
शब्दालड्वारों तथा रूपक ओर उत्प्रेत्ा श्रर्थालड्डारों का बार-बार प्रयोग किया है। कुछ स्थलों पर 
एक ही पद्म में उक्त अजल्झूरों में से दो तक के प्रयोग मिलते हैं । 
अनुप्रास गर्मित यमक--नीचे की पंक्तियों में अनुप्रास और यमक का सुंदर प्रयोग हुआ है :--- 
“साढ़े तीन हाथ कद दुस हथा हाथी चढ़यो | 
दोई हाथ होत हैं हजार हाथ जंग में ॥”* 
उत्प्रेत्च--इस कवि का उलद्मेज्ञा अत्यंत प्रिय अलड्वार है। उसने अधिकांश स्थलों पर 
उप्प्रेज्ञा का प्रयोग करते समय वर्षा के उपकरणों से उपमान लिए है | कुछ उदाहरण ये हैं :- 
* तेहि बीच कुकि पर ओर तें तरवारि रूम रूम रूम परी । 
झरर लगी तीरन की महा सनु लगी सावन की झररीं।” 
2८ श्र > 
“चहुँ ओर फौजनि फौज सो सन मौज सारू महा परी। 
हथियार भार दुधार भर मनु मधा मेघत की झरी।”* 
८ ५ र् 
“गड़ादार घेरं सिरी कट्टबंटा | गरजे मेघ मानो' बजे घोर घंटा ॥११४ 
अनुप्रास गभित उस्प्रेत्चा--निम्नलिखित पं क्तियों में अनुप्रास मिश्रित उद्पेज्ञा का सुदर प्रयोग 


किया गया है ;--- 
“अनुराग उपजत राग खुनि सुनि कबित रस के दोहरा । 


मन ढरे साँचे नवल नाचे नठा नट के छोहरा ॥?+ 
रूपक--अ्रन्य कवियों के समान युद्ध-वर्णुन में वर्षा का रूपक श्रीधर द्वारा प्रयुक्त हुआ है। 
इसका एक उदाहरण नीचे दिया जा रहा है ;-- 
“बखतरपोस पंखरेत फील स्वारन की, 
कारी घटा भारी ज्यों पयोद्‌ प्रले काल को । 
श्रीधर भनत गोला बान सर भर भर, 


बरखत थाँमें को करेरी तरवाल को ॥”?* 


) जंगनामा, ४० ६२ वही, ए० ४ * वही, ए० ४६ ४ वही, ४० २३ “ वही, 
पू० २८०. * वही, ४० ६०-१ 


५११२१ हिंदी वीरकाव्य 


इसी प्रकार उक्त अलड्ारों के ओर भी उदाहरण देखे जा सकते हैं। 
सदानद्‌ 
सदानन्द्क्ृत “रासा मगवन्तसिह” नामक छोटी रचना में अलकारो का प्रायः अभाव है। 
कवि ने अलंकार-योजना के प्रति विशेष अ्रभिरुचि नहीं प्रदर्शित की है। उत्प्रेज्ञा, अतिशयोक्ति, 
अनुप्रास, भ्रम आदि परंपरागत अलकारों के कतिपय उदाहरण यत्र-तत्र उपलब्ध हो जाते हैं। 
उक्त अलंकारों के प्रयोग में कवि को साधारण सफलता मिली है, यह बात नीचे दिए हुए उदा- 
हरणों से स्पष्ट हो जायेगी १-- 
उत्प्रेज्ञाः -“छुट्यौ तोपखाना भयो रोर दूनो । 
कहाँ. लौों. कहीं जो मनो भार भूनों॥ 
यही भाँति बीती निसा भो सबारा। 
तबैे कूच फौजानि बाजे नगारा ॥?" 
अतिशयोक्ति तथा अजुआस :--“कंप्यो लोक अचलोकि सोक भय जहाँ तहाँ बज्यों । 
लखि चरित्र विधि-हरि-हर-हिय अनुराग उपज्यो।॥। 
प्रेरित गन चलि बेगि समर अवनी महू आयो। 
कहि प्रसंग कर जोरि अमियमय वचन सुनायों ॥ 
अप्सारि सुवारु चहुँ दिसि चसर वारु दरत आनंद भयो | 
राजाधिराज सगवंत जू चढि विमान सुरपुर गयो ॥” 
अ्रम--सैन्य-प्रस्थान से धूल उड़ने से सूर्य के छिप जाने पर भ्रमालंकार की सदानंद ने 
एक सुंदर उक्ति कही है ३-- 
“तब ही सर छाॉँडि मराह् गये। 
चकई  चकवा बहु सोक लाये ॥ 
अति हर्ष उलूकन नेत्र खुले । 
सकुचे जलजात कुमुंद फुले ॥7३ 
ऊपर के कथन से स्पष्ट है कि कवि सदानन्द श्रलंकारों के पीछे पड़ने के पक्त॒पाती नही हैं। 
स्वाभाविक ढद्भ से जो अलंकार आ गए हैं, उनका उसने स्वागत किया है। पर श्रल॑कार प्रयोग 
की दृष्टि से उसे विशेष महत्त्व नहीं प्रदान किया जा सकता | 


सूदन 
सूदन ने अपने ग्रंथ में परंपरागत अलड्डारों का ही प्रयोग किया है, पर उसने अपने काव्य 
चाठ॒र्थ से उनमें सरसता का समावेश कर दिया है। अलड्डार अपनी स्वाभाविक गति से इनके काव्य 


में आते गये हैं | नीचे कुछ उदाहरणों द्वारा सूदन के अलड्डारों के सौंदर्य को स्पष्ट करने की 
चेष्टा की जा रही है :-- 


) ज्ञागरी प्रचारिणी पत्रिका, नवीन संस्करण, भा० ९, १६८१ वि०, छे० २६, ए० ३१४८-६ 
रे वही, भा० वही, छुं० १०३, ए० १३३ 3 वही, भा० वही, छुं० १४, ए० ११६ 


अलंकार ११३ 


अलुप्रास--शब्दालकारों में से अनुप्रास इस कवि को अधिक प्रिय है। अंथ के आरंभ में 
कवियों की नामावली* तथा दिल्‍ली की लूट में विबिध सामग्री की सूची आदि के अवसर पर उसने 
अनुप्रास की कडी लगा दी है।* इस अलंकार की सहायता से कवि ने युद्ध का सजीव चित्र अंकित 
किया है।* अनुप्रास की सहायता से वर्णन मे कितनी सजीवता आ गई है इसका एक उदाहरण 
देखिए :--- 
“फिर फेरि कटक्के पकरि पंटक्के सांग सटक्कें मारु कहें । 
इंक इक्क हटक्के देत दुडक्कें सेल तटक्के औ्रन बहँ |। 
बिन हथ्थ भटठक्के भरत बटक्के सास गटक्‍्कें देखि रहे । 
इक जात पटक्के खग्ग खटक्कें सीस कटक्कें दौर गहे ॥””४ 
इस प्रकार अग्नेंजी के ऑनो-मोटो-पोइया” नामक अलंकार का उसके द्वारा सफल प्रयोग 
हो गया हे, पर उससे कविता में कहीं-कही शिथिलता भी आ गई हैं ।* 
यमक--सूदन ने इस अलकार का अपेक्षाकृत कम प्रयोग किया है। इसका केवल एक 
उदाहरण पर्याप्त होगा :-- 
“काटे तनत्रान निज प्रानन-पयान हेतु। 
सूरज ने भेज्यों बैठयों सूरज के पास से ॥?* 
डपमा--अ्रर्थालंकारों में से उपमा खूदन को अधिक रुचिकर लगा हें। सेना के प्रस्थान 
तथा युद्ध के वर्णन में कुछ स्थलों पर उन्होंने वर्षा के प्रचलित उपकरणों को ही उपमान रूप में 
ग्रहण किया हैं, यथा :- 
“फरिय सार तिहि पर अपार मुख मारु मारु रर। 
ज्यों पहार पर जलद धार बरखंत सांग सर ॥”?* 
>< >< >< 
“घद्धरा घद्धां बहरा से गजें । 
लेउ रे लेड द्ात्यूर के कीरणा ॥ 
मास आसाढ़ की आपया सी बढी। 
सूर सेना घट तोरि दिल्‍ली तठा ॥”* 
सूदन ने उपमा देने के लिए कुछ उपमान कृषि-संबंधी पदार्थों से भी लिए हैं जैसे :-- 
“प्रथम दिना पुरइन्द्न दिखायो साथ को । 


ज्यों किसान लहि सगुन करे कृषि हाथ को ।॥।* 
> >< >८ 


जब 


न्‍अिलपअककथाधर--स8 ऊन +त पलक नस कक कह न "पान न--+सनपत पका >क पाजन..3अारलननअलापानकननन-मपान «नमन 


१ सुजञान-चरिच्र, जंग १, अंक १, छु० ४७-१०, पृ० २-३२ + वही, जंग ६, अंक हितीय, 
छुं० ३२-७, ४१-३, पू० १७२-३, १७५ > चही, जंग वही, अ० <*, छु० १४-६8, ए० १६६-७ 
४ वही, जंग २, छुं० २, छुं० १६, प० ३२५४ वही, जं० प्र०, अं० च०, छुं० २, ए० २०-१; 
जे० पं०, ञ्रं० चख०, छु० १४, एपू० १३६-७; जं० घ०, ञ्रं० ३, छुं० €, पू० (८२; जं० बहीं, झ्र० 
वही, छुं० ११, पृ० $८६ » बही, जं० प्र०, अ० च०; छु० १२, घएृ० २६ " वही, छुं० १०; 
पू० &६ ८ बही, छ॑० १२, छए० १६४२ वही, छु० २६, ए० १६२ 
१४ 


१९४ हिंदी वीरकाव्य 


“एक ओर तें लूट मचाई, करत किसान खेत ज्यों लाईं।?? * 
कवि के द्वारा प्रयुक्त उपमा के कुछ श्रन्य उत्तम उपमान ये हैं :-- 
“तिनके सद्धि सिंह झुजान, नवग्रह जूह जैसे भान ।??* 


4 है. >< 
“जग अंत कौ ऑधियार सौ, रितु सीत कौ नीहार सौ |”? 
रर्य है. >< 


हिल 


“उततें राउ मलार जैपुर तें कूँचहि कियो। 
जैसे सलभ अपार उठे प्रजा संहार को ॥”४९ 


रूपक--सूदन ने रूपक अलंकार के अत्यंत सुदर एवं सजीव चित्र उपस्थित किये हैं | युद्ध 
का वर्णन करते हुए तीर्थराज का मनोमुग्धकारी रूपक दशनीय हैं :-- 
“अनी दोऊ बनी घनीं लोह कोह सनी धनी 
धर्ममू की मनी बान बीतत निषंग में । 
हाथी हटि जात साथी संग न थिरात श्रौन 
भारती में न्द्ात गंग कीरति तरंग में। 
भसान्ठु की सुता सी कवि सूदन निकारी तेग 
बाहत सराहत कराहत न अंग में। 
वीर रस रंग में यों आनन्द उमंग से सो 
पु पयु प्राय होत जोधन कों जंग में ॥”+ 
युद्ध-भूमि का वर्णन करते हुए काल की वाठिका का कितना मनोरम उद्येज्ञा गभित रूपक 
उसने चित्रित किया हैं :--- 
“गंदा से गुलफू गुलमेहंदी से अंतसार 
कुणय कलित तास खोपरी सुभाल की। 
नासा गुलवासा सुख सूरजमुखी से झ्ुज 
कलगी बधूक ओठ जीव दुति लाल की। 
कोकनद्‌ कर ज्यों करन गुल कोकन से 
इंदीवर नेन बाल जाल असि-माल की | 
पानी किरवानी सों हर॒यानी कर सूरज के । 
पर-भूमि फूली फुलवारी मानों काल की ॥”६ 
जिस प्रकार तुलसीदास ने कवितावली में हनुमान को 'होता? मानकर रूपक लिखा है उसी 
प्रकार सूदन ने सूरजमल को होता मानकर यह छुंद रचा हे :-- 
“धर्म-सुत-धाम जान जमुना निकट मान 
सर्व मेदजज्ञ कौ बनायौ बुच्योत पूर है। 


) सुजान-चरित्र, छु० ३, ए० १६३ * वही, छुं० ८, छ० १८२१ 3 वही, छु० ११, ए० 
3८६ वही, छुं० ४०, ए० २४७ “ वही छुं० ३, ए० २१ ' वही, छुं० ११, छ० ६७-७ 





अलंकार ५५१५ 


पन्न फल फूल सब ओऔषध समूल रस 

घट अनतूल धात धान धन मूर है । 
अंडज जरायुज और स्वेदज उद्भिज हब्बि । 

करयो पूरनाहुति चकत्ता कुल मूर है।॥ 
ओऔज की अगिन हंठ्रपुर खों अग्रिनकुंड । 

होता श्री सुजान जजमान मनसूर है ॥”"* 


इसी प्रकार युद्ध क्षेत्र सरोवर के समान, सेना मेघ और नदी सचृश्य,* सर्ेन्य सूरजभान 
विराट-पुरुष के ठल्य,* दुर्ग-विजय में बसंत आदि श्ृंगारिक सामग्री का रूपक,* युद्ध में काली- 
पूजा का रूपक,* कृष्ण द्वारा महाभारत-सागर से पांडवों की रक्षा के रूपक मे कृष्ण-स्तुति* 
सूरजमान को कृष्णावतार मानकर गोवद्धन उठाने की कथा के रूपक को घटित करना,* बन 
में नगर बसाने का रूपक* आदि में रूपक अलंकारों के प्रयोग से सजीवता का समावेश हो 
गया है । 

उद्पेक्ष-अर्थालंकारों में से उत्प्रेद्ञा का प्रयोग भी इस कवि को अधिक इष्ट रद्द है। इसके 
सफल प्रयोग को सिद्द करने के लिए दो उदाहरण पर्याप्र होंगे :-- 

“कहूँ सेल सन्नाह को फोरि बैठे | मनो भाजुजा में फनी जात पैठे ॥?* 
है >< 2८ 

“जूपुर वलय वलयानु रसनानु घुनि । मानहुँ प्रभात पंछी बानी मैंडरानी है ॥”* 

उपयुक्त अलंकारों के अतिरिक्त, श्रतिशयोक्ति,* * लोकोक्ति, १२ संदेह,** आदि के प्रयोग 
भी सुजान-चरित्र में मिलते हैं । 

ऊपर जो कुछ भी कहा गया है उससे स्पष्ट हो जाता हैं कि सूदन ने अलंकार-प्रयोग में 
पूर्ण सफलता पाई हैं । यद्यपि उनके द्वारा प्रयुक्त अलंकार इने-गिने ही हैं, पर उनका चित्रण प्राय: 
निर्दोष हुआ है। ये अलंकार उनकी कविता में स्वाभाविक ढंग से प्रयुक्त हुए हैं। वे उनकी कविता 
के भूषश हैं, दूषण' नहीं । 


गुलाब कवि 


गुलाब कवि विरचित “करहिया को रायसो” में सुंदर अलंकार-योजना की आशा करना 
आकाश-कुसुम-चयन करने के सहृश्य है। यदि यह कहा जाये कि इस कवि को अलंकार-शास्र 
का लेशमात्र भी ज्ञान नही था, तो इसमें अत्युक्ति न होगी । 





3 सुजान-चरित्र, छु० ९१, ए० १८० ' वही, छुं० ६, ए० ३६४ > वही, छु० १०, 
प्रू० ४६ ४ छुं० २, पु० ६९ * वही, छूं० ७, ४० ११७, * वही, छुं० १२, वही, ए० १८७ * 
वही, छुं० १, ए० २२४७ ५ बही, छुं० €७, ए० २६३२५ _+ वही, छु० ४०, ए० २४६ "” वही, 
छुं० १४, पू० ४२ १ वही, छुं० २१, घूृ० १६८ १२ बही, छु०२८, ए० २२१ १3 वही, छुं० ४२, 
एू० ७६; छुं० ३६, ए० १३१; छूं० २०, ए० १६०; छं० २६, पृ० १६९ ' वही, छु० १६, 
प्रू० २४० 


११५६ हिंदी वीरकाव्य 


गुलाब ने अनुप्रास,” उपमा,* उस्प्रेत्ञा,' लोकोक्ति* और सदेह" अलंकारों का प्रयोग किया 
है | उनके उदाहरण साधारण श्रेणी के हैं| इसमें इन्होंने परपरा का अनुसरण मात्र किया है। 


पद्माकर 


पदूमाकर रीतिकार और कवि थे | अलंकार प्रयोग की दृष्टि से आलोच्य-म्ंथों में हमें उनके 
कवि-रूप के ही दशन होते हैं, अलकार-लक्षण-निर्मात्ता के रूप में नहीं | हिम्मतबहादुर-विरुदावली 
तथा जगदुविनोद (केवल बीर-काव्य संबंधी छद) में पद्माकर ने सुंदर अलकार-योजना की है। 
इनके विशिष्ट प्रिय अलड्ार अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेद्ञा आदि हैं।। 
अनुप्रास--अनुप्रास इनका अत्यधिक प्रिय अलंकार है। हिम्मतबहादुर-विरुदावली के प्रायः 
प्रत्येक छंद मे अनुप्रास प्रयुक्त हुआ है। अन्य अलंकारों का विवेचन करते समय उनके उदाहरणों 
में अ्नुप्रास की भरमार मिलेगी | इस पुस्तक में हाथी और धोड़ों के वर्शन* तथा राजपूत-जातियों* 
ओर तलवारोंप की नामावली गिनाते समय पद्माकर ने अनुप्रास की कड़ी लगा दी है। कहने 
की आवश्यकता नहीं है कि ऐसे स्थानों पर, विशेषकर तलवारों की सूची के प्रसग मे, श्रनुप्रास के 
अधिक ओर अनावश्यक प्रयोग के कारण कवित्व-शक्ति को भारी धक्का लगा है। यदि पद्‌भाकर 
को इनकी अनुप्रास-प्रियता के कारण, अनुप्रास-सम्राद की उपाधि से विभूषित किया जाये, तो 
अत्युक्तिन होगी। 
उपमा--अनुप्रास के पश्चात्‌ उपमा पद्माकर काअ्रधिक प्रिय अलंकार है। घोड़ों के 
वर्णन के प्रसंग में अतिशयोक्ति मिश्रित उपमा के निम्न उदाहरण में उपमान विचारणीय हैं :-- 
“बाग लेत अति लेत फलंगनि, जिमि हनुमत किय समुद्‌ उलंघनि। 
जिन पर चढ़त सिंधु ढिग लग्गहि, मंडल फिरि-फिरि उठत उमग्गहि ।”?* 
अनुप्रास गभित उपमालकार के निम्नलिखित उदाहरण मे वर्शन का सजीव चित्र उपस्थित 
हो गया है :-- 
“तह दुक्‍्का हुक्‍्की मुक्का सुक्‍की हुक्‍का डुक्‍्की होन लगी। 
रन इक्का इकक्‍्की क्रिक्‍्का शिक्‍की फिक्का फिक्की जोर लगी ॥ 
काटत चिलता है इमि असि वाहे तिनहि सराहैं वीर बड़े । 
हूटें कटि झिलमे रिपु रन बिलमे सोचत दिल से खड़े-खड़े ॥”* 
रूपक--पदूमाकर ने सेना और युद्ध का वर्णन करने के लिए रूपक अलड्डार की विशेष 
सहायता ली है। इन स्थलों पर उन्होंने उपमान के लिए वर्षा के परंपरागत प्रचलित उपकरणों को 
ही अपनाया है। यहाँ पर केवल एक उदाहरण पर्याप्त होगा ६-- 


) ज्ञागरी अचारिणी पत्रिका, नवीन संस्करण, भा० १०, १६१८६ वि०, छुं० २-९, छु० 
२७७; छुं० ८, ४० २७८, छों० २२, ए० २८० ' वही, छुं० ३१, ए० २८१; छु० €२, ४० २८र 
3 बही, छें० १६, ए० २७९, छुं० ४६, ए० २८७, वही, छु० १८, ए० २८१, छु० &€१, छ्‌० 
र्८७,.* वही, छु० ७, ए० २७८ ' हिम्मतबहादुर-पिरुदावली, छुं० ४७-५९, छु० ८-६, 
७ वही, छुं० २०-३७, छए० ९-६ “ वही, छुं० १६२-२०१,; ए० ३६-४२, * वही; छुं० €&, ए० ६, 
१० बहीं, छु० १८३, ए० ३१३ 


अलंकार ११७ 


“तहँ रन उत्तंग मतंग माते उम्रडि बदल से रहे। 
चहुँ ओर घुरवा से घुमडि घर धूरि धारन को थहै॥ 
रमसम झरूला से बान वर चपला चमक वरछीन की। 
सननात गोलिन की भमनक जनु धनि छुकार मिलीन की ॥”?! 
उक्त छुंद में उपमा और अनुप्रास के एक साथ प्रयोग हो जाने से उसमे अधिक प्रभा- 
बोत्यादकता का समावेश हो गया है। रूपक के श्रन्य उदाहरणों के लिए ये छुंद देखे जा 
सकते हैं। * 
उत्प्रेत्चा-उद्पेज्ञा अलंकार भी इस कवि को अधिक प्रिय है। घोड़ों की चचलता का 
वर्णन करते हुए एक अच्छी अ्रतिशयोक्तिपूर्ण उत्पेक्षा इनके द्वारा प्रयुक्त हुई है :-- 
“उडत अमित गति करि करि ताछन, जीतन जनु कुलटान कटाछुन। 
थिरकत थिरकि चलत अंग अंगनि, जीतत झुमकि पौन सग संगनि ॥?! रे 
युद्ध का वर्णन करते हुए अनुप्रासय॒क्त उत्प्रेज्ञा का अनुपम उदाहरण यह है: 
“अध अधर चब्बत नही दृब्बत फूलि फब्बत समर में । 
कींचन उमैठत हरषि पैठत लोह की भर भ्रमर से || 
तहँ घालि बरछी घोर बहु अरिगन गिराये गजन ते। 
मानो गिरे कंचन कलस अज़ुन अजिर के छुजन तें ॥?४९ 


अक्रमातिशयोक्ति - पदुमाकर ने अतिशयोक्ति अलंकार के प्रयोग मे भी पूर्ण सफलता 
दिखलाई है | अक्रमातिशयोक्ति का यह कितना सदर उदाहरण है :--- 
“चली चदरे त्यों मचे हैं धडाके, छुडाके फडाके खडाके सडाके। 
छुटें सेर बच्चे भजे वीर कच्चे, ते बाल बच्चे फिरे खात दच्चे ॥॥”० 
पदूमाकर द्वारा प्रयुक्त अन्य अलंकार यमक,* संदेह,” अनन्तय,९ व्यतिक्रम," 
ललितोपमा,१ * लोकोक्ति,!? तथा उल्लेख** आदि हैं। पर ये अलंकार बहुत कम मात्रा में प्रयक्‍्त 
हुए हैं| उनकी रुचि प्रायः उन्हीं अलंकारों के प्रयोग करने में अधिक रमी है जिनका ऊपर सवि 
स्तर विवेचन किया गया है। 
इस प्रकार पद्माकर का अ्रलंकार-क्षेत्र विस्तीण होने पर मी कुछ विशिष्ट अलंकारों तक ही 
सीमित है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि कुछ स्थलों को छोड कर इन्हे अलंकार-योजना मे 
पर्या्र सफलता मिली है । पर यह स्वीकार करना पड़ेगा कि पद्माकर रीतिकाल की बेघी-बंघाई 
सीमित परंपरा से अपने को मुक्त करने में असफल रहे हैं। 


१) हिम्मतबहादुर विरुदावली छू० ८०, ए० १४ * वही, छुं० ७६, ८१, ए० वही; छे०४८- 
8, पूृ० ८ छु० १८२-३, ए० ३७ + चही, छुं० <३, ए० 8, * वही, १४७, ० २६, + वही, 
छुं० ७०, घ० १३, (अन्य उदाहरणों के लिए दे० छुं० ८७, पृ० १७, छुं० 8१, पृ० १७ ४) 
$ बही, छुं० १७१-६, पू० ३९-६३, वही, छुं० ६८, ए० १२-०३; छु० ७३, प्रु० १३ 
वही, छु० १३३, पृ० २६-७, * चही, छुं० ११९, ए० २२-३ ?* यही, छुं० वही, ४० 
वही, ! वही, छु० ११०, एू० २१-२, छु० ११३, ए० २२: वही, छुं० $-१४, घृ० ३ 


श्श्ष्र हिंदी वीरकाज्य 


जोधराज 
अलंकार-योजना की दृष्टि से इस कवि का अत्यंत साधारण स्थान है। अलंकार-प्रयोग मे 
उन्होंने परपरा का अनुकरण मात्र किया है। शब्दालंकारों और अर्थालंकारों में सब से अधिक 
प्रचलित अनुप्रास, यमक, उद्प्रेज्ञा, उपमा, रूपक तथा लोकोक्ति आदि अलंकारों का ही इन्होंने 
विशेष प्रयोग किया है | 
अनुप्रास--यह इनका अधिक प्रिय अलंकार है, एक उदाहरण देखिए ३-- 
“कल कूँजत कोकिल ऋतु बसंत । 
सुनि मोंहत जहूँ तह सकल जंत ॥ 
नर नारि भए कासंत्र अंध । 
तजि लाज काज परि काम फंदु ॥?* 
यमक--अन्य शब्दालंकार यमक के भी यत्र-तत्र दशन हो जाते हैं, यथा :--- 
“बहु बारन बारन बीर कढ़े । 
गज बाजि सु सिंदुन जान चढ़े ॥”7र 
उपमा--अ्रथीलंकारों में से उपमा के प्रयोग में इस कवि ने कहीं-कहीं पर सुंदर उपमानों 
का सुजन किया है, यथा :-- 
“तिहीं काल कविराज उप्पम विचारी। 
बहें स्पाम पबबै सु गेरू पनारी ॥”रे 
रूपक--रूपक श्रलंकार का जोधराज ने अपेक्षाकृत कम प्रयोग किया है। उसके प्रयोग 
में वही परपरागत वर्षा, मेघ तथा, त्रिजलो आदि से उपमान लिए गए हैं। हाथियो के वर्णन मे से 
एक उदाहरण देकर इस कथन की पृष्टि की जा रही है ४-- 
“बगपंति सुदंति अनन्त रजे | 
धुरवा किर सुंड छुटे भरते ॥?४ 
उत्प्रेत्ञा--उत्प्रेज्ञा कवि का सब से प्रिय अलंकार है। इसका प्रयोग करने में उसे पयात्त 
सफलता प्राप्त हुईं हैं। नीचे कुछ उदाहरण इस कथन की पुष्टि में दिए जा रहे हैं :--- 
“चढ़े चतुरंग कियो वन कोप। 
मनो अरुनोदय भान सु ओप ॥!/४ 


२५ ३ 


है न्‍ 
“बहें सील अंग परे पार होईं। 
मनो रुंड में नाग लपरटंत सोई॥। 
कटारी लगें अंग दीसंत पारं। 
मनों नारि सुर्धा कढयो पानि बार ॥ 
छुरी बार सूरं करें जोर ऐसें। 
सनो सपंनी पुच्छु दीखंत जैसें॥ 


) हम्मीररासो, छु० १०३, ४० २१ _' वही, छुं० ४४३, ए० ६० & वही, छं० ८६६ 
पृ० १७३ ४ वही, छुं० ८श्८, ए० १६६ “ वही, छूं०।११९, ४० १०४ 


अलंकार १५१६ 


लगे जोर सों यों विषाणं जवान । 
हुवे अंग पार जुटे जोर वान ॥”* 
जोधराज ने गम्योत्रेज्ञा, * उक्तविषयावस्तूत्पेज्ञा, * अ्रतिशयोक्ति, लोकोक्ति तथा * 
उदादरण ' आदि अलंकारों का भी प्रयोग किया है । 
अन्त में यह मानना पडता है कि इस कवि ने परंपरागत अलंकार-प्रयोग-पद्धति का 
अनुकरण किया है। कोई नवीन उपशनशअञ्रथवा अलंकार संबंधी अन्य विशेषता उसने नहीं अपनाई 
है| पर अपने सीमित क्षेत्र में उसने अलंकारों की अधिक संख्या अपनाई है। 


हर हम्मीररासो, छुं० 8४०३-७४, पृ० १७४-४ रे वही, छु० १३१, पछू० २७ डे वही, छु० 
१३२, ए० वही +* वही, छुं० ३४७०-३६, छु० ६६-७० ० वही, छें० २१२-३, एू० ४३-४ 
६ चही, छुं० १३३, छू० ३8३६-४० 


अध्याय --- ६ 
छंद! 

अ-सामान्य-स्थिति--नीचे के प्रृष्ठों में आलोच्यकालीन कवियों द्वारा प्रयुक्त छंंदों को 
सामान्य-परिस्थिति पर विचार किया जा रहा है। उक्त कवियों ने विविध छुंदों का प्रयोग करके रुचि- 
वैचित्र्य का परिचय दिया है :-- 

केशव ने १७ प्रकार के छुदों का प्रयोग किया है। चोपही, दोहा, छुप्पय, कवित्त, सवैया 
(मालती), उनके अधिक प्रिय छंद थे | शेष प्रकार के छद उनके द्वारा अपेक्षाकृत कम प्रयुक्य हुए 
हैं। मात्रिक छुद उन्हे अधिक रुचिकर थे। केशव ने छूदों में नवीनता लाने ओर परिवत्तन करने 
का भी प्रयत्न किया है | 

जटमल ने सात प्रकार के छुँंदों का प्रयोग किया है। इसने दोहा और छुप्पय को विशेष 
रूप से अपनाया है । जठ्मल ने केवल एक ही प्रकार के वर्णवृत्त, मोतीदाम का' प्रयोग किया 
है। उनके द्वारा प्रयुक्त शेष छुंद मात्रिक है| 

मतिराम के ललितललाम में दोहा, कवित्त और मालती सबैया का विशेष ओर छुप्पय 
का सामान्य रूप से प्रयोग हुआ है | 

भूषण ने १२ प्रकार के छुंदो का प्रयोग किया है। कवित्त इनका अत्यंत प्रिय छंद है | 
इन्होंने अलंकारों की परिभाषा तथा अन्य विषयों के लिए दोहे को अपनाया है | इस कवि ने सवैया 
के चार भेदों का प्रयोग किया है जिनमें से मालती का प्रयोग सब से अ्रधिक मिलता है। 

मान कवि द्वारा प्रयुक्त २७ प्रकार के छंद मिलते हैं। इनमें से कर्वित्त (छप्पय), उद्धोर, 
कामुकी बॉताण, गीतामालती, गुणबेलि, दोहा, दंडमाली, दडक, निसानी, पद्धरी, बिज्जूमाला, 
बृद्धिनाराच, लघुनाराच, मोतीदाम, रसाबल, विश्नक्षरी, विराज, हनुफाल, हँंसचार तथा त्ोग्क का 
अधिक प्रयोग मिलता है। मान ने चंद वरदायी के समान छुप्पय के लिए कवित् नाम लिखा है | 
इन्होंने राजस्थानी छुंदों को अधिक अपनाया है। छुंदों में परिवत्तन करने और उनके रूप बदलने 
की प्रवृत्ति इनमें पर्याप्त मात्रा में वत्तमान है। 

” जायसी के पद्मापत और तुलसी के रामचरिंतमानस के समान गोरेलाल ने छत्रप्रकाश में 
केवल दोहे ओर चौपाई का प्रयोग किया है। इस प्रकार इन्होंने यह पिद्ध कर दिया है, कि उक्त 
छद॒, अवधी के ही समान ब्रजमाषा में भी सफलता एवं निर्दोषतापूबंक प्रयुक्त किए, जा सकते हैं। 

श्रीधर ने अ्रपनी रचना में १३ प्रकार के छुंदों को स्थान दिया है | इस ग्रंथ में कवित्त, 
गीता (गीतिका), छुप्पय, दोहा, पादांकुल, भ्रुजगप्रयात, मधुभार, हरिगीतिका, हरिंगीता, हुलास, 
अधिक प्रयुक्य हुए हैं। जंगनामा के इस कवि को मात्रिक छद॒ अत्यंत प्रिय रहे हैं । 


*यह प्रकरण दो भागों में विभाजित है। प्रथम भाग (अ) के अंतर्गत आलोच्य काल में 
छुंदों की सामान्य स्थिति तथा द्वितीय खंड (ब) में इस युग में अयुक्त छंद सूची एवं तद्‌ विषयक 
विवरण दिया गया है । 


छुंद ११२१ 


सदानन्द ने १४ प्रकार के छुंदों को अपनाया है जिनमें दोहा, छप्पय, त्रोटक, शुजंगप्रयात, 
गीतिका, मत्तगयंद, सवैया, चंद्रकला, त्रिभंगी, ससिवदना, संखनारी तथा सवंकल्यान की संख्या 
अधिक है। इन्होने मात्रिक तथा वर्शिक दोनों प्रकार के छुंदों का प्रयोग किया है। अधिकाश स्थलों 
पर इनके छंद दोषपूरा हैं। 

छुंदों की विविधता की दृष्टि से इस धारा के कवियों में सूदन का स्थान सवॉपरि है। इन्होंने 
१०३ प्रकार के छुंंदो का प्रयोग किया है। दोहा, सोरठा, हरगीत (हरिगीत), कवित्त, दाव (दोवे), 
हुपई, पद्धरी, पव॑ंगा, मुजंगी, संजुता, त्रिभंगी, तोमर, अरिल्ल, कड़खा, छप्पय, कुंडलिया' तथा मुक्ता.. 
दाम आदि छंद को सूदन ने अपने काव्य में विशेष स्थान दिना है। इन्होंने मात्रिक सम, मात्रिक 
अद्धंसम, माजिक विषम, वर्शिक सम, वर्ण मुक्तक आदि सभी प्रकार के छुंदों को अपनाया है। 
सूदन ने आठ मात्रा के छुंदों से लेकर चालीस मात्रा तक के मात्रिक छुंदों और दो वर्णो" से लेकर 
बत्तीस वर्णों' तक के वर्णवृत्तो का प्रयोग किया है | छुंदों के रूप-परिवत्तन करने ओर उनके नामों 
को बदलने की प्रवृत्ति द्वारा इन्होने अपने पाडित्य एवं आचार्यत्व का परिचय' दिया है| इस दृष्टि से 
केशव के समकक्ष ही नहीं वरन्‌ कतिपय बातो में ये उनसे बढ़कर ठहरते हैं | 

गुलाब कवि ने तेरह प्रकार के छुंरो का प्रयोग किया है, जिनमें से दोहा, सवैया (विशेष- 
कर मालती), कवित्त, सोरठा, छप्पय, पद्धरी ओर चौपाई को विशेष प्रकार से अपनाया गया है। 
इनके छंद लक्षणों पर प्रायः खरे नही उतरते हैं । 

पद्माकर ने हिम्मतबहादुर-विरुदावली में छः प्रकार के छुंदो का प्रयोग किया है। उनका 
सवंप्रिय छंद हरिगीतिका है। तदुपरानत हाकल, त्रिभंगी, डिल्ला, भुजंगप्रयात तथा छुप्पय' हैं। 
जगदूविनोद में कवित्त, छुप्पय, तथा दोहा का अ्रधिक प्रयोग मिलता है। जिस प्रकार सूदन ने 
प्रत्येक जंग के हर एक अंक के श्रन्त से एक हरिगीतिका की आवृत्ति कीं है, वैसे ही पद्माकर 
ने भी इस छंद को प्रयुक्त किया है | 

जोधराज ने हम्मीररासो में सन्नह प्रकार के छुंदो को स्थान दिया है। प्रयोग की दृष्टि से 
पद्धरी, शुज॑गप्रयात, छुप्पय, त्रोटक, चोपाई, इनूफाल, रसावल, मोतीदाम, लघुनाराच तथा नाराच 
विशेष उल्लेखनीय हैं। इस ग्रंथ में उन्होंने वचनिकरा को भी स्थान दिया है। मात्रिक छुंदों के प्रति 
जोधराज ने अधिक अभिरुचि प्रदशित की है। 

चोपाई, पद्धरी, हीर (हीरा, हीरक), गीतिका, गीता, हरिगीतिका, लीलावती, त्रिभंगी, 
रसावल तथा हनूफाल आदि सात्रिक छद॒; दोहा (दोहरा) तथा सोरठा अ्रद्धमात्रिक छुंद, अमृतध्वनि, 
कूंडलिया तथा छुप्पय, विषम छुदों का तीन अथवा अधिक कवियों ने प्रयोग किया है। तोमर, 
निसानी पावकुलक (पादांकुल) तथा विश्वक्षरी आदि मात्रिक छुंदों का कम से कम दो कवियों ने 
प्रयोग किया है। 

अद्धनाराच (लघुनाराच), तोटक (त्रोटक), भ्रुजंग्प्रयात, भुजंगी, मोतीदाम (मोतियदाम), 
नाराच (बृद्धिनाराच), सवैया (विशेष कर मालती, दुर्मिल) वर्शुसम, कवित्त मुक्तक का कम से कम 
तीन कवियों द्वारा तथा संखनारी (सखजारी), नगस्वरूपिनी का कम से कम दो कवियों ने प्रयोग 
किया है । 

यह कहना कि विशेष विषय के लिए कुछ विशिष्ट छुंदों का ही प्रयोग हुआ है, कठिन 

4६ 


१२२ हिंदी वीरकाव्य 


है, क्योंकि प्रायः सभी छुंदों के प्रयोग का क्षेत्र विस्तीण रहा है। तो भी कुछ विषयों एवं रसों के 
लिए कुछ छुदों का विशेष प्रकार से प्रयोग हुआ है । उनका यहाँ पर उल्लेख किया जा रहा है। 

स्तुति, बंदना आदि के लिए अधिकतर दोहा, सोरठा, छुप्पय, अद्ध नाराच, नाराच तथा 
कवित्त का प्रयोग किया गया है । 

ऋतु-वर्णन, प्रकृति-चित्रण आदि के लिए पद्धरी, दोहा, छुप्पय, अद्धनाराच, तोटक, भरुज॑ग- 
प्रयात, मोतीदाम, वचनिका; नगर, स्थल आदि की शोभा के चित्रण के लिए मोतीदाम, स्वागता, 
भुजंगी, सवैया, दंडमाली, श्रादि श्रधिक प्रयुक्त हुए हैं । 

नखशिख तथा रूप-बणन करने के लिए दौवै, दोहा, चौपाई, छुप्पय, अर्द्धनाराच, गुणा- 
बेलि, अधिक प्रयुक्त हुए हैं। श४ंगार, श्राभूषण आदि के लिए पद्धरी, दोहा, छुप्पय तथा कवित्त 
अधिक प्रचलित रहे हैं । 

हाथियों तथा घोड़ों का वर्णन अधिकतर डिल्ला, त्रिभंगी, तथा कवित्त में हुआ' है । 

युद्ध-सामग्री, युद्ध तथा वीर॒रस के लिए तोमर, रोला, सोरठा, पद्धरी, निसानी, निभंगी, 
अमृतध्वनि, कुंडलिया, संजुता, तोटक, मुजगग्रयात, भ्ुजंगी, मोतीदाम, लछमीधर, सारंग, कंद, 
चामर, च॑चला, नील, नाराच, गंगोदक, नुफा, गींतासालती, हीरक, गगनंगन, छुप्पय, कवित्त तथा 
हनूफाल श्रादि अधिकतर प्रयुक्त हुए. हैं ओर इन छंंदों में सुंदर चित्रण किए गए हैं। 

रोद रस तथा आतंक का त्रिमंगी तथा छुप्पय में अच्छा परिपाक हुआ है। बीमत्स का वर्णन 
करने के लिए त्रिमंगी, छ॒प्पय, तोटक, भ्रुज॑गप्रयात, सुजंगी और कवित्त अधिक अपनाए गए हैं । 

चौपही, चौपाई, सोरठा, दोहा, छप्पय, कवित्त, सवैया प्रायः सभी विषयों के लिए प्रयुक्त 
हुए हैं। 

इनके अतिरिक्त जिन छुंदों का उल्लेख ऊपर नहीं किया गया है वे भी प्रयोग की दृष्टि 
से अपनी विशेषता रखते हैं, पर वे विशेष महत्त्पू्ण नहीं हैं। 

इस काल में एक ही छंद के विविध नाम प्रचलित थे । इससे स्पष्ट है कि उस समय एक 
छुंद को विभिन्न प्रकार से लिखने तथा मानने की प्रवृत्ति प्रचलित थी | कुछ ऐसे छुँदों के भी प्रयोग 
मिलते हैं जिनके शास्त्रसम्मत सभी नामों का प्रयोग हुआ है। 

कुछ प्रयोग ऐसे मिलते हैं जिनसे सिद्ध होता है कि छुंदों के नाम परिवत्तित करने की 
प्रवृत्ति इन कवियों में वत्तमान थी, जैसे चौपाई के नाम जयकरी के लिए करी, मंजुमालिनी के लिए 
मालिनी रूपधनाज्षरी के लिए. रूपघना आदि नामों का प्रयोग हुआ है। अर्थ-साम्य का आश्रय लेकर 
नवीन नाम देने की प्रवृत्ति भी सृदन के कुछ छंदों में वत्तमान है, जैसे विद्युन्माला के लिए चपला, 
दिगपाल के लिए, दुरद, ईश के लिए हरि तथा हरी । इसके अ्रतिरिक्त सूदन ने मनहंस के लिए. कलहंस, 
पदम के लिए मानक्रीड़ा, हंस के लिए हंदू, बाला के लिए मोहठा का प्रयोग किया है। इन नवीन 
नामों से स्पष्ट है कि छुंदों संबंधी नदीन नामावलि के सजन में इन कवियों का अधिक हाथ था | 

ये कवि छुंदों के प्रचलित लक्षणों में मी परिवत्तन कर रहे थे । इनमे से कुछ तो दोषों के 
श्रन्तर्गत माने जा सकते हैं तथा कुछ अवश्य ही छुंदों के रूपों में नवींनता लाने के लिए और छुँद- 
शास्त्र को नवीन रूप देने के उद्देश्य से किए गए ये । 

इस युग मे दो छंदों के मेल से बने हुए. छुंदों का भी प्रयोग होता था जैसे अमृतध्वनि, 


छंद ११३ 


कुंडलिया, छप्पय, दातार, अमिराम और हुलास। हुलास (पादाकुलक-+-त्रिभंगी) और (मुजंग-* 
प्रयात + दोहा) दो प्रकार से बनायां जाता था।। सदन ने एक छंद में कवित्त तथा घनाक्तरी दोनों 
का रूपक बाँधा है । 
इन कवियों ने कुछ प्राकृत छुंदों खंधा, घत्ता, घनानन्द, गाहा, करहंची; राजस्थानी, गुणा- 
बेलि तथा कामुकी वॉतॉण आदि का प्रयोग किया है। 
उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि छंंदों के प्रयोग की दृष्टि से इन कवियों का क्षेत्र अधिक 
व्यापक रहा है। राजस्थानी, प्राकृत, संस्कृत आ्रादि के छुंदों को इन्होंने बडी उदारता से अपनाया है। 
प्राचीन समय से बहती हुई चारण-धारा के छंंदों, रीतिकाल के संकुचित त्षेत्र में प्रयुक्य छुंदों तथा 
प्रेममार्गी एवं मक्ति-धारा के छुंदों को भी इन कवियों ने अपनाया है। यहाँ तक कि वात्ता एवं 
वचनिका को भी स्थान दिया गया है। नवीन नामों का निर्माण एवं लक्षणों में परिवत्तन करके 
इन्होने छंद-शासत्र को अग्रसर करने में हाथ बठाया है | इस धारा के कवियों में सूदन का सर्वोत्कष्ट 
स्थान है। सभी कवियों ने इस क्षेत्र मे उदारता, दूरदर्शिता एवं समन्वय भावना का परिचय 
दिया है | 
(ब) छुन्द्‌-सूची 
आलोच्य काव्यों में प्रयुक्त छंदों पर विचार करने की सुगसमता की दृष्टि से उनका 
विभाजन निम्नलिखित वर्गों में किया गया है ;-- 
(१) मात्रिक छद (अ) सम, (आ) अ्रदसम, (इ) विषम (घटपदी), (६) विषम (चतुष्पदी), 
(3) मात्रिक सम दंडक | 
(२) वर्शिक छुंद (ऊ) सम (ओ) सुक्तक | 
(३) अनिश्चित छुंद (औ) माजत्रिक (अं) वर्णिक । 
नीचे इसी क्रम से छुंदों पर विचार किया जा रहा है। प्रत्येक चरण में सबसे कम मात्रा 
अथवा वर्ण की संख्या के अनुसार क्रम रखते हुए. छंद के नाम के साथ उसके प्रयोग-कत्ता कवि 
का नाम तथा विशेष विवरण दे दियागया है। 
१. (अ) मात्रिक सम छन्द ( चतुष्पदी ) 
क्र० सं०. छुंद कवि विवरण 
१, मधुभार  सूदन--(5 मात्रा, अंत मे जगरण) ।" सूदन की कृति में इस छंद के चारों 
चरण एक ही पक्ति में लिख दिए गए हैं और उसमें विराम चिन्हों 
का अभाव है। इससे इसके रूप को जानने में पाठक को कठिनाई हो 
सकती है। 
२. दीपक . सूदन--+ १० मात्रा» अत में लघु )।* यह छंद संस्कृत छंद दीप (१० मात्रा 
अंत मे ॥|5। )3 से मिलता-जुलता है। यूदन ने अंत में $। रक्खा है, 
पर अंतिम दो अक्षरों से पूव के ॥ के नियम का पालन कतिपय स्थानों 


) छुंद-प्रभाकर, घू० ४३_* आक्ृतपैंगल, श्लोक १$5१-२, छू० २३१-२ 3 छुंद- 
अभाकर, ए० ४४ 


१२४ 


ऋ०स ० 


३५ 
४५ 


है 


७ 


ध्, 


४ रघुनाथ रूपक गीताँरो, परिशिष्ट, पृ० २८ '" छुंदु-प्रेभाकर, घु० ४६ 


हिंदी वीरकाव्य 


छंद कवि--- विवरण 


पर नहीं किया है। उन्होंने इस छुंद्‌ के प्राकृत रूप को अधिक अपनाया 
है । इस छुंद में युद्ध का अच्छा वर्शन किया गया है।"* 


आमीर सूदन--( ११ मात्रा अन्त में जगण )।" है 
तोमर सूदन--( १२ मात्रा, अन्त में ड। )।३ इस छुंद में सनिकों को नामावली 


श्रीधर 


गिनाई गई है और युद्ध का सुंदर वर्णन एवं बीररस का उत्तम परि- 
पाक हुआ है। 


उद्धोर मान--( ४ न 5!57 १४ मात्रा । यह मात्रा गण-वद्ध छंद है) * इसमें राज- 


सिंह के गुणों का वर्णन किया गया है। 


हाकल पदुमाकर--( १४ मात्रा, अंत में 5 | हाकल में तीन चोकल के पश्चात्‌ एक 


गुरु होता है। जहाँ पर चारों पदो में तीन-तीन चौकल न पढ़ें, वहाँ पर 
इस छुंद का नाम मानव होता है) ।" पद्माकर ने इस छंद का प्रयोग 
करने मे लक्षणों का विशेष ध्यान नहीं रक्खा है ।* कहीं-कहदी पर 
उनके छुंदों मे मात्राश्रों की संख्या कम है, यथा ;--- 
“निज खिलवतिन में हास हे, भय रूप दुरजन पास ।”?* 

उक्त उद्धरण में रेखाकित अंश में केवल १२ मात्रायें हैं 
और अन्त मे गुरु के स्थान मे लघु है। इसी प्रकार छंद ४३ के प्रत्येक 
चरण के अंत में पदूमाकर ने लघु का प्रयोग किया है | 

इससे विदित होता है कि पद्माकर शास्त्रीय नियमों से स्वतन्न 
होने की प्रवृत्ति रखते थे | उक्त स्थानों के अतिरिक्त पद्माकर ने 
मात्रादि का प्राय; सभी स्थलों पर ध्यान रक्खा है। यह छुंद उन्हे 
अत्यंत प्रिय था। इस छुंद में हिम्मतबहादुर की दान-वीरता, प्रशंसा, 


युद्ध्यात्रा, राजपूत जातियों की सूची आदि का वर्णन किया 
गया है।" 


चोपाई,  केशव--( १५ मा० अ्रंत में ड। अन्य नाम जयकरी ) १९ केशव ने इस 


चौपाही, 


छुंद के अंत में ड। तथा | का प्रयोग किया है।१" वर्णनात्मक 
कथा-प्रसंगों तथा अन्य विविध विषयों के लिए इस छुंद का प्रयोग 
किया गया है। 


करी सूदन--( १५४ मा०, अंत में 3) अथवा |5 ) | ** यह छुंद्र चौपई के समान 





) सुजानचरित्र, छु० १८, छ० ६११८-६8 ) छुं० अभाकर, ए० ४४७ ' वहीं, ए० वही 


* हिस्मतबहादुर-विरुदा- 


चली, छुं० १२, ए० ३ ४ वही, छुं० १३, ए० वही । *: वही, ए० ७ ' वही, ए० २-७ १९ 
छुं०-प्रभाकर, ४० ४७ '* वीरसिहदेव चरित्र, छुं० ७, ए० १ _7'* सुजानचरित्न, छुं० ४, प्र० 
२२४ <* 


3 


छ्द्‌ १९२५ 


ऊ#० सं० छेद कवि-- विवरण 
है। संभव है कि सूदन ने चोपाई के अन्य नाम जयकरी" का 
संक्षित रूप 'करी? चौपाई के स्थान पर प्रयुक्त किया हो, तो आश्चर्य 
की बात नहीं है । 

६, चौबोला सूदन--( १५ मा०, अत में |5 )* | कही-कहीं पर सूदन ने इसके नियम 
में परिवर्तन करके १५, १४, १६, १७ मात्रा का प्रयोग किया है |२ 
इन्होंने कतिपय स्थलों पर एक ही छुंद में वीर और श| गार-रसों का 
सफल प्रयोग कर दिया है | 

१०. अरिल सूदन--( १६ मा०, अंत में | श्रथतव ।55 )*। भरतपुर से प्राप्त सुजान-« 
चरित्र की प्रति में एक स्थल पर इस छुंद का नाम अडिह्ल दिया 
है |$ युद्ध-बर्शन के अतिरिक्त लूट में प्राप्त आभूषणों की सूची भी 
इस छुंद में दी गई है।” सुजान-चरितन्र में प्रयुक्त इस छद का अंत 
सभी स्थलों पर || से हुआ है। इस छुद में कवि की श्रवृत्ति चौकल 
के नियम को त्याग कर अंत में पूरी मात्रा मानने की रही है। 

११. खंधा सूदन-- चतुर्मात्रा के आठ गण, पूवादं तथा उत्तरार्द्ध में समान रूप )।< 
यह छंद सस्क्ृत स्कंघम्‌ का प्राकृत रूप है। भानु ने इसे अ्रद्ध-सम 
( १२, २०, १२, २० ) माना है ।* 

१२९. चोपाई केशव--( १६ सा०, अंत में 3। वजित )।*९ केशव तथा सूदन ने इसके 

जटमल, प्रति चरण में प्रायः १५ मात्राय रखकर अन्त में 5। का प्रयोग किया 
गोरेलांल, है, यथा :-- 
सूदन, आखसकरन को भो फरमान | वीरसिह को घालहि मान | 


गुलाब, 5]]।]।]5 5445। 545|55]]5। 
जोधराज १५ मा० १५ सा० 
ध ( वीरसिहदेव्चारत्र, छुं० १५, पृ० १६ )। 
तथा 
८हय गय सरोपाउ समसेर” 
|।। [।55]]<5। 
१४ सा० 


( सुजान--चरित्र, छु० ६, प्ृ० १०६ ) | इसी प्रकार इन 
कवियों के अन्य उदाहरण भी देखे जा सकते हैं ।*१ उक्त छुद्‌ 


: छुंदप्रभाकर, घृ० ४७७, वही ए० वही * सुजानचरिच्न, छु० २२ घू७० १६ »  *बही, 
छुं० ३४, ४० १४६ “" छुंदमभाकर, ए० ४८, '* सुजानचरित्र, छुं० ३०, घृ० ७६ “बही, 
छुं० ४१, ए० १७४-१, प्राकतपैंगल, श्लोक ७३-७४, प्रृ० १२३६-३१; ग्राकतपिंगलसूत्राणि, पू० 
३४-९ < छुंदप्रभाकर, ए० ८ '* वही, छए० ४६ ११ वीरसिंहदेवचरित, छुं० १६; १८ आदि, 
ए० १३, सुजानचरित्र, छु० ६ (पंक्ति २,३,४,७,३६,३०,११,३२) पृ० १०६ 


१२६ हिंदी वीरकाव्य 


क्र>. सं» छुंद कवि-- विवरण 
चौपई के नियमों पर खरे उतरते हैं। सम्भव है कि केशव और सूदन 
ने चोपाई के शास्त्रीय नियमों की श्खलाय तोड़ने का प्रयत्न किया 
हो | यह भी दो सकता है कि इन्होंने अपने आवचार्यत्व कौ प्रेरणा से 
प्रेरित होकर ऐसा प्रयोग किया हो । 
चौपाई का सबसे अधिक प्रयोग गोरेलाल ने किया है। 
इन्होंने इसके प्रयोग मे शास्त्रीय नियमों का पूर्गरूप से पालन किया है। 


यह छुंद सभी प्रकार के वणनो के लिए प्रयुक्त हुआ है। 
वर्शनात्मक प्रसंगों में इसका सफल प्रयोग हुआ है। जोघराज तथा 
गोरेलाल ने विविध रसों और कथा-प्रसगों में इस छुंद को सफलता- 
पूवंक अपना कर सिद्ध कर दिया है कि इस छुंदु का त्रजभाषा में भी 

अधिकारपूवंक निदोंष प्रयोग हो सकता है । 
१३, डिल्‍ला पद्माकर- (१७ मात्रा, अंत में भगण )।? पद्माकर ने इस छन्द में 
हाथियों, अश्वों तथा अ्रन्य विषयों का वर्णन किया है। इस छुंद द्वारा 

उन्होंने वीर फे साथ ४ गार-रस का भी सुंदर पुट दिया है ।* 
१४, पद्धरिय, मान, ( १६ मात्रा, अत में जगण )।१ इन*कवियों ने इस छंद का बहुत 
सदानंद, प्रयोग किया है। साधारणतया यह वीररस के लिए, प्रयुक्त हुआ है । 
पद्धरी सूदुन;। पर मान कवि ने वीररस के अतिरिक्त दहेज में प्राप्त सामग्री, तथा 
गुलाब, »गार के आभूषणों के वर्णन के लिए भी इसका प्रयोग किया है | 
जोधराज सूदन ने इस छद्‌ में युद्ध-सामग्री, राजपूतों के वशों एवं वीरों की 
नामावली गिनाने के अतिरिक्त युद्ध का निर्दोष वर्णन किया है।* 
युद्ध के सजीब चित्रण और वीररस के परिपाक के कतिपय सुंदर 
उदाहरण सुजान-चरित्र में मिलते हैं ।* 


जोधराज ने इस छुंद द्वारा अपने आश्रयदाता का परिचय, 
सृष्टिस्‍चना, ऋत॒वर्णन, हम्मीर-जन्म-बर्णन, युद्ध-सामग्री, पूजा-पाठ, 
श्रृंगाररस, उपदेश आदि विषयों का सफल वर्णन किया है।* 

ऐसी परिस्थिति में यह कहना कि इस छुद का प्रयोग केवल 
वीररस के प्रतिपादन में ही किया गया है, भ्रामक होगा । वास्तव में इस 


) छुंदप्रभाकर, ए० ४७ हिम्मतबहादुरविरुदावली, छुं० *३ पु० ६ छुंदुप्रभाकर, 
पृ० ४८ राजविलास, छुं० ८१-१०६, ० ११८; छु० ६७-८७, ए० १३०-२ ५ सुजानचरित्र, 
छू० ६, ४० २४-२९; छुं० १४, ए० ३००१, छु० २, ए० १२०-२ '* वही, छुं० ७, ए० $४-६; 
छुं० २५, ए० २१७-८ ) हस्मीररासो, छु० ४-३३, ए० २-७; छुं० १००-६, पृ० २१-२; 
छुं० १६६-०१, ए० ३३-४; छुं० १७९१-८७, पु० ३५-७;'छु०३४ ०-६२, घृ० ६६-७३; छुं० ६०१०२; 
पु० १२२, छु०६३२, ए०१२३; छुं० ,६९४-७, ए० १८६ 


छुंद्‌ २२७ 
क्र० सं>०. छुंद कवि--- विवरण 
छुंद का क्षेत्र अधिक विस्तृत है। केवल इतना -ही स्वीकार किया जा 
सकता है कि इस छंद मे वीर॒रस का सफलतापूवक निर्वाह किया जा 


सकता है। 
१५, पावकुलक श्रीधर--८ १६ मात्रा, ४ चोकल )” इन कवियों ने पादाकुलक छुंद को 
पावककुलक विविध नामों से पुकारा है। कहीं-कही पर इन्होंने इसके लक्षणों का 


पादकुल सूदन-पूर्ण रूप से पालन नहीं किया है ।* सुजान-चरित्र में दो छुंदों के 

नाम पादाकुलक दिए हैं, पर वे वास्तव में पव॑ंगा के नियमों पर खरे 

उतरते हैं।* भरतपुर की प्रति मे इनके नाम पव॑गा ही दिए. हैं।* 

१६, चन्द्रायन, मान--( ११, १०5७-२१ । इस छुंद की ११ मात्रा जगणान्त और १० मात्रा 


चान्द्रायण रगणान्त होती हैं।* मान ने छतिपय स्थलों पर प्रत्येक चरण की 
अंतिम मात्रा' को रगणान्त नहीं रकखा है और उनका अंत ॥ से 
किया है | 


१७, पव॑ंगा, प्लवगा सूदन--२१ (८, १३, आदि में 5अंत में ज ग)। कोई-कोई ११, 
१० पर भी यति मानते हैं।* सूदन ने इस छुंद मे ११, १० पर यति 
मानकर आदि में 5 तथा अत मे ज ग को विकल्प से माना है। इस 
संबंध में उन्हे जो सुविधाजनक प्रतीत हुआ है, उन्होंने उसी प्रयोग 
को अपनाया है |: सुजान चरित्र में, जैसा कि पावकुलक के प्रकरण 
में बताया जा चुका है, दो छंदों के नाम पावकुलक मिलते हैं, पर 
वास्तब मे वे पव॑गा छुँद दी प्रतीत होते हैं ।* 

१८. निसानी, मान--२१३ ( १३-११ अ्रंत मे ग ग )।१ * सूदन के इस छुंद के अंत मे ल 
नीसानी बूदन--ग भी मिलता है। सुजान-चरित्र के रचयिता ने इस छुंद मे मुसलमान 
पात्रों से उदू मिश्रित पंजाबी तथा राजस्थानी भाषा का प्रयोग कराया 

है | इस छुंद द्वारा युद्ध का सुन्दर वर्णन भी किया गया है ।१* 
१६, हीर, श्रीघपर--रहे मात्रा्ें (६, ६, ११ आदि में ग अन्त मं रगण )।"१* क्रेशव 
हीरा, केशव--और सूदन ने इस छंद के आरभ में ग रखने के नियम का पालन 
हीरक सूदन--नहीं किया है| सूदन के इस छुंद में वीररस का अच्छा परिपाक हुआ 


) छुंदुप्रभाकर, एू० ४७७. _* सुजानचरित्र, छु० ९, ए० ७१; जंगनासा, पंक्तियाँ १६१- 
३३६, ए० ७-१४ 3 छुं० २-३, ए० २३२ * भरतपुर की प्रति, श्ू० १४७ “८ छंंदुप्रभाकर 
पृ० ४६ * राजविलास, छुं० ७० (पंक्ति १-४), ४० ११२, छूं० ७२ (पं०क्ति १-२), घृ० 
११२, छु० ७६ (चारों पंक्ति), ए० ११३  छुन्दप्रभावर, ४० २९*-६ ५ सुजानचरित्र, छुं० 
२०, एू० १३; छुं० १४, ए० ३६ ० वही, छुं० २-३, ए० २१२ १" रघुनाथरूपक गीताँरो, 
पृ० २६६; वही, परिशिष्ट, ए० १) सुजानचरिन्न, छुं० ७, ४४-९६; छुं० ३१, ए० ७७; छुं० 
३े, ए० ८र७-८पण छुन्दुप्रभाकर, घू० ६० 


श्श्८ हिंदी वीरकाव्य 


क्र० सं» छुंद कवि-- विवरण 
है। भीधर द्वारा प्रयुक्त छेद में १४, १४८८ २८ मात्रा और अंत मे 
गल ग का प्रयोग हुश्रा है। इरविन ने श्रीधर के इस छंद को कवित्त 
माना है ।* उनका यह कथन ठीक नहीं है। 

२०. रोला सुदन--२४ ( ११, १३ )* इस छुंंद में घोड़ों का वर्णन हुआ है और लूट 

में प्राप्त सामग्री की सूची दी गई है।३ 

२१, काव्य सूदन--२१४ जिस रोला छुँंद के चारो पदों मे ११ वीं मात्रा लघु हो उसे काव्य 

कहते हैं ।* भरतपुर की प्रति मे इस छुद का नाम “कब्वि? दिया 
है| सुजान-चरित्र भे इस छुँद द्वारा ब्रज-बणन किया गया है।* 

२२, दुरद सूदन--२४ ( १५, १२) ४ ऐसा प्रतीत होता है कि सूदन ने दिगपाल 

( दिगपाल ) नामक छुंद को दुरद (द्विद ) नामदे दिया है। उनके इस छुंद में 
केवल ७ पंक्तियाँ हैं ।* 

२३. गगनंगन सुदन--२५ (१६, ६ अंत में रगण | इस छुंद के प्रत्येक पद में ५ गुरु 

(गगनागना) ओर १५ लघु रहते हैं) ।|< भरतपुर की प्रति में इसकां नाम 
४928 द्या है, जो अशुद्ध है ।* इस छुंद में रौद्र रस का वर्णन 
आहं।! 

२४. गीतिका सदन (१४, १२ अंत में लग )।११ सदानन्द तथा खूदन के छुंदों 
भूषण में १४, १४७-र८ मात्रायं और अंत में लग है ।?९ इनके ये छुंद 
सूदुन हरिगीतिका के बहुत निकट हैं। संभव है कि इन कवियों ने हरिगीतिका 

के लिए ही गीतिका नाम प्रयुक्त किया हो। यह भी हो सकता है कि उस 
समय तक गीतिका छुंद २८ मात्रा का प्रयुक्त होने लगा हो | भूषण के 
इन छुंदों में १४, १९८७-२६ मात्रा और अंत में ग लव है| अतः उन्हे 
गीता मानना अधिक समीचीन होगा । भूषण ने इस छदद में अलंकारों 
की नामावली का उल्लेख किया है।* 

२४, गीता, श्रीधर--२६ (१४, १९ अंत में गल)।१४ श्रीधर ने इस छुंद के प्रत्येक 

सुगीतिका सूदन चरण में र८ मात्राएं और अंत में लग का प्रयोग किया है। इस 
कारण से यह छुद हरिगीतिका के सामान हो गया है।१४ जंगनामा 


? बीरसिंहदेवचरित्र, छु० ६६, ए० २२; सुजानचरित्र, छु० १६, ए० १४३, जंगनामा, 
पंक्तियाँ १०२०-१२४८, ए० ४०-१, जनरल आव दी ए० सो० आव बं०, १६०० ईं०, पू० २ * 
उं छुंदुप्रभाकार, ए० ६१, सुजानचरितन्न, छु० ४, ए० ८-६, छुों० ३२, पुूं० १७२-३ ४ 
४ छुटद्प्रभाकार, ए० ६३  सुजानचरित्र, छु० ९8, ४० रशेशे-४ + छुन्दप्रभाकर, ए० ६२ 
७ सुजानचरित्र, छु० २६, ए० २४१ ५ छुष्द्मभाकर, ए० ६३ + भरतपुर की पति, ४० १५० 
१० झुजानचरित्र, छुं० १८, ए० २१६ "" छुंदुप्रभाकर, ० ६९४ ? * नागरी प्ररचारिणी पत्रिका, 
नवीन संस्करण, भा० ९, १६८१ वि०, छुं० ४४, ए० १२१-२; छु० ६२-३, पृू० १२४; सुजान- 
चरि>, छुँ० १७, ० १६३ २ भूषण-प्रंथावली, छं० ३७०३-८१, घू० ६७-४६ "४ छुन्द- 
प्रभाकर, ५० ६६ १“ जंगनासा, पंक्तियाँ ६६६-८६२, पू० २७-३६ 


छुंद १२९ 


क्र० सं» छु० कवि विवरण ह 

की पंक्ति ३०-६१ के लिए छुंद! शींपेक मिलता है। इनमें १४,१२ 

के विराम से २६ मात्रायें ओर अंत मेल ग ल अथवा ग गल है, 

अतएव इन पंक्तियों की गणना गीता छुंद के अंतर्गत ही करनी 

चाहिए। इरविन महोदय ने पंक्ति ३०-१८ को तोमर छंद ओर पंक्ति 

३६-६० को दोहरा माना है।* उनका यह मत भ्रमपूर्ण है। < 
सूदन ने इस छुंद में १४, १२९५-२६ मात्रा ओर श्रत में 

गल रखा है। संभवतः उन्होंने गीता का अन्य नाम सुगीता 


माना है।* 
२६. दाव सूदन--श८ ( १६, १२ अंत में कर्णा ग ग )।* भरतपुर की प्रति में इस 
( दोवै ) छुंद का नाम 'दोवै! दिया है।* अतएव इस छुँद का नाम “दोवै” 


ही होना चाहिए.। केवल एक छुंदु के दो पदों को छोड़कर शेष सभी 
छुदों का अत ग ग में हुआ है ।* इस कवि ने इस छुंद के द्वारा 
कृष्ण के रूप, बाल-लीला तथा गोबरद्धन-कथा आदि का वर्णन 
किया है ।* 

२७, ललितपद सूदन--२८ यह “दोवै” छुंद का अन्य नाम है।* इस छैँद के नाम से 
सूदन की एक ही छुंद के विभिन्‍न नामों के प्रयोग करने की प्रवृत्ति 
विदित होती है । 

श८., दरिगीतिका श्रीधर--२८ ( १६, १२ अत में ल ग )।" सूदन ने प्रत्येक जंग के हर एक 

पद्माकर, अंक के अंत में एक हरिगीत अथवा हरगीत की आवृत्ति की है, 
हरिगीता श्रीधर, जिसके तीन चरण तो एक से ही रहे हैं पर चौथा चरण विषय कें 
हरिगीत सूंदन, अनुसार बदलता गया है। पदुमाकर ने हिम्मतबहादुर-विरुदावली में 
हरगींतिका की अनेक स्थलों पर आवृत्ति की है, जिनके प्रथम दो 
चरण बदलते गए हैं और अन्तिम दो समान रहे हैं।' पदूमाकर को 
यह छुंद अधिक प्रिय था, यहाँ तक कि सम्पूर्ण ग्रंथ में २११ छूंदों में 
यह छुंद १०८ बार प्रयुक्त हुआ है | सूदन ने भी इस छुद को ३० 
बार अपनाया है। प्रकृति-चित्रण, युद्ध-बण न, ईश्वर भे विश्वास तथा 
उपदेश आदि के लिए. इस छुद॒ का प्रयोग किया गया है ।१ ९ 


) जंगनामा, ४० २-३; ज० आव ए० सो० आव बं०, १६०१ ई०, ५०.२ * सुजानचरित्र, 
छुं० ३२, ० २९७ > छुंद प्रभाकर, ए० ६६-७ “४ भरतपुर की प्रति, पू० १६० * सुजाम- 
चरित्र, छु० ४०, ४० २३०. वही, छुं० ३७-४७, पृ० २२६-३२ *" छुंद-पअभाकर, धू० ६७ 
* वही, ४० वही. सुजानचरित्र, छु० ३०, ४० १६२; हिम्मतबहादुर-विरुदावती, छु० २, ए० 
६-२” सुजानचरित्र, छुं० ९, ए० ८१-८२; हिम्सतबहादुर-विरुदावली, छुं० ४१-३, घ०११- 
६; छु० ६६-१०३, पूृ० $घ-२० 

१७ 


१३० हिंदी वीरकाब्य॑ 


क्र० सं० छेद कवि-- विवरण 

२६. मरहठा सुंइन--२६ (१०, ८, ११ अंत में गले ) 7 

३०, ताठक सूदव--३० ( १६, १४ अन्त से मगण )।* सूदन ने इस छुंद में १४, 
१४ और अत में मगण का प्रयोग करके निश्चित लक्षण के विरुद्ध 
मवीन प्रयोग की प्रवृत्ति दिखलाई है ।* 

३३. रचिरा सदन--३० ( १४; १६ अंत में ग )।४ सूदन ने फेवल दो चरणों का 
एक छुंद प्रयुक्त किया है, जिनके दोनों चरणों में ऋ्रशः ३१, ३२ 
मात्राय तथा अंत में ल ग॒ है । 

३२. द्ुमला सदन--र२ ( १०, ८, १४सो गुरु हें )!' भरतपुर की प्रति में इसका 
नाम दुमिल्ला दिया है | सूदन ने इस छन्द केअंत मेंलग का 
प्रयोग किया है ।* 

३३२, लीलावती सुदन--३२ (पद्धरिया का दूना, १६, १६ गुरु लघु का कोई नियम 

सदानन्द नहीं ) । 

३४, बिमंगी सान-ह२ ( १०, ८, ८, ६ अंत में ग)।* यह छुँंद पदुमाकर, सदन, 

सदानन्द, जोधराज तथा मान को अधिक प्रिय था। इन कवियों द्वारा प्रयुक्त 
सदन, इस छुँद का अंत ल ग तथा ग ग से किया गया है। हाथियों की 
पदूमाकर, सजावट, वच्तों की सूची, युद्धों का सुंदर एवं सजीव वर्णन, बीभत्स, 
जोधराज रोौद्र एवं वीररसों के चित्रण में इन कवियों ने इस छुंद का सफल 
प्रयोग किया है ।१९ 
सम-द्विपदी छंद 

३५, दुपई  * सदन--श्८ ( अन्त में ग ग )।१" सदन के एक दुपई छुंद*२ का मरतपुर 

की प्रति में) 3 मोहनी € मात्रिक अद्ध सम, १२, ७ अंत में सगण )) * 
नाम दिया है। सूदन के उक्त छंद में प्रायः १२९, ७ ओर अंत में 
ज अथवा त मिलता है। अतएव यह छंद मोहनी (मोहिनी » ही 
ठीक लगता है। 

सूदन के एक दुपई छुंद का भरतपुर की प्रति में चौपइया 
( चार मात्रा के ७ गण रखकर अंत में दो शुरु--३० मात्रा ) नाम 
) छुद्द-प्रभाकर, पू० ६६ * वही, ए० ७०  सुजानचरित्र, छु० र८, घु० २४२ 
छुंद-मभाकर, पु० ७१  सुजान-चरित्र, छु? ३, ए० २०० * छुंदु-अभाकर, छू० ७४; प्राकृत- 
पेंगल, श्लोक १६६०८, ए० ३१४-८ * सुज्ञानचरित्र, छु० १९, पू० १४; छुं० १८, घु० ७३ 
< छुंदु-प्रभाकर; ४० ७३. * वही, ए० ७२?" सुजानचरित्र, छुं० १३, ए० १०८; छ० ७-११, 
पृ० १२४-९; छु० १४-७, ४० १६६-७; छू ० ३८-३६, एप७ १७४; हिम्मतबहादुर-विरुदावली, छुं० 
१८९६-६८; हम्मीररासो, छुं० ७८३-६, एृ० १६४४-६४: राजविलास, छुं० ६-१३, पु० २०६-८ 
११ प्राकृत-पेंगलम, श्लोक १४५२-३२, छ० २४६७-६०." सुज्ञानचरित्र, छुँं० १, घु० ३१६४-२० 

१३ भततपुर की प्रति, ए० ८झर ४ छुंद-प्रभाकर, पृ० ८१ 


छुंद १३१ 
क्र०्सं०  छो० कवि विवरण 
मिलता है।" उक्त छद चौपह्या के नियमों पर खरा उतरता है और 
उसमें दो पद हैं। 
सुजान-चरित्र पृष्ठ श८० के छंद ५२ के प्रति चरण की 
अंतिम दो मात्रायें भरतपुर की प्रति के पाठ में नहीं हैं ।* यह छुंद 
झपने वत्तसान रूप में चौपइया के नियमों के अनुकूल है। 


३६. विद्वनमाल सूदन--२८ (मा०) भरतपुर की प्रति में इस छंद का नाम दुपई दिया 
है जो ठीक प्रतीत होता है।* इसीलिए, इस छुंद को मात्रिक अर्द्ध 
सम छुंदों की सूची में नहीं रक्खा गया है। 


३७, घत्ता सूदन--३१ (चतुर्मातिक सप्तग गणांतर तीन लघु, द्विपदी ) ४ सूदन ने इस 
छुंद के अंत में ल ग ल अथवा ग ग ल का प्रयोग किया है ।* 


श८., घनाननद सूदन--३१ ( आरंभ में ६ मात्रा रखकर तीन चतुष्कला देकर, ५ मात्रा 
के पश्चात्‌ दो चत॒ष्कला रखकर घतानन्द छुंद बनता है )।९ सूदन 
के इस छुंद के अंत में नगण का प्रयोग हुआ है। उन्होंने घतानंद के 
स्थान पर घनानंद नाम दिया है ।* 


(आ) मात्रिक अद्धं-सम 


३६. दोहय केशव, जग्मल--२४ ( विषम चरण में १३ और सम चरण में ११, विषम चरण के 
गोरेलाल, आदि में जगण वर्जित तथा अंत में लघु आवश्यक )|* यह छांद 

श्रीधर, आलोच्यकालीन सभी कवियों को श्रत्यंत प्रिय रह्या है | उन्होंने सभी 

सदानंद, सूदन, विषयो--सरस्वती, गणेश आदि की वंदना, राज्य-वर्शन, अंथ-निर्माण 

गुलाब, का उद्देश्य, कवि-परिचय, तिथि-कथन, अलंकार-लक्षण, आश्रयदाता 

पद्माकर, का गुण-गान, ऋतठ-वर्णन, #ंगार-चित्रण, दुर्भिक्ष, मगया, युद्ध की 

जोधराज, भूषण, तैयारी, विवाह, उपदेश, नीति, सृष्टि रचना आदि का प्रतिपादन 

सान, मतिराम, करने के लिए इस छंद का सफलतापूबंक प्रयोग किया है।* क़था- 

दोहरा केशव, मान, नक को अग्रसर करने और घटना का पाठक को परिचय देने के लिए 


) सुजानचरित्र, छु० ३२, ० १४९, भरतपुर की प्रति, ए० १००; प्राकृत-पेंगलम्‌ , श्लोक 
8७-८, ए० १६७-६  * भरतपुर की प्रति, ए० १२६९ 3 चही, ४० १६७; सुजानचरित्न, छुं० 
६-७, एू० रइेए ४ आक्ृत-पेंगलस्‌, श्लोक $६-१०१, पृ० १७०-२ " सुजानचरित्न, छुं० ४, प्र० 
१०६. 5£ ग्राकृत-पेंगल,श्लोक १०२-७, ए० ३१७३-६३ * सुजानचरितन्न, छुं० ६-८, २०२ 
+ छुंद-पभाकर, ए० ८छर ' कुछ उदाहरण ये हैं :--भूषण -प्रथावली, शिवराज-भूषण, 
छुं० ३, ८-६, 4-२, २५-३१-३, र३२े८२ आदि; राजविलास, छुं० १-६, एछ० १; छुं० ३३-७, 
पू० ७; छुं० ३६१३-७, ए० १३६; हम्मीररासो, छुं० ३४-७०, ११०, ११६, १२२, १२४, 
१६९, १७२-४ 


१३२ हिंदी वीरकाव्य 


क्र० बं० छोंद कवि-- विवरण 
जोधराज भी इस छंद को अपनाया गया है। इस प्रकार इस छंद का क्षेत्र 
अत्यंत विस्तीण रहा है । 
इस छुद के दोहा ओर दोहरा दो नाम मिलते हैं। दोहरा 
राजस्थानी प्रभाव का द्योतक है। केशव के दोहों के साथ में कतिपय 
स्थलों पर कुछ ऐसे छुंद मिलते हैं जो चोपही के नियमों पर खरे उतरते 
हैं। अतः उन्हे दोहा अ्रथवा दोहरा मानने में संकोच द्ोोता है |" 
केशव ने एक स्थान पर दोहे के प्रथम दल में आठ और सोलह पर 
यति का प्रयोग किया है ।* 
जटमल' ने एक स्थान पर एक पद्च का नाम छंद लिखा 
है।* संभवतः ये दोहा छुंद है पर इनमें बहुत से दोष हैं । 
४०, सोरठा केशव,--२४ ( विषम चरण में ११, सम मे १३, दोहे का उलठा )।४ 
जटमल, सूदन ने एक सोरदठे के प्रथम दल मे १३+ १३८७-२६ मात्राओं का 
सूदन, प्रयोग किया है। » भरतपुर की प्रति मे उक्त दल में ( तो ) शब्द 
गुलाब, नहीं दिया है, इस कारण वहाँ पर यह छुंद निर्दोष हो गया है। सूदन 
जोधराज, का यह अत्यन्त प्रिय छुदु था। इस छुंद का प्रयोग कवि-परिचय, 
गशणेश-वंदना, तंबू आदि की सूची, *गार आदि रसों के विवेचन तथा 
अन्य वर्णनों के लिए हुआ है ।* सुजान-चरित्र का एके सोरठा 
भरतपुर की प्रति में अप्राप्य है ।* सुजान-चरित्र का एक सोरठा 
भरतपुर की प्रति में दोह् माना गया है, पर वास्तव में वह सोरठा 
ही है | 
४१, हरिपद्‌ सूदन- २७ ( १६-११ )।" 
४२, उललाला सूदन--२८ (_ विषम चरण में १५, सम में १३ ) १९ । सूदन ने' प्रत्येक दल 
के अंत में गुरु का प्रयोग किया है ।११ 


(३) मात्रिक विषम-छ॑द ( षट-पदी ) 
४३. अमृतध्वनि भूषण--( एक दोहा-- एक रोला )। इसके रोला मे आठ-आठ मात्रा पर 


) वीरसिहदेवचरित्र, दोहा ६ के उपरान्त छुं० ७-१३, पृ० २, दोहा शे८ के उपरांत छुं० 
३३-१६, पृ० २१-२; दोहा ५३ के उपरांत छु० ९१-६२, ए० ४४; दोहरा ४७६ के उपरांत छें० 
४७-६६, पएृ० ४८-६ + वही, दोहा १२, ए० ६२ 3 गोराबादल की कथा, छुं० १९०, छ्ु० ३४ 
१ छुंदुभभाकर, एृ० ८७ * सुनानचरित्र, छुं० ६, ५० १० वही, छुं० १०, ४० ३; छुं० १, 
पृू० १००, छु० ३९-३७, ए० १७३-४, गोराबादल की कथा छु० ३१२७-३३, ए० ३०, हम्सीर- 
रासों, छु० २२७-३, ए० ४६ ० सुजानचरित्र, छु० शे८, ए० १४७; भरतपुर की अति, १०१ 
< सुज़ानचरित्र, छु० ६७, ए० २९१  " भरतपुर की प्रति, ए० १७७ , १* छुंदप्र भाकर, छु० 
८8 )) सुजानचरित्न, छुं० २३, ५० १४४ हे 


नर; ० सं 0 


छुंदू. कवि-- 


..» 


है छ्द १३३ 


विवरण 


सूदुन, यति, यमक को तीन बार कमकाव के साथ सजाया जाता है। कुल 


गुलाब ६ पद तथा १४४ मभात्रायें होती हैं।* 


४४, कु डलिया केशव,--[ दोहा + रोला ८ ६ 


जटमल, 


इस छुद का प्रयोग युद्ध- 
वर्णन और वीर रस के चित्रण के लिए किया गया है।* 

पद्‌-- १४४ मात्रा )।'* केशव ने कुंडलिया के 
दो दल के उपरांत ही छंद सख्या डाल दी है और एक स्थल पर एक 


सूदन, गुलाब, छुँद में केवल चार ही चरण दिए हैं।* विभिन्न कवियों ने इस 
कु'डरिया केशव छुंद द्वारा नीति तथा युद्ध आदि विषयों का वर्णन किया है।* 
४५,  छुप्य. केशव--( रोला के चार पद्‌--उल्लाला के दो पद | उल्लाला में कहीं पर २६ 


जटमल, 
भूषण, 
श्रीघर, 
सदानंद, 
सूदन, 
गुलाब, 
पद्माकर, 
जोधराज, 
मतिराम, 
छुप्पे केशव, 
छुपदू केशव, 
कवित्त मान । 


) छुंदु-प्रभाकर, ए० &४ 
३९५६-३४, पू० ६४, करहिया को रायसौ, ना० प्र० प०, भा० १०, 


२८०६-७ 


१४, है० «&८-६ 


८ चीरसिह देवचरित, छुं ० ३, 9० 
कथा, छु० १४, ४१-२९, १०३६, 


और कहीं पर २८ सात्राएँ होती हैं। कुल छः पद मिलाकर १४८ 


अथवा १४२ मात्राएं होती हैं-॥* ) 

केशव ने इस छंद के लिए छुपद नाम भी दिया है। मान 
कवि ने चंदवरदायी के समान छुप्पय के लिए. कवित्त नाम का प्रयोग 
किया है, जो राजस्थानी प्रभाव का द्योतक है। भ्रीधर द्वारा प्रयुक्त इस 
छुंद के कुछ स्थल छुप्पय की अपेक्षा अ्रमृतध्वनि के नियमों के अधिक 
निकट पहुँचते है | अतएव उन्हे अमृतध्वनि ही मानना चाहिए।* 

छुप्पय का प्रयोग स्तुति-वंदना, अवतार, आखेट, अन्न आदि 
की सूची, प्रकृति-वर्णन, नख-शिख, वात्सल्य, *इंगार, वीर, बीमत्स, 
रौद, शौर्य, आतंक, ऋतु-वर्णन आदि विविध विषयों के लिए हुआ 
है |: अतः यह नही कहा जा सकता कि इस छुंद का प्रयोग केवल 
वीररस के वर्णन मे द्वी किया जाता है। केवल इतना ही स्वीकार 
किया जा सकता है कि इस छुद' के द्वारा अन्य विषयों के अ्रतिरिक्त 
वीर रस का निर्वाह सफलतापूर्वक हो सकता है और हुआ है । सभी 
कवियों ने सभी विषयों के लिए इसे समान रूप से अपनाया हे | 


र्‌ सुजानचरित्न पे छु० ३० ॥ 2० ३८६- &ै&: भूषण-ग्रथावली, छुं० 
।६८६ बि०, छु० 8७, प्‌० 


3 छुंद-प्रभाकर, ए० ६९ * चीरसिंहदेव-चरित, छुं० ४३-९, ए१ ७६; छु० २३, ध० ८१ 
५ सुजानचरित्र, छुं० ८, ए० ११४ 


६ छुंदु-पभाकर, ए० ६६ ४ जगनामा, पंक्तियाँ १४२१- 
१; छुं० २७, ० ६८; गोराबादल की 
१३९-८; भूषण -अ्रंथावली, शिवराजभूषण , छु० २, २३२, ३६०-१॥ 


वही, शिवाबावनी, छु० ३३, मतिराम-अंथावली, जगद्विनोद, छूं० ७०९, छू० १२१८-६8, सुजान- 
चरित्र छु० $ पृ० र८; छुं० २, ए० ८; छुं० $, छ० २०, छुं० ४७६-८, ए० १७८ &, छुं० ६६ 
पृ० २९१; हम्मीरराखो, छु० २-३, १२३, १४२-३, २२२; राजविलास छुं० १०, ए० २; छुं० १८ 
पृ० ८; छु ६६, ए० १२ 


१३४ 


क्र० सँ० 


४५, 


है. 8 श्र 


दण्ड, 


४६, 


१०, 


४.१, 


१२. 


भर. 


न्च्फ 


प ४, 


डरे 


हिंदी वीरकाब्य 


छुंदट कवि विवरण 
छुप्पे. सूदन--यह छुपय का एक भेद प्रतीत होता है। सूदन ने इसका एक ही 


अभिराम 


बार प्रयोग किया है ।' 


कलस--- मान-- ( रोला+उल्लाला 9) मान कवि ने एक प्रकार के छप्पय को ही 


कवित्त 
दातार 


हुलास 


गाहा 


कंड्खा 
कड़षा 
उद्धत 


इस नाम से पुकारा है ऐसा अनुमान होता है ।* 
जोधराज--यह छंद छ॒प्पय के लक्षणों पर खरा उतरता है | अतएव यह उसका 
अन्य नाम अथवा एक भेद प्रतीत होता है ।३ 
श्रीधर--( पाद|कुलक--त्िभंगी ) |१ श्रीधर ने इस छुंद के प्रत्येक चरण 
में विभिन्न मात्राओं का प्रयोग किया है, उदाहरणार्थ पंक्ति८ए७० 
( इ८ मात्रा ); पैक्ति८७१ ( ३४ मात्रा ); पंक्ति ८७८ ( रष८् मात्रा ); 
पंक्ति ६५० ( २६ मात्रा )।* 
इस कवि ने भ्ुजंगप्रयात तथा दोहे के सम्मिश्रण से भी 
हुलास छंद की रचना को है ।* 
(३) मात्रिक विषम ( चतुष्पदी ) छंद 
सूदन - ( १२, १८, १२, १४८४७ साचा, आया छुंद का अन्य नाम ।४ 
(उ) साब्निक सम अथवा विषम दंडक ( चतुष्पदी ) 
सूदन-- (८, १२, ८, ६८-३७ मात्रा, अंत मेंय )* इस छुंद का ग्रयोग 
सूदन अपशकुन तथा युद्ध-सामग्री आदि के वर्णन के लिए हुआ है ।* 
सूदन--( १०, १०, १०, १०८८४० मात्रा, अत में ग लव )|१९ सूदन ने इस 
छुंद के द्वारा युद्ध का अच्छा वर्णन किया है |*' 


मदनहरा सूदन--( १०, ८, १४, ८ के विश्राम से ४० मात्रा, आदि में दो लघु और 


सार 


श्रंत में / एक गुरु ) ।** सूदन ने इस छंद के आदि में गुरु लघु तथा 
लघु लघु दोनों क्रमों को विकल्प से अपनाया है।'३ 
(२) वर्णिक छंद 
(ऊ) सम चतुष्पदी 
सूदन--२ वर्ण (ग ल )।१९ भरतपुर की प्रति में इसका नाम सारू मिलता 





। सुजानचरित्र, छु० १०, पृ० ६६ * राजविलास, छुं० १०३-७, प्ू० २६२-३ 


हम्मीररासो, छु० ३१७-८, ए० ६४ ४ छुंद-प्रभाकर, ए० ७२ " हुंगनामा, पंक्ति ८६६- 


३२१३, ४० ३६-९० ' वही, पंक्ति ६७०-९, ए० ४० ० छुंंद-प्रभाकर, प्ृू० &८, प्राकृत- 
पेंगलम्‌, श्लोक ९४-६१, प्रृ० १०८-१६, सुजानचरिन्न, छु० ३, घू० ६३ “ छुंद-पभाकर, ए० ७६ 
* सुजानचरित्र, छुं० २६-३६, पू० १७-८५; छुं० ८, छु० १०३६-१० १९ छुंद-प्रभाकर, छ० ७७ 
33 सुजानचरित्र, छुं० ९, ए० १६० १९ छुंद-प्रभाकर, धू० ७७ १३ सुजानचरित्र, छुं० २६-७ 
पू० २०७-८ )'॥ छुंद-प्रभाकर, पृ० ११६ 


छ्दं १३१५ 


क्रं० सं० छुंद कवि विवरण 
(सारू) है। अतणव यही नाम ठीक ज्ञात होता है | सूदन ने केवल एक ही 
(सार) छुंद का प्रयोग किया है, जिसके चारों चरण एक ही पंक्ति में लिख 


दिए, गए हैं।" 
पंप, नारी केशव--३ वर्ण ( म )।२ 
५६. हारी सूदन--५ ( त ग गे ) ।* चारों चरणों के एक ही पंक्ति में लिखे जाने और 


( द्वारीत ) विराम चिह्नों के अभाव के कारण इसके रूप को जानने में पाठक को 
श्रम हो सकता है। इसकी तीसरी पंक्ति में केवल दो ही चरण दिए 
हैं ।६ 
४७, हंद सूदन--५ ( भ ग ग ) | भरतपुर की प्रति मे इसका नास हंस मिलता है। इस 
(हंस) छुँंद का यही नाम वास्तविक प्रतीत होता है ।* 
पू८, तिलक सूदन--& वर्ण (स स)। सूदन ने इसके चारों चरण एक ही प॑क्ति में लिख 
(तिलका) दिए हैं और उसमें विराम-चिह्ों का अभाव है ।* 


४8, मंथान सूदन--६ (त त)।* 
६०. मालती सूदन--६ (ज ज॑ ) | 
६१, विजोहा खूदन--६ ( २ र )।* सूदन ने इस छुंद में युद्ध की तैयारी का अच्छा वर्णन 
किया है | ९ 
६२. संखनारी सदान॑द--६ ( यय )।"" 
(शंखनारी) 
संखजारी. सूदन--- 
६३. ससिवदना सदानंद--६ ( नये )।"* 
(शशिवदना) 
६४, करदेवी सूदन--७ ( नस ल )।११ सूदन ने इस छुंद में अपशकुनों का वर्णन किया 
(करहंस) है| भरतपुर की प्रति में इसका नाम करहँची दिया है [ ९ 
करहंची । 
६५. समानिका सूदन--७ ( रजग ) ४ 





१ सुजानचरित्न, छुं० ७६, ए० २९४ ० छुंद-पभाकर, छ० १३६ वही, ए० १२२ 
४ झुज्ञानचरित्र, छु० ४३, पएू० २४७६  “ छुंदु-मसभाकर, ए० १२२; भरतपुर की प्रति, ए० १श२; 
सुजानचरित्र, छुं० ३, ए० १८३६-६० * छुंद-प्रभाकर, पृ० १२३; सुजानचरित्र, छूं० ६, ए० १६२ 
७ छुद-पभाकर, ए० १२४ “ वही, ए० वही, + वही, ए० १२३ “*” सुजानचरित्र, छुं० 
३२३, पृ० १४६ )। छुंद-प्रभाकर, पृू० १२३ १) वही, ए० १२४ वही, ए० १२६; म्राकृत- 
पेंगलम, श्लोक ६२-३, ए० ३७४९-६४ सुजानचरित्र, छु० ७६, ए० रछ७८ " छुंद-प्रभाकर 
घू० १२९ 


१३६ हिंदी वीरकाव्य 


छुं०स० छुंद कवि विवरण 
६६. अर््धनाराच; जोधराज--८ ( ज रल ग ) यह छुद प्रमाशिका" के समान है। संभवतः 
लघुनाराच, जोधराज, इन कवियों ने प्रमाणिका छुद को ही विभिन्न नामों .से पुकारा है। 
समान इस छुंद द्वारा स्तुति, वसंत, नखशिख, राज्याभिषेक आदि का वर्णन 
किया गया है।* 


६७, नगस्वरूपिनी केशव--८ ( ज र लग )* इन कवियों ने अपनी रुचि के अनुसार ईंस छुंद 
(नगस्वरूपिणी), के दोनों नामों में से एक का प्रयोग किया है | यह छंद अ्द्धनाराच तथा 
प्रमानिका सूदन लघुनाराच के समान है। अ्रतः संभव है कि ये सब एक ही छंद के 
(प्रमाणिका) विभिन्न नाम हों । 

&८., निगालिका सूदन--८ ( जर ले गे ) यह छुंद प्रमाणिका के समान है, अतएव यह उसी 

का अन्य नाम प्रतीत होता है।हं 

६६९. मानक्रीड़ा सूदन--८ ( न सल ग ) यह छद पद्म ( कमल ) के समान है ।" अतएव 

यह उसी का अन्य नाम भासित होता है | 

७०, चपला सूदन--८(ममगग )॥।* सम्मवतः सूदन ने विद्युन्माला छुंद के लिए 
(विद्यन्माला) नवीन नाम चपला की सृष्टि की है । 

७१. तुग सुदन-- ( ननगग )॥। 

७२, मल्लिका सुदन--८ (रजगल)।" 

७३. हरि. सूदन--८ वर्ण । यह छुंद ईश (स ज ग ग)।१" के लक्षणों के समान है। 
हरी ऐसा अनुमान होता है कि सूदन ने ईश के पर्यायी नाम हरि का 
(ईश) प्रयोग किया है। यह छंद कहीं-फही पर सदोष है । 

७४, महालब्छिपती सूदून--६ ( २२२) ।१* सूदन के छुंद की प्रथम पंक्ति इन नियमों पर पूर्ण 

रूप से खरी नहीं उतरती है ।* 

७५, संजुता, सूदन--१० (स॒ज जग )।१३९ सूदन ने कहीं-कहीं पर इस नियम का पालन 
संयुता नहीं किया है ।*४ इस छुंद द्वारा युद्ध की तैयारी और युद्ध के वर्णन 

का अच्छा चित्रण किया गया है १५ 
७६. सारवती सूदन--१० (भसभग )।१९ भरतपुर की पति में इसका नाम सारबत 
मिलता है ।१* 


१ छुंद-प्रभाकर, ए० १२८ * हस्मीररासो, छूं० ७४-७०, छू० २९; छुँ० १३०-४१, ४० 
२७-८, राजविलास छुं० २-२०, ए० ८पर-३े + छुंद-प्रभाकर, ४० १५८ ४ सुजानचरित्र, छुं० 
७७; पृ० २६५४. छुंद-प्रभाकर ४० १२६ * सुजानचरित्र, छं० ३६, पृ० २४६ ० छुंद॒-प्रभाकर, 
पृ० १२७ “८ चही, ए० १२६ " वहीं, ए० १२७ ” वही, एू० ११८ * वही, १३१ 
१२ सुजानचरित्र, छुं० २०; ए० १६०-१ | छुंद-प्रभाकर, ४० १३२९२ ४ राजविलास, छेुं० 
१३ (प्रथम दो पंक्तियाँ), ए० ३० )'* वही, छुं० ११, ए४० १८९-७ ै"* छुंद-प्रभाकर, ४० 
१३४ -? भरतपुर की प्रति, ए० १७३ 





छुद १३७ 


क्र" स॑० छुंद कवि विवरण 
७७, भोहठ सुदुन--१० ( २२ रग )। सूदन रचित इस छुंद की८ वी पंक्ति के 
(बाला) उत्तराद्ध को छोड़कर शेष सम्पूर्ण छुद बाला” के नियमों के अनुरूप 


है। अ्रतएव यह बाला का ही अन्य नाम प्रतीत होता है ।* 
७८, इन्द्रबज़ सुदन--११ (ततजगग )।४ 
(इन्द्रबज्ना) 
७६. दोधक. सूदन--११ ( भभभगग)।४ 
८०, सालिनी सूदन--११ (मततगग )।* 
(शालिनी) 
८१. सुमुखी सूदन--११ ( नजजलग )।* 
८र, सैनिका.. सुदन--११ ( गुरु-लघु रूप से ११ वर्ण | सुविधा के लिए इस प्रकार भी कह 
सकते हैं--र ज रलग ) (* 
८ई, स्वागता. सुदून--११ (२ न भ ग॒ ग) ।५ सुदन ने इस छुंद द्वारा ब्रज-शोमा का वर्णन 
किया है।१* 
८४, भुजंगी सान, ११(यययग ग )।१* गुलाब रचित भ्रुजंगी छुंद भ्रुजंगप्रयात के 
सदन, समान है।** सान ने इस छंद मे १२ अथवा अधिक वर्णों का प्रयोग 
गुलाब, किया है, इसलिए इनका यह छंद भी श्रुजंगप्रयात के समान है। 
सूदन कृत इस छद में १२ अथवा १३ अथवा १४ अक्षर मिलते हैं 
जो प्राय: भुजंगप्रयात के ही समान हैं [१९ इससे सिद्ध होता है कि 
इन कवियों ने भ्ुजंगी छुद॒ के रूप में परिवतंन करना आरंभ कर दिया 
था। यह भी संभव है कि कालान्तर में भरुजंगप्रयात का ही नाम भ्ुजंगी 
प्रयुक्त होने लगा हो । इस छुंद द्वारा युद्ध-बर्णन, ब्रज-चित्रण, बीभत्स- 
रस आदि का वर्णन किया गया है | 3 
८५, तोटक सूदून--१९ (स स सस )।१४ सदानन्द के त्रोटक छुंद प्रायः सदोष हैं ।१५ 
त्रोटटः. सदन, इस छुंद में सेना-प्रयाण, युद्ध-वर्णन, प्रकुति-चित्रण, वीर, बीमत्त 





१ छुदु-प्रभाकर, ए० १३९ *+ सुजानचरित्र, छुं० ३७, ए० २४९४ 3 छुंदु-पभाकर, पू० 
१४१ ४ वही; ए० १४७६ " वही, ए० १६७ ' वही, ४० १४७ ४“ आक्वत-पेंगल, श्लोक ११०- 
4, एू० ४२२-३, आकृत-पिंगल-सूत्राणि, छ० १श८; सुजानचरित्र, छु० १८, छ० २२६ 
< छुंद-प्रभाकर, ए०१३६ ४: सुजानचरिन्न, छुं० ४० ए०२४६ छुंदु-प्रभाकर, पू७ (४८-४६ 
११ ज्ञागरी प्रचारिणी पत्रिका, नवीन संस्करण, भा० १०, १६४८६ वि०, छुं० शे८५, ४० २८४ 
१२ उुज्ञानचरित्र, छुं० १२, ए० ११-२ १3 बही, छुं० १३, ए० ९१-२; छुं० ६, छू० ८२; छु० 
६०, पू० २३६४-२९, राजविलास, छुं० २३-३६, पएूृ० ८४-७; छोे० २७-९१, पृ० १८६३-६२ 
3४ छुंदु-प्रभाकर, घू० १५२ १ ना० अ० प०, नवीन संस्करण, भा० *, १६८३ वि०, छु० १३ * 
(तीसरी और चोथी पंक्ति), ए० ११९; छु ० ६७ (अथम पंक्ति), एू० १२४ 

श्व् 


श्श्द हिंदी वीरकॉब्य 


क्र०ण्सं०. छुंद कवि विवरण 
मान, आदि का सुंदर प्रतिपादन हुआ है।" जोधराज के कुछ त्रोटक केवल 
संदानंद, दिपदी हैं ।* 
जोधराज 
८६. भुजंगप्रयात केशव--१२ (यययय )।* सदानंद ने इस छुंद में कतिपय स्थलों पर 
श्रीधर, १३ वर्णों का प्रयोग किया है। उनका यह छुदु अधिकाश स्थलों 
सदानंद, पर दोषपूर्ण है ।* जोधराज के कुछ छुंद दो पदों के हैं और छुंद ४५४७ 
सूदन, में छः पद हैं।१ सूदन का एक भ्ुजंगप्रयात दोहे के समान हैं।* भरतपुर 
पदू्माकर, को प्रति में एक छुंद का नाम सुजंगप्रयात के स्थान पर भुजंगी माना 
जोधराज गया है ।* 
इस छुंद का प्रयोग युद्ध, ऋतु, प्रकृति, बीभत्स, वीर आदि 
के वणन के लिए हुआ है 
८७, मोतीदाम - जगमल--१२ (ज जज ज )।* भरतपुर की प्रति में एक स्थल पर इसका नाम 
सान, सुतियकदाम दिया है।! ? शुल्ञाब कवि ने इस छुंद में कहीं-कही पर 
गुलाब, वर्णों काक्रम (सस सस) रखा है |!" इस छुंद में युद्ध, नगर, बाल- 
जोधराज, लीला, ऋतु आदि विविध विषयों का चित्रण किया गया है ।"* 
मुक्तादाम-जोधराज, 
सदन, 
मुतियादाम सुदन 
पल सोदक सुदन--१२ (भभभभ)।"सुदन रचित छंद की तृतीय पक्ति का उत्तराद् 
इस नियम के अनुकूल नहीं है।' ४ 
८६, लच्छीधवर, सदन--१२ (रररर )।१० युद्धकी प्रस्तुतियों तथा वर्णंनों के लिए इस छुद 
लछमीधर का प्रयोग किया गया है |१* 


१ सुजानचरिन्न, छु० १०, ए० ४२-३६; छुं० ९, ४० ११२-३; छुं० १३, ए० १८७-८; राज- 
विज्ञास, छू० १२-२६, ४० २३६४-४५; हम्मीररासो, छुं० ११६-२१, ए० २४-४६; छुं० ७२६-४६३ ए० 
१४४-८ + वही, छ॑० ४९४, €८०, ७४६, ८७८ - छुंद-प्रभाकर, पएू० ६४० ४ ना० अ० प० 
भा० ९, ११८१ वि, छं० १६, २१, २२, ए० ११६-७; छुं० २८, ए० ११८ “ हम्मीररासो, छुं० 
8६६, २१६, ४८८, ७७८ ' सुजानचरित्र, छे० १६, ए० ७७ * वही, छूं० १९, ए० ४७ “ बही; 
छुं० २९५, २९, ए० १६६; हम्मीररासो, छुं० १११-४, १६१-२१६, झ८झ८-६२० * छुंदु-प्रभाकर, 
पृ० १४४, '" भरतपुर की प्रति, ए० १४७० )) ना० प्र० पत्रिका, नवीन संस्करण भसा० १०, 
१६८६ वि०, छुं० ३४ (पंक्तियाँ ६, १०, ११ आदि), ए० २८२ ३ ) ' सुजानचरित्र, छुं० ८, एु० 
३७-८, छु० २, पू० ८९-७, राजविल्लास; छुं० ८९०१४१, ए० ४९-१३; छुं० १७५२-६२, पू० €८-६१, 
हम्मीररासो, छुं० १२२९-६, श० २६-७ १३ छुंदु-पसाकर, ए० १९५४ ४ सुजानचरित्र, छुं० १०, 
पृ०२१४३-४  )  छुंदु-प्रभाकर, ए० १९१ ' *सुजानचरिन्न, छुं० १६, ए० १६, छुं० ४; छ० २१-२, 


छुंद १३६ 


क्र० स॑० छुंद कवि विवरण 
६०, सारंग. सदन--१२ (तततत)।? इस छुंद द्वारा युद्ध-चित्रण तथा वीररस 
का पूर्ण परिपाक हुआ है।* 
६१, कंद सूदन--१३ (य य य य ल) ।३ इसमें युद्ध का श्रतीव सुंदर वर्णन हुआ है।ें 
६२ तारक सूदन--१३ (स स स स ग)।" 
६३. वसन्ततिलका सूदन-१४ (त मज ज ग ग) ।* 
६४. कलहंस सूदन--१५ (स ज ज॑ भ २) ।* सूदन द्वारा प्रयुक्त यह छुंद “मनहंस' के 
(मनहंस) समान है| ऐसा प्रतीत होता है कि सूदन ने मनहंस का नाम कलहस 
रखकर छुंदों के नाम परिवत्तित करने की प्रवृत्ति का परिचय दिया है। 
उनके इस छुंद में कही-कद्ठी पर कुछ दोष मी हैं, जैसे उसकी “चौथी! 
- ओर “पॉचवी” पैक्ति उक्त नियम पर खरी नही उतरती हैं। उनमें 
१६, १६ अद्ञर हैं ।* 
६५, चामर सूदन--१५ (र ज र॒ज र) | युद्ध-व्णन ।१९ 
६६. निशिपालिका-सूदन--१५(भ ज स न २) ।१ 
६७. मालिनी सदन--१५ वर्ण (न न मय य८,७) |** 
(मंजुमालिनी ) 
६८. चंचला सुदन--१६ (रज रज र ल)।"* 
६६, नील सूदन--१६ (भ भ भ भ भ ग) 7 
१००, नाराच केशव,--१६ (ज र॒ज र ज ग) ।१० जोधराज के कुछ नाराच छुंद श्रद्धनाराच 
सूदन, प्रतीत होते हैं और एक छंद (२६३) की प्रथम पंक्ति में १७ अक्चरों 
जोघराज, का प्रयोग हुआ है ।१९ 
बृद्धिनागाच मान, सुदन के नाराच छुंद ऊपर दिए हुए लक्षणों के समान हैं, पर उनके 
सुदन बृद्धिनाराच उससे भिन्न और (ज रल ग) के अनुरूप हैं, जिनमें कही- 
कहीं पर कुछ दोष भी आ गए हैं ।'* मान के बृद्धिनाराच उक्त लक्षणों 
के अनुकूल होते हुए मी यत्र-तत्र सदोष हैं, यथा छुद ४१ की प्रथम 
पक्ति गुरु से आरम्भ हुई है ।** केशव ने ऊपर दी हुई नाराच छुंद 


) छुंदु-प्रभाकर, ए० १९२, झुजानचरित्र, छु० ७, छ० ८६-६१; छुं० ६, ए० १८३ 
3 छुंदु-प्रभाकर, ए० १६१ सुजानचरित्र, छुं० ११, पृ० १०२-३; छु० ४२, ४० १३४६-२१; 
छुं० ३५, ए० २०६-११ ' छुंदु-प्रभाकर, घू० १६२; + वही, ४० १६८, वही, ४० १७२, 
० सुजानचरित्र, छुं० १६ छघ० १५१६-६० ० छुदु-परभाकर, ए० १७२ )” सुजानचरित्न, छु० 
&, घू० ११४-६ )। छुदु-प्रभाकर, ए० १७४ वही, छू० १७९ 'उ चही, पू० १७७ 
१४ बही, छ० १७८ !“ रघुनाथरूपक गीतारो, परिशिष्ट, ए० २७, "* हस्मीररासो, छु० २६३, 
पृ० ९६ छु० ४२०-६, घ्ृू० म९-०७.. * सुजानचरित्र, छुं० २८, ए० १६६-७ १“ राजविलास, 
पृ० ८७ 


१४० हिंदी वीरकाव्य 


क्र० सं० छुंद कवि विवरण 

की परिमाषा को स्वीकार किया है, पर उनका यह छुंद उद्धके अनुरूप 
नही है। सर्व प्रथम तो यह कि प्रत्येक चरण का आरम्म लगसेन 
करके ग ल से किया है। दूसरे वह अपने वर्तमान रूप में विराम- 
चिह्नों के इस ढंग से प्रयुक्त होने के कारण ८ वर्ण के छुंद के समान 
प्रतीत होने लगता है ।* 

सुदन, जोघराज तथा मान के नाराच छंद पंचचामर (नराच) * 
तथा प्रमाणिका के समान हैं। केशव के नराच को अपनी निजी 


विशेषता है । 
इस छुंद द्वारा युद्ध-चित्रण आदि का सुंदर-वणुन हुआ है ।* 


१०१, चर्चरी सदन-श्८ (रसजज मभ र८5८,१०) ।* 


१०२, सुंदरी सदन--२१२(मभभमभभमभमभग)। यह छंद मदिरा (मालिनी) सवैया 
(मदिरा) के समान है।* 


१०३. मालती सदन,--२३ (मे भ भ भ भ भ भग ग) ।* सूदन ने सात स्थानों पर सवैया 
फेशव, छुंद का प्रयोग किया है; जिनमें से पॉच मालतो सवैया हैं | भूषण ने 
मतिराम शिवराजभूषण में ४० तथा फुट्कर छुंदों में # मालती सबेयों का 

भूषण, प्रयोग किया है। उनके इस छुंद में एक स्थान पर कुछ दोष आा 
गुलाब, गए. हैं |“ सदानन्द को इस छुंद का मत्तगयंद नाम अधिक प्रिय था | 
मत्तगयंद. सदानन्द गुलाब द्वारा प्रयुक्त मालती सबैया प्रायः सदोष हैं।* केशव द्वारा 


प्रयक्त खवेयों में से ३ मालती हैं। उनके एक सर्वेया के प्रथम दो 
चरण मालती तथा शेष दो अरसात के समान हैं।१* 


इन सभी कवियों ने इस छुंद का प्रयोग *४ंगार-रस, दान, 


प्रशंसा आदि विषयों के लिए किया है। 
१०४, शअरसात सववेया भूषण-२४ (मे मभ भ भ भे भे २)।"* 


१०५, किरीट सवैया-भूषण-२४ (मम भभ भ भ भ) | १ भूषण के इस छुंद में यत्र-तत्र कुछ छोष 
आ गए हैं, पर गुरु लघु का ठीक ध्यान रखकर छुंद पाठ करने से उसके 
दोषों का कुछ परिहार हो सकता है ।१ 3 
) ल्ञाला भगवानदीन, केशव-कौमुदी, भा० $, एछ० ३४ (पादु-टिथ्पणी) छु० के लक्षण के 
लिए, वीरसिहदेव-चरित, छुं० $ ए० ४१, + छुंदु-प्रभाकर, छूु० १७७-८ ३ वहीं, ए० १९८ 
४ घुजानचरित्रे, छु० १४, ए० ३४; छुं० २९, ए० २१०८-२०; राजविलास, छु० ६६-८२, एछु० 
७०-७३; हम्मीररासो, छुं० ४२०-४२६, ए्‌० ८६-७ + छुदू-प्रभाकर, छए० १८७ '* छंंद-प्रभाकर, घु० 
१8६; सुजानचरित्र, छु ०१७, छ० १४२ * छुंदु-प्रभाकर, ७० २०१-२ < भूबण-अंथावली, शिवराज- 
भूषण, छु० ३५ (प्रथम दो पंक्तियां), ए०६ * ना०प्र०प०, नवीन संस्करण, भा०१०, १६८६ वि०, 
छुं० ३१, ४० २८१; छुं० ४१, ४० २८२; छु० ४६-१०, घ्ू० २८७; छुं० ६३, प० २८३ १" बीर- 
सिंहदेवचरित, छुं० ७, ए० १७-८; छुं ० १८, ए० ९९; छुं० सबैया, ए०७०३, छुं० ३२, एृ० ८४ १) 
छुंद-प्रभाकर, एृ० २०५ १ * बही, एृ० वही 3 भूबर-अंथावली, छू० ३२२, पृ० ४७ 


छुंद १४१ 


क्र- सं» छुंद कवि विवरण 
१०६. गंगोदक सवैया सूदन-२४ (र ररर२र रर २)।* युद्ध-वर्णन [* 
१०७, दुर्मिल सवैया भूषण,-२४ (सससससस स स) ।* गुलाब द्वार प्रयुक्त दुमिल सवैया की 
गुलाब, प्रथम पंक्ति में २२ वर्ण तथा चतुर्थ पंक्ति में यति भंद्भ दोष है।ें 
चंद्रकला. सूदन सदानंद को इसका चंद्रकला नाम अधिक प्रिय लगा है। 
१०८८, मनहरण सदानन्द--२४ (ज जज ज जज ज ज)।| यह छुंद मुक्तहरा का अन्य नाम 
(मुक्तटरा) सूदन  है।* 
१०६. मकुंदडामर मान--२४ (संस संस स सस स)। यह छुंद दुर्मिल सवैया के समान है।* 
११०. सवैया केशव--केशव के कुछ सवैयों की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं :--- 
छद ४, ४० ३६, प्रति चरण में ३३, ३१, ३०, ३१ वश हैं। 
छंद ४१, ४० ४२, प्रति चरण में ३१, २६, ३१, ३३ वर्ण हैं। 
छंद ४०, ए० ४७, प्रति चरण में ३१, ३१, ३१, ३१ वश हैं। 
छुंद २५, प० ८३-८४ प्रति चरण मे ३१, ३२, ३२, ३१ वर्ण हैं । 
वीरसिंहदेव-चरित के ऊपर दिए हुए छुंदों के वर्णों की गणना 
से विदित होता है कि उपयुक्त सभी छुद कवित्त के बहुत निकट पहुँच 
जाते हैं। संभवतश इस कवि ने इन छुदों की रचना इसलिए की थी कि 
वे सवैया ओर कवित्त दोनों को एक ही छुंदु में मिश्रित कर दें । इस 
धारणा की पुष्टि इससे भी हो जाती है कि केशव ने एक स्थल पर एक 
ही छुंद के सवैया और कवित्त दोनों नाम दिए हैं, यथा :-- 
(छंद २५, ४० ८३-८४) | 


(ओ) वरण-मुक्त-वृत्त 

१११, कवित्त केशव--३१ वर्ण ( प्रत्येक चरण में ८, ८, 5, ७ अथवा १६, १५ )।* यह 
भूषण, छुंद इन सभी कवियों को बहुत प्रिय था। भूषण की अधिकांश कविता 
श्रीधर, इसी छद में हुई है । पद्माकर ने इसका प्रयोग जगद्विनोद मे किया 
सदानंद, है।जोधराज ने केवल एक ही छंद लिखा है। सूदन ने ६४ स्थानों पर 
सूदन, इसका नाम कवित्त और एक स्थान पर घनाक्षरी दिया है। वीरसिंह- 
गुलाब, देव-चरित में (पृ० ३७ पर) छंद ६३ कवित्त है और उसके नीचे 
पद्माकर, की पंक्तियाँ चोपई हैं, जिनका अलग से नाम नहीं दिया 

जोधराज, गया है। 


) छुंदु-प्रभाकर, पू० २०३ * सुज्ञानचरित्र, छु० १२-४७, छु० १६२-३ 3 छुंद- 
मभाकर, ए० २०३ “* ना० प्र० प०, नवीन-संस्करक्ष, भा० १०, १६८६ वि०, छुं० €७, ए० 
रपफण. * छुदु-प्रभाकर, ए० ३०४, सुजानचरित्र, छु० २९, छ० २०७ « छुंद-प्रभाकर, ० 
२०३; सुजानचरित, छुं० २८-३८, एू० १३००-३५ छुं० ७७-६१, एू० २६४६-६०,  दुंद-प्रभाकर 
पूछ २१३-६ 


छुंद १४३ 


क्र० स॑० छु ० कवि विवरण 

१९०, गुणाबेलि मान--१४ मात्रा अ्रंत मे ग। नख-शिख-वर्णन ।* 

१२५१, दंडक मान १४मात्रा अंत मं ग ल ल अथवा लल ल | 

दंडका 

१९२, दंडमाली मान 2१४ मात्रा अंत में ग ल ग। नगर-वर्णन ।* 

श्२३, नूफा सूदन १४ मात्रा अंत मे ग ल | युद्व-बर्णन ।३ 

१२४, हनूफाल सूदन, 2१४ मात्रा अत मे ग ल। 

मान १२ मात्रा अंत में ग ल । 
जोधराज १२ मात्रा अंत में ग ल। वीररस-बरणन | 
गुलाब १४ मात्रा अंत में ग ल। 

१२५, विश्वत्री मान १६ मात्रा अंत में ग लल अथवा ल ल ल । 

वियक्खरी जोधराज १७ मात्रा अंत में लगग। 

१२६, मनोरमा सूदन १७ मात्रा अंत में ग तथा १० वर्ण (त त ते ग)।*€ं 
यह छुंद भानु द्वारा दिये हुए मात्रिक तथा वर्णिक मनोरमा छुद से 
भिन्न है ।* 

१२७, वैतवै सूदन १६ मात्रा अंत में ग ग। भरतपुर की प्रति में इसका नाम कैतव 
मिलता है ।* 

११८, सादरा सूदन २७० मात्रा आदि में लल ओर अंत में ल ग ल | 

१२६. कामुकी मान २० मात्रा अंत में ग । 

बांतांण 
१३०. अनुगीत सूदन २७ मात्रा अत में ग ल | 


१३१, गीतामालती मान 
गीतिमालती 
१३२, हंसचार मान 


र८ मात्रा अत में ल ग। कवि ने इस छुंद में युद्ध का अच्छा वन 
किया है | 
३२ मात्रा अंत में लल ग | 


(अं) वरिक 
१३३, विज्जूमाला मान ८ वर्ण (मम ग गज>४, ४) मान ने इस छुंद में प्रायः (न न ग ग) 
विद्यन्माला का प्रयोग किया है। इस प्रकार यह छंद भानु द्वारा दिये हुए लक्षणों 
से भिन्न है (९ 
ट्प्पिणी “--छुद संख्या ११५ से १३३ तक के छुंदों की परीक्षा नहीं की जा सकी 
है क्योंकि आवश्यक लक्षण ग्रंथों की प्राप्ति नहीं हो सकी। जिन लक्षण 


ड्ल्न्टा 


) शाजबिलास, छुं० ६-२२, छ० ३१०४-५६ + वही, छु० ६$६१-१००, १-३९, पू० १३४-७ 
3 झुजानचरित, छुंद ७, ए० ११३ ४ वही, छु० &, ए० २२९५,  छुंद-प्रभाकर, ए० ४७, १६७ 
* भरतपुर की प्रेति, ए० झ८ण,_ साजविलास, छुें० २-२३, ए० ८5०-२: छुं० १२-२८, पु० 
२२०-१; छुंदु-असाकर, ए० १२६ 


अनआ>->न>92 रू... कण 


०३००० 


सका तलाक ककंपकानबाण.. 3 पयअ५्ू अर 3० 


१४४ हिंदी वीरकाव्य 


क्र० स॑० छु० कवि--- विवरण 

ग्रंथों की सहायता ली जा सकी है उनमें इनके लक्षण नहीं मिलते हैं। 
अतएव ७क्त छुंदों की नामावली के साथ कवि द्वारा प्रयुक्त उनके 
रूपों का विश्लेषण कर दिया गया है जिससे उनका रूप समभने में 
सहायता मिल सके | 

बचनिका उपयुक्त छुंदों के अतिरिक्त आलोच्यघारा में वचनिका। (वार्ता) का 
भी प्रयोग मिलता है। इसके प्रयोग-कर्त्ता जोधराज हैं। उन्होंने इसके 
वार्ता, वचनिका, वार्तिक आदि नामों का प्रयोग किया है। उन्होंने 
इसमें ऋतु-वर्णन, हम्मीर-जन्म आदि का वर्णन किया है ।' 


१ रघुनाथ रूपक गीतारो, ४० २४२-९; हम्मीररासो, १० १८, ३२-३, ३४, १८०, ३८२, 
१८४९-९६ । 


अध्याय ७ 


प्रकृति-चित्रण 

सामान्य पेरिचय--हिदी साहित्य में प्रकृति का आलंबन रूप अपेक्षाकृत बहुत कम ओर 
उद्दीपन तथा अप्रस्तुत-स्वरूप प्राचुय से मिलता है। गिनी-गिनाई वस्तुओं के नास लेकर अर्थ-ग्रहण- 
मात्र कराना हिंदी कवियों का अधिकतर काम रहा है। उन्होंने सूचरम रूप-विवरण और आधार- 
आधेय की सश्लिष्ट-योजना के साथ बिब-ग्रहण नहीं कराया है। 

इसके साथ ही राज-सभाश्रों में प्रचलित समस्यापूर्ति की परिपाटी के परिणामस्वरूप 
कवि उपमा, उत्प्रेज्ञा आदि की बे-सिर पैर की अद्भुत उक्तियों द्वारा वाहवाही लूठते थे। जो 
कल्पना पहले भावों और रसों की सामग्री जुदया करती थी वह अब बाजीगर का खेलवाड़ करने 
लगी थी। 

केशव के पीछे रीतिकालीन परंपरा में एक प्रकार से प्रबंध काब्यों का बनना बंद सा हो 
गया था। आचाये बनना प्रमुख समभा जाने लगा, कवि बनना नहीं । अलंकार और नायिका-मेद्‌ 
के लक्षए-अंथ लिखकर अपने रचे हुए उदाहरण देने में ही कवियों ने अपने कार्य की समाप्ति 
मान ली थी। ऐसे फुणकर पद्म रचयिताओ की परिमित क॒ति मे प्राकृतिक दृश्य दूँढ़ना ही व्यर्थ है । 
श्रगार के उद्दीपन के रूप मे पटऋतु का वन अवश्य मिलता है, पर उसमे बाह्म-प्रकृति के रूपों 
का प्रत्यक्षीकरण मुख्य नहीं होता, नायक-नायिका का प्रमोद या संताप ही मुख्य होता है। 
आख्यान-कराव्य में हृश्य-वर्णन को बहुत कम स्थान दिया गया है। यदि कुछ वर्णन परंपरा-पालन की 
दृष्टि से है भी तो वह अलंकार प्रधान है। उपमा; उत्प्रेत्ा आदि की मरमार इस बात की स्पष्ट 
सूचना दे रही है कि कवि का' मन दृश्यों के प्रत्यक्षीकरण में लगा नही है । वह उचट उचट कर 
वूसरी ओर जा रहा है | मक्ति-धारा के कवियों में तुलसी तथा सूर ने जो प्रकृति-चित्रण किए! वे 
भी परंपरा का अनुसरण मात्र समझे जाने चाहिए |* 

उपजुक्त विवरण से स्पष्ठ होता है कि हिंदी में प्रकति-चित्र॒श प्रायः उपेक्षित रहा है। वह 
एक बधी हुईं परंपरा के अंतगत चलता रहा है। मध्य-युगीन वीर-काव्यधारा उसी परिपाटी 
का अनुकरण करती रही है । आचार्य केशव उस परंपरा के संचालक एवं पोषक हुए हैं । 

अतएव यह कहना अनुचित न होगा कि आलोच्य वीर-काव्य-घारा में प्रकृति प्राय: उपे 
छ्वित रही है। उसका जो कुछ मी थोड़ा-बहुत रूप मिलता है, वह एक परंपरागत शेली का अनुकरण 
मात्र है । इन कवियों मे से कुछ--केशव, भूषण, पद्माकर आदि आचार्य और रीति-कवि। अत- 
एवं अलंकार, चमत्कार आदि की प्रवृत्ति से उनके प्रकति-चित्रण आक्रांत हो गये थे | इस धारा के 
कवियों ने प्रकति-शैली के पौराणिक रूढ़िगत ढंग को भी अपनाया है। उन्होंने उसे विचित्र विचित्र 


१ चिन्तामंणि, भाग २, ए० १-४३; हिन्दी-काब्य में प्रकृति, ४० २०-४४; हिस्ट्री आँव्‌ 
संस्कृत लिटरेचर, भाग ३, भूमिका, ए० (हजए[-एहहाडऋ 


१४६ हिंदी वीरकीव्य॑ 


कल्पनाओं से सजाया और सँवारा है। प्रकृति को उद्दीपन के रूप में ही उन्होंने देखा है । प्रकृति 
के सहचरणा-रूप को प्रस्तुत करने को प्रवृत्ति को इन कवियों ने बहुत कम अपनाया है। संस्कृत* 
काव्य-परंपरा की आस-शैली के प्रभाव से प्रकृति का उद्दीपन-विभाव रुढ़िवाद होकर मध्ययुग की 
विभिन्न परंपराओं में उद्दीपन की विभिन्न प्रवृत्तियों से युक्त फैला हुआ है। प्रकृति नितांत अरस्वा- 
भाविक स्थिति तक पहुँची हुईं है। इसके प्रभाव से प्रस्तुत काव्य-धारा भी अछूती नहीं रह सकी 
है। ऋतु-वर्णन अपने दोनों रूपॉ>उत्तापक और उत्तेजक से युक्त है। तथा ऋतु के अवसर पर विलास 
एवं ऐश्वर्य संबंधी क्रिया-कलापों की योजना की गई है, जिसका प्रकृति से कोई संबंध नहीं रह जाता 
है। उदाहरणार्थ हम्मीर रासो का प्रकृति-चित्रण इस संबंध में देखा जा सकता है। साथ ही आरोप 
के क्षेत्र में ्थूलता तथा वैचित्रय की ओर श्रधिक प्रवृत्ति पाई जाती है । 

इस ज्षेत्र के मुक्तक ग्रंथों में परिमित क्षेत्र रहने के कारण प्रकृति को अधिक प्रधानता नहीं 
मिली है साथ ही प्रबध-काव्यों में राज-दरबारों के प्रभाव के कारण प्रकृति को अधिक प्रधानता नही मिली 
है । दोनों ही प्रकार के अथों पर ऐश्वर्य-विलास, युद्ध-बर्णन, नायक की प्रशसा, शौर्य-चित्रण, युद्ध- 
सामग्री, वीरों तथा अन्य वस्तुओं की लंबी सूचियों के कारण भी इन ग्रंथों में प्रकृति उपेक्षित रही 
है। इन कवियों की प्रवृत्ति ठाटबाट की ओर अधिक थी। अपभ्रश कवियों की साहित्यिक परम्परा में 
धार्मिक वातावरण और सामन्ती कवियों में श्ु गारिक भावना अधिक है। इसका भी प्रभाव इस 
धारा पर स्पष्ट रूप से वर्तमान है। 

इन्हीं कारणों से इस धारा में प्रकृति प्रायः उपेक्षित रही है। उसका जो कुछ भी उल्लेख 
किया गया है वह केवल परम्परा का अनुकरण मात्र है। पर कुछ कवियों ने प्रकृति के अच्छे उदा- 
हरण भी श्रपने ग्रंथों में रक्खे हैं, जिनका यथास्थान विवेचन कर दिया गया है। ये उदाहरण 
इस बात के द्योतक हैं कि इन कवियों में प्रकति-चित्रण संबंधी मौलिकता तथा स्वाभाविकता का 
एकदम अभाव न था, पर परम्परा, राजनेतिक उथल-पुथल तथा अन्य परिस्थितियों ने उन्हे ऐसा 
विवश बना दिया था कि प्रकृति की ओर देखने का उन्हें अवसर ही न मिल सका। इन्हीं 
कारणों से इस धारा में प्रकृति का वह स्वरूप मिलता है जिसकी ओर ऊपर संकेत किया जा चुका है। 

नीचे प्रत्येक कवि द्वारा निश्चित प्रकति का संत्तित परिचय दिया जा रहा है, जिससे इस 
काव्य धारा के प्रकति-चित्रण का वास्तविक ज्ञान पाठक को हो सके | 

केशव 

केशव सस्कृत के प्रकांड पंडित तथा हिंदी के आचार्य थे। इसीलिए, अपनी आचार्यत्व- 
भावना के वशीभूत होकर संस्कृत-लक्षण-अंथों के आधार पर उन्होंने कवि-प्रिया में वश्यों की एक 
तालिका उपस्थित की है। उसमें उन्होंने उन वस्तुओं के नाम गिना दिए हैं, जिनका वर्णन कवि 
को करना चाहिए। श्रपने इन्हीं लक्षणों के अनुसार परवर्ती संस्कृत-कवियों की शैली के अ्रनुकरण 
पर केवश ने प्रकृति-चित्रण किए हैं। यद्यपि 'कवि-प्रिया? की रचना उनके आलोच्य ग्रंथों के पश्चात्‌ 
हुई है, पर उसका आधार संस्कत-लक्षए-अंथ थे, जिनके सिद्धांत आलोच्य ग्रंथ निर्मित करते समय 
केशव के मस्तिष्क में वतंमान थे। इसीलिए 'कवि-प्रिया” में कथित प्रकृति-वणन संबंधी विभिन्न उदा- 
हरणो को देते हुए आगे के प्रष्ठों में केशव के आलोच्य अंथो के प्रकति-चित्रण का विवेचन किया 
जा रह्य है, जिससे उनके प्रकृति-वर्शन सबंधी विचार स्पष्ट रूप से पाठक के समक्ष स्पष्ट हो सके | 


प्रकृति-चित्रण १४७ 


'वीरपतिहदेव-चरित्र? में सूर्योदय, वेतवा, संगम, वर्षा तथा शरदू-ऋतु के वर्णन मिलते हैं। 
इन पर नीचे क्रमानुसार विचार किया जा रहा है 
सूर्योदय--केशव ने सूर्योदय का वर्णन करने के लिए अरुणता, पय-पावनता, सुनिकत 
शंख-शब्द, वेद-ध्वनि पंथ पर, यात्रियों का आना-जाना, कोक, कोकनद के संताप का दूर होना, 
कुब॒लय, तारा' आदि के दुःख का उल्लेख करना माना है।* 
वीरसिंहदेव-चरित्र मे वर्णित सूर्योदय के कतिपय छुंद रामचन्द्रिका में ज्यों के त्यों मिलते 
हैं ।* इनका यह सूर्य-वर्णन आलंकारिक है। एक ही पद्म में कतिपय अलंकारों का मिश्रण करके 
केशव ने वर्णन को गोण बना दिया है। उत्प्रेत्ा, उपमा, रूपक, संदेह, श्लेष आदि अलकारो के 
फेर में पड़कर कवि कही पर सूर्य को “अरुण मुखवाला वानर” और कहीं गगन की अ्ररणिमा को 
“बडवानल ज्वाल” की अद्भुत चमत्कारपूर्ण कल्पना करने मे अपने कत्तव्य की इतिश्री समर्त बैठता 
है ।१ “इस प्रसंग में वह स्वतः सम्भावी कल्पना के आधार पर कालिदास और भारवि का अनु- 
सरण करते हुए प्रतीत होता है । इंस वर्णन मे माघ से भीहर्ष की ओर जाने की कवि की प्रवृत्ति 
है | इन समस्त शैलियों के सम्मिश्रण का कारण यही है कि केशव ने इसे सभी संस्कृत कवियों से 
लेने का प्रयास किया है ओर साथ ही अलंकारवादी मी हैं ।”* इस कथन को समझने के लिए 


सूर्योदय-वर्शन का यह छुंद देखिए : 
“अरुन-गात अति आत पद्मिनी-आननाथ भय । 


जज्नु केसव छे गये कोकनद्‌ कोक प्रेममय ॥ 
किधों सक्र को छुम्र सद्यों सानिक-मयूष-पट। 
परिप्रन सिंदूर पूर कैधों मंगल घट। 
सुभ सोमित कलित कपाल के किल्ल कापालिक काल को | 
ललित लाल कैधो लसत दिग भामिनि के भाल को ॥?!४१ 
इस छुंद में सर्य-ब्णन की इतनी प्रधानता नही है जितनी होनी चाहिए थी | कवि ने रूपक 
हा जा से पुष्ट उत्प्रेत्ञा का प्रयोग करने के लिए चमत्कारपूण उक्तियों की ओर अधिक ध्यान 
द्या 
नदी-वर्णन--केशव ने नदी के चित्रण के प्रसंग में ये वरण्य वस्त॒यें मानी हैं :-- 
“जलचर इय गय जलज तट, यज्ञ कुंड सुनिवास । 
न्‍्हान दान पावन बढ़ी, वरणी केसौदास ॥”$ 
सी के आधार पर इन्होंने “वीरसिहृदेव-चरित? मे प्रयाग के सगम और बेतवा नदी का 
वन किया है। 
संगम-वणन--केशव ने संगम-वर्णुन में नरनारी के स्नान, आरती, वीरसिंहदेव द्वारा किए 


गए राजसी दान तथा दानार्थ लाए गए सुसज्जित हाथी को जल में प्रविष्ट कराने के पश्चात्‌ 
विविध उद्पेक्ञापूणं, उक्तियाँ कही हैं। * यथा ;-- 


१ क्वि-प्रिया, छू० २२-३, ४० «२ + वीरसिहदेवचरितन्र, छें० २२-६, ० ६ंम्-&६ 
रामचंद्रिका, पूर्वाड, छु० ८-१४, पु० ४७-६४ वीरसिहदेव-चरित, छु० २६-७, पृ० ६& 
४ काव्य और प्रकृति, पु० ३६७०,  वीरसिहदेव-चरित, छुं० २४, पृ० ६८-३३ * कवि-प्रिया, 
छुं० १२, पृ० ४० १ वीरसिहदेवचरित, छुं० १२-४३ पु० ३०-२ 


श्ड्प्र हिंदी वीरकाब्य 


“सुझ केलास सिला के माँह, मानहु सजल जलद की छाँह। 
सूरज सेत सेज मन हरें, तापर जनु शनि क्रीढ़ा करे ॥??' 
केशव ने सम्मवतश कालिदास का अनुकरण करते हुए. संगम का वर्णन किया है। कालि- 
दास का संगम वर्णन उपमा प्रधान होने पर भी अधिक स्वाभाविक है।* केशव का यह चित्रण 
परिपाटी का अनुसरण सात्र, नगर निकट संबंधी नदी की शोभा एवं राजसी ठा्-बाठ से युक्त 
ओर अलंकार-प्रधान है | 
वेतवा-वर्णब--केशव के वेतवा नदी” और रामचंद्रिका के गोदावरीएँ चित्रण में बहुत 
कुछ साम्य है। इस वन में भी धार्मिक भावों एवं अलंकारों का प्राधान्य है। 
वर्षां-वर्णन--केशव ने वर्षा-वर्णन के लिए. यह आदश माना है ३-- 
“वर्षा हंसपयान बक, दादुर, चातक मोर | 
केतक, कंज कदंब जल, सौदामिनि घनघोर ॥”“ 
इसी आधार पर उन्होंने वर्षा का चित्रण किया है। वीरसिहदेव-चरित* का वर्षा-वर्णन 
रामचन्द्रिकाः” के वर्णन के समान है। दोनो में एक ही भावना को प्रधानता दी गई है। पुराणों 
में वणित वर्षा के समान, अलंकार, उद्दीपन तथा नायिका-वर्णुन के आमास से वह युक्त है, जैसा 
कि नीचे के उदाहरण से सिद्ध होता है ;-- 
“कुसल कालिका सी सोहियें। नीलकंठ तन सन मोहियें। 
परकीया सी अभिसारिनी | सतमारग की विध्वंसिनी ॥! 
शरदू-वर्णन--केशव का शरदू-वर्ण॑न भी परपरा के संकीणं मार्ग में आबड हें । इन्होंने इस 
ऋतु के ये वण्य विषय माने हैं :--- 
“झमल अकाश प्रकाश शशि, मुद्ति कमल-कुल कास। 
पंथी पितर पयान नुप, शरद सुकेशवदास” ॥९ 
इसी आदश के आधार पर इन्होंने शरद-ऋतु का वणन किया हैं। वीरविंह-देवचरित" 
तथा रामचंद्रिका१ * का शरदू-बर्णन एक ही हैं। यह वर्णन भी अलंकारो पर आश्रित हैं। शरद 
के विविध रूपकों का प्रयोग किया गया है, जैसे सुंदरी युवती तथा नारद-मति आदि, तथा ;--- 
“वचिकुर चोर, रुचि चंदाननी | कुंद दूंत दुति मदमोचनी। 
#कुटि कुटिल सुरधनु दुति सनी । खंजरीट चचल लोचनी ॥ 
बिंबाघर शुक नासा बनी । तिलक चिल्क रुचि जाति न भनी । 
अंबर लीन पयोधर धरे । जलज हार मनु दरषित करे ॥ ??) ९ 


3 वीरसिहदेव-चरित्र पु० ३१ ३ रघुवंश, सगे ५३, श्लोक ४४ ७, पु० ४१६-२०, 
3 वीरसिंहदेव-चरित, छु० ३०-४७, पु० ६६-०० ४ रामचन्द्रिका, पूर्वाडे, छुं० २३-६९, पु० १७१-३, 
२ क्वि-प्रिया, छु० ३१, ए० ५४७ * वीरसिहदेव-चरित, छु० १-१९, पृ० ६७-८ ४ राम- 
चन्द्रिका, पूर्वार्दे छु० 8-२२, पृ० २०४-३३ " वीरसिहदेव-चरित, पु० ६७ “ कवि प्रिया, 
छुं० १३, पु० ४४ १" वोरसिहदेव-चरित, छू० १९-२१; पु० दम )) रामचेन्द्रिका, पर्वार्ड, 
छु० २३-७, पृ० २१३६-२९ ४ वीरसिहदेव-चरित, छुं० 4६-७, पु० द्ण, ; 


प्रकृति-चित्रण १४६ 


इससे प्रत्यक्ष है कि केशव के ऋतु-वर्णन भी उसी प्रकार के हैं, जिस प्रकार के अ्रन्य वर्शन। 
इन्होंने कही पर भी ऋतुओं संबंधित स्वाभाविक प्राकृतिक रमणीयता का काव्योचित वर्णन नहीं 
किया है, अतएव यह स्पष्ट हो जाता है, कि उनका मन ग्रस्त॒ुत प्राकृतिक विषयों की रम्यता में मग्म 
होना नही जानता था। वे अपग्रस्तुतों की कौतूहलपूण योजना मे लगे रहते थे। विविध श्रलंकारों, 
उद्दीपन, नीति आदि की दृष्टि से किए गये भागवत! और 'मानस” के समान उनके प्रकृति-चित्रण 
मिलते हैं | केशव परंपरा के पूरे अनुयायी एवं वाण श्रादि संस्कृत कवियों से पूर्ररूपेण प्रभावित 
थे | डा० बड़त्थ्वाल का यह मत कि प्रकृति के बीच में वे आँखें बंद करके जाते थे”) ठीक ही है। 
“वीरसिंहदेव-चरितः तथा 'रामचंद्रिका? मे एक ही प्रकार के अधिकांश प्राकृतिक चित्रणों का पार- 
स्परिक साम्य इंस बात की पुष्टि करता है, कि कवि एक ही परंपरा एवं भावना के वशीमूत था। 
इसीलिए, उक्त ग्रथों मे उससे इस प्रकार की आवृत्ति बन पडी है। प्राकृतिक दृश्यों के सौंदर्य की 
विभिन्न दृष्टियों से प्राप्त अनुभूति का हृदय की रागात्मिका वृत्ति से सामंजस्य स्थापित करके मनो 
रम प्राकृतिक-चित्रण उपस्थित करने की उनमें लेशमात्र भी क्षमता न थी 

भूतर 

भूषण ने भी इस तज्षेत्र में अन्य कवियों के समान कवि-परम्परा का श्रनुकरण किया है । 
“शुवराजभूषण” में विविध अलंकारों के उदाहरण देते समय उन्होंने प्रकृति का उल्लेख किया हे, 
पर उसे वास्तविक प्रकति-चित्रण नहीं कहा जा सकता । अ्रपने नायक का यश-सौरभ-विकीण करना 
ही उनके काव्य का मुख्य उद्देश्य था। उनके प्रकृति वर्णन उद्दीपन एवं अलंकार शैली के अन्त- 
गंत ही माने जाने चाहिए | उनके रायगढ़ वर्णन मे राजसी ठाट-बाठ, एवं शंगारिक वर्णन ही 


प्रधान हैं, यथा : हे 
“भूवन भनत जहें परसि के मनि पुहुप रागन की पा । 


प्रभु-पीतपट की प्रकक पावत सिछ्छ, मेघन की सभा ॥। 

सुख नागरिन के राजहीं कहूँ फठिक-सहलन संग में | 

विकसंत कोमल-कमल मानहुँ अमल-गंग-तरंग में ।।”* 
इसी प्रसंग मे उपवन का वर्णुन करते हुए भूषण ने वृक्षों, लताओ तथा पक्षियों के नाम 
गिनानेवाली परिपाणी का अनुकरण किया है। उनके नाम गिनाकर उन्होने अपने कारये की इतिश्री 
समभी है। वे बृत्षादि वहाँ उत्पन्न होते है या नहीं इससे उन्हे कोई प्रयोजन नही है। दाख, दाड़िम 
सेव आदि उत्तरी भारत के वृक्ष दक्षिण मे लगाकर उन्होंने देश-दोष एवं अपने अज्ञान का परिचय 
दिया है। परम्परागत लकीर का पीयना ही उन्होंने प्रधान कत्तंव्य माना है, जैसा कि इन पक्तियों से 


स्पष्ट है :-- 
“कहुँ केतकी कदुली करोंदा कुंद अरुन करवीर हैं । 


कहुँ दाख दाडिम सेब कटहल तूत अरु जंभीर है।॥। 
कितहूँ कदृंब-कदंब कहुँ हिंताल ताल तमाल है। 
पीयूष ते मीठे फले कितहूँ. रसाल रखाल हैं ॥ 


) लागरी अचारिणी पत्रिका, नवीन संस्करण, भाग १०, ११८६ वि०, पु० ३६४ २ भूषण- 
ग्रंथावली, छं० १८, ४० ४ 


१५४० हिंदी वीरकाब्य 


लसत बिहंगमस बहु लव॒नित बहु भाँति बाग महँ। 
कोकिल कौर कपोत केलि कल-कल करंत तहँ॥ 
मंजल महिर  मयूर  चहुल चातक चकोर-गन। 
पियत मधुर मकरंद करत मंकार श्ुग घन।। 
भूषन सुवास फल फूल जुत छुह्ँ रितु बसत बसंत जहँ । 
इम राजदुग्ग राजत रुचिर, सुखदायक सिवराज कह ॥”? 
इन उदाहरणों से इस कथन की पुष्टि हो जाती है कि भूषण ने आचायों की बतलाई हुई 
आप्त वाक्य वाली परिपाथी का श्रनुसरण किया है । 
अप्रस्तुत-पद्धति--उनके द्वारा चित्रित प्रकृति के रूप श्रल॑कार-परम्परा के अन्तर्गत आते हैं। 
विविध अलंकारों के उदाहरणों के लिए शिवाजी के गुणों को चुनकर भूषण ने उपमान आदि 
प्रकति से लिए हैं। इंस शैली में भूषण ने प्रथम प्रतीप, चतुर्थ प्रतीप, पंचम प्रतीप, उपमेयोपमा, 
ललितोपमा, रूपक (कलियुग-रूपक, जलघि-रूपक) परिणाम, शुद्धापह्न ति, गम्योग्मेत्ञा, भाविक, 
अत्युक्ति, अपहृू ति, यमक, वृत्यानुप्रास, उपमा, विरोधाभास, उदाहरण आदि अलंकारों को लिया 
है।* इतने अलंकारों के उदाहरणों के लिए प्रकृति के विभिन्न उपमानों का ग्रहण करना कवि की 
हस ज्षेत्र में असाधारण प्रतिभा का परिचायक है। 
भूषण वीर रस की अनेकरूपता को परिपूर्ण करने के लिए, संश्लिष्ट-योजना का सहारा ले 
सकते थे। पर उन्होंने सब स्थानों पर स्फुट योजना ही का आश्रय ग्रहण किया है। प्रबंध-काव्यों में 
ही नहीं, सफुट पद्यों में मी संश्लिष्ट-चित्रण सफलतापूबक किए, जा सकते हैं। यद्यपि यह सत्य है कि 
मुक्तक-रचना में ज्षेत्र सीमित रहता है। भूषण ने रीति-कालीन शश गाररस के प्रभाव से ऊँचे उठ- 
कर वीररस प्रधान काव्य-रचना की, पर प्रकति-चित्रश में उन्होंने केवल परंपराभ्रुक्त-शैली का ही 
अनुकरण किया; उसमें नवीन योजना कहीं-नहीं की | केवल इंतना ही उनके पक्ष में कद्दा जा 
सकता है कि अपने नायक का यशगान, अलंकार का प्राधान्य, मुक्तक-शेली तथा परम्परागत परि- 
पाणी के कारण प्रकृति उनके काव्य में उपेक्षित तथा संकुचित सीमा के भीतर प्रयुक्त हुई। पर 
परिपाठी के अनुसार प्रकृति-चित्रश करने में वे अपनी घारा के एक प्रमुख कवि हैं । 


सान 
ऋतु-विलास वर्णन--मान कवि ने अपने 'राज-विलास' में आऋतु-विलास ३ का वणुन किया 


है, जो अत्यन्त प्रसिद्ध है, पर इस वर्णन में इस कवि ने नाम गिनाने की परिपाटी का ही अनुकरण 
किया है, यथा :-- 


) भूषण-अंथावली, शिवराज-भूषण,छुं० २१-३, ए० ४-९, (अन्य उदाहरणों के लिए 
देखिए छं०१३, २०, २२) * वही, छुं० ४२, ए० ७; छुं० ४८; ए० ८; छुं० १०, छ॒० म-8; 
छु० ९४, छ० ६, छुं० ९६, पृ० १०, छुं० ६१, पु० १०-१; छु ६६, ए० १२, छुं० ८१; ए० १४, 
छुं० १०६, पृ० १६; छु० ३३३-४, ए० ९६-६०; छुं० ३४२ ए० ६१, शिवा बावनी, छु० २४; छ० 
७८; छू० २६-७, ए० ७३, छुं० ३८-९२, ए० यरे-४; छुं० ४९,)पु० ८५-६९; फुटकर, छु० ४, पूृ० ४४ 
$ राजविलास, वि० ४, छुं० १-२३; प्‌ृ० ७६-८४ 


प्रंकृति-चित्रण १५१ 


“अंबर बिलगि अंब, करनी बहु कदंब । आंबिली तरु असोक, थठठे सु अज्ञान थोक ॥५॥ 
ऑविली अगछि ओंन,इचंपकट्ट दोष चैन । अखि अखरोट अति, चारु चार जीह चखि ॥६॥ 
केतकी रु कचनार, केवेरा प्रमोद कार | पारिक पिंड षजूर, भाषिये अंगूर भूरि ॥८ा॥। 
ज्योंजा वूत नालिकेर, गुलतररा गिर मेर । चंदुन महकक चारु, दारिस सु देव दारु ॥१०॥” 
कवि ने इस वर्णन में दृरद्शिता से काम नहीं लिया है और कदंब, अशोक, अ्रखरोठ, 
पिड-खजूर, अंगूर, चंदन, देवदार आदि वृक्षों को उदयपुर के उपवन में लाकर लगा दिया है। 
इससे आगे के पत्मों में बादाम, सुपारी आदि का उल्लेख भी मान की असावधानी का परिचायक 
है । इस कोरी नामावली को परंपरानुसार न गिनाकर कवि उमका बिंब-अहण करा सकता था, पर 
उस ओर से उसने अपनी आँखे एकदम बंद कर ली हैं । 
उस वाटिका के पक्षियों का वर्णन भी परिपाठी के अनुसार ही हुआ है पर चिड़ियों के 
स्वभाव सबंधी कुछ अ्रच्छी उक्तियाँ इस कवि से बन पड़ी हैं, यथा ४-- 


“काबरि कपोत्त-पोत कोरि, तू ती फरू लेत तोरि । 
लावारु तीतर लख, चंचु चारु सेवा चख ॥१७॥”* 
इससे आगे चलकर महल, हाथी, घोड़ा, बगला आदि का उल्लेख करके इस कवि ने 
राजसी ठाट-बाट को ही प्रधानता दी है । मान कृत यह सपूर्ण प्रकृति-वर्णन परंपरा का अनुकरण 
मात्र होते हुए भी अलंकार एवं चमत्कारपूर्ण शैली से सर्वथा मुक्त है | वह राजसी उपवन का 
चित्रण है। इस दृष्टि से विचार करने पर विदित होता है कि इस उपवन-चित्रण' में केवल उन्हीं 
उपकरणों का उल्लेख किया गया है, जिनके ऐसे अवसरों पर उल्लेख करने की परंपरा चली श्राती 
थी। इस प्रसंग में पक्षियों के कलरब, पुष्पों के प्रफुल्लित होने, शीतल-मंदु-सुगगंघ वायु के 
प्रसरण, ऋतु-वणन आदि के द्वारा बिंब-प्रहण कराया जा सकता था, पर मान कवि ऐसा करने में 
असफल रहे हैं । 
वर्षा-वर्शचन--“राज विलास? में एक स्थल पर वर्षा-वर्णन अत्यंत स्वाभाविक एवं मनोरम 
बन पड़ा है | आसाढ़ में आकाश में उठते हुए मेथों का चित्र अंकित करते हुए कवि 
कहता है ;-- 
“अति पावस उल्हरिय करिय कंठल घुरकाली | 
आसा बंधि असाढ़ हरष करसणि कर हाली ॥ 
बदल दल बित्थुरिय चार चपला चमकंतह । 
गज्ज घोष गम्भीर मोर गिरि सोर मचंतह ॥ 
आदीत सोम छुवि आवरिय घण आयो धमसाण घण । 
बरसंत बुन्दु बड-बड़ विमल जलघर बलल्‍लभ जगत जण ॥३६॥?” 


कहीं-कहीं पर मान ने प्रकृति-चित्रण सुद्रम-निरीक्षण एवं विस्तृत विश्लेषण कौ प्रतिभा का 
भी परिचय दिया है, यथा :-- 


१ राजबिलास, छ० ८० २ बही, ए० ८१ 3 बही, छुं० शेघ-२*७, पू० म-३० 
१ वही, ए०८ 


१५२ हिंदी वीरकाव्य 


“जल बहत जोर पलहलत खाल, पय घार पतत दृगगग ग्रनाल । 
पष्पीह चीह पिउ पिउऊः पुकार, भूररूह विहस्सि अह्वार भार ॥४३॥ 
>< >< ५८ 
टपकंत बुंद तरु पच्व डाल, मंडव सुकीन त्रुम बल्लि माल। 
बग टग लगाय पावस बहूंटठ, दारा सु बकी पतित्रता दिदुठ ॥*२॥ 
सारंग करत गायन सुजान, रीमंत जेह सुनि राय राण। 
मल्हार घटत माचंत भेह, नर नारि चित्त बाधंत नेह ॥€७॥१ * 
इस संपूण वर्णन द्वारा मान ने वर्षा का बिब-अहण कराने में पूर्ण सफलता प्राप्त की है और 
उसके प्राय; सभी प्रमुख अंगों की विवेचना करके अपनी सुर्स बुद्धि का परिचय दिया है। 
पुराणों में वर्शित कृष्ण द्वारा गोबद्ध न उठाने के कथानक को लेकर मान कवि ने वर्षा 
का रूपऊ बाधा है| इसका परिगणन परम्परागत पौराणिक ऋतु-वर्णन के अंतर्गत ही किया जाना 
चाहिए ।* इसी प्रकार राजसर प्रसंग में वर्षा का केवल उल्लेख भर किया गया हैं, उसका 
विह्तृत एवं स्वाभाविक वर्णन नहीं।* 
देवमूत्ति-अचेना मे चंपक, गुलाब आदि सुरमित पुष्पों का चढ़ाया जाना और उन पर 
भौरों का मडराना दिखलाया जाना, कुछ अस्वाभाविक सा लगता है। अच्छा होता यदि भौंरो का 
उल्लेख किसी वाटिका के प्रसंग में किया गया होता । देवालय प्रसंग में यह कुछ अस्वाभाविक 
तथा परिपाणी-पालन का परिचायक है।ईं 
कवि मान ने चित्रकोट-वर्णन" में सरोवरों, कुण्डों आदि; उदयपुर* के सुंदर वर्णन; 
राजसरोवर* के बनवाने के प्रसंग में नदी तथा पवत आदि का उल्लेख किया है, पर वह सभी प्रासंगिक 
एवं परंपरागत है। कवि का ध्यान प्रकृति-चित्रण की ओर अधिक नहीं गया है | ऐसा विदित होता 
है कि उन प्रस॑गों में उनकी बुद्धि अपने प्रधान विषयों--उदयपुर, राजसरोवर की नीव, बॉध बॉधघने 
तथा महल बनवाने आदि में अधिक रमी है, क्योंकि उन्होंने इन सभी का वर्णन सक्ष्म-विस्तारयुक्त 


किया 
हे का प्रकृति के कोमल एवं मधुर रूप का वर्णन करने में जितने सिद्धहस्त थे, उतरने हीं'** 

चतुर उसके उग्र एवं रुक्ष स्वरूप के चित्रण से भी | मरुभूमि के निवासी इस कवि के लिए. यह 
स्वाभाविक भी था । दुभिक्ष* का वर्णन करते समय उन्होंने प्रकृति के इसी उम्र रूप को लिया है| 
वर्षा के न होने से मरुस्थल की दशा नीचे के पद्च में देखिए :--- 

“पश्चिम पवन प्रचंड बजत-अहिनिसि सु बंध बिनु । 

अथिर उतारु आम प्रात-अहरेक बहत पृवि ॥ 

क्र अधिक करि किरन तपत मध्यानहि तापन। 


प्रचलित पश्चिम पहुर अनिल शीतल असुहावन ॥। 


१ राजविलास, ए० ६-१०; (देखिए अध्याय &, अलंकारांतगंत रूपक का उदाहरण, 
प्ृ०. १०८) '* राजविलास, छुं० (८, ए० ११८ 3 वही, छुं० १४६, एझ० १४२ ४ वही, 
छुं० ८१-२, ए० ११२५ वहीं, छुं० २-३, ए० १६ * वही, छु० ६०-१४७, पु० ४३-५४ 
५ चही, छुं० १०२९-११, पु० ३१३९-३६ 


प्रकति-चित्रण ११३ 


निशि तार नज्षत्न निम्मंल निखरि बदल विद्युत गाज बिन । 
भय भीत चिन्ह दुरभत्ष के देखि सकल जग भौ दुमन ॥”* 
मान ने 'नख-शिख' वर्णन में प्रकृति से उपमान लेने की पद्धति का भी अनुकरण किया है, 
जैसा कि इस उदाहरण से स्पष्ट है ;-- 
“अरबिद पुष्ष कि मीन अक्ष सु चल पंजन पेषियं | 
सारंग शिशु इग॒ सरिस सुन्दर रेह अंजन रेषियं ॥ 
संभृत्त जुग जनु सुधा संपुद विश्व सकल विहारनी | 
अद्भुत अनूप मराल आसनि जयति जय जगतारनी॥२४॥” ४ 
सेना के प्रयाण में हाथियों की उपमा मेधों से देना, सेना को भादों की मेघ-माला मानना) 
तथा मद चूते हुए. हाथियों के पास भौंरों का गुंजारना आदि परंपरागत-अग्रस्तुतों का अयोग भी 
मान कबि ने किया है |* ॥॒ 
अप्रस्तुत में अतिशयोक्ति के प्रयोग का एक उदाहरण नीचे दिया जाता है :--- 
“सहियल जिले मंडान देखिये जिते दिगन्तह। 
सूर जिते संचरें पवन जिते ,पसरक्तह । 
जिते दीप अरु जलधि जानि ससि तारक जहेँ लग । 
जिते बृष्टि जलधार जिते नर नारि रूपे जय ॥ 
इल जितीक अष्ट कुली अचल बसुमति देखिय सम विषम । 
कवि मान कहे, दिद्दो न कहुँ सरवर राज समुद्र सम ॥१७२।।”४ 
उपयुक्त संक्षिप्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि कवि मान ने प्रकृति के विविध रूपों को 
विभिन्न दृष्टियों से देखने और समझने का प्रयत्न किया है। इन्होंने परम्परागत नाम गिनाने की 
परिपाटी, नखशिख-वर्णन में प्राकृतिक उपमान, अपग्रस्तुत-पद-योजना, प्रकृति के उम्र-रूप तथा 
आलंबन आदि सभी स्वरूपों को अपनाया है। पर उनके द्वारा चित्रित आकृतिक विवरण अधि- 
कांश परम्परागत ही है। किंठ, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, उनमें संश्लिष्ट योजना की योग्यता 
थी, जिसका इन्होंने यथाअवसर परिचय भी दिया है। परम्परा के अनुकरण में उन्होंने केशव 
और भूषण को अलंकार-प्रधान शैली को नहीं अपनाया है । इन कवियों ने जिस अलंक॒त पद्धति 
का अनुकरण किया है, उसमें अलंकारों के दुवह भार से| दबकर प्रकति का रूप विकत हों गया 
है। मान ने उनके विपरीत अपनी सीधी-सादी, सरल शेंली में प्रकृति-चिंत्रण किया है और 
ऊहात्मक काल्पनिक उड़ान का प्रायः कम आश्रय लिया है| इतना होते हुए भी यह कहना ही 
पड़ेगा, कि यह कवि अपने अंथ में प्रकृति को अधिक स्थान दे सकता था, पर उसने ऐसा नहीं 
किया | सम्भवत; इसका कारण यह हो कि वह चरित्र-काव्य लिख रहा था, प्रकति-चित्रण उसका 
प्रधान विषय नहीं था | तो भी उसके कथानक में ऐसे अनेक अवसर आए है, जहाँ पर प्रकृति 


) राजविलास छुं० ११८, पु० १३६ ' वही, पु० २; (अन्य उदाहरणों के लिए देखिए, 
छु० ११-३०, पृ० ३-६; छु० ६-२२, पु० १०४-६३)  + वही, छुं० ८७, पु० १६१३-१३; छूं०. ७ 
३०, पु० १८६ वही, पृ० १४८ 
२० 


ैँ 


१५४ हिंदी वीरकाव्य 


के सुन्दर चित्र चित्रित किए जां सकते थे, जिनकी ओर से कवि प्रायः उदासीन रहा है। इन 
दोषों और अभावों के होते हुए मी प्रकृति-चित्रण की दृष्टि से मान अपनी धारा में एक प्रमुख 
कवि हैं, इसके मानने में किसी को संकोच नहीं हो सकता | 


श्रीधर 
श्रीधर ने अपने छोटे से काव्य जंगनामा” में प्रकति की उपेक्षा की है। यत्र-तत्र सेना और 
युद्ध के वन में प्रचलित वर्षा, मेघ, घटा आदि के रूपक लेकर उसने अप्रस्तुत की आयोजना 
की है, यथा ३-- 
“बखतर पोस पखरित फील स्वारन की, 
कारी घटा भारी ज्यों पयोद अले काल को । 
श्रीधर भनत गोला बान सर भर भर, 
बरखत थाँमै को करेरी तरबाल को ॥?१ 
श्रीधर ने हाथियों का वर्णन करते समय उत्प्रेत्ञा की सहायता से अप्रस्तुत का सुंदर आयो" 
जन नीचे दी हुईं पंक्तियों में किया है +-- 
“४“गडादार घेर सिरी कष्ट बंधा। गजे मेघ मानों बज घोर घंटा |” 
तथा 
जनु घटा असाढ़ी फौज वाढ़ी फतह रु ठाढ़ी पुर गाजें।”?३१ 
एक स्थल पर श्रीघर ने युद्ध मे खवित होते हुए रक्त को करना और नदी का रूपक देकर 
अच्छी उत्प्रेज्ञा संबंधी उक्ति कहीं है +-- 
“मदभरे अमत खरे अधाई अधघाईइ करिंवर थरि अरे । 
सिर सरत ओनित धार सानहुँ पहार सों झरना मसरे॥ 


बढ़ि चली लोहुन की नदी लहरें लखें कहि को तरै । 
तेहि तीर दुलदल मास को बल ठान काहू को परे ॥”४ 


अन्त में श्रीधर के संबंध में केवल इतना ही कहना पर्यातर होगा कि इन्होंने प्रकृति की 
अवदहेलना की है और जो कुछ प्रासंगिक रूप से उसका उल्जेख किया है वह परिपाठी का 
अनुसरण-मात्र है । 

सूद्न 

सूदन ने अपने काव्य में प्रकति-चित्रण, ऋतु-वर्णंन आदि को कोई विशेष स्थान नहीं 
दिया है | इस ग्रंथ में प्राकतिक वर्णन के अ्रमाव का कारण कथानक की इंतिवृत्तात्मकता तथा युद्ध- 
वर्णन को प्रमुखता है। यद्यपि सूदन ने अन्य क्षेत्रों मे अपनी रुचि-वैचित्य तथा बहुशता का परि- 
चय दिया है, पर ग्रकति के प्रति उन्होंने उपेक्ञा-भाव ही प्रदर्शित किया है। इन्होंने प्रासंगिक ढंग 


से ०5822 328 200 तथा नख-शिख-चर्णन में प्रचलित उपमानों को ही सुजान-चरित्र 
में अपनाया है | 








) जंगनामा, पंक्ति १४६३-६४, पृ० ६०-११ वही, पंक्ति ४४१-२, पु० २३ + बही, 
पंक्ति १२०८, पु० ४६ ४ वही, पंक्ति १४७० १-७, पु० €७ 


प्रकृति-चित्रण १५५ 


सेना के प्रयाण तथा युद्ध-वरणन में वर्षा-मेघ आदि के प्रचलित रूपक का उतद्प्रेत्ञा आदि 
के साथ सूदन ने बहुत प्रयोग किया है, बथा ४-- 
“जब कूंच कियो इस वीर सनं | तब पींत पताकन सोभ बन ॥ 
जनु चंचल दामिव सोभ घन | हय टापन सौं कहूँ होत ठन॥ 
ना न न 
बहु सेनु दरेरसु देति चली। मनु सावन की सरिता उम्ली ॥ 
अहि सेल मनो सुख काढि रहे । अरु ढालनु कच्छुप रूप गदह्टे।॥ 
३८ र्नः >< 
जल जोरि तुरंगम देखि रहे । मनु मीन जहाँ घुज देह लहे।॥। 
हुुम ज्यों द्रम ढाहति आवत है। इन सेन नदी सु कहावत है॥”!* 
युद्ध-वणंन में प्रयाग के रूपक का कतिपय स्थलों पर इन्होंने सुंदर प्रयोग किया है | 
युद्धक्षेत्र को काल की वाटिका मानकर कवि ने एक अत्यत झुंदर एवं स्वाभाविक उत्प्रेज्ञा- 
युक्त रूपक बाँधकर प्रकृति-वर्णन किया है।* 
युद्ध में बसंत ऋतु की कल्पना भी कवि ने उत्तम ढंग से की है, यथा ;-- 
“गोली भोर सी भननात | पिक ज्यों गाल कुहकत जात ॥ 
घूवाँ त्यों पराग उड़ात | गंधक गंध सौरभ गात ॥। 
दुद्त तरचरन की डार ।सोई होतु है पतसार ॥ 
देखें ए उदीपन साज । गढ़ ज्यों सदन है रितुराज ॥ 
तासों हें सकाम सरीर | धाए सामुहँ जदुबोर ॥ 
गढ़ की मूमि सो नव नारि। भूषन  बख्र शरत्र विचारि॥ 
बुजें उरज ही के भाई । तिनकों गहयो चाहतु घाहइ ॥”४ 
कहना न होगा कि युद्ध के वर्णन में प्रकृति का पुद देकर उद्दीपन की दृष्टि से कवि द्वारा 
यह छुंद लिखा गया है। अन्यत्र श्लेष की सहायता से बसंत का' रूपक भी अच्छा बन पड़ा है ।* 
कृष्ण-हूप-वर्णन में इस कवि ने परम्परागत प्राकृतिक उपसानों को अपनाया है, यथा :-- 


“लोंचन नील कमल से सोहें भौंहें अलि-अवली सी । 
जो ब्रज वधू निहारति उर में सो रहि जात छुली सी ॥”*६ 
“वहां कूपे कासार बापी हु सूझे | सबै मानसर की प्रभा को न बूरे ॥| 


) झुजानचरितन्न, छु०१०, ४० ४६; (चर्षा सबंधी रूपक तथा उत्प्रेत्षा के अन्य उदाहरणों 
के लिए देखिए छुं० ६, ए० २४; छुं० ७, ए० ३२; छुं० ७, ए० ७१; छु०. १४, ए० १८७; छुं० १२, 
घ्ृू० १३६२; छुं० १३, पृ० २०३; छुं० २४७, ए० २०६) * देखिए अध्याय ९, अलक्कारांतगंत रूपक 
का प्रथम उदाहरण, पृु० ११४ _+ वही, ४० वही, उदाहरण द्वितीय, (अग्रस्तुत रूप में प्रकृति के 
प्रयोग के अन्य उदाहरण देखिए छुं० ४, पु० ८5; छु० ३, पु० 8३; छुं० १०, पु० ६६; छुं० ७, पु० 
१००; छुं० १, पृ० २२४ ८ वही, छुं००, पु० १३४ ०" वही, छू० ३५, पृु०१२३ ४ बही, छुं० 
३७, पु० २२३; (अन्य उदाहरणों के लिए देखिए छुं० ३६-४०, पु० ३३०; छुं० ८०, पु० २९२) 


१५६ हिंदी वीरकाव्य॑ 


सूदन ने ब्रज का बर्णय भी किया है, पर उसमें भी परम्परा का अ्रनुकरण (किया हे । 
उन्होंने नाम गिनाने की साधारण परिपाटी ही अपनाई है। उस वर्णन में नगर, दुग आदि के 
चित्रण की ही प्रधानता है; पर उपर्मे कुछ पंक्तियाँ उत्तम भी बन पड़ी है, जैसे :-- 


तहाँ कृूप कासार बापी जु सूझे। सबे मानसर की प्रभा को न बूसे ॥ 
जहाँ आठहूँ भाँति के कंज फूलें। मनों नीर आकाश तारे अडूलें॥ 
तहां हंस हंसी चक्तो चक्क डोलें । किते अंड-जाती करे हैं कल्योलें॥ 
तटें बाग हैं राग के भौच मानो। फूजें फूज्ो देवी जिन्हें जी सुदानों॥”"* 
उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि कवि का मन अ्रधिकार युद्रब एन में ही रमा है । उत्ती 
के लिए. उसने परस्परागत अप्रस्तुत की सहायता लो है । रुप-उर्णन में भी परिताटी अपनाई गई 
है। पर उसने केशव और भूत्रण की अलंकार-प्रधान शैली को नहीं लिया है। उसके सभी प्राकृतिक 
वरणन स्वाभाविक तथा परम्परागत और रस-विकास में सहायक हैं। बँधी हुईं सीमा के भीतर हीं 
उसने प्राकृतिक चित्रों को सजाया है। 
पद्माकर 
पदूमाकर के अन्य भ्रंथों के देखने से विदित होता है कि उन्होंने प्रकृति-वर्णन में “४ गारी 
कवियों की शैली अपनाई है | उनके ऋतु-वर्णन में वर्षा और वसंत्र का चित्रण उत्तम हुआ है । 
पर उनके वीर रस के ग्ंथों में प्रकृति-चित्रण नगण्य है। सेना और युद्ध-वर्णान में इन्होंने वर्षा के 
सुंदर रूपक बाँघे हैं ।* निम्नलिखित उदाहरण से इस कथन की पुष्टि होती है +--- 
“दिसि द्सिन दादुर से उस्गि सुनक्रीव दूँदि मचावहीं । 
कलकीर कोकिल से तहाँ ढाढ़ी महाधुनि छावहीं ॥ 
रम रज्ञ तुंग तुरज्षञ गणा सत्वर उड़त मयूर से। 
तह जगमंगानी जामगी जुगनू नहूँ के पूर से ॥5१॥” * 


द्म्मतबहादुर-विरुदावली” में उन्होंने अन्य स्थलों पर हाथियों, अस्र-श्त्रों आदि यद्ध- 
सामग्री तथा वर्षा के विविध उपकरणों से उपमान लेकर तथा उत्प्रेज्ञा, उपमा, रूपक, संदेह तथा 
आदि की सहायता से युद्ध-वर्णन किए हैं, जिनके उदाहरणों के लिए ये छुंद देखे जा सकते हैं (४ 

प्रकति-वर्णन की दृष्टि से पदुभाकर को इस धारा के कवियों मे विशेष महत्त्व नहीं दिया 
जा सकता | उन्होंने प्रचलित अ्प्रस्तुतों का प्रयोग करके पिष्ट-पेषए। का ही कार्य किया है | इसका 
एक कारण ग्रंथ का संज्षित आकार भी हो सकता है। पर उनके  गार-ख-सबंधी ग्रंथों के प्रकृति- 
वर्णन से स्पष्ट है, कि वे परम्परा-भुक्त कवि थे। मानव-स्वभाव आदि के चित्रण की ओर ही उनका 
ध्यान अधिक जाता था। 


सुजान-चरिच्न, छु० ६०, पृ० २३५; (अन्य उदाहरण के लिए देखिए छू० ४६, प०२३३-४ 
९ देखिए अध्याय ९, अलंकारांतगंत रूपक का उदाहरण, ४५० ११७,  हिम्मतबहादुर- 
विरुदावली, छुं० ८१, ए० ८१ वही, छुं० ४१, ए० ७; छुं० ४७-६४, घ० ८, छु० ६४, पु० 
११; छु० ७३, पु० १४, छुं० ७६, ए० १९; छुं० ८२-३, ए० १६; छु० ११६, छए० २२; छुं० १४७, 
पृ० २६, छु० २१०, ए० ४४ 


प्रकृति-चित्रणु १५७ 


जोधराज 
जोधराज ने हम्मीररासो? मे ऋतु-वर्णन किया है। उन्होंने बसत-ऋतु से आरंभ करके 
पट-ऋतु-तर्णन करके पुनः वसंत का चित्रण किया है ।* इस संपूर्श वर्शन में उवंशी द्वारा पद्म 
ऋषि को च्यूत करने के प्रयत्न दिखलाए गए. हैं | अत एव हस वर्णन का मुख्य उद्देश्य उद्दीपन ही 
है | इस वर्णन को देखफर प्र॒थ्वीराजरासो के 'इकसठव” समय कनवज्ज-पतसय में वर्णित षद-ऋतु 
का स्मरण हो आता है ।* जोधराज ने ऋतुश्रों क। वही क्रम रक्खा है, जो चंद का है। दोनो ग्रथों 
के वर्णन उद्दीपन प्रधान हैं। पर चंद के वर्णन अधिक विस्तृत हैं। यह विशेषता जोधराज में नही 
आने पाई है। ऐसा विदित होता है कि जोधराज चंद के ऋतु-बर्णन से परिचित थे । 
वसंत-ऋतु के वर्णन में उद्दीपन के ही उपकरण गिनाए हैं, जैसे :-- 
संगीत भाव गावें अनन्त | सुर नर सुनन्‍त बसि होत मंत ॥ 
वन उपवन फुल्लहि अति कठोर । रहे जोर भोर सर अंब मौर ॥१०२॥४ 
इन्होंने अन्यत्र वसंत-वर्शन* के बहाने से उवशी के नख-शिख एवं श्टगारिक चेष्टाश्रों का 
उप्मेत्ञा आदि की सहायता से चित्रण किया है। कुछ उदाहरण ये हैं :-- 
“ऋ्षोल गोल आइसं, कि भोंह भोंर साइसं । 
प्रफुल्लि कंज लोचनं, रुगाक्षि गव्ये मोचर्न ॥१३७॥ 
सुहंतः स्थाम अल्लकं, अमत भोर वल्लक। 
अरुनन रेख बेसय; पियूप कोस  देखय॑ ॥१४०॥”४ 
ग्रीष्म-आतु-वर्शन मे उसकी प्रखरता आदि का विवेचन न करके एक आश्रम की कल्पना 
करते हुए उष्णता से बचने तथा उद्दीपन के उपकरणों का उल्लेख किया है, यथा : 
“हक आश्रम्त संदर अति अनूप | तिय गान करत सुंद्र सरूपे ॥ 
सौरभ अपार मिलि मंद पौन | रूग सद कपूर मिल करत गौन ॥१०७॥ 
श्रीखंड भेद केसर  डशीर | तिहिं परिस ताप मिह्ठत सरीर ॥ 
गंधवं और किन्नर सबाल | मिलि अंग रंग पहर समाल ॥१०४८॥”* 
वर्षां-वर्णन में भी उपयुक्त प्रवृत्ति लक्षित होती है, जैसे -- 
“घने घोर गज्जंत वर्षत पानी, कल्लापी पपीहा रहे भूरि बानी | 
तहाँ बाल झूलंत गावंत रीनी, रही जाय आश्रम सह काम भीनी ॥११२॥?४ 
शरद-ऋतु-वर्णन भी उद्दौपन प्रधान है। प्रारम्भ तो प्रकृति-चित्रण कीं दृष्टि से ठीक 
किया है, यथा ।--- 
“बहु खंजन रंजन भंग अमें, कल हंस कलानिधि बेदु अमें। 
बसुधा सब उज्जल रूप किये, सिंत वासन जानि बिछाय दिये॥११७॥११५ 


१ हम्मीररासो, छुं० १५००-२६, ए० २०-७ * पृथ्वीराजरासो, छंद १-७२, ४० १९७७- 
सूप हस्मीररासो प० २१, (अन्य उदाहरण के लिए देखिये अध्याय £, अलंकार प्रकरणां- 
तगेत झचुमास का उदाहरण, ए० ११८) * वही, छुं० १३०-६३, ए० २७-३२ “ व्रही, ए० रझ् 
$ बी, ए० २२ * वही, ए० २३ * वही, छ० २४ 


श्प्ष हिंदी वीरकाब्य 


पर आगे चलकर बाला के हाव-भाव वश्ित किए गए हैं ।" हेमन्त' तथा शिशिर-बर्शान में 
भी उसी एक भाव की प्रधानता है, जैसे :-- 
बहै बहु भाँति त्रिबिद्धि समीर, रहै नहिं धीरज होत अधीर । 
खता तरु भेंटत संकुल भूरि, भए तृण गुल्म हरे जड़ मूरि ॥? 
अलाउद्दीन के आखेटर तथा राव हम्मीर के वाठिका-वर्शन में जोधराज ने नाम 
गिनाने की परम्परागत शैंली ही का अनुकरण किया है। आखेट-वर्णन में उद्दीपन भाव की भी 
प्रधानता है। उनकी ईस प्रवृत्ति के कुछ उदाहरण ये है :-- 
“कहूँ रहे केवरा जुही जाय, संदुष्प ओर संभो सु आय। 
आचीन नगगस और असोक , पाटल सचमोलिय बोलि कोक ॥” 
एला लवंग अंगूर बेलि, माधुज्ज लता माधुरी क्ेलि ॥7 
तरु ताल तमाल रुताल और, ता मध्य कमल अरु कुझुद भौर ॥३६०॥१५ 
यद्ध तथा सेना के वर्शन में पावस, वर्षा आदि के प्रचलित रूपकों का प्रयोग करके उत्प्रेक्षा 
आदि के उदाहरण भी इस कवि ने दिए हैं ।* 
इस प्रकार जोधराज ने परम्परागत प्रकृति-वर्शन को ही अपनाया है। सम्पूर्ण धारा में 
जोघराज ही ने सभी ऋतुश्रों का वर्णन किया है, पर उनमें परिपाटी-पालन तथा उद्दीपन की 
ही अधिक प्रधानता है । उपके संपूर्ण प्रकृति-तर्णन में कोई नवीन बात नहीं, परिपाटी का अनु- 


रण-मात्र हैं । 

करण-मान्र हैं कक 

प्रकति-वर्णन की दृष्टि से इस धारा के अन्य कवियों का स्थान अत्यंत साधारण है। इनमें 
से केवल गोरेलाल ही उल्लेखनीय हैं। उन्होंने स्वामी प्रणनाथ के उपदेशान्तगंत प्रकति-चित्रण 

१ ओर कुछ ध्यान दिया है, पर यह वर्णन भी भागवत के उपदेशात्मक ढंग पर लिखा गया है। 

इस में नख-शिख, »ंगार तथा जुगलकिसोर-किसोरी के कुल्न-विहार की ही प्रधानता है ।* 

शेष कवियों--जयमल, मतिराम ( केवल आलोच्य छुंदों में ), सदानंद तथा गुलाब का 
इस संबंव में कोई विशेष महत्त्व नहीं है। इन कवियों की रचनाओं में प्रासंगिक रूप से यत्र-तत्र 
प्रकृति के उल्लेख आ गये हैं, जो उद्दीपन एवं अग्रस्तुत-पद-योजना के ही अंतर्गत माने जाने 
चाहिए. । 

साराश यह है कि इन कवियों ने प्रकृति की ओर से एकदम आँखें बंद्‌ कर ली थीं। यही 
कारण है कि यहाँ पर इनके काब्य पर अलग से विचार नहीं किया गया है। 


निवविवीनिननननल जाए 





१ इम्मीररासो, छु० ११८-२१, ४० २४-१५ * वही, ४० २६ * वही, छुें० १६७०२०६९, धरृ० 
४०-३ * वही छं० ३९९-३७३, ए० ७२-३ * वही, ए० ७२-३ * वही छुं० ४८०, पू० ६७; छुं० 
3०, २० १०६; छुं ० ७४३०-४५ पृ १४९; छु० ७४७०, ४० १०१; छु० ब्रेंण, प० १६६ 
+ छुज्नप्रकाश, पए० १४६३-१४ | 


अध्याय ८ . 
शैली ओर भाषा 


सामान्‍्य-परिचय--अआलोच्य ग्रंथों के अवलोकन से विदित होता हैं, कि इस धारा में 
विविध प्रकार की काव्य-शैलियाँ प्रचलित थीं। विभिन्न कवि प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार की 
शेंलियाँ अपनाया करते थे | 

अधिकतर कवियों ने वशनात्मक-शैलियों का प्रयोग किया है, पर संवादों का समावेश 
करके इन्हे सरसता प्रदान करने की भी चेष्टा की गई हे । कुछ कवियों ने शीघातिशीमघ्र छुंदों में 
परिवतन करके अपने ग्रथों को रोचक बनाया है। जिन कवियों ने ऐतिहासिक घटनावली को 
अधिक प्रधानता दी है उनकी रचनाओं में गद्यवता का भी समावेश हो गया है। 

कुछ कवियों ने सयुक्ताक्षर एवं नादात्मक शैली का वहिष्कार किया है | पर अधिक संख्या 
उन कवियों की है, जिन्होंने उक्त शैलियों का प्रचुरता से प्रयोग किया हैं । परिणाम यह हुआ है 
कि उनकी रचनाओं के वे अंश नीरस और अ्ररुचिकर हो गए हैं। कतिपय कवियों ने वस्तुओं 
की लम्बी-लम्बी सूचियों तथा व्यक्तियों के नामों की आवृत्ति स्वतंत्रतापूवंक की है, जिसके कारण 
उन ग्रंथों में शुष्कता का समावेश हो गया है। कुछ ऐसे भी ग्रंथ मिलते हैं जिनमें आश्रयदाताओं 
की अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से प्रशंसा की गईं है। ऐसी रचनाशओ्रों में अस्वाभविकता का अधिक 
सम्मिश्रण हो गया है। गोरेलाल जैसे कवियों ने प्रेममार्गी पद्धति का आश्रय लेकर दोहे, चौपाई 
में श्रपनी रचना की है। जोघराज आदि ने “प्रथ्वीराजरासों! तथा 'रामचरितमानस” आदि ग्रथों की 
शैलियों से भी लाभ उठाया है। 

कुछ कवि प्रलोभन के वशीभूत होकर अपने काव्य का चरित्र-नायक साधारण व्यक्ति को 
ही चुन लिया करते थे। इसका परिणाम यह होता था कि न तो रस का परिपाक ही हो पाता था 
था और न शैली ही प्रभावोत्यादक बन पाती थी, जैसा कि 'हिम्मतबहादुर-विरुदावली” से 
सिद्ध होता है। 


भाषा की दृष्टि से प्राय; इन सभी ने ब्रज को ही अपनी रचना का साधन बनाया है। 
उसमें अधिकाश कवियों ने फारसी, अरबी तथा ठुर्की आदि विदेशी तथा बंदेलखंडी, बैसवाड़ी 
अतवदी, एवं मराठी राजस्थानी आदि सभी भाषाओं के शब्दों का स्वतंत्रतापूबक प्रयोग किया है। 
तत्सम और तद्भव दोनों ही प्रकार के शब्दों का उपयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त बोल- 
चाल के स्थानीय शब्दों को भी अपनाया गया है। 

प्राचीन अप्रचलित शब्दों के भी प्रयोग किए. गए हैं। जिन कवियों ने संयक्ताक्षर और 
नादात्मक शैली को अपनाया है अथवा प्रशंसात्मक पद्धति का प्रयोग किया है, उनकी भाषा में 
अस्वाभाविकता और शब्दों की तड़क-भड़क अधिक मिलती है। शब्दों की तोड़न्मरोड़ भी इन 
कृतरियों द्वारा की गई है । 


१६० हिंदी वीरकाव्य 


इन रचनाओं में मुहावरों और लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया गया है, जिसके कारण से 
भाषा की. शक्ति अधिक बढ़ गई है। 

अधिकांश कवियों ने 'ुःतथा “ु? जैसे निरर्थक शब्दों का उपयोग करके श्रपनी रचनाओं 
को अधिक अरोचक बना दिया है। भूषण आदि कुछ कवियों की भाषा में खड़ी बोली के रूप मी 
मिलते हैं । 

ऊपर जो कुछ लिखा गया हैं उससे हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि इस धारा की 
शैली और भाषा पर तत्कालीन प्रचलित सभी साहित्यिक शैलियों का प्रभाव है। इन कवियों में 
से अधिकतर द्रबारी एवं लोभी कवि थे, जिन्होंने अपनी बंधी-बैधाई परिपाणी का ही अनुकरण किया 
है । कुछ ऐसे भी कवि थे, जो अपने पाडित्य-प्रदशन और चमत्कार के जाल में बुरी तरह से फँसे 
हुएं थे । इनकी रचनाओं मे शैली और भाषा संबंधी संकी्णंता और नीरसता का वर्तमान रहना 
स्वाभाविक था । पर कुछ ऐसे कवि भी थे जो इन प्रलोमानों और संकीर्णाताओं से ऊँचे उठ सके 
थे। उनकी कविताओं में शैली और भाषा का अधिक निखरा हुआ सरस और परिमाजित रूप दृष्टि- 
गोचर होता है। भूषण और गोरेलाल के नाम इस दृष्टि से लिये जा सकते हैं। 


'वीरसिहदेव-वरित” तथा रत्नबावनी! 
केशव ने “वीरसिहृदेव-च रित” मे वर्णनात्मक शैली का अनुकरण किया है, पर उसमे संवादों 
की भी प्रधानता है। इन संवादों के कुछ स्थल व्यथे के तक और उपदेश से परिपूर्ण हैं।* जहाँ 
पर कवि ने उपदेशात्मकता का बहिष्कार किया है, वहाँ पर नाठकीय त्वरा का समावेश हो जाने के 
कारण अंथ सरस हो गया है। 
सबसे बड़ी विशेषता केशव की शैली की यह है कि उन्होंने वीर-काब्य की परंपरागत सूची 


गिनाने कीं पद्धति का बहिष्कार किया है, जितके फलस्वरूप भ्रंथ नीरस नहीं होने पाया है। पर 


इतिहास' की इतिबृत्तात्मकता के कारण “वीरसिहृदेव-चरित” में शुष्कता का समावेश अवश्य हो 
गया है। 

इस ग्रंथ में केशव ने न तो संयुक्ताज्षर-शैली का अधिक अनुकरण किया है और न “राम- 
चंद्विका' के समान अलंकार, चमत्कार आदि के फेर मे बुरी तरह से पड़े 'हैं। इसी कारण 4वीर- 
सिंहदेव-चरित? की स्वाभाविक सरसता की बड़ी सीमा तक रक्षा हो गई है। बीच-बीच में *»गार 
आदि के रूपक बॉधकर केशव ने इसे सरस बनाने की भी चेष्टा की है ।* 

पर 'रत्नवावनी' में वीरतिहृदेव-चरित” की अपेज्ञा रस-परिपाक की दृष्टि से केशव अधिक 
सफल हुए हैं। उन्होंने “रत्नबावनी? मे संयुक्ताक्षर-शैली का प्रयोग करके उसे शब्दावली की तड़क 
भड़क से युक्त करनें की भी चेष्टा की है। साथ ही युद्धक्षेत्र मे कुमार और विग्र के लंबे वार्त्तालाप 
भी कुछ अस्वाभाविक हो गये हैं।र 

केशव नें अपनी रचना ब्रजभाषा में की है। हनकी काव्य-भाषा पर बुंदेलखंडी का अधिक 
प्रभाव है। भाषा की दृष्टि से 'बीरसिंहदेव-चरित? को एक साधारण ग्रंथ मानना ही समीचीन होगा । 


१ चीरसिंहदेव-चरिन्न, ए० २-१४ * वही, ए० ७३-४ * केशव-पंचरत्न, रतन- 
बावनी छुं० ३७०, ए० &£ _* वही, वही, छु० ६-२०, ए० २-४ 


ँ 





शैली और भाषा १६१ 


गद्यपि इस ग्रंथ में ऐसे स्थलों का अभाव नही है, जहाँ पर भाषा के साहित्यिक रूप के दशन' होते 
हैं, पर कवि की भाषा संबंधी नीति इस अंथ की सरलता की ओर अधिक मुकी हुईं है। अधिकाश 
स्थानों पर भाषा गद्य का रूप लिए हुए है। 


धीरपिंददेव-चरित्र! में सरल संस्कृत-शब्दावली का भी प्रयोग किया गया है, पर लम्बे- 
लम्बे समस्त-पद वहिष्कृत किए गये हैं। केशव ने इस ग्रंथ में लोकोक्तियों को भी यथास्थान प्रयुक्त 
किया है, जैसे :--- 
बिहना फूल्यों अंग न माइ," अगिदाई जरै,१ ओली ओड़,* गाइ न जाने नाचि माँगि 
आधे नहि मोही ।* 
इस अंथ में फ़ारती-अरबी के शब्द अपेक्षाकृत कम प्रयुक्त हुए हैं। भाषा-प्रयोग की 
दृष्टि से केशव 'रत्न-बावनी” में अधिक सफल हुए हैं। उनकी इस रचना' में भाषा और शैली 
का अधिक निखरा हुआ और ओजस्त्री रूप देखने में आता है। नादात्मक निरथेक पदावली से 
रहित शैली और भाषा का स्वाभाविक दशन इनकी इस रचना में मिलता है | 
उपयुक्त विवेचन का अमिश्नाय यह है कि आलोच्य वीर-काब्यों में केशव की शैली और 
भाषा क्लिष्टता और कत्रिमता के अस्वाभाविक दोषों से रहित है। यद्यपि “वीरसिहदेव” में कवि 
को इन दृष्टियों से उतनी सफलता प्राप्त नहीं हुईं है, जितनी होनी चाहिए थी, पर 'रत्न-बावनीः 
में वे पर्या्त मात्रा में सफल हुए हैं, इसमें किसी को संदेह नहीं हो सकता । 
गोराबादल की कथा 
जटमल ने “गोराबादल की कथा!” में प्रचलित वीर-काव्य शैली का प्रयोग किया है, पर 
नाम गिनाने, नादात्मक और द्वित्व-वर्ण वाली पद्धति को प्रयः नहीं के बराबर अपनाया है। ऐसा 
करने से ग्रंथ की रोचकता में वृद्धि हुई हे। पर अनुप्रास के फेर मे पड़ने के कारण “गोराबादल की 
कथा” कहीं-कहीं पर नीरसता और अरोचकता से युक्त हो गई है ।* जहाँ पर जठमल ने नाम॑ 
ग्रिनाने* की चेष्टा की है, वहाँ पर भी काव्य-गत गुणों की न्‍्यूनता वर्तमान है। कहीं-कही पर 
शब्दों की तड़क-भड़क ही के जाल में दृष्टि फँस जाती है, यथा +--- 
“सुभट सुभट सूँ लड़गि, पड़गि जहँ खड़ग भडाभड । 
जुडगि जुडगि तहँ जुडगि जुडगि तहँ खड़॒ग घडाघड ॥ 
सुड़गि सुड़गि जहँ सुडगि, सुड़गि कोड अंगन मोडिग | 
गहर गहर गजदुन्त, सजत भझुइपति गहतो डिग ॥ 
संग्राम राम रावण सु परिं; जुड़े जान ऐसी जुगति। 
सलसले सेस सायर सलल, घड्हड़ कंप्यो धवल हरि ॥”५ 
इस ग्रथ में ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है, पर उस पर सबंत्र राजस्थानी का प्रभाव वत्तेमान 
है । यदि यह कहा जाये कि “गोराबादल की कथा? की भाषा कतिपय स्थलों पर राजस्थानी के भार 


) वीरसिहदेव-चरित्र, ए० ७३-४७. )* वही छुं०, ६; धू० दइेड > बही, छुं० 
६३, ए० १० ४ वही, छुं० ९०, ए० ६० “" वही, छु० ७, ए० ७७ ० गोराबादुल की कथा, 
छुं० ४८-४९ ' वही, छु० ७२ ८ वही, छू० १३५ 

२१ 


१६२ हिंदी वीरकांव्य 


से इतनी दब गई है कि उसके वास्तविक स्वरूप का जानना कठिन हो गया है, तो अनुचित 
न होगा। 

जटमल ने संस्कृत की शब्दावली के अपभ्र श रूपों का भी प्रयोग किया है, जैसे खेत (्षेत्र),* 
लक्खण (लक्षण),* प्रापत (प्राप्त), इत्यादि। इसके साथ ही फ़ारसी-अरबी आदि के श्रमली 
(शासक), हरम, * दीदार,* आदि शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। 

इस प्रकार जटमल की शेली और भाषा कतिपय दोषों और त्रुटियों से युक्त होते हुए भी 
काव्योचित गुणों से ओत-ग्रोत है। उसमें ऐसे स्थलों का अभाव नही है, जहाँ पर कवि को अपने 
काव्य के कला-पक्ष में पूर्ण सफलता मिली है । 

ललित लत्ञाम 

“मतिराम की रचना की सबसे बडी विशेषत' यह है कि उसकी सरसता अत्यंत स्वाभाविक 
है, न तो उसमें भावों की कृत्रिमता है, न भाषा की। भाषा शब्दाडम्बर से सवथा मुक्त है--केवल 
अनुप्रास के चमत्कार के लिए अशक्त शब्दों की भरती कह्दी नही है| जितने शब्द और वाक्य हैं 
वे सब भाव-व्यंजना में ही प्रयुक्त हैं। रीति-ग्रथ वाले कवियों में इस प्रकार की स्वच्छ, चलती श्रोर 
स्वाभाविक भाषा कम कवियों में मिलती है, पर कहीं-कहीं वह अनुप्रात के जाल में बेतरह जकड़ी 
पाई जाती है। सारांश यह है कि मतिराम की सी रस-स्निग्ध और प्रसादपूर्ण भाषा-रीति का अनु- 
सरण करनेवालों में बहुत ही कम मिलती है। 

..-रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पत्म/कर को छोड और किसी कवि में मतिराम की-सी 
चलती माषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती ।?* 

मतिराम की वीरकाब्य संबंधी रचना भे उपयुक्त प्राय: सभी विशेषताएँ वर्तमान हैं। 

भूषण-अंथावली 

भूषण की रचना-शेली सुक्तक है | उसमे प्रबंध-काव्य की सी वर्शनशैली को आशा करना 
भूषण के साथ अन्याय करना होगा । फिर भी सपूर्ण काव्य में शिवाजी के जींवन की प्रमुख एवं 
विस्तृत घटनाओं का समावेश हो जाने के कारण फुटकर काव्य होते हुए भी, उसमें वर्णन कीं 
विविधता के लिए, पर्याप्त अवसर प्राप्त हो गया है । 

साधारणत: भूषण की शेली विवेचनात्मक तथा सश्जसिष्ट है। विवरणात्मक-प्रणालीं का 
इन्होंने बहुत ही कम उपयोग किया है। रायगढ़ के वर्णन% में भूषण ने ईंसी शैंलीं का प्रयोग 
किया है | इससे स्पष्ट हो जाता है कि दरबारी और मुक्तक-रचना करनेवाले कवि होने के नाते 
भूषण ने विवरणात्मक-शैली का बहुत क्रम प्रयोग किया है, पर जितना उन्होंने इस प्रणाली का 
अनुसरण किया है, उसमें इन्हे अ्रत्यधिक सफलता प्रास हुई है। 

भूषण की सबसे अधिक मँंजी हुए शेंली विवेचनात्मक है | इसके उदाहरण 'शिवराज- 
भूषण! में प्रचुर मात्रा में वत्तमान हैं ।* 


१ गोराबादुल की कथा, छु० २ + वही, छुं० ४९ *+ वही, छुं० ३२ *» वही, 
छु०३े. “वही, छुं० ६१ ' वही, छुं० ६३ ०“ रामचन्द्र शुक्ल, हिंदी-साहित्य का 
इतिहास, नवीन संस्करण, पृ० २९२-३; मतिराम-प्रंथावली, भूमिका, ए० ७२-८६" विश्वनाथ 
म्रसादू मिश्र, भूषण-प्रंथावली, शिवराज-सूषण, छुं० १४-२३" वही छुं० ६३, ७३, २८० 


शैली और भाषा १६३ 


इसी प्रकार भूषण को सश्लिष्ट शैली का प्रयोग करने में भी पूर्ण सफलता मिली है |! 
इनकी इस प्रकार की शेंली से इनके ग्रंथ भरे पड़े हैं | 
इनकी रचनाओं में अलंकार अनायास आते गये हैं। इनके कारण भाषा और भाव के 
प्रवाह में कोई बाधा नहीं पड़ी है, वरन्‌ वे भाव अधिक स्पष्ट करने के लिए ही आये हैं। भूषण 
ने युद्ध के बाहरी साधनों का ही वर्णन करके संतोष नहीं कर लिया है, वरन्‌ मानव हृदय में उमंग 
भरने वाली भावनाश्रों की ओर उनका सदैव लक्ष्य रह है | शब्दों और भावों का सामंजस्य भूषण 
की रचना का विशेष गुण है |* 
भूषण ने अपने समय में प्रचलित साहित्य की सामान्य काव्य-भाषा ब्रज का प्रयोग किया 
है। यह स्मरण रखना चाहिये कि भूषण ने विदेशी शब्दों का अधिक प्रयोग मुसलमानों के ही 
प्रसंग में किया है। साथ ही दरबार के प्रसंग में भाषा का खड़ा रूप भी देख पड़ता है । 
इन्होंने विदेशी शब्दों से क्रियापद अवश्य बनाये हैं, पर उनके प्रयोग प्रायः परम्परा- 
मुक्त ही हैं | क्रियाओं के नये प्रयोग उन्होंने कम रक्‍खे हैं। भूषण ने विदेशी शब्दो में भाषा के 
प्रत्यय तो लगाये हैं, पर संस्कृत के प्रत्यय बहुत कम दिखाई देते हैं | मुगलेटे, पठनेटे, आदि शब्द 
भूषण ने बनाये हैं। संस्क्रत प्रत्यय या उपसर्ग लगाकर “अनचेत” आदि शब्द कहीं लिखे हैं । 
विदेशी प्रत्यय देशी शब्दों में भी कहीं-कही देखे जाते हैं जैसे :---/दुलदार! । 
भूषण ने अरबी-फ़ारसी ओर तुर्की के शब्द अधिक प्रयुक्त किये हैं | ऐसा करने में उन्होंने 
तत्कालीन मराठी की प्रवृत्ति को अहर किय। है। बेदिल, गैरमिसिल आदि शब्द भूषण की भाषा 
में मराठी से हो होते हुए आये है । भूषण ने बुन्देली के शब्दों का भी प्रयोग किया है यथा :-- 
“'घीर घरबी न धरा कुठुब के घुर की |? 
इन्होंने बैसवाड़ी एवं अतवंदी शत्दों का मी कही-कही प्रयोग किया है जैसे :-- 
(क) कालिह के जोगी कलींदे को खप्पर ।! 
(व) 'गजन की ठेल-पेल सैल उसलत है ॥ 
(ग) 'तेरी तरवार स्याह नागिन ते जासती । 
भूषण की भाषा का रूप साहित्यिक दृष्टि से बहुत परिष्कृत और आद्य तो नहीं है, पर 
व्यावहारिक दृष्टि से बुरा भी नहीं कहा जा सकता। ऐसा प्रतीत होता है कि महाराष्ट्र देश- 
वासियों के लिए अपनी कविता को बोधगम्य बनाने के उद्देश्य से ही भूषण ने ऐसी भाषा का 
प्रयोग किया है। 
कही-कद्दी पर भूषण ने अग्रचलित शब्द रख दिये हैं, जिनका अर्थ साधारण जनता नहीं 
जान सकती । साथ ही उन्होंने विदेशी शब्दों को तोड़ा-मरोड़ा भी है, उदाहरणार्थ फ़ारसी के 
तकिया (आश्रय), तनाय (तनाब"-डोर), बगार (बलशार--दुर्गम घाटी) आदि शब्द; अरबी के 
सरजा (शरज:-- सिंह) तथा अबस (व्यथै) एवं तुर्की के तुरमती आदि प्रस्तुत किये जा सकते हैं। 
भूषण ने तत्सम शब्दों का प्रयोग कम किया है। उनकी रचना में तद्मव रूप ही अधिक मिलते हैं । 


4 विश्वनाथप्रसाद मिश्र, भूपणा-अंथावली, शिवराज-भूषणा, छुं० इ८घ, #्य + चही, 
छूं० ९१, *%६, ६६, ८१, १६५१ 


१६४ हिंदी वीरकाव्य 


पर कहीं-कहीं पर ऐसे तद्भव एवं ठेठ शब्दों का प्रयोग भी मिलता है, जैसे-- श्रोत (आश्रय), 
गारो (गव) आदि । कहीं-कहीं पर दो-एक क्रियाएं संस्कृत के मूल रूप से भी ले ली गईं हैं :-- 
जैसे, 'सिदति है! आदि । 

अपभ्रंश-काल से पुरानी हिन्दी में कुछ शब्द प्रयुक्त होते रहे हैं | उनका प्रयोग भूषस ने 
बहुत कम किया है। उन्होंने जो ऐसे शब्द लिये हैं, वे बहुत चलते हैं, जैसे बयन, पेज आदि । 
इससे स्पष्ट है कि भूषण की भाषा मिश्रित भाषा है। 

इन्होंने शब्दों को अ्रपेज्ञाकुत कम तोड़ा है, यथा +-- 

“महिमावान' को 'महिमेवाने?, अंबरीष' को अंबरीक ।! 

भूषण की कविता में ओज पर्याष्त मात्रा में है| प्रसाद का भी अभाव नहीं है। 'शिवराज- 
भूषण? के आरम्म के वर्णन में और श्यगार के छूंदों में माधुर्य बहुत है। ' 

भूषण ने मुहावरों का कम प्रयोग किया है। कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं :-- 

सुहावरे--(क) मीौरन के अवसान गए मिट । 

(ख) नाह दिवाल की राह न धाश्रो । 

लोको क्ति--(ग) सौ सो चूहे खाय कै बिलाई बैठी जप के | 

उपयुक्त विवेचन के पश्चात्‌ यह धारणा स्थिर हो जाती है, कि यद्यपि भूषण की भाषा 
साहित्यिक दृष्टिकोण से उखड़ी हुई है, पर उसके इस विक्ृत रूप के अनिवार्य कारण हैं| अ्रवसर 
के अनुरोध और समय के प्रभाव से भाषा को यह रूप जान-बूककर दिया गया है। भूषण की 
भाषा बहुत मुद्ावरेदार एवं परिष्कृत न होने पर भी अव्यावहारिक नहीं है ।* 

सारांश यह है कि शैली तथा भाषा की दंष्टि से भूषण को जितनी सफलता मिली है, उतनी 
इस धारा के श्रन्य कवियों को अपेक्षाकृत कम प्राप्त हुईं है। 

राजविलास 

मान ने 'राज-विलास” में दरबारीं कवियों की अ्रतिशयोक्तिपूर्ण शैली का अवलम्बन किया 
है । इसीलिये उसने कतिपय घटनाओं का बहुत बढा-चढ़ा कर चित्रण किया है। मान कौ कविता 
में रीति-कालीन-दरबारी कवियों की सारी विशेषताएं विद्यमान हैं | इसीलिये इनके वर्णन प्रायः 
अस्वाभाविक हो गये हैं। 

सूची परिगणन की प्रथा में यह सूदन से पीछे नहीं रहे हैं। घोड़ों,* लूट की सामग्री, बाजार 
की वस्तुश्रों" तथा अख््र-शसत्रों' आदि की लम्बी-लम्बी सूचियों की अंथ में अनेक स्थलों पर 
भरमार है। 

कहीं-कहीं पर शब्द-नाद के कृत्रिम प्रयोगों तथा अलंकारों के बलात्‌ दिग्दुशन से भी 'राज- 


) विश्वनाथ असाद मिश्र; भूषण-अंथावली, भूमिका छ० ६०-७०,! ८३-३, हिंदी-भवन 
लाहौर; वही, वही, ए० ८४-१०४; मिश्रबंघु; वही, वही, ४० ६०-७८, बअजरत्नदास; वही, वही, 
पृ० १२२-६; भगीरथ प्रसाद दीक्षित; भूषण-विभशे, ए० १३६४-९७; उदयनारायणा तिवारी, वीर- 
काव्य, ए० २६७-७०; रामचन्द्र शुक्ल, हिदी-साहित्य का इंतिहस, ए० २६६-७ २? राजबिलास, 
छुं० ८-१०, ए० ६७ + वही, छुंदु ३४५, छएु० १०१ ४* वही, छुं० ६३-१४७, छ० ४७-४४ 
“वहीं, छु० २७ पृ० ६६-१०० 


शैली और भाषा १६५ 


विलासः? में अ्रस्वाभाविकता का समावेश हो गया है, जैसा कि नीचे की पंक्तियों से सिद्ध 
होता है :--- 

“उनकि गज घंटा सु उननन भनकि भेरि नफेरि भननन। 

घपनकि षग्ग उनग्य वननन, रूनकि ज्यों कल्लरी रननन ॥?" 


“राजविलास” के अध्ययन से ज्ञात होता है कि कवि को शंगार तथा शांत रसात्मक स्थलों 
पर वीररसात्मक स्थानों से अधिक सफलता मिली है ।* इसमें कुछ ऐसे स्थल हैं, जहाँ पर भावो- 
त्कषे उत्कृष्ट कोटि का बन पड़ा है ।३ 


कहने की श्रावश्यकता नहीं है, कि 'राजविलास? में ऐसे स्थल बहुत कम हैं, जहाँ पर कवि 
को अपनी प्रतिभा निर्दोष रूप से दिखाने का अवसर मिला है, अन्यथा यह अंथ अरुचिकर पच्यों 
से भरा पड़ा है। व्यक्तियों के नामों की सूचियों ने इसे और भी नीरस बना दिया है।हं 


'राज-विलास” की भाषा ब्रज है, जिसमें राजस्थानी के शब्दोंकी भरमार है। उसने संस्कृत 
के तत्सम शब्दों का प्रचुरता से प्रयोग किया है |" साथ ही स्थान-स्थान पर अपनी रचना को ओज- 
स्विनी बनाने के लिये कवि ने कृत्रिम डिगल का भी प्रयोग किया है ।* 


किक 


'राज-विलास? में अरबी-फ़ारसी के शब्दों की संख्या अत्यल्प है। मान ने “सु? का प्रयोग 

अधिक किया है, यहाँ तक कि शब्द के बीच में मी कहीं-कही पर “3! लगा दिया है, यथा ;--- 
माधव सु? सिंह चौड़ा मरद्‌ । रावर सु बोलि जस करन रग ।* 
मान की रचना में लोकोक्तियों का बहुत कम प्रयोग हुआ है, जैसे कि ;-- 
कोटिक किए कलाप | दूध फट्टो न होय दुहि ॥ 

राजविलास” के देखने से विद्त होता है कि मान ने कहीं-कहीं पर दूसरे कवियों के छुंदों 
से भी लाभ उठाया है; विशेष कर ठुलसी के 'रामचिरत-मानस” से जैसा कि नीचे दिए हुए छुदों 
से स्पष्ट होता है :-- 


सान :- “मनु मद पीबो मक्‍वड॒हि, डसि वृश्चिक लसि भूत। 
कि कि कौतुक ना करे, सो दिल्‍लीपति सूत ॥””* 
तुलसी :-- अ्रह अहीत पुनि बातबस तेहि पुनि बीछी मार । 


तेहि पिश्ाइअ बारुनी कहहु कौन उपचार ॥१९ 
ऊपर किये गये विवेचन के पश्चात्‌ यह परिणाम निकलता है कि शैली और भाषा की 
दृष्टि से मान की कविता सदोष होते हुए मी शुद्ध कवित्व-शक्ति, भाषा-सोष्ठव, ओज तथा स्वाभा- 
विकता से ओत-प्रोत है। अतएव इस दृष्टि से इस धारा के कवियों में मान का एक विशेष स्थान है | 


) राजबिलास, छुं० १०६, छ० ३० - वही, छुं० १४७, ए० ३ 3 बही, छुं० ८०, पु० 
१६० ४ वही, छुं० २९-६८, ० १९६३-४९; वही, छु० ८१-९, छ० १६८०४. वही, 
छुं० ३१, ४० ७ ० वही, छुं० २७, ए० २१५९-३६ ०) वही, छुं० ४६, ए० १६३ “ बही, 
छुं० ६२, ए० १९४६-०७ + वही, छु० ११०, एु० २०२" डा० माताग्रसाद गुप्त; श्री 
रामचरितमानस, दों० १८४०, ए०२२६ 


१६६ हिंदी वीरकाव्य 


छतन्नप्रकाश 

गोरेलाल ने छत्र-प्रकाश” की रचना जायसी के 'पद्मावतः और तुलसी के 'रामचरित- 
मानस” की दोहे-चोपाई की शैली में की है। इसमे वर्णन की विशदता तथा प्रसाद गुण की प्रधानता 
है। उन्होंने “कार-डकारादि लोमहर्षक वर्णो को अस्वाभाविक रुप में प्रयुक्त करने का प्रयत्न नहीं 
किया है। सरल से सरल और स्वाभाविक से स्वाभाविक रचना द्वारा भावों का समुचित उत्कर्ष 
दिखलाने में गोरेलाल पूणुरुप से सफल हुए हैं । 

इस प्रकार की सफलता कवि को चौपाइयों की अपेक्षा दोहों में अधिक मिली है। वस्तुश्रों 
की सूची परिगणन के अनावश्यक वर्शन-विस्तार में यह नहीं पड़े हैं। पर युद्धनक्षेत्र में व्यक्तियों के 
नामों की दीघ सूची के कारण अवश्य अरुचि उत्पन्न होती है।* 

लाल कवि ने निम्न कोटि के शब्द-नाद का प्रयोग केवल वैचित्र्य लाने के लिये नहीं 
किया है। बहुत थोड़े ही ऐसे स्थल है जहाँ पर ऐसे प्रयोग मिन्नते हैं, किन्तु उनसे किसी प्रकार 
की कृत्रिमता नहीं प्रकट हो नी है, यथा ३-- 

'छूटे बान कुहु-कुहु बोला । नभ ग़जनाइ उठे गुरू गोला ।* 


८ है. 
तथा भिलकिल फौज टठिलाठिल धावे ।२ 
दोहा-चौपाई में रचना करने वाले प्रायः सब कवियों ने अवधी को अपनाया है, परतु 
लाल कवि ने ब्रज-माषा मे रचना की है और उसमें बंंदेली का भी पर्याप्र मिश्रण मिलता है | 
इसके अतिरिक्त उसमे अरबी शब्दों के हीसा (हिस्सा - भाग), तगीरी (तगयीरी5* 
तबादला),* तथा फ़ारसी-अरस (अश --आकाश)* आदि, अ्रपश्रश रूप भी मिलते हैं। संस्कृत 
के अन्यत्र से अत (दूसरे स्थल पर): जैसे प्रयोग भी वत्तमान हैं। गोरेलाल ने मुहावरों और 
कहावतों का भी प्रचुर मात्रा में उपयोग किया है, यथा ३-- 
खेत खपाये,* बल दीन्हो, हाह्य करना," चूमन लगे सबन की दाढी,१ पानी रखना 
तथा आनन मनौ मजीठन माजे१ ९ इत्यादि | 
इसके फलस्वरूप भाषा अधिक प्रौढ़ ओर भाव अधिक स्पष्ट हो गये हैं। कहीं-कह्दी पर 
लाल ने तुलसी का भी अनुकरण किया है, यथा $---* 
लाल-- रन रस फूल भीम छुबि लूटी। करकर करी कबच की हूठी । ४ 
तुलसी-- 'एतना कहत चीतरस भूला। रनरस बिटपु पुलक सिस फूला ॥  * 
इस ग्रंथ में कही-कही पर खड़ी बोली के भी दर्शन होते हैं, यथा ;-- 
जान भवीन तुम्हे हम भेजा । तुम तो दिया जश्लाइ कल्लेजा ।१ 
इस प्रकार शैली ओर भाषा के विचार से लाल कवि अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं | 


3 छुन्नप्रकाश प्‌ू०१०१-२०, १९२९, १९८ १३३-४ ' वही, ए० €६ > वही, ए० ९६ 
४ वीरकाध्य, ए० ३१०-१६; हिंदी साहित्य का इतिहास, ए० ३३३-४७ . + छुतन्नग्रकाश, घ्रू० ४ 
$ वही, ४० ४७६ + वही, छए० १६ ०7 वही, ४० *८ ५ यही, ए० ६ _१" वही, ए० ३३ 
3१ बही, ४० ४६ )' बही, ए० ६५ ३ चही, ए० १श३ “४ बही, ए० १३४ “ श्री राम- 
चरितमानस, अयोध्याकायड, पू० २७७ "३ छुन्नप्रकाश, ए० १२४ 


शैली और भाषा १६७ 


रीति और चारण-शैली को न अपना कर उन्होंने अपना माग अलग ही निश्चित किया है, जिसमें 
उन्हे पूणरूप से सफलता मिली है। 


जंगनामा 

श्रीधर ने 'जंगनामा? की रचना के लिये वीररपात्मक काव्य-पद्धति को अपनायां है। वीर- 
रस के उपयुक्त छुंदों के अतिरिक्त अन्य प्रकार के छुंदों का भी उसने प्रयोग किया है। छुंदों की 
इस विविधता ओर परिवतनशीलता के कारण “जंगनामा” में किन्ही अंशों में सरसता का समावेश 
हो गया है। 

श्रीधर ने युद्ध में सम्मिलित होने वाले अमीरों ओर नवाबों की लम्बी-लम्बी सूचियाँ दी 
हैं, जिनमें उनके नामों तथा गुणों की बार-बार आवृत्ति की गई है। इसका परिणाम यह हुआ 
है कि यह अंथ उन स्थलों पर नीरस और शुष्क हो गया है । 

इसके अतिरिक्त संयक्ताह्वर एवं नादात्मक वण-प्रयोग* के कारण “जंगनामा' का अधि- 
कांश भाग शैली की दृष्टि से निरथेक, अ्रुचिझर तथा अत्यंत साधारण श्रेणी का हों गया है । 
सोमाग्य की बात है, कि श्रीधर ने इस प्रकार के शब्द-नाद का अधिक उपयोग नहीं किया है। 
इन तुटियों के रहते हुए भी श्रीघर ने कही-कहीं पर अच्छी शैली का प्रयोग किया है, जिसके 
फलस्वरुप काव्य सरस और सौष्ठवपूर्ण हो गया है । 

“जंगनामा” की भाषा परिष्कृत तथा व्याकरण-सम्मत ब्रज है, पर उसमें डिंगल और बुन्देली 
के शब्दों का भी प्रयोग मिलता है। इसकी भाषा में अवधी का भी पुटठ पाया जाता है। इनकी भाषा 
अधिकांश स्थलों पर अधिक गम्भीर और प्रभावशाली हो गई है।* 

उपयुक्त कथन का सार यह है कि बहुत सी तुटियों के वत्तमान रहते हुए भी “जंगनामा' 
में ऐसे अधिकांश स्थल हैं, जिनसे यह सिद्ध हो जाता है कि श्रींधर में शैली और भाषा का सफल 
प्रयोग करके अपनी कविता को उत्तम एवं निर्दोष बनाने की अनुपम प्रतिमा वत्तमान थी। 
प्रशंसात्मक शैली को छोड़कर यदि वे स्वतत्र-रूप से कविता करते तो उन्हे “ज॑गनामा! में शैली और 
भाषा की दृष्टि से अधिक सफलता प्राप्त हुईं होती । 

रासा भगवन्तसिह 

सदानन्द्‌ को अपने काव्य 'रासा भगवन्तसिंह? मे शैली और भाषा की दृष्टि से अपेक्षाकृत 
अधिक सफलता मिली है | उनकी यह कृति, यद्रपि आकार में छोटी है, तथापि छुंदों की अधिक 
संख्या प्रयक्त होने के कारण उसमें रोचकता का सम्मिश्रण हो गया है । वीररस की रचना होते हुए 
भी उसमें संयुक्ताज्षर शैली का नही के बराबर प्रयोग हुआ है। साथ ही नादात्मक शली का तो 
कवि ने एक दम बहिष्कार किया है । परिणाम यह हुआ है कि यह अंथ सरस ओर प्रभावोत्यादक 
बना रहा है | 


९ जंगनामा, पंक्तियाँ €२-६०, ७४-८२, १७४-२१२, २३३-३४४, ४१३-३४, ८६७-३२४५६ 
२ वही, पंक्तियाँ १३२१-१०, १४६४-७४ + वही, पंक्तियाँ ६०७४-६० ४ वीरकाब्य, घु० ३३७- 
४२, जरनल आँवब्‌ रॉयल एशियाटिक सोसायटी ऑव्‌ बंगाल, संख्या -,ह[#, १६०० 
हं०, ए० १-२ 


श्द्ट हिंदी वीरकांव्य 


इसके अतिरिक्त पात्रों के सवादों के कारण उनमें नाटकीय त्वरा का समावेश हो गया 
है। कवि ने पात्रों के अनुरूप भाषा का रूप बदलने का भी प्रयास किया है। 

मुसलमान पात्रों के वारतालाप में इनके द्वारा उदू -प्रधान भाषा का प्रयोग कराया गया है|" 

यद्यपि इस कवि ने त्रजमाषा का प्रयोग किया है तथापि उसमें संस्कृत तथा फ़ारसी आदि 
के प्रचलित शब्दों के प्रयोग भी प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, यथा :-- 

संस्कृत--बारन आदि | 

फारसी--खत ३ आदि | 

इसके अतिरिक्त इस रचना में फारसी शब्दों के अपभ्र श' रूप भी मिलते हैं; जैसे--बक- 
सीस ।* उसमें कहीं-कहीं पर साधारण बोलचाल के प्रयोग भी मिलते हैं, यथा :--- 

तिसे | 

ऊपर के संक्षिप्त विवेचन का सार यह है कि शेली और भाषा दोनों के विचार से सदान॑द्‌ 
का अपनी धारा के कवियों में एक विशिष्ट स्थान है । 

सुजान-चरित्र 

सूदन ने 'छुजान-चरित्र” में केशव की 'रामचंद्रिका' के समान विविध प्रकार के छुंदों का 
प्रयोग किया है। छुंदों में शीघ्रता से परिवतन करने के कारण ग्रंथ की शैली में रोचकता का समा- 
वेश हो गया है। उसने प्रत्येक अंक के अंत में इस हरिंगीतिका छुंद की आवृत्ति की है :--- 
“सुपाल-पालक-भूमिपति बदनेस नंद सुजान हैं । जानें दिलीदल दक्खिनी कीने महाकलिकान हैं ॥ 
ताकौ चरित्र कछूऊ सूदन कहो छुंद्‌ बनाइ के । कहि देव ध्यान कवीस नुप-कुल प्रथम अंक सुनाई के | ५? 

प्रत्येक स्थान पर इस छुंद के प्रथम तीन पद वही रहते हैं, पर चतुर्थ पद अध्याय की वर्णित 
कथा के अनुसार बदलता गया है। ु 

सूदन ने विविध वस्तु-सूची* और व्यक्तियों" के नामों को गिनाने की शैली को अधिकता 
से अपनाया है; जिसके कारण (छुजानचरित्र! के उक्त स्थल नीरस एवं शुष्क हो गए हैं । 


इसके अ्रतिरिक्त सूदन ने संयुक्ताक्षर* तथा नादात्मक **शैलियों का जी खोलकर प्रयोग 
किया है, जिसके फलस्वरूप वे स्थल शब्दों की तडक-भड़क से परिपूर्ण हो गये है। इन स्थानों पर 
कवि की शैली के प्रति पाठक को विवश होकर उदासीनता प्रदशित करनी पड़ती है। इन स्थलों 
पर भाव और विषय अस्पष्ट और भाषा बच्चों का खेलवाड़ हो गई है। डिंगल की इस पद्धति पर 
लिखे गये काव्य में बाहरी उमंग की ही प्रधानता है । 


न्‍किकिलन«लःमकम«ाऊ पान भउलक पक न मन नमन ++- ना काका भ सा ५++ कक जनम» ६ नकल» ५3 “न+कन+ ५ मन «मंममभमम न अमनन--म-ममाथ  पनमन-न-नथ नमन» +ननमन-न-+-+ ७» “2जनन«-म-म-म कामम5»+०+० कर 





"बलकनतकन>मक- ८३2५ ५»०-क बल. 


* नागरी प्रचारिणी पत्रिका, नवीन संस्करण, भाग ९, १६८१ विं०, छुं० २०-३, ए० ११७ 
+ बही, वही, छुं० ७, ए० ११९४ 3 वहो, वही, छु० ६, ए० ११४ ४ वही, वही, छुं० ४७, घु० 
१२२ " वही, वही, छु० १६९, घृ० ११६ ' सुजान-चरित्र, छुं० ३४, ए० ७ * वही, छुं० ३१० 
४८, एू० १७१-६ ५ बही, छुं० १४, पु० ४६-७, छु० ४०, ए० ९३-४; छुं० २८, पएू० ७२३-६; 
छुं० २-६, ए० १२०-४; छुं० ६, ए० १३२-३; छु० ९-१२, ए० १३६४-१५, इत्यादि * वही, छुं० 
४, ए० २३-२; छुं० १८, ए० ३९५, छुं० ७, पृ० ८६-६३ १? वही, छु५, २ छ० २०-१; छुं० 
१७, ४० १३२१-७५; छुं० १६, ए० १४३; छुं० ११ पु० $८९-७ 


शैली ओर भाषा १६६ 


सूदन ने अपने अंथ में विभिन्न भाषाओं का प्रयोग किया है। इस संबंध में दिल्ली की लूट- 
वाला अंश” विशेष उल्लेखनीय है। नाना देश की स्त्रियों का विविध प्रकार की भाषाश्रों में 
विलाप बड़ा मनोरंजक हो गया है। पर इस प्रकार का भाषा के साथ खिलवाड़ कहीं-कहीं सीमा 
का भी अतिक्रमण कर गया है, जिससे क्ृन्रिमता दृष्टिगोचर होने लगती है | 

इसके अतिरिक्त सूदन ने अपनी कविता में 'जुः और सु! का निरथक प्रयोग अत्यधिक किया 
है । यहाँ तक कि नामों के दी खंड' करके उनके बीच में भी 'छु! अथवा जु? मिड़ा दिया है। यथा:- 

“'फरूंक जु सेरः (फरंखंसियर), “मीराँ जु सांहि!* सु पाइक रे 

इस प्रकार के प्रयोगों के कारण ग्रंथ में शैथिल्य दोष का समावेश हो गया है। कहीं-कहीं 
पर तो इसके कारण अ्रर्थ का अनर्थ हो गया है | 

सूदन की भाषा साहित्यिक ब्रंज-भाषा है, यद्यपि उसमे अन्य भाषाश्रों का पुठ भी यत्र-्तत्रे 
मिलता है | इनके अधिकाश कवित्तो तथा सवैयों में ब्रजभाषा का सौदर्य स्वभावत: निखर आया 
है, परन्तु भुजंगप्रयात, भुजंगी ओर कड़खां इत्यादि छुंदों में जहाँ शब्द नाद की उदुंभावना की 
चेष्टा की गई है, वहाँ डिंगल और मारवाड़ी के रूप घुस आये हैं श्रौर भाषा की स्वाभाविक मंदुता' 
नष्ट हो गई है | इनकी भाषा में ब्रजभाषा का पूर्ण प्रभाव रहते हुए मी पंजाबी, * मारवाड़ी", बैस- 
वाड़ी तथा पूर्वी* के प्रयोग प्रचुर परिमाण में आ गये हैं। साथ ही उदू -मिश्रित-भाषा* का प्रयोग 
भी सूदन ने अधिकता के साथ किया है।* 

सूदन की भाषा की उपयुक्त विशेषताओं के अतिरिक्त एक उल्लेखनीय गुण यह भी है, 
कि उन्होंने मुहावरों का प्रचुरता से प्रयोग किया है, जिससे भाषा अधिक प्रोढ़ और व्यापक बन 


गई है, यथा ३--- 
“डाढ़ी की लाज,”* 'करत किसान खेत ज्यों लाई!" “बिस्वा बीस! ॥* 


कहीं-कह्दी पर 'ुजान-चरिजत्र” में आल्हा की शैली का भी प्रयोग किया गया है ।* * इसके 
कुछ वर्णनों को देखकर भूषण की शैली का स्मरण हो आता है ।*३ साथ ही उसमें ग्रामीण प्रयोग 
भी मिलते हैं, जैसे :-- 
“नगीच',* “लोग बाग), 'तिसः, १९ | 
ऊपर के विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि सूदन ने विविध शैलियों ओर 
विविध प्रकार की भाषाओ्रों को अपनी रचना में स्थान दिया है। बहुत सी त्रुटियों के होते हुए भी 
उन्हे इस ज्षेत्र में आशातीत सफलता मिली है। इस दृष्टि से उनका स्थान बड़े महत्त्व का है। 


१ सुजानचरित्र, छुं० १६-३०, छू० ११६७-७१ वही, छु० १२ पूं० 
१३६ ३ वही छु० ६, छू० ३७ ४ बही, छु० २२, ए० १६८ वही, छुं० २३, ० 
वही + बही, छुं० २७, ४० ३१६६-७० ०“ वही, छुं० २६, पू० १६६ ८ वीरकान्यं, 
प्ृ० दे८४-३०; हिंदी साहित्य का इतिहास, पु० दे६३-४; मिश्र-बंध विनोद, द्वितीय 
भाग, पृ० ७०६, ७१४-७; सुजानचरित्र, कवि-परिचय, ए० १, ४-६३ वही, छु० २६, प्ु० 
१६२ १" बही, छुं० ३, ए० १६३ '" वही, छूं० ९, ए० $८२ )" वही, छु० ११, ए० २१४ 
९३ वही, छुं० ४७, प्रृ० १५४२; भूषण-ग्रंथावली, शिवा -बावनी, छुं० २० "१४ सुजान-चरिन्न, छुं० 
इ३े, पृ० ६८; छुं० १६, प्ृ० ७३ १“ बही, छुं० ३७०, एू० २ेश£ १६ वही, छे० १६, ए० १४० 

र्र्‌ 


१७० व हि दो वीरकाब्य॑ 


“करहिया को रायसो? 

गुलाब कवि ने अपने 'करहिया को रायसो” नामक काव्य मे वर्शनात्मक शैल्ली का प्रयोग 
किया है। छुदों के बार-बार परिवर्तित करने के कारण इसमें रोचकता आ गई है। इस ग्रंथ में 
यत्र-तनत्न नाम गिनाने की प्रवृत्ति का भी अ्रनुकरण किया गया है ।" 

इस कवि ने अधिकाश स्थानों पर चारणों की संयुक्ताक्षर शैली का प्रयोग किया है। इस 
कारण कही-कद्दी पर शेली ओर भाषा बच्चों का खेलवाड़ बन गई है, जैसा कि इन पंक्तियों से 
स्पष्ट होता है (--- 
“मुंडडूडुरिय पअचंड ड्डिढ करि भुंड ड्डरिपिय । भुस्स ड्डिढ करि तुंडु हुभ कि श्र चमंडुड डुगरिय ॥ 
रुंडदरिन अरिद डूडुरिय अरंभम्भुज पर । रंभग्गन किय भग्गग्गति चल कददसिवर ॥* 

हमे की बात यह है कि उक्त रचना में इस प्रकार के स्थल अपेक्षाकृत कम हैं। 

गुलाब ने अपनी कविता ब्रजभाषा में की है | भावानुकूले भाषा जुटाने में उन्हे यथेष्ट मात्रा 
मे सफलता प्राप्त हुईं है । उन्होंने फारसी आदि भाषाओं के शब्दों का भी प्रयोग किया है, यथा- 
जग, जालिम ।* 

साराश यह है कि शैली ओर भाषा की दृष्टि से गुलाब कवि को यथेष्ट मात्रा में सफलता 
मिली है । 


|] 


“हिम्मतबहादुर-विरुदावली? 

पद्माकर की 'हिम्मतबद्वाहुर-विरदावली' की शैली व्नात्मक है | इस अ्थ के देखने से 
ऐसा प्रतीत द्वोता है कि उन्होंने इसे कतिपय अध्यायों में विभाजित किया है। प्रत्येक अध्याय के 
अन्त में सूदुन के समान पद्माकर ने एक हरिंगीतिका छुंद की आवृत्ति की है, जिसकी प्रथम दो 
पक्तियाँ विषयानंसार परिवतित होती गई हैं और अन्तिम दो पक्तियाँ प्रत्येक स्थान पर समान रही 
हैं ।* पर इस छुद की आवृत्ति करने में इस कवि ने कथावस्तु के समुचित अनुपात से विभाजन 
का ध्यान नहीं रकक्‍्खा है ओर न इस ग्रथ के किसी भी संस्करण में इस प्रकार के वर्गीकरण का 
संकेत ही है। ह 

पदूमाकर की इस कृति मे नाम गिनाने की शैली" के कारण काव्य के सौंदर्य का रूप 
विकत द्वो गया है | साथ ही संयुक्ताक्षर और द्वित्व वर्णात्मक* प्रयोग करके इन्होंने चारणु-परंपरा- 
गत शैली का अनुकरण किया है, जिसके कारण शब्दों की तड़क-मड़क के दर्शन तो हो जाते हैं, 
पर उससे काव्य की आत्मा का हनन हो गया है | इसके अतिरिक्त इस अँथ में यत्र-तत्र नादात्मक 
पंक्तियों के भी अयोग* मिलते हैं, जिनका प्रयोग किसी भी दृष्टि से काव्यानुकूल नहीं माना जा 
सकता | इस संबंध में केवल इतना ही कहा जा सकता है, कि पद्माकर ने फेवल परिपाटी मात्र 
का अनुसरण करके ही इसका उपयोग किया है। सौभाग्य की बात यह है कि इस प्रकार की शैली 
के उदाहरण अपेक्षाकृत कम ही हैं । 


3 जागरी प्चारिणी पत्रिका, नवीन संस्करण, भाग १०, १६८६ वि०, छ॑० २१, २२, 
पृ० २७६-८४० '* वही, वही, वही, छुं० ४७ प० र८७ 3 बही, वही, वही, छुं० € ए० २७७ 
४ हिम्मतबहादुर-पिरुदाचली, छु० २, ४६, ६२, ७७, १८१, २१२ वही, छुं० २७-३७, 
१8२-४ " बही, छु० ७, ६३ -) वहीं, छे० १३०, १८६ 


शैली ओर भाषा १७१ 


पद्माकर के वीर-काव्य की भाषा ब्रज है। भाषा की दृष्टि से इन्हें अधिक सफलता मिली 
है | इनकी भाषा में विभिन्न भाषाओं के अपभ्रंश शब्दों के प्रयोग मिलते है, यथा :-- 

झरबी शब्द--कस्त (क़स्द), कहर (क्रार- गहराई), हैरत, नब्जै।* 

फारसी शब्दू--खिलवतिन (खिलवती ८अंतरंग सखा), महूम (समुहिम्म--आक्रमण), 

गलीम (गनीम+> शत्रु), फ़ते (फतह +- विजय) ।* 
बँदेलखंडी--खंडी (+- चौथ), पसर करना (-5"आक्रमण करना), पैरी (पीढ़ी), कुह- 
चान (>>हाथ की कलाई) | 

अन्तवेंदी--हरबरे, बुदटे (--भाग जाते हैं), उराउ (+-उत्साह) | 

उपयुक्त कतियय उदाइरणों से ज्ञात होता है कि पद्माकर ने कई भाषाओ्रों के शब्दों का 
प्रयोग करके तथा उसको अधिक व्यापकता प्रदान करने की चेष्टा करके भाषा“प्रयोग संबंधी संकी- 
णुता का परित्याग किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने 'सु' जैसे व्यर्थ के शब्द को भी अपनी 
कविता में स्थान दिया है [९ 

ऊपर किए गये विवेचन से स्पष्ट है कि कवि पद्माकर ने प्रचलित शैली* का अनुकरण 
करते हुए मी भाषा को अधिक उदारतापूवंक प्रयुक्त किया है। विषय-प्रतिपादन की दृष्टि से उन्हे 
इतनी सफलता नहीं मिली है, जितनी माषा की दृष्टि से। व्यंग्यपूर्ण-उक्तियों और उत्साहपूर्ण संवादों 
का विरुदावली' में सबवेथा अभाव है | इसमें कवि ने बाह्याडम्बरों का आश्रय लिया है। यह होते 
हुए भी भाषा प्रयोग की दृष्टि से पद्माकर अपना एक विषिष्ट स्थान रखते हैं । 

“हम्मीररासो? 

शैली और भाषा की दृष्टि से जोधराज का एक विषिष्ट स्थान है। उन्होंने अपने काव्य 
की ख्वना के लिये (पृृथ्वीराजरासो' कीं शैली को अपनाया है, पर एकदम उसी का अनुकरण न 
करके अपनी मौलिकता का भी परिचय दिया है | विषय और भाव के अनुरूप उन्होंने शैली ओर 
भाषा में परिवर्तन करके अ्रपने काव्य को सरस और रोचक बनाने में यथेष्ट मात्रा में' सफलता प्राप्त 
की है। सबसे अधिक महत्व की यह बात है कि वीर-काव्य की संयुक्ताक्षर शैली और द्वित्व व्णो- 
त्मक शैली का इन्होंने नहीं के बराबर प्रयोग किया है।* इस प्रकार की शब्दों की भड़ाभड़ और 
तड़ातड़ से युक्त शब्दावली का बहिष्कार करके अपने विषय का प्रतिपादन करने में जोधराज को 
पर्यात सफलता मिली है। 

जोधराज के ग्रंथ को देखने से विदित होता है कि वे गोस्वामी तुलसीदास की शैली से भी 
बहुत बड़ी सीमा तक प्रभावित हुए हैं। कतिपय स्थलों पर तो तुलसीदास की कुछ पंक्तियाँ ज्यों 
की त्यों हम्मीररासो में मिलती हैं, यथा :-- 


) हिस्मतबहादुर-विरुदावली, देखिये क्रमशः छुंदु 8९, 88६, १२६, १८७, 
(पादु टिप्पणियों सहित) + वही, देखिये क्रमशः छुंदु १९ १७४, १९४, २०३8, (पाद-टिप्पणियों 
सहित) + वही, वही छुंद १६, ६२९, १०७, ११३ (पाद्टिप्पणियों सहित) “* वहीं, वही, 
छुंद १६, ७१, १२४ (पाद-टिप्पणियों सहित) " वही, छंद म३े, १२४ * चीरकाच्य, ए० ४२३- 
७; काव्य-साधना, पृ० ६७-७३; पद्साकर-पंचाररत, आमुख, ए० ४६-१२। “ हम्मीररासो, छुंद 
3१३०-३१, रेद८, दे८०-३े 


१७२ हिंदी वीरकाव्य 


(क) ओपघराज--“का नहिं पावक जरि सके, का नहिं सिधु समाय । 
का न,करे अबला अबल, किहि जग काल न खाय ॥” ९ 
तुलसी--“काह न पावक जारि सक, का न सझुद्र समाह। 
का न करइ्ट अबला प्रबल, केहि जग कालु न खाह ॥?* 
(ख) जोधराज “सुनि वजीर के बचन सुहाये | समीर जमालखान बुलवाये'” ।2 
“सुनि गर्भरू के बचन सुभाये | महिमा फूल खेत में आये” |४ 
तुलसी “जामदंत के वचन सुहाये | सुनि हनुमंत हृदय अति भागे” ।५ 
(ग) जोधराज “चारि दरा घाटी जितो। कीने घाटा रोह”।६ 
तुलसी “अस बिचारि गृह ज्ञाति सन कहेउ सजग सब होहु। 
हथ वासहु बोरहु तरनि कीजिए घाटा रोह” ॥* 
इसी प्रकार के अन्य उदाहरण भीं दिये जा सकते हैं । इससे स्पष्ट होता है कि हम्मीररासो 
की रचना करते समय कवि ने 'रामचरितनानस” तथा अन्य अंथों की ज्यों कीं स्यों उक्तियों को 
स्वतंत्रतापूवक स्थान ही नही दिया है, वरन्‌ उनकी शैली का प्रभाव उसके ग्रंथ के अधिकांश अंश 


पर वत्तमान है। 
; जे ने बीच-बीच में गद्य कीं वचनिका का प्रयोग किया है, जिससे उसमें रोचकता 

आग 

(इम्मीररासो' में ब्रज-भाषा के साहित्यिक रूप के दशन होते हैं, पर कहीं-कही पर उसने 
बोल-चाल की भाषा का रूप धारण कर लिया है। उसकी भाषा में कोमल-कात-पदावलो के भी 
दर्शन होते हैं। विशेषकर शंगारर॒स वर्णन मे ।< 

जोधराज ने फारसी के शब्दों का तद्भंव रूप में प्रयोग किया है, जैसे--हुरम (फा० 
दरम)९ उज्जीर (बजीर)। " इसी प्रकार संस्कृत के स्यंदन! के लिए सिंदन,"” कंबर के लिए 
कौर!" ९ का उसने प्रयोग किया है। इंस कवि ने कहावतों और मुहावरों का प्रयोग मी प्रचुर 
मात्रा में किया है, जिनके कुछ उदाहरण ये हैं-- 

विश्वा बीस," > श्रहि ज्यू गहि छछुदरी?* | 

इस प्रकार के प्रयोगों द्वारा उसने भाषा को अधिक सबल, व्यापक्र एवं प्रौढ़ शक्ति प्रदान 
करने की चेष्टा की है। कहीं-कही पर सबरे (सब)१" सुद्गा!ः (सहित)*४ जैसे ग्रामीण शब्दों के 
प्रयोग भी मिलते हैं | साथ ही (१० जैसे निररथक शब्दो को भी इस रचना में स्थान दिया गया है| 

इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि जोधराज अपने समय तक की प्रचलित शैलियों से 
प्रभावित हुए हैं। भाषा पर ज्ञोधराज का पूर्ण अधिकार था, इसी कारण भावानुकूल भाषा जुटाने 
में उसे पर्याप्त मात्रा में सफलता मिली है । 


१ इम्मीररासो, छंद १४८ + डा० माताप्रसाद गुप्त + श्री रामचरितमानस” अयोध्याकाँड, 
दो० ४७, ए० १६६ '* हम्मीररासों छुंद ९५३७ “# वही; छुंद ८5३११ " श्रीरासचरितमानस, 
सुंद्रकायड, ए० ३७१. + हस्मीररासो, छु० ७६३३“ श्रीरामचरितसानस, अयोध्याकांड, दो० 
१८४६, घए० २६६ < हस्मीररासो, छुद २७१-२, वही, छुंदू २४४ “"“ वही, छुंद ३१६ 
११ बही, छुंद ४४७३ '* वही, छुंद ११६ २ वही, छुंदु ६३७४ '* वही, छुँंदु ६४५ ?* 
' बही, छूंद ६४३. वही, वचनिका, ४० १८२ “४ बही, छुं० ३५३, ४२६ 


द्वितीय-खंड 
ऐतिहासिक अध्ययन 


सामान्य परिचय 


ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन किये गए ग्रंथों पर विचार करने से विदित होता है कि इन 
अंथकारों की विभिन्न प्रकार की ऐतिहासिक प्रवृत्तियाँ थीं। सबप्रथम इस बात का पता चलता है 
कि घटनाओं की तिथियों के उल्लेख की ओर बहुत कम कवियों का ध्यान गया है। जिन कवियों 
ने घटनाओं की तिथियों का उल्लेख किया है, उनमें से अधिक्राश तिथियाँ अशुद्ध हैं और इतिहास 
ग्रंथों में दी हुई तिथियों से मेल नहीं खाती हैं । इनमें से कुछ ऐसे कवि भी हैं, जिन्होंने तिथियों 
की प्रामाणिकता ओर शुद्धता का समुचित ध्यान रकखा है। 

अपने आश्रयदाताओं के वंश और उनके पूर्वजों का विवर॑ण देने में भी इन कवियों ने दो 
प्रकार की परंपराओं का परिचय दिया है। कुछ ऐसे कवि है जिन्होंने इस संबंध मे पौराणिक दंत- 
कथाओं, चारणु-परंपराओं तथा काल्पनिक घटनाओं का नि:संकोच भाव से प्रयोग किया है। इसके 
विपरीत कुछ ऐसे भी अंथकार मिलते हैं, जिन्होंने इस संबंध में शुद्ध ऐतिहासिक घटनावली का ही 
आश्रय लिया है। 

पात्रों की दृष्टि से जब इन ग्रंथों की जॉच की जाती है, तो ज्ञात होता है, कि कुछ ग्रंथों 
में पात्रों की संख्या अत्यधिक न्यून है, तथा कुछ में उनके नामों की मरमार है। कुछ ग्रंथों को 
छोड़कर अ्रधिकांश रचनाओं में प्रयुक्त पात्रों के नाम ऐतिहासिक एवं ग्रामाणक हैं। यहाँ पर यह 
भी स्मरण रखना चाहिए कि इन गंथों में त्नी-पात्रों का न्यूनतम उल्लेख किया गया है। 

घटनावली का वर्णन करने में. कुछ कवियों ने ऐतिहासिक प्रामाशिकता और इतिवृत्तात्मक 
घटना-चित्रण के ऊपर श्रधिक ध्यान दिया है। ऐसे ग्रंथों का भी अमाव नहीं है, जिनमें घट- 
नाश्रों का रूप स्वतंत्रतापूवक विकृत किया गया है तथा मनगढ़न्त काल्पनिक घटनावली का पुट 
दिया गया हैं। 

यही बाते सेनाओं की संख्या के संबंध में भी कही जा सकती है। 

यह सब होते हुए भी ऐतिहासिक दृष्टि से इस धारा का विशेष महत्त्व है। इन अंथों में से 
कुछ ऐसे हैं जो अपने चरित्र-नायकों के जीवन से संबंधित विस्तृत एवं सूकरम विवरण देने में सफल 
हुए हैं। यदि क्ञीर-नीर-विवेक से इन ग्रंथों का अध्ययन किया जाये, तो इन गंथों में से बहुत कुछ 
नवीन एवं मौलिक ऐतिहासिक सामग्री प्रात हो सकती है, जिसकी सहायता से तत्कालीन ऐसी घट- 
नाये, जो अभी तक अंधकार-गर्त में निहित है, प्रकाश में आ सकती हैं। इस दृष्टि से इस धारा 
का विशेष महत्त्व है। आगे के पृष्ठों मे,अध्ययन किये गये ग्ंथों पर अलग-अलग सविस्तर विचार 
किया जा रहा है, जिससे ऐतिहासिक दृष्टि से इनका वास्तविक मूल्यांकन हो सके । 


अध्याय--- १ 
वीरसिहदेव-चरित 


नीचे के पृष्ठों में वीरसिहदेव-चरित” की ऐतिहासिकता पर विचार किया जा रहा है। सब 
प्रथम बुंदेल-वंशोत्पत्ति और पान्नों पर विचार करने के पश्चात्‌ अंथ के प्रकाशों के क्रम से अन्य 
घटनाओं का ऐतिहासिक विवेचन किया गया है। 

बुदेल-वंशोत्पत्ति 

केशव के मतानुसार सूयवशावतस भगवान्‌ राम के पुत्र कुश के वंशज एक राजकुमार ने 
आकर काशी में अपने राज्य की स्थापना की ।* 

काशी के उक्त राज्य-संस्थापन की तिथि निश्चित करना कठिन है। इसके संबंध में बाबू 
ब्रजरत्नदास का मत है कि काशी के गहरवार राज्य की स्थापना का समय ११६४ ई० में मुसल- 
मानों के हाथों कन्नौज के प्रतापी गहरवार वंश का राज्य नष्ट हो जाने के पश्चात्‌ से मानना 
चाहिए. ।* ब्रजरत्नदास के इस अनुमान का क्या आधार है, यह ज्ञात नहीं। इसके अतिरिक्त 
११६४ ३० में चंदवार और इटावा के मध्य राठौरों की सेना को पराजित करने के अनन्तर मुसल- 
मानों ने काशी पर भी विजय प्राप्त कर ली थी ।३ ऐसी दशा में वहाँ पर गहरवार ज्षुत्रिय कुमार 
अपने राज्य की स्थापना क्रर सका होगा, इसमें संदेह है। उनका यह कथन कि '*अयोध्या से 
११६२-११६६ ई० के उपरांत भाग कर आए हुए. राजकुमार को काशी के गदरवारों ने सजातीय 
सममकर राजा मान लिया होगा” कोरा अनुमान ही लगता है। प्रथम तो यह कि काशी पर उस 
समय तक मुसलमान अपना अधिकार स्थापित कर चुके थे। दूसरे, छीना-कपटी के उस युग में 
सजातीयता के ही कारण किसी अ्परिचित कुमार को राजा चुन लेना साधारण समझ में आने वाली 
बात नहीं प्रतीत होती है। इसके अतिरिक्त केशव के कथन से यह भी स्पष्ट नहीं होता है कि 
श्रयोध्या के राज्य के नष्ट हो जाने से उसका अमभिप्राय हिंदुओं द्वारा नष्ट कर देने से है अथवा 
मुसलमानों के हाथों से | ऐसी परिस्थितियों में केवल इतना ही कद्दा जा सकता है, कि काशी के 


गहरवार क्षत्रिय अपने को सूर्यवंशी मानते थे और अयोध्या से आकर उन्होंने वहॉ अपना राज्य 
स्थापित किया था। 


निश्चित-पात्र 


हिंदू-पात्र--वी रभद्र-इसका विशेष विवरण उपलब्ध नहीं हैं। गहरवार शाखा के अ्रतिम 
्‌ रह 
शासक का नाम चैत-कर्ण बतलाया जाता है, जिसको कृष्ण नारायण ने वीरभद्गसिंह संज्ञा दी है। 


3 चीरसिहदेव-चरित्र, प्र० २, छुं० ८४-७, एू० १४ ' नागरी आचारिणी पत्रिका, 
नवीन संस्करण, भा० ३, १६७६ घि०, पु० ४३१४-७४ 3 डा० इंश्वरीप्रसाद, हिस्ट्री ऑँव मेडी- 
वल इंडिया, ४० १३३ * नागरी मचारिणी पत्रिका, नवीन संस्करण, भा० ३, ३६७६ वि०; 
पृ ४१० 


वीरसिंहदेव-चरित १७५ 


बुंदेल-चरित्र में इसके राज्य की आय एक करोड़ रुपए बतलाई गई है। “छन्नप्रकाश? में इसके 
पिता का नाम अजुनदेव दिया है ।* 


वीर--केशव ने वीरभद्ग के पुत्र का नाम वीर माना है। छुत्रप्रकाश तथा अन्य इतिहास 
ग्रंथों के अनुसार वीरभद्र के पुत्र पंचम के लड़के का नाम वीर बुंदेला था । इन विद्वानों के मत में 
१२१४ ईं० में पंचम को मृत्यु हो जाने पर वीर बुंदेला राजा बना | उसने १२३१ ई० में कालपी, 
मुहौनी ओर कालिजर के मोजवर्मन चंदेल को जोता | उसका राज्य रीवॉ, अवध और दो-आब 
तक फैला हुआ था। उसकी विजयों का विस्तृत विवरण बुंदेल-चरित्र में द्या' है ।* 


करन (कर्ण)--“यह वीर बुंदेल के पश्चात्‌ गद्दी पर बैठा। इसने नीमराणा के चौहान 
राजा की पुत्री से विवाह किया और बनारस में कर्-तीथ मदिर बनवाया ।” 

झर्जुनपाल--यह १२५६ ई० में मुहौनी मे आए और गढ़-कुंडार को विजय किया ओर 
ओर ग्वालियर के तु वर (तोमर) राजा की पुत्री से विवाह किया ।” * केशव के अनुसार सब प्रथम 
इन्होंने हो मुहोनी को राजधानी बनाया, पर ऊपर बतलाया जा चुका है कि विद्वानों के मतानुसार 
वीर बु देला ने मुहोनी को जीता था । इन्होंने मऊ, कालपी आदि पर शासन किया था। 

साहनपाछत--(सहनपाल, सोहनपाल) इन्होंने अपने पिता की आशा से कटेरागढ़ विजय 
किया और अपना विवाह गनेशखेरा के धंघेरा की पुत्री से किया | इसने करहरा के जागीरदार की 
सहायता से नाग राजा को आमंत्रित करके छल से मार कर गढ़ कुंडार पर अपना श्रधिकार 
लिया” |१ स्मिथ का अनुमान है कि गढ़ कुडार और महोबे पर बुदेलों का अधिकार १३४३ ई० 
(१४०० वि०) मे हुआ |?" ऊपर कहा जा चुका है कि केशव के मत से गढ़ कुंडार को इसके 
पिता अजनपाल ने जीता था । 


सहजइन्दू--(सहजेन्द्र ) “१२६६ ६० में गद्दी पर बैठे । 
नोनगदेव--(नोनिकदेव) १३२६ ई० में राजा बने । 
प्थ्वीराज--(एथीराज) १३६० ६० में इनका राज्यामिषेक हुआ ।??* 


उक्त शासक के उपरात “कवि-प्रियाः* और “छन्रप्रकाश/* में रामसिह ओर रामचंद्र दो 
शासकों के नाम मिलते हैं, पर “वीरसिहृदेव»चरित्र” मे उक्त दोनों नामों का उल्लेख नहीं हैं | इस 
सबंध में त्रजरत्नदास का कथन है कि “शायद एक चौपाई के दो चरण ही नहीं हैं, क्योंकि प्रत्येक 
चौपाई के चार चरण होने चाहिए सो इसमे कहीं नहीं हैं ।?* संभव है कि ऐसा दी हो, पर 


भा 


१ सिलब्रेड : जरनल ऑँव्‌ ऐशियाटिक सोसायटी आँव्‌ बंगाल, सं० 7.»फ, स्रा० 
१; अंक २, १६०२ ट्वे०, ए० १०१; छुन्नप्रकाश; ए० ४, पॉगसन : हिस्द्री ऑव दी बुन्देलाज़, ए० < 
वीरसिहदेव-चरित, म० २, ४० १४७। _' बवीरसिहदेव-चरित, ४० वही, छुन्नप्रकाश;, पु० उन्‍प; 
ज० ए० सो० आँव्‌ बंगाल, खं० ,7९४[, सा० १, १६०२ ईं० ए० १०६ 3 वही; वही, छ० 
वही. * वही, सं० वही, भा० वही, ए० १०४६-६३ * वही, १८८१३ हुें०, ए० ४७७ * बही, 
संघ ],९ १ [, भा० १, १६०२ ईं०, ए० १०६ ) कविशजिया, छुं० १२, ए० ३. “ छुम्नप्रकाश, 
पृ० १०" लागरी अचारिणी पत्रिका, भा० ३, १६७३ वि०, ए० ४२३ 


१७६ हिंदी वीरकाव्य 


कर तक “वीरसिहदेव-चरित' कीं अ्रन्य प्रति प्राप्त न हो तब तक इस मत को अनुमान ही मानना 
हे | 
कक रामसिंह--यह १३६६ वि० (१३३६ ६०) में गद्दी पर बैठा ओर १४३२१ वि० (१३७५ 
ईं०) में इसकी मृत्यु हुईं। 

रामचद्र --इसने १३७४ ई० से १४४१ वि० (१३६४ ई०) तक राज्य किया । 

मेदिनीमल्ल (मेदनीपाल)--१४०० ई० में गद्दी पर बैठे । 

अजुनदेव--इन्होंने १४४३ ई० से १४७५ ई० तक शासन किया । 

मलखान (मल्लखान)--यह १४७४ ईं० में राजा बने ।, इन्होंने १४८२ ई० में बहलोल 
लोदी (१४५१-१४८८ ई०) से युद्ध किया था | इनकी मृत्यु १३०७ ई० में हुई थी । 

प्रताप-रुद्ध (रुद्रप्रताप)--ब्रजरत्‌नदास के अनुसार प्रतापरुद्र १४५०१ ई० में ओर सिलब्रेड 


के विचार से १४०७ ई० में गद्दी पर बैठे । इन्होंने १४३०-१४३१ ई० मे ओड़छा की नीव डाली।, 


१५३१ ई० में यह परलोकवासी हुए। 

भारतीचंद--प्रतापरुद्र के मरने के उपरान्त यह १३४३१ ई० में सिहासनारूढ़ हुए । इन्होंने 
शेरशाह के पुत्र सलीमशाह से १४५४५ ई० में कालिंजर-दुग छीना था। २३ व राज्य करने के 
प्रश्चात्‌ १५४४ ई० में इनकी मृत्यु हुईं।' 

मधुकर साहि (मधघुकरशाह)--भारतीचंद के निस्संतान मरने पर उसके द्वितीय भ्राता मधु- 


करशाह राजा बने । इन्होंने मुगुलों के सरदार नियामत खाँ को पराजित किया। इनके पुत्र राम-' 


साहि ने अलीकुली खाँ को हराया था। इसके पश्चात्‌ इन्होंने जामकुली खा को चेलरा पर हराया 
और १५६८ ई० में शेखकुजी खाँ को पराजित किया । सन्‌ १४७४ ई*० में सेंय्यद मुहम्मद बारह ने 


हा 


आक्रमण करके मधुकरसाहि को पराजित किया और ग्वालियर से सिरौंज तक मुग़लों का आधिपत्य 


स्थापित कर दिया। कुछ समय के उपरान्त इन्होंने अपने खोए हुए. राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया। 
अकबर ने पुन: श्रासकरन, कासिम अली खाँ तथा सादिक अली खॉ की अध्यक्षता में सेना 
भेजी | युद्ध हुआ ओर राजकुमार होरिल मारे गए। मधुकरसाहि ने पुनः ओड़्छा पर अधिकार कर 
लिया। इसके पश्चात्‌ सैयूयद राजे बारा खाँ के साथ सेना आई, पर वह हारकर भाग गया। 
१४८८४ ई० में मुराद आदि ओड़छा के निक्रठ पहुँचे | मयंकर युद्ध के उपरात दोनों मे संधि हो 
गई । १५६२ ई० में इनकी मृत्यु हुईं | कुछ विद्वानों ने इनकी मरण-तिथि १५८३ ई० मानी है। 
इनके आठ पुत्र थे ।** 

रामसाहि--मधघुकरसाहि के मरने के उपरान्त उनके ज्येष्ठ पुत्र रामसाहि गद्दी पर बैठे | 
१६०७ ई० में यह पकड़कर जहांगीर के दरबार में लाए गए. और इनका राज्य वीरसिंहदेव को दे 


१ बुन्देल्खंड का संक्षिप्त इंतिहास, ए० १२३३-३४; नागरी अंचारिणी पंत्रिका, 
भा० ३, १६७६ वि०, ४० ४२३-६४; जरतल् आऑँव्‌ ए० सो० ऑव बं०, संख्या ॥,22[,48०२ 
ई०, एू० १०७ ८, लेटर मुश़लस, भा० २, एृ० २१७-म * मआसिरूलू उमरा, भा० ॥, 
पृ० २७२९-३६; अकबरनामा, भा० ३, फेसीकुलस [५, अध्याय >,, ४० ३२४-६; वही, वही, 
अध्याय >],५, ए०३७६; वही, वही, अध्याय 7०५, पू० ८०३, ज०ए० सो० बं०, १8०२ ई० 
पू७ १०८-१० 


वीरसिहदेव-चरित १७७ 


दिया गया । इन्होने १६०६ ई० में अपनी पुत्री का विवाह जहॉगीर के साथ कर दिया | १६२० ई० 
में यह स्वगंवासी हुए ।* 

होरिलराय--यह मधुकरसाहि के द्वितीय पुत्र ये | यह बड़े वीर थे । ऊपर सधुकरसाहि के 
विवरण में बतलाया जा चुका है कि सन्‌ १५७८ ई० में सादिक्‌ खाँ का सामना करके इन्होंने वीर- 
गति प्राम की थी । फ़ारसी इतिहासो में इनका नाम होंदलराय भी लिखा मिलता है।* 

रत्नसेन--यह भी मशथुकरसाहि के पुत्र थे। १४८२ ई० में अकबर की सेना बंगाल का 
विद्रोह शांत करने के लिए. भेजी गईं थीं | सम्मवतः इसी श्रवसर पर रत्नसेन भी साथ गये थे 
ओर वहीं उनकी मृत्यु हुई थी।र 

इंदजीत--यह रत्नसेन के भाई थे | कछोवा की जागीर इन्हें मिली थी। केशव इन्हीं के 
दरबार में रहते थे 

वरीसिहदेव--यह मधुकरसाहि के सब से छोटे पुत्र थे। इनसे युद्ध करते हुए अबुल्फजल्‌ 
सारा गया। यह अकबर के जीवन-पर्यन्त उसके दाँत खटटे करते रहे। जब जहाॉगीर दिल्लीं का 
सम्राद्‌ बना तो उसने वीरसिहदेव को १६०७ ईं» में संपूर्ण बुंदेलखंड का शासक नियत कर 
दिया | इनकी मृत्यु १६२७ ई० में हुईं | इनके ग्यारह पुत्र थे ।* 

जुकारसिह--यह वीरसिंहदेव के सबसे बड़े पुत्र थे। अपने पिता की मृत्यु पर यह राजा 
बने । शाहजहाँ के राजत्वकाल में इन्होंने विद्रोह किया। महाबत खा इन्हे पकड़कर सम्राद के 
सामने लाया | प्रार्थना किए जाने पर वे क्षमा कर दिए गए.। कुछ समय के पश्चात्‌ जुम्कारसिंह 
ने चौरागढ़ के भीमनारायण पर आक्रमण करके उसे सार डाला | इस पर शाहजहाँ ने पुनः उसके 
विरुद्ध सेनाएँ सेजीं। यह इधर-उधर जंगलों में मारे-मारे फिरते रहे। अन्त में गोंडों ने इनको 
१६३५४ ई० में मार डाला | द 

पहादसिंद --यह वीरसिंहदेव कै पुत्र थे । एक बार यह अपने भाई जुम्मारसिंह के विरुद्ध 
अव्रदुल्लाह खा के साथ भेजे गए थे । शाहजहाँ के शासन काल के तीसरे वर्ष इन्हे राजा की 
पदवी दी गई थी। दौलताबाद, परेदा आ्रादि के युद्धों में इन्होंने बड़ी वीरता प्रदर्शित की थी। 
सम्राद (शाहजहाँ) के शासन के १४चे' वर्ष इन्हे चंपतिराय के विरुद्ध भेजा गया | चंपतिराय इनसे 
मिलने आए | बलख और बदरूसा की लडाई में इन्होंने बड़ी वीरता प्रदर्शित की । २४वे* वर्ष यह 
चौरागढ़ का जागीरदार नियत हुआ । १६५४४ है» में इसकी मृत्यु हो गई ।४ 

अमरसिह--राणा श्रमरसिंह मेवाड' के वीर महाराणा प्रतापसिह् के पुत्र थे। यह १४६७ 
इं० में यह गद्दी पर बैठे | कुछ समय तक जहॉगीर का सामना करते रहे [ अन्त में उसकी आधी- 
नता स्वीकार कर ली (४ 


) ज्ञागरी अचारिणी पत्रिका, नवीन संस्करण, भा० हे, १६७६ वि०, प्रू० ४३१ 
१ देखिये छएु० १७६; सआखिस्लस उमरा, स०१, ए०२०७८ (पादु-टिप्पणी २) + वही, वही, ए० 
२७६ (पादु-टिप्पणी) * वही, वही, ए० वही  चही, ए० ३६६-६ + वही, वही, ए० १८४-७; 
इलियट, हिस्द्री ऑव्‌ इंडिया, भा० ७, ए०६-७, ३०,४०-४२; सरकार, औरंगजेब, भा० १, पए्‌ृ० १६- 
२८; लेटर मुगलसू, भा० २, ए० २२०-२ * मश्नासिख्ल उमरा, भा० १, ए० २२४७-८४ किम्त्रिज 
हिस्द्ीं ऑव्‌ इंडिया, भाग ७, ए० १८ 
श्र 


श्छ्य हिंदी वीरकाव्य 


जगन्नाथ--केशव ने संभवतः यह नाम राजा भारमल के पुत्र के लिए प्रयुक्त किया है। 
अकबर के शासन के १शवं वर्ष प्रताप के विरुद्ध इन्होंने बडी वीरता प्रदर्शित की और जयमल के 
पुत्र रामदास को मार डाला । रधवें वर्ष इसने राणा का कोष लूट लिया । ३६वे में यह मुराद के 
साथ दंज्षिण गया। जहॉगीर के शासन के ४ थे वर्ष इंसने पाँच हजारी ३००० सवार का मंसब 
पाया |" 


टोडरमल--यह लाहौरी खतन्री थे | अकबर की कृपा से चार"हजारी मंसव और अमीरी और 
सरदारी की पदवी तक पहुँचे | १६वे' वर्ष यह बद्धाल में मुनशम खाँ की सहायता के लिए नियत 
हुए । इन्होंने बज्ञाल, गुजरात आदि के सुप्रबन्ध में बड़ी निपुणता प्रदर्शित की थी। २७वें वर्ष में 
टोडरमल प्रधान आमात्य नियत हुए थे। १४५६० ई० में इनकी मृत्यु हुई।रे 

तिपुर--(विक्रमाजीत रायरायाँ) फारसी इतिहास ग्रंथों मे रायरायों पतरदास विक्रमाजीत 
का जो विवरण मिलता है, उसका वीराविहदेव से सत्रधित अश केशव कथित विवरण से बिल्कुल 
मिलता-जुलता है। ऐसा विदित होता है कि इसका नाम वास्तव में तिपुर ह्दी था। फारसी लिपि से 
श्रेंगरेजी में अनुवाद करते समय तिपुर (दास) को पतरदास पढ लिया गया हो, तो कोई आश्चर्य 
की बात नहीं है; क्‍योंकि फारसी लिपि मे दोनों तिपुर (,5) और पतर (,5) एक हीं प्रकार 
से लिखे जाते हैं। ईलियट ने इस नाम को दरदास पढ़कर वैसा द्वी अनुवाद कर दिया है। इसका 
जीवन चरित्र नीचे दिया जाता है। 

यह जाति का खन्नी था। १२वें वर्ष में चित्तोड गढ़ दुर्ग के घेरे में यह बादशाही मोचे का 
प्रबंधक हुआ | यह क्रमशः बज्ञाल ओर बिहार का दीवान रहा । इसने बांधव दुर्ग जीता। यह कई 
वर्ष तक बीरपिहदेव से युद्ध करता रहा । ४६वें वर्ष पाँच हजारी मंसब और राजा विक्रमाजीत 
की पदवी पाकर सम्मानित हुआ। जहॉँगोर के समय में यह तोपखाने का मुख्य श्रध्यक्ष 
नियत हुआ ।* 


बलवीर--(वीरबल)--महेशदास उपनाम वीरबल अकबर के नवरत्नों में से थे | यह बड़ी 
अच्छी कविता करते थे। यह अ्रपने वाकचातुर्य और हँसोड्पन के लिए प्रसिद्ध थे। यह १५८८६ ई० 
में एक युद्ध में मारे गए. । 

बासकि, बासकी--(राजा बासू )--यह मऊ और पठानकोट का जमीदार था। आरंम में 
यह अकबर का स्वामिभक्त सेवक था। कालांतर में इसने कई बार विद्रोह किया पर दबा दिया 
गया । फिर यह सलीम की शरण में चला गया। ४६वें वर्ष सलीम के साथ श्रागरे तक आया। 
शाहज़ादा के पकड़े जाने का समाचार ज्ञात होने पर यह भाग गया । बादशाह बनने पर जदाँगीर 
ने इसे साढ़े तीन इजारी मंसत्र दिया | १६१२ ई० में इसकी मृत्यु हुईं ।५ 

भारामल--यह ए्ृथ्वीराज कछवाह्ा के पुत्र और आमेर के शासक थे। राजपूतों में यह 
प्रथम राजा थे, जिन्होंने अकबर की आधीनता स्तव्रीकार की थी। इन्होंने अपनी पुत्री अकबर को 


१ सआसिरुल उमरा, भा० १, ए० ३१४६-९१ * वहीं, वही, ४० १९६०-६४ + बही, 
वही, एू० २८०-२ _* वही, वही प्ृू० २४७४-१० वही, वही, ए० २२४-७ 


वीरसिंह देव-चरित १७६ 


दी | अकबर ने उसे पाँच हजारी मंसब प्रदान करके सम्मानित किया था| इनकी झत्यु १५६६ ई० 
के लगभग हुई थी।" 

भगवानू्‌दास--(भगवंतदास)--यह भारामल कछवाहा के पुत्र थे। १५४७२ ई० में सर- 
नाल के युद्ध में इन्होंने अच्छी वीरता प्रदर्शित की थी। अकबर के राज्य काल के २३वें वर्ष यह 
पञ्ञाब का सूबेदार नियुक्त हुए। २६वें व इनकी पुत्री का विवाह सलीम के साथ हुआ। १५८६ ' 
ई० में इनकी लाहौर में मृत्यु हो गई ।* 

भारभवीर (भारतसाहि) बंदेला -यद रामसाहि बुंदेला का पौत्र था। इसके पिता का 
नाम संग्रामसाहि था। जहाँगीर के शासन काल के ७वें वर्ष (१६१२ ई०) में उसे योग्य पद और 
राजा की पदवी से सम्मानित किया गया । जहाँगीर की मृत्यु हो जाने पर शाहजहाँ ने इसका मंसव 
४०० सवार बढ़ाकर तीन इज़ारी २५०० सवार का करके मडा और धोड़ा प्रदान किया । यह 
इटावा का फौजदार नियत हुआ था । तेशिंगाना आदि के आ्ाक्रमणों मे इसने बड़ी वीरता प्रदर्शित 
की थी। १३६४ ई० में तेलिंगाना की सीमा पर इसकी मृत्य हुई ।३ 

मानसिह--यह मभग्रवंतदास के भाई जगतूतिंह के पुत्र थे। निस्संतान होने के कारण 
आमेरपति मगबंत ने इन्हे गोद ले लिया था। यह अकबर के राज्य के स्तम्मों और सरदारों के 
अग्रणी थे | १४७६ ई० के अन्त में यह महाराणा प्रताप को दंड देने के लिए नियत हुए। फिर 
यह काबुल के शासक नियुक्त हुए. जहाँ इन्होंने बडी वीरता प्रदर्शित की । ३४वें वर्ष में इनके पिता 
की सत्य होने पर इन्हे राजा की पदवी और पाँच हजारीं मसब मिला । अकबर ने इन्हें क्रमशः 

7र और बज्ञाल का सूबेदार नियुक्त किया था। इन्होंने उक सूत्रों में बडो योग्यतापूर्वक शासन 

किया था । बन्ञाल से लोटने पर राजा मानसिह सात हजारी ७००० सवार का मंसब पाकर सम्मा- 
नित हुए. । जहाँगीर के शासन के ६वें वर्ष (१६१४ ई०) में इनकी मृत्यु हुई।* 

आसकरन --यह आमेर के राजा भारामल के भाई थे। अकबर के राज्यकाल के २२वें 
वर्ष यह सादिक खा के साथ राजा मधुकर (साहि) को दंड देने के लिए नियुक्त हुआ था । २४वें 
वर्ष में राजा टोडरमल के साथ बिहार में नियत हुआ | ३०वें बर्ष इसे हजारी मंसब मिला | ३३वें 
वष में शद्दबुद्दीन अहमदख्खाँ में साथ राजा मघुकर को दंड देने गया और लौटते समय इसकी 
मृत्यु हो गई । 

राजा राजसिंह कछुवाहा--यह उक्त आसकरन का पुत्र था। बहुत दिनों तक दक्षिण की 
चढ़ाई में नियत रह्य। ४४वें वर्ष यह जालियर के दुर्गाब्यक्ष नियुक्त किए गए। ४७वं वर्ष में रायान 
पतरदास (तिपुर) के साथ वीरसिंह देव बुंदेला का पीछा करने पर नियत हुए. । ५०वें वर्ष में इनका 
मंसव चार हजारी ३००० सवार तक पहुँच गया ओर डंका भी मिला। १६१४ ई* में ईनकी 
मृत्यु हो गई। 

रामदास --यह राजा राजतिंह कछुवाहा के पुत्र थे। इनको हजारी ४०० का मंसब मिला | 
जहाँगीर के १२वाँ वर्ष में इन्हे राजा की पदवी भी प्राप्त हो गई। उसो वर्ष के अंत में इनका मंसब 
बढ़कर डेढ हजारी ७०० सवार का हो गया ।* 


) सआसिरुल उसरा, भाग १,ए० ३६४-७ * वही, वही, ए० २९३-६ | वही, वही, ए० 
२६१-३ “ वही, वही, ४० २६१-३०३ * वहीं, वही, ए० ३२६-७ 


१८० हिंदी वीरकाव्य 


भोज--यह राय सुजन हाड़ा का छोटा पुत्र था। यह बहुत समय तक मानसिह के आधीन 
रहा । शेखाँश्रवुल॒फ़जल के साथ नियुक्त होकर दछ्तिण के युद्धों में साहस का कारये करता रहा । 
१६०८ ई० में इसकी मृत्यु हो गई |" 

केसवदास, (केसौदास)--संभवतः वीरसिंहदेव-चरित के रचयिता ने इस नाम से अपनी 
, ओर संकेत किया है।* 


मुस्लिस पात्र -- अकबर, जलालुद्दीन--(जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर) यह सम्राट हुमायूँ का 
पुत्र था। इसका जन्म १५४४२ ई० में हुआ था। इसने १५४६ ई० से १६०४ ई० तक भारतवर्ष 
पर शासन किया। यह अत्यंत प्रसिद्ध मुग़ल शासक था, जिसके कार्य-कलापों का विवरण इतिहास 
विंदित है ।* 

सलीस, जहाँगीर--यह अकबर का ज्येष्ठ पुत्र था। यह ३० अगस्त १५६६ ई० में उत्पन्न 
हुआ था। अकबर की मृत्यु के उपरांत इसने १६०५ ई० से १६२७ ई० तक शासन किया। 


खुसरो सुलतान--सुलतान खुसरो सम्राद जह्ॉगीर का ज्येष्ठ पुत्र था| इसकी मृत्यु जनवरी 
१६२२ ई० को हुई थी।" 


सुरादसाहि--शाहजादा मुराद सम्राद श्रकबर का द्वितीय पुत्र था। इसका जन्म ७ जुलाई 
सन्‌ १५७० ई० को हुआ था। यह अधिक समय तक दक्षिण में युद्ध करता रह और वही १२ मई 
१५६६ ई० में इसकी मृत्यु हुई ।* 


झअबुलफजलू --अल्लामी फृहामी शेख अबुल॒फूजल शेख भुबारक नागौरी का द्वितीय पुत्र 
था। इसका जन्म १४ जनवरी, १४५५१ ई० को हुआ था । यह अकबर का प्रमुख अमीर, मित्र, 
आज्ञाकारी एवं विश्वास-पात्र सेवक था। ४र३व इलाही वर्ष में यह दक्षिण भेजा गया। इसने 
दक्षिण में बड़ी बीस्तापूवक कई यद्ध किये। सलीम के विद्रोह के अवसर पर'अकबर ने इसे आगरे 
बुलाया । लौटते समय मार्ग मे अगस्त १६०२ ६० को इसकी मृत्यु हुईं ।* 


कुतुब॒द्दीन खाँ--अआईन-इ-अकबरी में इस नाम के दो व्यक्तियों का उल्लेख मिलता है। 
इस नाम का एक व्यक्ति शाइजादा सलीम का अतालीक था। दूसरे फृतहपुर सीकरी के शेख खूबू 
को कुत॒बुद्दीन खाँ-इ-चिश्ती की उपाधि मिली थी |“ यह निणंय करना कठिन है कि केशव ने किस 
व्यक्ति विशेष की ओर संकेत किया है। 

बैरम्ां (खानखानान बैराम खाँ) यह हुमायूं के प्रमुख सरदारों में से था। यह अकबर 
का शिक्षक ओर संस्त्ञक था। पानीतत के द्वितीय युद्ध में इसने हैमू बककाल को पराजित 


१ सझआसिरुल उमरा, भाग १, पू० २७३०४ * विशेष विवरण के लिए देखिए प्रथम खण्ड, 
अध्याय १, ए० २१-२ + केम्ब्रिज हिस्द्री ऑव इंडिया, भा० ७, ए० ३६, ६७-१३९३ ४ चही, भा० 
वहीं, ए० १०२; १४४, १४६९-४३, १६१९-८२ * वही, भ[०वही, छ०१९०, १९२, १४६३-८, १६०- 

१६४०९, ३१६८-७० * वही, भा० वही, ए० १०२, १२७-८, १४०-४  मआसिरुल उमरा; 
भा० २, ए० ४६-१६ < आईन-ई-अकबरी, भा० १, ७० ३३३-४ (संख्या २८), वही, भा० वही, 
पू० ४६६-७ (सं० २७९१) 


वीरसिंहदेव-चरित श्पपर 


किया | कालांठर में अकबर से अनबन हो जाने के कारण वह नौकरी से हटा दिया गया। इस 
पर उसने विद्रोह किया। अकबर से पराजित होकर वह मक्का के लिए चला पर मार्ग में मार 
डाला गया ।* 

खानखाना, नवाब (ख़ानख़ानान नवाब अबदुरहीम)--यह बैरामखाँ के पुत्र और अक- 
बर के नवरत्नों में से थे। वह बहुत दिनों तक दक्षिण में युद्ध-पंचालन करते रहे थे। यह हिंदी 
के प्रसिद्ध कवि थे ।* 

सरीफ खान--शरीफ खाँ नामक एक व्यक्ति अत्गह खाँ का भाई था। यह अकबर के समय 
में पंजाब, कन्नोज, मालवा, ग़जनी आदि में शासक रहा | यह कहना कठिन है कि केशव ने अपने 
ग्रंथ में इन्हीं का उल्लेख किया है अथवा अन्य किसी पुरुष का । 

अबदुल्लह खाँ खोजा--(अबदुल्ला खाँ फीरोज जंग) इसका नाम ख्वाजा अब्दुल्ला था। 
इलाहाबाद में शाहजादा सलीम ने इसे मंसव और खाँ की पदवी दी। अकबर ने इसे सफदरज॑ग 
की पद्वी दी | जहाँगीर के समय में यह गुजरात का अध्यक्ष नियत हुआ | दक्षिण में यह कई बार 
सेना लेकर भेजा गया | शाहजहाँ के शासन काल में इसने जुकारपिंह के ऐरछ गढ़ पर अधिकार 
कर लिया | यह लगभग सत्तर वर्ष की अवस्था में ७ दिसम्बर, १६४४ ई० को मर गया ।* 


अनिश्चित पात्र 


निम्नलिखित पात्रों का प्राप्य इतिहास ग्रंथों में विशेष विवरण उपलब्ध नहीं है :--- 

हिंदू पात्र -राईसेन, पूरनमल्न, नरसिहदेव, प्रतापराव, हरिसिंहदेव (हरसिंह), संग्रामसाहि, 
राव भूपाल, उग्रसेन, हरदौल, बाधराज, दुर्जनसाल, चद्रमान, भगवानराय, नरहरिदास, कृष्णदास, 
माधवदास, तुलसीदास (तठुरसीदास), हरीसिंह, बर्संतराय, खाडेराय, आमनदास, आनंदी पुरोहित, 
इंद्रजीत, ईश्वर राउत, कृपाराम, कन्हर, खड॒गराइ, खरगसेन, गुगराल खबास, गोविंददास मिश्र, 
गिरधरदास, बड्गू जर-सुत-चंपतराइ जंगमनि (जगमोहन पुरोहित), जुगगाज, जादौं (जादौ राइ), 
बलवंत, जसवंत, ताराचंद, देवाराइ (देवा), दुर्गादास, दमोदर (दामोदर ) दुर्गा राउ, पंवार भग- 
वान, पेमु परघान, बाली, बसंत, मंगद, मलखान, मारू, मुकट गौर, मिश्र उदीन, मयाराम, रामसिंह 
कछुवाह्या (रामदास), हरिवंस, हरदोल ५वार, होरिलराव (होडिलराव), सुदर, स्थामदास, सुजान- 
साहि, रनजीत लोधी, सकतसिंह कछवाहा, इरधौर, सूरज (सूरज नाई), बकसराइ, देवा पायक | 

स्री-पात्र--कल्यान दे रानी | 

मुसलमान पात्न-सैद मुजफफर खान (मुदफूफर खाँ), दौलत खा पठान, समाइची खाँ, 
श्रसरफ़ खाँ, आलम खान, खान जहान, कुतुब॒दीन खान, श्राजम खान, जमल, जमाल खाँ, फरीद 
खान, नाजिस खान, जामकुली, नव्राब मुसरफ, यादगार, वाजिद, हसनषान (हसन खान), बहादुर 
अली, हकीम, दरिया खाँ, साहिम खाँ, अलीकुली खाँ। 


* केम्ब्रिज हिस्द्री ऑव्‌ इंडिया, भा० ७, घू० २०, ३६, ४०, ४२, ६७८, ७१-८ 
९ बही; भा० वही) श्र० २०, ७८, १३३, १३७, ३१४१-३, १४४६, १६३, १९७, १४६, 
१७१-२, १७३, २६०, २६३, २९२, *६२ २ आईन इ-अकबरी, भा० ३, घु० शे८३ (सं० 
६३)  मआसिरुलू उमरा, भा० २, छ० १३१३-४६ 


श्प्र हिंदी वीरकाब्य 


प्रकाश ३ 


वीरसिंहदेव की प्रारस्मिक विजय--वीरसिहदेव ने बड़ोन की जागीर मिल जाने के उपरान्त 
कई स्थानों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया | आशकरन, रामसाहि और जंगमनि की सेनाश्रों 
से भयंकर युद्ध किया | दौलत खाँ से संधि करके उसके साथ दक्षिण की ओर चल दिए पर वे 
मार्ग से ही लौट आए और बड़ौन पर पुन; अपना श्रधिकार स्थापित कर लिश ।" 


केशव द्वारा वर्शित उक्त घटनाओं का इतिहास में विस्तृत विवरण अप्राप्य है। पर यह 
निश्चित है कि महान्‌ महत्वाकांक्षी वीरसिंहदेव चुप बैठनेवाले व्यक्ति न थे। उन्होंने यह युद्ध अव- 
श्य लड़े होंगे | स्थानीय घटनाये होने के कारण इतिहास में उनका लेखकों ने उल्लेख करने की 
ओर ध्यान नहीं दिया होगा। यह भी सम्मव है कि इनमें से अधिकाश युद्धों में मुसलमानों की 
पराजय होने के कारण मुसलमानों ने उनका विवरण नहीं दिया हो। 


प्रकाश ४ 


मुराद की सत्यु और अकबर की यात्रा--केशव ने मुराद की मृत्यु और अकबर की दक्षिण 
यात्रा का चौथे प्रकाश में उल्लेख किया है ।* 


इतिहास-ग्थों से विदित होता है कि शाहजादा मुराद दक्षिण में शाही सेना का संचालन 
कर रहा था । वहीं पर २ मई १३४६६ ई० को उसकी मृत्यु हुईं। इस दुःखद घटना के पश्चात्‌ 
अकबर अस्सी सहर्र अश्वारोहियों के साथ दक्षिण को रवाना हुआ। (२६ सितम्बर, १४६६ ई०)३ 

इस ऐतिहासिक विवरण से स्पष्ट है कि मुराद की मृत्यु के कई मास के उपरान्त अकबर 
दक्षिण-यात्रा प्रारम्म कए सका था। केशव ने दोनों घटनाओं का चलता हुश्रा वर्णन साथ-साथ 
ही कर दिया है | इसका कारण यह प्रतीत होता है कि केशव ने अपने ग्रंथ की घटनावली को अग्र- 
सर करने के लिए उक्त दोनों घटनाओं का एक साथ सांकेतिक वर्णन कर दिया है, क्योंकि उनका 
बिस्तृत वन करना केशव का लक्ष्य नही था। 


इन घटनाओं के पश्चात्‌ केशव ने राससाहि की अ्रकबर से मेंट, रामसाहि और राजसिंह के 
वीरसिंह से विविध युद्धों आदि का वर्णन किया है ।* इन घटनाओं का इतिहास में वर्णन 
अप्राप्य है। 


प्रकाश « 
सलीम का मेवाड़ से लौटना, विद्रोह, और अकबर का दक्तिण से आगरे आना--केशव ने 


सलीम और मानसिंह के मेवाड से लौटने तथा अकबर के क्षुब्ध होकर दक्षिण से आगरे आने 
की घटना का वर्णन पाँचत्रे प्रकाश में किया है ।* 


) वीरसिहदेव-चरिन्न, ० १७-२३ * वही,ए० २३ 3 इंलियट एुंड डाउसन, हिस्ट्री ऑँव 
हूं डिया, भा० ६, ए०६७, अकबरनासा, ए० ८०३; तुज्ञ़क-इ-जहाँगीरी, भा० १, ए० ३४, केम्ब्रिज 
हिस्ट्री ऑवू इंडिया, भा० ४, ए० १७४४-९५; अकबर दी ग्रेट, पृ० २७१; जहाँगीर, भा० १, छु० 
४४ ४ वीरसिहदेव-चरित, ए० २३-८ " बीरसिहदेव-चरित, छ० २८-३६ 


वीरसिहदेव-चरित श्ध्३ 


उक्त घटनाओं का इतिहास में यह विवरण मिलता है ;-- 

सलीम ओर राजा मानसिंह मेवाड के विरुद्ध यद्ध कर रहे ये | सलीम ने अपनी सेना यद्ध- 
भूमि में मेज दी थी और स्वयं अजमेर में पडा रहा था। बच्धाल में अफुग़ानों ने विद्रोह किया । 
वहाँ शाति स्थापित करने के लिए मानसिह को जाना पड़ा । मेवाड़-युद्ध में-सलीम को विशेष 
सफलता नहीं मिज्नी | वह भदह्दाराणा को केवल पावतीय प्रदेश को भगा सका था | अंत में सलीम 
ने विद्रोह करने का निश्चय किया । वह जुलाई, १६०० ई० में आगरा होता हुआ प्रयाग जा 
पहुँचा ओर एक स्वतंत्र दरबार की स्थापना की । इन सब समाचारों के शञात होने पर अकबर दक्तिण 
से लौटकर २३, अ्रगस्त, १६०१ ई० को आगरे पहुँचा ।* 

केशव ने उक्त घटनाओं के वर्णन में सलीम और मानसिंह के मेवाड़ से एक साथ लौटने का 
उल्लेख किया है। यह उनको भूल है। इतिहास के ऊपर दिए हुए उद्धरण से स्पष्ट है कि मानसिंह 
बच्चाल को पहले ही चले गये थे और सलीम उसके पश्चात्‌ लौटा था। 

वीरसिहदेव की सलीस से भेंट--उस समय अकबर की दक्षिण और मेवाड़ में लडाइयाँ हो 
रही थीं। अकबर और मानसिंह में वैमनस्थ था और सलीम ने विद्रोह का भमॉडा खडा कर दिया 
था। अकबर को इस ग्रकार विपत्ति-प्रस्त देखकर वीरसिंददेव नें प्रयाग में पहुंचकर सलीम से मित्रता 
स्थापित की ।* इनमें से वीरसिहदेव और सलीम की भेट के अनिरिक्त शेष घटनाओं का ऊपर के 
ऐतिहासिक विवरण से आभास मिल जाता है। वीरसिददेव ने सलीम से अवश्य ही मैत्री स्थापित 
की होगी इंसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए | 

अबुलफ़ज़ल की हत्या--“सलीम के विद्रोह करने पर अकबर ने अबुलफजुल को दक्षिण से 
बुलाया | सलीम ने वीरपिंहदेव को, उसे जीवित पकड़ जानें अथवां मार डालनें की आज्ञा देकर, 
रवाना किया । वीरसिंहदेव और सैययद मुजुफूफर साथ-साथ इस कार्य को सम्पादित करने के लिए, 
गए | पराइछे के निकट अबुलफ्‌जूल की सेना से युद्ध हुआ। गोला लगने से शेख की मृत्यु हो 
गई। उसका शिर चंपतराय बड्गूजर के हाथ प्रयाग भेज दिया गया। प्रसन्न होकर सलीम ने 
वीरसिंहदेव को राजा घोषित कर दिया ।”* ै 

असदूबेग ने, जो अबुलफ़जलू के साथ दक्षिण से सिरौज तक आया था और जिसने अक- 
बर की आज्ञा से इस घटना के संबंध में जाँच की थीं, विकाया-इ-असद्बेग? में इस घटना के 
संबंध भे लिखा है ४-- 

वह महान्‌ व्यक्ति सराय बरार नामक स्थान पर शुक्रवार १६ अगस्त, १६०२ ई० को मारा 
गया | जब हम (अबुलफंजुल, असद्वेग आदि) सिरौंज पहुँचे तव गोपालदास (नकटा) ने दक्षिण 
से साथ आई हुई सेना को आराम करने और श्रसद्वेग के साथ सिरौंज में इद्रजीत बुंदेला से युद्ध 
करने के लिए छोड़ देने और उसकी सेना को अपने साथ रक्षार्थ ज्षे जाने के लिए उसे फुसला 
लिया । जब वह चलने के लिए प्रत्तुत हुआ तो में भी सवार हुआ पर उसने मुझे ऐसा करने से 

रोका। जब वह सराय-बरार मे आया तो एक साधु ने कहा कि आ्रागामी दिन उस पर नरसिंह 


१ क्ेम्बिज हिस्ट्री ऑवू इंडिया, ए० १४६-८, अरूपर दी ग्रेट, ए० ३०१-४; जहाँगीर, 
भा० १, ए० ४४-५४ वीरसिहदेव-चरित, छ० २६-३३ ४ चही; ए० हे३-७ 


श्प्प्ड हिंदी वीरकाब्य 


(वीरसिद) बुँदेला द्वारा आक्रमण किया जानेवाला था, पर उसने उसे पुरस्कार देकर विदा कर दिया। 
दूसरे दिन शुक्रवार को ज्यों ही वह चलने को उद्यत हुआ त्योंह्ी सराय के पीछे से बु देलों की सेना 
उस पर टूट पड़ी । शेख के साथियों ने द्रतगति से चलने की सम्मति दी, पर उसने न माना। नर- 
तिंद (वीरसिंदह) की सेना के लगभग पाँच सो अ्श्वारोही निकट आ पहुँचे । गदाई खाँ वीरता से 
यद्ध करता हुआ्रा मारा गया। उसी समय' एक साथी ने कहा “लुठेरे सशखत्र हैं ओर आपके साथी 
निहत्ये हैं। हम लोगों को पहाड़ी की ओर चल्ने जाना चाहिए, संमव है कि प्राणों की रक्षा हो 
जाय |” ऐसा क्रकर उसने शेख के घोड़े की बाग पकड़ी और लौट पड़ा । उसी समय लुटेरे प्रत्येक 
मनुष्य को भाले से मारने लगे | एक राजपूत ने पीछे भ्राकर शेख को भाला मारा जो उसके वक्ष 
स्थल से होकर निकला । पास ही एक नाला था। शेख ने उसे पार करना चाहा, पर वह इस प्रयत्र 
में गिर पड़ा । जब्बार ने, जो एक दम पीछे था, उस राजपूत को मार डाला | फिर घोड़े के नीचे 
से शेख को निकाल्नकर सड़क से एक ओर ले गया, परंतु वह घाव घातक था। शेख पृथ्वी पर 


गिर गया | 
उसी समय अन्य राजपूतों के साथ नरसिह (वीरसिंह) आया अ्रतः जब्बार एक बृक्ष के पीछे 


छिप गया । जैसे ही नरसिंह (वीरसिह) नें उसे देखा, वह घोड़े से उतरा और उत्तके शिर को अपने 
घुटने पर रखकर अपने वस्त्र से उसके मुख को पोंछने लगा । यह देखकर कि नरसिंह (वीरसिंह) 
का हृदय द्रवित हो चला था, जब्बार ने आगे आकर प्रणाम किया। उसी समय शेख ने अपने 
नेत्र खोले । नरसिंह (बीरसिंह) ने बैठे ही बैठे अमिवादन किया और अपने साथियों से फरमान 
(आशापत्र) लाने को कहकर शेख से नम्नतापूवंक कहा “सर्व-विजेता-स्वामी (सलीम) ने आपको 
कपापूर्वक बुला भेजा है।” शेख इससे छुब्ध हुआ । नरसिद्द ने उसे सलीम के पास सुरक्षित स्थान 
पर ले जाने का शपथपूवंक आश्वापन दिया। शेख ने सक्रोध उसे अपराब्द कहने आरंभ कर दिए। 
तब नरभिंह (वीरसिंह) के साथियों ने उससे कहा कि उसके (शेख के) घाव घातक थे, श्रतः उसको 
ते जाना अ्रसंभव था। यह सुनते ही जब्बार ने अपनी तलवार खींची और कई राजपूतों को मार- 
कर, नरसिह (वीरसिंह) के नि तक जा पहुँचा | उसी समय उन्होंने उतको मारकर गिरा दिया | 
फिर नरसिह(वीरसिंह) शेख के शिर पर से उठा और उसके साथियों ने उसे समाप्त करके उसका 
शिर काट लिया | तदुपरात अन्य किसी को छेड़े बिना, यहाँ तक कि बन्दियों तक को भी छोड़कर 
वे लोग चले गए ।* 

उक्त उद्धशण्ण और केशव-कथन की तुलना करने पर स्पष्ट हो जाता है कि - उन दोनों मे 
वहुत साम्य है। शेख के साथ वीरसिंह के दूत गुप्त वेश में आ रहे थे, इसकी ओर केशव ने 
संकेत किया है और असद्बेग का नकटा प्रसंग से भी यही अ्रभिप्राय है। केशव ने भी एक मनुष्य 
द्वारा उसके घोड़े की बाग पकड़ने का उल्लेख किया है और असदबेग का भी यहीं मत है। केशव 
के वशन में भी शेख को पकड़ लाने अथवा मार डालने का उल्लेख किया गया है और घायल 
शेख से वीरसिंह की बातचीत द्वारा अतदबेग ने मी यही सिद्द किया है। इसीलिए फरमान लाने 
की बात लिखी गई है। वीरसिंह के द्रवीभूत होने, अपने रूमाव से उपके मुख को पोंडने आदि 


) हिस्द्री आव्‌ इंडिया, भा० ६, ए० १३१४-६०; अ हबर दी श्रेठ, ए० ३०४-७; जहाँगीर, 
स्रा० १, ६० २२-४ 


वीरसिहदेव-चरित श्देंप्‌ 


से उनकी द्रवशशीलता और शेख की दयनीय दशा को देखकर दुःखी होने का आभास मिलता 
है। यदि जबूबार उस समय उतावलेपन और अदूरदर्शिता का परिचय न देता, तो सम्भव था कि 
शेख के प्राणों की रक्षा हो जाती । केशव ने शेख की मृत्यु गोला लगने से तथा असदबेग ने वीरसिंह 
के साथी के भातते से घायल होने और शिर काटे जाने से मानी है। इंस प्रकार वीरसिंह ने अन्तिम 
समय तक शेख को जीवित पकड़ने का प्रयत्ञ किया पर दुर्भाग्यवश उत्तकी मृत्यु हो गई। ऐसी परि- 
स्थितियाँ त्रा उपस्थित हुईं कि और कोई उपाय रह ही नहीं गया था। इस प्रकार केशव और 
असदूबेग दोनों के वर्णनों में बहुत साम्य है। साथ ही वीरसिंह ने अपने हाथ से शेख को नहीं 
मारा | अत: उसके ऊपर उसकी हत्या का दोषारोपण नही किया जा सकता। इईलियट ने वीरसिंह 
के स्थान पर नरसिंह लिखा है, जो फारसी लिपि की कृपां का दुष्परिणाम है | 

अबुलुफूजल की म्त्यु के संबंध में जहाँगीर का कथन भी विचारणीय है। वह लिखता 
है कि, 'मेरे पूज्य पिता (अकबर) के शासन के अन्तिम वर्षों' में शेख अबुलफूजल, ने, जो बुद्धिमता 
एवं विद्धत्ता में भारतीय शेखजादों में अद्वितीय था, स्वयं को स्वामि-भक्ति-रत्न के बाह्य रूप से 
देदीप्यमान कर लिया था और उस रत्न को अकबर के हाथों अत्यधिक मूल्य पर बेचा था। मेरे 
प्रति दुष्कृत भावना रखने के कारण वह एकान्त तथा प्रकट में मेरी निन्दा किया करता था। उसे 
दक्षिण से बुनाया गया था | इस समय, जब्र कि विद्वेषारिन-प्रज्वलित्त-कर्त्ताओं की कृपा से मेरे 
पिता के विचार मेरे विरूद्ध हो गए थे, यह निश्चित था कि यदि वह उससे ( अकबर ) मेंट कर 
लेता तो इससे झगड़ा बढ़ जाता और मैं अपने पिता के दशनों से वंचित रह जाता | उसका द्रबार- 
प्रवेश रोकना नितान्त आवश्यक हो गया । वीरसिहदेव का प्रदेश उसके मार्ग में पड़ता था और वह 
उस समय एक विद्रोही था। मैंने उसके पास यह संदेशा भेजा कि यदि वह उस विद्रोही (श्रबुल- 
फ़जल) को रोक कर मार डालेगा तो वह मेरी प्रत्येक कृपा को प्रात करने का अधिकारी होगा। 
ईश्वर की कृपा से, जब्र शेख अबुनफजल वीरसिहदेव के देश से होकर निकले रहा था, राजा ने 
उसका मार्ग रोका ओर साधारण यद्ध के पश्चात्‌ उसको मार डाला। उसने उसका शिर मेरे पास 
इलाहाबाद भेजा ।* 

सलीम ने अपने कथन द्वारा सारा दोष शेख ही के मत्थे मढा है। सच बात तो यह है कि 
इस अपराध के लिए सलीम भी एक बड़ी सीमा तक उत्तरदायी था। सलीम के विवरण से यह 
भी विदित होता है कि उसने शेख को मारने का संदेश वीरसिहदेव के पास भेजा था पर केशव का 
मत है कि दोनों ने प्रयाग में मिलकर सारी योजना बनाई थी। 

तकमील-इ-अकबरनामा के लेखक तथा केम्ब्रिज हिस्ट्री आँव्‌ इंडिया के अनुसार वीरसिहदेव 
कुछ समय तक सलीम की नोकरी में रहा था ।* पर वीरसिंहदेव-चरित्र, विकाया-इ-असद्बेग तथा 
तुज्ञक-इ-जहाँगीरी से उक्त कथन की पुष्टि नहीं होती है । 

उपयक्त विवेचन का परिणाम यह निकलता है कि केशव का' इस घटना-संबंधी विवरण 
ऐतिहासिक है। साथ ही वीरसिंहदेव को अब्वुत्फ नल की हत्या के लिए एकदम दोषी नहीं ठह- 


१ तुजुक-इ-जहाँगीरी, भा० १, ए० २४-१४ _* अकबरनासा, अध्याय (५,, ए० ३२१७, 
केम्ब्रिज हिस्ट्री आवू इंडिया, भा० ४, ४० १४६, हिस्ट्री आव इंडिया, भा०६, पूृ० ३०७ 
२ 


श्र हिंदी वीरकाव्य हु 


राया जा सकता। उन्होंने अकबर को हानि पहुँचाने, ओर मारत के भावी सम्राट ज॑हाँगीर (सलीम) 
को प्रसन्न करने के लिए. एक सच्चे मित्र ओर दूरदर्शी राजनीतिक के समान इस कार्य में हाथ 
डाला और अंतिम समय तक इस बात के लिए प्रयत्नशील रहे कि अबुलफ्‌जूल के प्राणों की रक्षा 
दो जाये और उसे जीवित हीं पकड़कर सलीम के पास भेज दें; पर परिस्थितिवश उसकी 
सृत्यु हो गई । 
प्रकाश ६ 

वीरसिंह देव और अकबर में युद्ध -अबुलफूजुल की झुत्यु का समाचार सुनकर अकबर 
अत्यन्त शोक बिहवल हुआ । उसने प्रतिशोध-भावना से प्रेरित और क्रुद्ध होकर विशाल सेना 
मेजी । इस पर सलीम के परामर्श से वीरपिंहदेव दतिया चले गए। शत्रुओं के वहाँ पहुँचने पर 
यह ऐरछ जा पहुँचे फिर वहाँ से भीं निकल भागे और 'दूनी” होते हुए; दतिया में सलीम से जा मिले। 
इंद्रजीत को ऐरछ गढ़ देकर रायरायाँ आगरे चल्ले गए। अन्त में इंद्रजीत,भी आगरे को रवाना 
हो गए ।" 

इस घटना के विषय में इतिहास का विवरण निम्नलिखित है :-- 
अबुलफूजुल की मृत्यु का समाचार शात होने पर अकबर अत्यन्त शोकाकुल हुआ। 

वह तीन दिन तक दरबार में नहीं आया। उसने क्रुद् होकर रायरायाँ की अध्यक्षता में एक 
सेना वीरांसह को दंड देने के लिए भेजी। उसने वीरधिहदेव का भाडर तक पीछा किया। वह वहाँ 
से बेतवा नदी के किनारे पर स्थित ऐरछ गढ़ मे चलते गए। वह बाहर निकले पर पुनः दुर्ग में खदेड़ 
दिए गए.। इस पर वे रात्रि के समय दीवार काटकर जंगल की ओर निकल भागे। उनका हाथी 
मार डाला गया पर वे बच गए। इन युद्धों में अकबर की सेना के प्रमुख संचालक रायरायाँ (पतर- 
दास +-तिपुर), अबदुरहमान तथा ग्वालियर के राजा राजसिंह कछवाहा आदि थे ।* 

ऊपर दिए मए केशव और इतिहास के विवरणों में अत्यधिक सामय है। दोनों का मत है 
कि ऐरछ गढ़ में वीरसिंहदेव घिर गए थे, पर निकल भागे थे | इस प्रकार वे एक स्थान से दूसरे को 
भाग जाते और शत्रु के हाथ नहीं आते थे। प्रमुख सेनापतियों के नाम भी दोनों विवरणों में प्रायः 
एक ही हैं। दोनों में ही अकबर के दुःखी एवं क्रद्ध होने का उल्लेख है। अतः केशव कथित उक्त 
विवरण ऐतिहासिक ही मानना चाहिए | 


अकारा ७ 
केशव ने इस प्रकाश में सलीम के आगरे जाने, खड़गराय की मृत्यु, सश्ीम के प्रयाग चले ] 
जाने, तिपुर को विक्रमाजीत की उपाधि देकर वीरसिंह के विरुद्ध भेजने, बेगम खाँ. की मृत्यु, 
सलीम के पुनः आगरे आने, अकबर द्वारा उन्हें पीड़ा देने तथा वीरसिंह के अन्य युद्धों का वर्णन 
किया है ।र 





१ वीरसिहदेव-चरित, ए० शे८प-४४ * हिस्ट्री आव्‌ इंडिया, भा० ६, एृ० १६०-२; 
वही, भ।० वही, ए०१०८-११३; सझआसिरुल उसरा, भा०१, एू० ३२६-७, केम्बिज हिस्ट्री ऑँच्‌ 
इंडिया, भा० ४, पृ० १३४६-१०; जहाँगीर, भा० १, ए० ९४-९१; अकबर दी ग्रेट, छू० ३०७ 
3 बीरसिहदेव-चरित पृ० ४४-६ 


वीरसिहदेव-चरित १८७ 


उक्त घटनाओं के संबंध में ऐतिहासिक उल्लेखों का सार नीचे दिया जाता है :-- 

सलीम का आगरे में आगमन--सुलताना सलीमा बेगम, अकबर की सम्मति से सलीम को 
मनाने के लिए, प्रयाग पहुँची । उसके प्रयत्न से सलीम आगरे श्राने को प्रस्तुत हो गया। उसने 
अप्रेल १६०३ ईं० में आगरे पहुँच कर अपने पिता से क्षमा-याचना की । इस प्रकार दोनों में 
सन्धि हो गई । 

१४ अक्टूबर, १६०३ ६० में अकबर ने सलीम को मेवाड़ के युद्ध को पूरा करने के लिए 
वहाँ जाने की आज्ञा दी | अन्यमस्क होकर सलीम फ़तेहपुर सीकरी के आस-पास पडा रहा | उसने 
मेवाड-आक्रमण के लिए अपनी अपरिमित आवश्यकताएँ बतलाई', जिनकी पूर्ति करना अकबर 
की समर में व्यर्थ था। अन्त में अकबर की आज्ञा से वह प्रयाग लोट गया। (१०नवंबर, 
१६०३ ई०)। 

मरीयम मकानी की झत्यु और सलीम का पुनः आगरा आगमसन--फेशव 
ने बेगम खॉ किया है, उससे उनका ,अमिप्राय अकबर की मृत्यु का जो उल्लेख 
की माता के देहावसान से है, ऐसा प्रतोत होता हे। अकबर की मांता हमीदा बानू 
बेगम उपनाम मरीयम मकानी की मृत्यु २६ अगस्त १६०४ ई० को हुई थी। इस दुघंदना 
से अकबर को महान्‌ शोक हुआ था और सारे दरबार में उदासी छा गई थी। इस समाचार 
को सुनकर सलीम श्रत्यन्त दुभ्खी हुआ और अपने पिता के साथ संवेदना प्रदर्शित करने की 
इच्छा से वह ६ नवम्बर, १६०४ ई० को आगरे पहुँचा | अकबर ने दश दिन पर्यन्त उसे कारागार 
में रखने के उपरांत छोड दिया | इस अवसर पर मऊ का राजा, जो सलीम का साथी था उसके 
बन्दी होने का समाचार सुनकर, भांग गया। आगरे आते समय वह प्रयाग का कार्य भार शरीफु खाँ 
को सोप आया था | 

१६०४ ई० में अकबर ने रायरायाँ को विक्रमाजीत की उपाधि से विभूषित करके वीरसिह- 
देव के विरुद्ध भेजा पर उन्होंने युद्धों मे लकीर पीटने के अतिरिक्त और कुछ नहीं किया ।* 

उपयुक्त ऐतिहासिक विवरण और केशव के वर्णन में एकदम समानता है। केवल एक घटना 
के संबंध में कुछ मतभेद है। केशव के मतानुसार शरीफु खाँ भाग गया था पर इतिहास से स्पष्ड 
है कि सलीम उसे प्रयाग का प्रबध सौंप आया था। संभव है कि सलीम के बन्दी होने के समाचार 
को सुनकर वह प्रयाग से इधर-उधर चला गया हो । यह तो निविवाद हीं है कि सलीम के कारा- 
गार में डाल दिए जाने के समाचार के ज्ञात होने पर उसके सभी सहायक अपनी रक्षा की चिन्ता 
करने लगे थे । 

इध प्रकाश की अन्य घटनाओं का उल्लेख इतिहास के प्ृष्ठों में अ्रप्राप्य है, पर वे सभी 
अवश्य ही घटित हुई होंगी । उनमें से अधिकांश का संबंध वीरसिहदेव और अकबर की सेना के 
विविध युद्धों से है। सभी इतिहास लेखक यह स्वीकार करते हैं कि मुगूल सेना वीरसिहदेव को 
अन्त तक न पकड़ सकी थी। इन्हीं विस्तृत विवरणों का उल्लेख केशव ने किया है। इसी के 

आधार पर उनकी सत्यता और वास्तविकता का अनुमान लगाया जा सकता है। 


१ जहाँगीर, सा० १, एृ० ४६४-८, ६३, ६६-३१; अकबर दी ग्रेट, ए० ३१०-२, ३१७, 
३१६; केम्न्रिज हिस्ट्री आँव इंडिया भा० ७, ए० १४६३-२१ 


श्ष्प्प हिंदी वीरकाब्य 


प्रकाश प्र 


वीरसिह और मुराल सेना का ओड्छा-युद्ध--अकबर कीं आज्ञा से विक्रमाजीत वीरसिह 
को दबाने के लिए रवाना हो गया था यह बात ७वे प्रकाश में बतलाईं जा चुकी है। उसकी 
सहायता के लिए अबदुल्लाह ख्नाँ और राजसिह कछुवाह्य भी उसके साथ थे । इस युद्ध में शाही 
सेना को हारना पडा था।* ल्‍ 

केशव कथित उक्त युद्ध के संबंध में फ़ारसी इतिहासों से विदित होता है कि शेख अबुदुर ह- 
मान और ख्वाजा अबदुल्लाह ने यह समाचार भेजा कि ओडछा जीत लिया गया और वीरसिहदेव 
को जंगल की ओर भगा दिया गया है। थोड़े समय के पाश्चात्‌ इन्हीं व्यक्तियों से फिर यह समा- 
चार आया कि शत्रुओं ने कुश्रों में विष डलवा दिया है ओर ज्वर से पीड़ित होकर एक सहस्र 
मनुष्य मर चुके हैं, अतः हमें ओडछा छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा है। अंत में राजा जय. 
सिह ने उसका पीछा करके उसके बहुत से साथियों को मारकर उसे घायल कर दिया तो भी वह 
निकल भागा ।* 

तकमीला-इ-अकबरनामा के आधार पर दिये हुए. उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि इन्हीं 
घटनाश्रों का वशन केशव ने अपने ग्रंथ के उक्त प्रकाश में किया है। थोडे से अंतर के साथ प्राय: 
सभी बातों में परस्पर समानता है । 


प्रकाश ९ 


अकबर की झत्यु और जहाँगीर का राज्याभिषेक--नव प्रकाश में केशव ने लिखा है कि उक्त 
पराजय का समाचार ज्ञात होने पर अकबर ने उसके विरुद्ध और सेना भेजी । इसके कुछ समयो- 
परांत श्रकबर का देहांत होने पर सलीम जहॉँगीर के नाम से सम्राद बना ।* 

इतिहास से ज्ञात होता है कि वीरसिहदेव के सौभाग्य से १७/२७ अ्रक्टूबर, १६०५ ई० को 
अकबर की मृत्यु हो गई और उसके स्थान पर सलीम जहॉगीर के नाम से सिहासनारूढ़ हुआ | 
(२४ अक्टूबर, १६०४ ई०)।४ 

वीरसिंहदेव जहाँगीर द्वारा सम्मानित--इस प्रकार अब्ुलफ़जलू की मृत्यु (अगस्त १६०२ 
ई०) से लेकर अकबर के मरने के समय तक मुगल सेना वीरसिहदेव को दंड देने के लिए प्रयत्न 
करती रही । जहाँगीर ने सम्राद बनते ही उसे आगरे बुलाया। वीरसिंहदेव के आगरे पहुँचने 
पर जहाँगीर ने उसका बडा आदर-सत्कार किया। वह संपूण बुन्देलखंड का राजा घोषित कर 
दिया गया। इसके फलस्वरूप वीरसिहदेव ओर रामसिह में विहैष और वैमनस्य की ज्वाला धघ- 
कने लगी।' 

जहाँगीर द्वारा वीरसिहदेव के सम्मानित किये जाने के प्रसंग में इतिहास लेखकों का कथन 
है कि अकबर की मृत्यु के पश्चात्‌ बनों से निकलकर वीरसिंह बुदेला ने आगरे में उपस्थित होकर 

तीन हजारी मंसब प्राप्त किया तथा अपने संरक्षक पर अपना पर्याप्त प्रभाव भी डाला । वीरसिंह- 


१ वीरसिहदेव-चरित, ए० ४६-१९ - हिस्ट्री आवू इंडिया, भा० ६, एछ० $११३- 
४ 2 वीरसिहदेव-चरित, ए० ४९-६ ४ जहाँगीर, भा० १, ए० ७९, १३०; अकबर दी ग्रेट; ए० 
३१६ ० वीरसिंहदेव-चरित, प्ृ० ९६-६१ 


वीरसिहदेव-चरित श्ष्ह्‌ 


देव जहाँगीर का विशेष क्ृपा-पात्र था इस कारण से उसका ज्येष्ठ भ्राता रामचंद्र बुन्देला विद्रोही 
बन गया ।* 

उपयुक्त ऐतिहासिक विवरण को ही केशव ने अपने ग्रंथ के इस प्रकाश में अधिक विस्तार 
से लिखा है | 


प्रकाश १० 


शाहज़ादा ख़ुसरो का विद्वोह--वीरसिद्देव और रामसाहि कीं पारस्परिक शत्रुता भयंकर 
रूप धारण कर रही थी कि उसी समय शाहजादा ,खुसरो ने विद्रोह किया और जहाँगीर उसके पक- 
डने के लिए उसके पीछे लगा |* 


उक्त घटना के विषय में इतिहास में यह उल्लेख मिलता है ;--- 

खुसरों के विद्रोह के विशेष कारण थे। अकबर के शासन के अंतिम दिनों में राजा मान- 
सिह श्रौर अजीज कोका ने खुसरो को अकबर का उत्तराधिकारी बनाने के विफल प्रयत्न किये थे | 
उसी समय से जहाँगीर और खुसरो--पिता और पुत्र-में शत्रुता थीं। ६ अग्रेल, १६०६६ ०को खुसरो 
सिकन्दरे में अकबर की समाधि की पूजा करने के बहाने से निकल गया और फिर न लौटा । दूसरे 
दिन जहाँगीर स्वय उसका पीछा करने के लिए. आगरे से चल पड़ा। इधर-उधर भागने के. 
पश्चात्‌ खुसरो २७ अग्रेल, १६०६ ई० को पकड़ा गया। जहाँगीर ने उसे निबिड॒तम बंदीगशह में 
डाल दिया ।* 

इसी ऐतिहासिक घटना की ओर केशव ने खुसरो सबंधी विवरण में संकेत किया है। 


प्रकाश १०-१४ 


अबदुल्लाह खाँ/का;ओडछुा पर आक्रमण--वीरसिंह और रामसाहि की शत्रुता उम्र रूप 
धारण करती गई। दोनों में बडी-बडी राजनीतिक चालें चली गई” | परस्पर आये दिन युद्ध भी 
होते रहते थे । जब बात बहुत बढ़ गई तो अबदुल्लाह खाँ ने वीरसिंहदेव की सहायतार्थ ओडलछे 
पर आक्रमण कर दिया। भयंकर युद्ध के उपरांत अबदुल्लाह ने रामसाहि को बंदी बना लिया और 
वह उन्हे जहॉगीर के पास ले गया। राज्य की उचित व्यवस्था करके वीरसिंहदेव रामसाहि को छुडाने 


8 चर 


के लिए आगरे को गए ओर उन्हे मुक्त कराने में वे सफल हुए ।* 

केशव द्वारा लिखे गये उक्त विवरण के संबंध में जहाँगीर लिखता हैं :-- 

इस समय यह समाचार मिला कि विजया दशमी के श्रवसर पर कालपी के जागीरदार 
अवदुल्लाह खाँ ने ब॒ुदेलखड पर आक्रमण करके बडी वीरता दिखलाई और मधुकर के पुत्र राम- 
चंद्र (रामसाहि) को बंदी बनाकर कालपी कै गया क्योंकि उसने बहुत समय से उस दुर्गम प्रदेश को 
अशांति और विद्रोह का केन्द्र बना रक्खा था ।...(२७जिलुकदा १०१०हिं०-- १५४ माचे, १६०७ 
६०) को अबदुल्लाह रामचद्र बुदेला को हथकडियाँ पहनाकर मेरे पास लाया | मैंने उतकी बेडियाँ 


१ जहाँगीर, भा०१, छ० १३४ ९, तुझुक-इ-जहॉाँगीरी, भा० १, छ० २४ * वीरसिहदेव- 
चरित, ४०६२-३ * तुज्ुक-इ-जहाँगीरी, सा०१, ए०५१-७२, जहाँगीर, भा० १, ४०६८-७२, १शे८- 
४९, केग्ब्रिज हिस्ट्री ऑवू इंडिया, भा० ४, ४० १६२, १६६-७ * वीरसिहदेव-चरित, ए० ६३-८५ 


१६० हिंदी वीरकाव्य 


दूर करने की आशा दी ओर दस्तादि से सम्मानित बरके उसे राजा बासुदेव को सौंप दिया कि 
वह उसे तथा उसके अन्य संबंधियों को, जो पकड़े गए थे, अपने उत्तरदायित्व पर मुक्त कर दे | 
यह मेरी अनुकम्पा और दयाछुता के कारण हुआ। जैसी कृपा दिखलाई गई उसकी उसे आशा 
नहीं थी ।" 

जहाँगीर द्वारा दिए हुए इस विवरण से रामसाहि के विद्रोह का पता चलता है। केशव ने 
रामसाहि को छुडाने के लिए वीरसिहदेव के जाने का उल्लेख किया है, पर जहाँगीर के कथना- 
नुसार उसने अपनी दयालुता से प्रेरित होकर उसे राजा बासुदेव को सौंप दिया था। हो सकता है 
कि वीरसिहदेव के आगरे पहुंचने से पूर्व ही जहॉगीर ने रामसाहि को मुक्त कर दिया हो | यह भी 
सम्भव है कि वीरसिहृदेव आगरे को जहाँगीर से मिलने के लिए गए हों और केशव ने कल्पना 
करके रामसाहि को छुडाने के लिए उनके वहाँ जाने का कारण बतला दिया हो। इस प्रसंग में वर्णित 
अन्य घटनाओं--बुन्देलखंड में होने वात्ते स्थानीय युद्ध आदि-- का वर्णन इतिहास-अ्ंथों में अग्राप्य 
है। पर वे अवश्य ही लड़े गए होंगे, क्योंकि उस समय वीरसिंहदेव और रामसाहि में शत्रुता और 
फूट अपनी चरम सीमा पर पहुँच चुकी थी । 

वीरसिह का बुन्देलखंड में पुन; लौटना--वीरसिहदेव के आगरे चले जाने पर बुन्देलखश्ड 
में पुन; अशान्ति और श्रव्यवस्था फैल गई, पर जब वे फिर लोठ आ्राए तो सारी परिस्थितियाँ सुधर 
गई । वे ओडछा के राजा घोषित कर दिए गए। उन्होंने ओड्छा का नाम जहॉगीरपुर रक्खा 
ओर मधुकरशाहि का सारा राज्य उन्हे दे दिया गया। उन्होंने शोडडा को अपनी राजघानी 
बनाया ।* 

केशव के इस कथन की परीक्षा करने के लिए ऐतिहासिक सामग्री श्रप्राप्य है । 

इस प्रकार केशव विरचित वीरसिहदेव-चरित की ऐतिहासिकता पर विचार करने से स्पष्ट 
हो जाता है कि उसमें वरित प्रायः समी विवरण ऐतिहासिक हैं । डाक्टर बेनीप्रसादु३ जैसे इतिहास 
विशेषज्ञ का इस अंथ को ऐतिहासिक दृष्टि से एक दस हेय एवं तुच्छु, अतः त्याज्य मानना न्याय- 
संगत नहीं प्रतीत होता | सच बात तो यह है कि नीर-क्षीर-विवेक से कवित्व को ईतिहास से प्रथक्‌ 
कर देने पर “वीरथिंहदेव-चरितः नवीन मौलिक एवं महत्वपूर्ण प्रचुर ऐतिहासिक सामग्री पाठकों के 
सामने रखता है जिसका दिग्दशन श्रन्यत्र दुर्लभ प्रतीत होता है। इस दृष्टि से अध्ययन करने पर 
इस अंथ-रज़ का मूल्य बहुत बढ जाता है। 


) तुज्ञक-इ-जहॉगीरी, भा० १, ए० झर-७ वीरसिंहदेव चरित, पृ० र७-८ 3 हिस्ट्री 
आँवब्‌ जहाँगीर, भा० १, ए० ३४ (पादु-टिष्पणी) 


अध्याय २ 
गोरा बादल की कथा 

आगामी पृष्ठों में जटमल कृत “गोराबादल की कथा? में वणित युद्ध-समय, रत्नसेन के वंश 
का नाम, पात्र, आलाउद्दीन का सिंहल की ओर प्रस्थान, चित्तौड़ पर आक्रमण के कारण, युद्ध- 
वर्णन, युद्ध का अन्त, सैन्य-संख्या, सिंहल-छीप, पद्मावती की कथा, आदि की ऐतिहासिकता पर 
विचार किया गया है। 

युद्ध का समय --जगमल ने युद्ध तिथि का उल्लेख नहीं किया है। उसने केवल इतना 
ही लिखा है कि अ्रलाउद्दीन चित्तौड़ को बारह वर्ष तक घेरे पड़ा रहा ।' 

जायसी ने इस युद्ध का समय आए वर्ष बतलाया है ।* पर अमीर खुसरो, जो इस लडाई 
में सुलतान के साथ था, अपनी 'तारीख-इ-अलाई” में लिखता है कि ८ जमादि-उस्सानी हिं० स० 
७०२ (वि० सं० १३५६ माघ सुदि ६ --ता० २८, जनवरी ई०सन्‌ १३०३२) को सुलतान अलाउद्दीन 
चित्तौड लेने के लिए, रवाना हुआ. . सोमवार ता० ११ मुहरम हि० स० ७०३७-वि० सं० १३६०, 
भाद्रपद सुदि १४--ता० २६ अगस्त, ई० सन्‌ १३०३ को किला फूतह हुआ ।””३ इसके अनुसार 
चित्तौड़ का युद्ध लगभग सात मास तक होता रहा । फूरिश्ता लिखता है कि छः महीने के घेरे के 
उपरान्त चित्तोड पर अलाउद्दीन का अ्रधिकार हो गया ।ऐ 

अतएव जटमल द्वारा दिया हुआ बारह वे का समय इतिहास के प्रतिकूल ठहरता है। 

राणा रब्नसेन के वंश का नाम--जटमल ने राणा रत्न॒तिंह को चहुँबाण (चौहान) राजपूत 
माना है ।* जायसी ने भी इन्हे चोहान ही लिखा है |* 

श्री ओमा जी मेवाड़ राजवंश के संबंध में लिखते हैँ कि फिर उस वंश में (कुश के वंश 
में) वि० सं० ६२५ (६० सन्‌ ५६८) के आसपास मेवाड़ में गुहिल नामक प्रतापी राजा हुआ, 
जिसके नाम से उतका वंश गुहिल वंश कहलाया ... ... ... पीछे से इस वंश की एक शाखा सीसोदा 
गाँव में रही जिससे उस शाखा वाले उस गाँव के नाम पर सीसोदिया कहलाए| इस समय इसी 
सीसोदिया शाखा के वंशधर उदयपुर के महाराणा हैं। 

उद्गयपुर का राजवंश वि० सं० ६२५ (ई० सन्‌ ५६८) के आस-पास से लगाकर आजतक 
समय के अनेक हेर-फेर सहते हुए उसी प्रदेश पर राज्य करता चला आ रहा है ।* 

उक्त उद्धरण से स्पष्ट है कि चित्तौड़ के महाराणा “गुहिल' शअ्रथवा 'सीसोदिया” कुल के 
सूर्य-बंशी राजा हैं, न कि चौहान-कुल के । 

श्री ओम्काजी मेवाड के शासक राव जैत्रसिद (शासन काल १२१३-१२४२ ६०) के नाडौल 
के चौंहानों के साथ के युद्ध का विवरण देते हुए ऋहते हैं... ... 


) गोरा बादल की कथा, छुं० ७७, ए० १६ _* जायसी-म्ंथावली, ए० २७३१ '* उदय- 
पुर का इतिहास, खं० २, पू० ४८९ * वही, खंड वही, ४० ४८७. * गोराबादुल की कथा, छुं० 
२९, ए० ७ जायसी-मंथावली, ए०१३० ०“ राजपूताने का इतिहास, भा० १, ४० ३६३६-७१ 


१६३ हिंदी वीरकांव्य 


नाडौल के चौहानों के वंशज कीतू ( कीत्तिपाल ) ने मेवाड को थोड़े समय के लिए ले 
लिया था। जिसका बदला लेने के लिए जैत्रसिह ने नाडोल पर चढाई की हो।' 

सम्भव है कि चौहानों के चित्तोड़ पर इस अल्पकालीन अधिकार हो जाने ही के कारण यह 
प्रवाद चल पडा हो कि वहाँ के शासक चौहान वंश के हैं। पर उक्त जेंत्रसिह से पहले से ही वहाँ 
पर गुहिल-राजपूतों का राज्य था। अतएव राव रत्नसिह (१३०३ ६०) गुह्दिल अथवा सीसोदिया 
था, न कि चौहान । 

चारणों आदि में प्रचलित उक्त प्रवाद से ही प्रभावित होकर जायसी तथा जअ्मल ने उच्त 
भूल कर डाली है। जटमल की यह ऐतिहासिक भूत है। उन्होंने सुनी सुनाई घटना का ही आश्रय 
लिया है। उसमें नाम-मात्र को भी तथ्य नहीं है । 

निश्चित पात्र 

हिन्दू-पात्र--रत्नसिह--यह रावल' समरसिंह के पुत्र थे। यह १३०३ ई० में सिंहासनारुढ़ 
हुए । इन्हे शासन करते हुए थोड़े ही महीने हुए थे, कि इतने ही में अलाउद्दीन ने आक्रमण करके 
इन्हे मारकर चित्तोड पर अधिकार कर लिया। मेवाड के कुछ ख्यातों, राज-प्रशस्ति महाकाव्य 
तथा ठाड के राजस्थान में रत्नसिह का नाम तक नहीं दिया है। पर कुम्भलगढ़ के शिलालिख 
(१४६० ६०) ओर एकलिंग महात्म्य से सिद्ध है कि वह समरसिंह के पुत्र थे और उस युद्ध मे मारे 
गए थे [ 

गोरा बादुल्न--जटमल ने गोरा बादल को दो विभिन्न सामन्त माना है। उनके मतानुगार 
बादल गाजणु-सुत था और गोरा उसका चाचा था | 

जायसी ने बादल' को गोरा का पुत्र मानकर दोनों को रत्नसिह का विश्वासपात्र सरदार 
बतलाया है ।४ 

टाड के मत में गोरा पदूमिनी का चाचा और बादल गोरा का भतीजा था |" 

श्री ओमाजी ने इन वीरों के इतिहास के संबंध में नवीन प्रकाश डालने का, जो प्रयत्न 
किया है, उसका सारांश नीचे दिया जाता है :-- 


उदयपुर राज्य के छोटी सादड़ी गाँव से दो मील दूर एक पहाड़ी पर के “भमरमाता' 
मन्दिर से प्राप्त एक शिलालेख से विदित होता है कि गौर” वंशीय शासक यशगुप्त ने जनवरी, के 
४६१ ई० को पदाड पर अपने माता पिता के पुण य के निमित्त देवी का मन्दिर बनवोया। इस 
लेख से विदित है कि “गौर! नामक क्षत्रिय वंश वि० संवत्‌ छठी शताबूदी के मध्य में मेवाड़ मे 
विद्यमान था और छोटी सादड़ी के आस-पास के प्रदेश पर उसके वंश वालों का राज्य था | मह्दा- 
राणा रायमल के समय में (१४८८ ई० में) वत्तमान गौर वंशीय क्षत्रिय उक्त माहाराणा की सेवा 


) राजपूताने का इतिहास, खं० २, ए० ४६१-२ + वही, खं० वही, ४० ४८४ 
3 गोराबादुल की कथा, छुं० ७, प्रृ० २, छुं० ६६९, ए० २४ जायसी-अंथावली, भूमिका, ४० 
२७; वही, गोरा बादल-युद्ू-खंड, पृ० ३२७ + वही, भूमिका ए० २३, टाड, राजस्थान, भा० १; 
पू० २०३ 


गोरा बादल की कथा १६३ 


में थे और वड़ी वीरता से लड़े थे । विक्रमीय संवत्‌ की १४वीं शताब्दी में गौर बंशीय राजपूत 
मेवाड़ के राजाओं की सेना में थे | चित्तोडु के किले पर पद्मिनी के महलों से दूर दक्षिण पूरब में 
दो गंबजदार मकान हैं जिनको लोग गोराबादल के महल कहते हैं। 

33 जायसी के पद्सावत (रचना-काल १५४० ई०) और जटमल कृत गोरा बादल की 
कथा (रचनाकाल १६२३ ई०) में गोरा और बादल को दो भिन्न व्यक्ति माना है परन्तु ये दोनों 
पुस्तकें गोरा बादल की मृत्यु से क्रशः २३७ ओर ३२० वष पीछे बनीं हैं। इतने दीघं काल 
में नामों में श्रम होना संभव है। गोरा और बादल दो पुरुष नहीं, कितु एक हीं पुरुष का 
नाम होना संभव है, जैसा कि राठौर दुर्गांदास, सीसोदिया पत्ता आदि, जिसका पहला अंश 
(गोरा) वंश-सूचक ओर दूसरा अंरा (बादल) व्यक्तिगत नाम है | गोरा-बादल का ,वास्तविक श्रमि- 
प्राय गौरा (गोर) वंश के बादल नामक पुरुष से हो सकता है। वंश सचक गौर नाम अज्ञात होने 
के कारण पिछले लेखकों ने श्रम से दो नाम अलग-अलग मान स्विए होंगे ।* 


उपयुक्त उद्धरण पर गंभीरतापूवक विचार करने से विदित होता है, कि श्रोका जी ने गोरा- 
बादल के संबंध में हमारे सामने एक नवीन सुमाव रक्‍खा है। उनके उक्त निणय का आधार 
गौर-वंश” सबंधी उक्त शिलालेख है। पर उस शिलालेख में गोरा-बादल संबंधी प्रत्यक्ष अथवा 
अप्रत्यक्ष रूप में कोई उल्लेख नहीं आया है। आदरणीय ओमा जी का उक्त निश्चय गौर वंश 
के परिचय तथा श्रन्य व्यक्तियों के नाम-साम्य पर ही अ्रवत्नम्बित है | अतएुव उनका उक्त निर्युय 


नवीन और संभावित होते हुए. भी, ठोस प्रमाणों के अभाव में, सत्य तथा अन्तिम निर्णय नहीं 
साना जा सकता | 


फारसी इतिहास लेखकों तथा इतिहासों बरनी, इस|मी, अमीर- खुसरो, इबून बतूता, तारीख 
इ-मुहम्मदी?, एवं 'तारीख-इ-मुबारक-शाही”, फरिश्ता, हाजीउदबीर आदि में भी गोरा बादल संबंधी 
विशेष विवरण नहीं मिलता है और न अ्रभी तक कोई ऐसा शिलालेख ही मिला है जो उनके 
जीवन पर विशेष प्रकाश डाल सके | 

ऐसी परिस्थितियों मे केवल इतना ही रंवीकार किया जा सकता है कि गोरा बांदल चित्तौड़ृ 
राज्य के विश्वास-पात्र तथा स्वामि-मक्त सामत थे, जो राणा रत्नसिंह के साथ शत्रु का सामना करते 
हुए. वीरगति को प्रात हुए थे | 

पद्मिणी--(पद्मिनी) पद्मिनी का जो कुछ भी विवरण गोरा बादल की कथा तथा अभय 
काव्यन्यंथों मे मिलता है उसमें से अधिकांश काल्‍्पनिक है। केवल इतना ही निश्चय के साथ 
कहा जा सकता है कि वह चित्तोड के राव रतनसिंह की एक रानी थीं।* उसके संबंध में अधिक 
प्रामाणिक विवरण देना कठिन है |* 

मुंसललमान-पात्र अल्लावदी--(अलाउद्दीन) | 


)ज्ञागरी प्रचारियी पत्निका, नवीन-संस्करण, सा० १३, १६८६ वि०, ४० ७-११ २ उदय॑ 
पुर राज्य का इंतिहास, भा० २, ए०४६१ २ पद्मिनी कथा के बिस्‍्तृत ऐतिहासिक विवेचन के लिए 


देखिए घू० १३६६-२०२  * देखिए, अध्याय ११ के अन्तर्गत हस्मीररासो की ऐतिहासिकता में 
अलाउद्दीव का विवरण 


२२ 


१६४ हिंदी वीरकांव्य॑ 


अनिश्चित पात्र 
दिंदू-पात्र--गाजण, वीरभाण, राघव चेतन, परमावती (प्रभावती)। 


झलाउहीन का सिंहल की ओर प्रस्थान--जटमल ने पद्मिनी की प्राप्ति के लिए अलाउद्दीन 
के सिहल की ओर प्रस्थान करने का उल्लेख किया है।” कहने की आवश्यकता नहीं है कि कवि 
का यह विवरण एक दम काल्पनिक है। 


आक्रमण का कारण--जटसल के मतानुसार पद्मिनी की प्रासि की इच्छा से प्रेरित होकर अ्रला- 
उद्दीन ने चित्तोड़ पर आक्रमण किया था।* इतिहासश्ञ इस बात से भली प्रकार परिचित हैं कि अला- 
उद्दीन एक मद्तत्त्वाकाक्ञी, उ्दंढ और दुरदर्शों सुलतान था । दिल्ली में शांतिपूवक शासन करने के लिए 
यह आवश्यक था कि वह राजपूताने पर विजय प्राप्त करके अपने राज्य को विस्तृत एवं निष्कंटक बनाए। 
यही कारण था कि उसने राजस्थान के विविध राज्यों पर आक्रमण किये। उसे शनेः शनेः अ्रपने 
उद्देश्यों में सफलता भी मिलती गई । सफलता से प्रोत्साहित होना मानव स्वभाव है। रणयंभोर 
जैसे अजेय दुर्ग को अधिकृत करने से उसका उत्साह अधिक बढ गया। अतः राजस्थान में नवीन 
विजय-प्राप्ति की कामना से प्रेरित होकर श्रलाउद्दीन ने चित्तौड पर अपनी सेनाये भेजी ।3 इससे 
स्पष्ट है कि जय्मल ने चित्तौड़ पर आक्रमण का जो कारण बताया है वह एकदम काल्पनिक ओर 
निराधार है। 

युद्धू-चर्शान--चित्तौड के युद्ध के विस्तृत विवरण का अभाव है। इस दुर्ग के घेरे के अवसर 
पर बहुत से भयंकर युद्ध लड़े गए होंगे ओर राजनीतिक चाले चली गई होंगी | पर इनका विस्तृत 
वर्णन किसी भी तत्कालीन अथवा उत्तरकालीन इतिहास लेखक ने नहीं किया है। घेरा अधिक समय 
तेक पड़ा रहा था। इसी से यह सिद्ध हो जाता है कि राजपूतों ने एक भी प्राणी जीवित रहने के 
समय तक उसकी रक्या करने का निश्चय कर लिया होगा । 


चित्तौड दुर्ग की भव्यता का वर्णन करते हुए अमीर ख़ुसरो कहता है कि “दुर्ग जो एक 
पंद्ाड़ी को काठकर बनाया गया था, अद्भुत था| अपने वीर नेता रत्नसेन के नेतृत्व में शूर राजपूत 
आठ मास पयन्‍त आक्रकणका रियों का सामना करते रहे। “राय? भाग गया परंतु पीछे से स्वयं 
शरण में आया ओर तलवार की बिजली से बच गया | तीस हजार हिन्दुओं को कत्ल करने की 
आशा देने के पश्चात्‌ उस (सुलतान) ने चित्तोड का राज्य अपने पुत्र खिज्र खाँ को दिया और उस 
चित्तौडु का नाम ख़िज्ाबाद रक्खा |? जिया बरनी अ्रपकी 'तारीख-इ-फोरोजशाही” में लिखता है 
कि “सुलतान श्रलाउद्दीन ने चित्तोड़ घेर और थोड़े ही अरसे में उसे आधीन कर लिया । घेरे के 
समय चातुर्मास में सुलतान की फ़ौज को बड़ी हानि पहुँची ।” आस-पास के सरदारों ने इस युद्ध में 
भाग लिया अथवा नहीं इसका कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है | परंतु तत्कालीन पारस्परिक वैम- 
नस्य एवं उदासीनता-भाव को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि चित्तौड के राजा 
को अकेले ही युद्ध करना पडा होगा । संवत्‌ १४१७ वि० (१४६० ई०) के एक शिलालेख में, 


गोराबादल की कथा, छुं० ६१-३६, पू० १०-०७ २ बही, छु ० ६६-७०, 9५० १७ 
3 झंलाउद्दीन सुंदस्मद ख़िलजी, पूृ० ८१ 


गोराबादल की कथा १६५ 


जो उद्यपुर म्युजियम में सुरक्षित है, लिखा है कि सीसोदिया जागीर के महाराणा लक्ष्मणसिंद 
अपने सात पुत्रों के साथ इस युद्ध में मारे गए.। इसी से स्पष्ट है कि चित्तौड़ का युद्ध बहुत भयंकर 
हुआ था | सभी सुसलमान इतिहास लेखकों ने भी इसको स्वीकार कियां है । 


गढ़ के ऊपर मुसलमानों का अधिकार होने से पूर्व राजपूत रमणियों ने जोहर-अत द्वारा 
अपने सतीत्व की रक्षा की । रत्नसिंह इस युद्ध में मारा गया और खिज़्खाँ वहाँ का शासक 
नियक्त हुआ | * 

सेनायें 

राव रतसिह की सेना--जटमल ने इनकी सेना का उल्लेख नहीं किया है; पर गोरा 
बादल की मंत्रणा” के प्रसंग में पाँच सौ डोलियों में दो-दो वीरों के बैठने ओर चार-चार शूरों के 
कन्धा लगाने का उल्लेख आया है ।* इसके अनुसार उनकी सेना की संख्या तीन सहस्त मानी जा 
सकती हैं | इस संख्या को प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। मुसलमान लेखकों ने भी राव की 
सेना की संख्या का उल्लेख नहीं किया है। पीछे बतलाया जा चुका है कि अमीर खुसरो ने तारीख 
इ-श्रलाई” में अलाउद्दीन द्वारा तीस सह” हिंदुओं के कत्ल करने का उल्लेख किया है | हो 
सकता है कि यह संख्या संग्राम मे काम आने वाले वीरों की हो। छः मास तक लड़े गए युद्ध में सहसों 
राजपूत वीर काम आए होंगे। जग्मल द्वारा दी हुईं उक्त संख्या को काल्पनिक मानना चाहिए.। यह 
भी हो सकता है कि गोरा बादल के साथ जानेवाली सेना की यह संख्या रही हो | यह भी संभव है 
कि परंपरानुगत परिपाणी के अनुसार जठमल ने अपने चरित्र-नायक्र के शोर्य और वींरत्व को दिगु- 
णित करने के लिए. राजपूत सेना की संख्या कम और मुसलमानों की अत्यधिक बतला 
दी हो। 

अलाउदीन की सेना--अलाउद्दीन की सेना का वर्णन करते हुए. जटमल ने दो स्थानों पर 
दो मिन्न-मिन्न संख्याएँ दी हैं। सिंहल की ओर प्रयाण करती हुईं सेना की संख्या उन्होंने नो 
लाख त्रिगुण ठुरंग तथा सोलह सहख मैगल (हाथी)” बतलाई है । उसके पश्चात्‌ ही चित्तोड 
की ओर चल पड़ने पर उसकी संख्या तीन लाख अश्वारोही तथा हाथियों के पचरन हलके (मुंड) 
मानी है । 

इतिहास के साक्ष्य से सिद्ध है कि अलाउद्वीन की स्थायी सेना पौने पॉच लाख थी ।* जट- 
मल द्वारा दी हुईं दो विभिन्न संख्याएँ इस बात का पर्य्यास्॒ प्रमाण हैं कि वह उसके संबंध में 
संदिग्ध थे। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा दी हुईं प्रथम संख्या अत्युक्तपूर्ण है तथा दूसरीं संख्या 


१ डद्यपुर राज्य का इतिहास, खं० २, प्ृ० ४८४-६; ईलियठ, हिंस्ट्री ऑवू इ डिया, 
भा० ३; ए० ७६-७, १८४६, आर्क्यालॉजीकल सब रिपोटे, १६२९-२६ ३०, छ० १४६; अलाउददीन 
मुहम्मद खिलजी, ए० ४१-६९ गोराबादल की कथा, छुं० ६८, ए०२६€ + देखिए पृ० १६४; 
राजपूताने का इतिहास, भा० २, ए० ४८४ ४ गोराबदुल की कथा, छुं० ६९, ४० ६१ 
५ वही, छुंद ७२, णू० १७-८४. देखिए अध्याय ११, हस्मीररासो की ऐतिहासिकता के अन्तर्गत 
अलाउद्दीन की सेना का विवरण। 


१६६ हिंदी वीरकाव्य 


भी ठीक नहीं मानी जा रुकती | सन्‌ १३०३ ६० में अलाउद्दीन को सेना का एक भाग बड़ाल की 
ओर भेजना पड़ा और उसका कुछ भाग राजधानी में भी रखना पड़ा होगा। इतनी विशाल सेना 
चित्तीड भेज देने पर उसकी सेना उत्त स्थानों के लिए कम रही होगी | पर साथ ही यह भी स्मरण 
रखना चाहिए कि चित्तौड़ पर एक विशाल सेना लेकर ऋलाउद्दीन ने आक्रमण किया होगा । ईस 
प्रकार कवि जटम्ल द्वारा दी हुईं दोनों संख्याओं को प्रामाणिक नहीं माना जा सकता | 
सिहल ह्वीप--जटमल ने पद्मिनी को सिहल द्वीप का माना है और सिंहल की स्थिति उदधि 
के पार बतलाई है।* इस संबंध में आचारये रामचंद्र शुक्ल का कथन है “पद्मिनी क्या सचमुच 
सिहल की थी ! पद्मनी सिंहलद्वीप की नहीं हो सकती । यदि “सिंहल? नाम ठीक माने तो वह 
राजपूताना या गुजरात का कोई स्थान होगा ।”” ९ 
इस सबंध में श्री ओमा जी का सत है कि “चित्तौड से करीब चालीस मील पूव में सिंगोली 
नाम का प्राचीन स्थान है, जिसके विस्तृत खंडहर ओर प्राचीन किले के चिह्न अरब तक विद्यमान 
हैं | अतएव पद््‌मिनी का पिता सिंगोलो का स्वामी होगा। सिंगोली और सिंहल (सिंहल द्वीप) नाम 
परस्पर मिलते हुए होने के कारण १द्मावत? थार “गोराबादल की कथा” के रचथिताओं ने भ्रम में 
पड़कर सिंगोली को सिंहल (सिंहल द्वीप) मान लिया हो, यह संभव है। रत्नसिंह के राज्य करने का 
जो अल्प समय निश्चित है उससे यही माना जा सकता है कि उसका विवाह सिंहल द्वीप अथांत्‌ 
लंका के राजा की पुत्री से नही किन्तु सिगोली के सरदार की कन्या से हुआ हो ।” ३ 
सिंहल द्वीप की स्थिति के संबंध में भ्रद्ेय ओमा जी ने उक्त लेख द्वारा प्रकाश डालने का 
पर्याप्त प्रयत्न किया है। पर विचारपूवक देखने से विदित होता है कि उनके निष्कर्ष अधिकतर नाम- 
साम्य के अनुमान ही पर निभर हैं। जब तक ओर सामग्री न मिले तब तक उक्त सुझाव से सतोष 
करते हुए भी उसे एकदम ठीक एवं अंतिम निर्णय नहीं माना जा तकता। 
उपयुक्त संक्षित ऐतिहासिक परीक्षा के उपरांत गोरा बादल की कथा” के संबंध में यही 
कहा जा सकता है कि जटमल ने उसमें जायसी कृत पद्मावत' के समान बहुत सी सुनी-सुनाई 
तथा प्रचलित बातों को स्थान दिया है, पर जायसी के पद्मावत और इसमें कई बातों में भेद है। 
कवि जटमल ने अपनी रचना में चारणों द्वारा प्रचलित की हुईं अनैतिहासिक बातों को भी स्थान 
दे दिया है। यह सब होते हुए भी यह मानना पडता है कि इस कवि ने चारणों के समान अत्य- 
घिक कल्पना से काम नहीं लिया है। उसने ऐतिहासिक घटनावली में परिवर्तन किए हैं ओर 
कल्पना की भी पर्याप्त सहायता ली है। पर यह सब कुछ हं,ने पर भी यह स्वीकार करना पड़ेगा कि 
यह संज्षिस काव्य वीर॒स्स की एक ऐ,वी कृति है जिसका कल्लेवर ऐतिहासिक एवँ तथ्यपू्ण घटनावली 
के आधार पर अवलंबित है। अतएव यह अपने ढंग की ए.६ अत्यंत महत्त्वपूर्ण रचना है । 
(अ) पद्मिनी की कथा की ऐतिहासिकता 


नीचे के पृष्ठों में गोरा बादल की कथा” में उल्लिखित पदुमिनी की कहानी की वास्त- 
विक्रता और ऐतिहा सिकता पर विचार किया जा रहा है :-- 


१ गोरा बादल की कथा, छुं० ६४; ए० १६ _* जावसी-अन्थावली, भूमिका, ए० देशे 
नागरी प्रचारिणी पैत्निका, नवीन संस्करण, भाग १श, १४८६ वि०, छ० ३४-६ 


गोरा बादल की कथा १६७ 


अरब तक के अनुसंघानों के आधार पर इसका प्रथम रूप हिंदी में पद्मावत (रचना-काल 
१५४० ६०) में मिलता है।” इसके पश्चात्‌ दूसरा साहित्यिक रूप जठ्मल की गोरा बादल' की 
कथा है।* 


फ्रिश्ता ने अपनी पुस्तक तारीख-इ-फ्रिश्ता? में चित्तोड़ का विवरण दो स्थानों पर दिया 
है | प्रथम स्थल पर चित्तोड़ के शासक का नाम नहीं दिया है और दूसरे स्थान पर हि० स० ७०४ 
(१३०४ ई०) के प्रसग में लिखता है कि “इस समय चित्तोड़ का राजा राय रत्नसेन, जब से सुल- 
तान ने उसका क्िला छीना तब से केंद था, अद्भुत रीति से भाग गया। अलाउद्दीन ने उसकी 
एक लड़की के अलौकिक सौंदर्य और गुणों का हाल सुनकर उससे कहा कि भाई तू अपनी लडकी 
मुझे सोंप दे तो तू बंधन से मुक्त हो सकता है। राजा ने, जिसके साथ कैद में सख्ती की जाती 
थी, इंस कथन को स्वीकार कर अपनी राजकुमारी को सुलतान को सौंपने के लिए बुलाया । राजा 
के कटुम्बियों ने इस अपमानसचक प्रस्ताव को सुनते ही अपने वंश के गौरव की रक्षा करने के 
लिए राजकमारी को विष देने का विचार किया, परंतु उस राजकुमारी ने ऐसी यक्ति निकाली 
जिससे वह अपने पिता को छुड़ाने तथा और अपने सतीत्व की रक्षा करने को समर्थ हो सकती 
थी। तदनुसार उसने अपने पिता को लिखा कि आप ऐसा प्रसिद्ध करदें कि मेरी राजकुमारी अपने 
सेवकों सहित आ रही है और अमुक दिन दिल्ली पहुँच जायेगी ।...... उसकी युक्ति यह थी, कि 
अपने वंश के राजपूतों में से कई एक को चुनकर डोलियों में सुसज्जित बिठला दिया और राजवश 
की स्त्रियों की रक्षा के योग्य सवारों तथा पैदलों के दुल-बल के साथ वह चली .. उसकी सवारी 
दिल्ली पहुँची। उस समय रात पड़ गई थी; खुलतान की खास परवानगी से उसके साथ की 
डोलियाँ कैदखाना में पहुँची ओर वहाँ के रक्षक बाहर निकल आए | भीतर पहुँचते ही राजपूतों 
ने डोलियों से निकलकर अपनी तलवारें सम्हा्ली और सुलतान के सेवकों को मारने के पश्चात्‌ 
राजा सहित वे तैयार रक्‍खे हुए घोड़ों पर सवार होकर भाग निकल्ले। सुलतान की सेना आने न 
उसके पहले द्वी राजा अपने साथियों सहित 'शहर से बाहर निकल गया और भागता 
हुआ अपने पहाड़ी प्रदेश में पहुँच गया, जहाँ उसके क॒ठुम्बी छिपे हुए थे | इस प्रकार अपनी चतुर 
राजकुमारी की युक्ति से एजा ने कैद से छुटकारा पाया और उसी दिन वह सुसलमानों के हाथ 
में रहे हुए अपने मुल्क को उजांडने लगा। अंत में सुलतान ने चित्तौड़ को अपने अ्रधिकार में 
रखना निरथेक समझ खिज्र खां को हुक्म दिया कि किले को खाली कर उसे राजा के भाजे 
(मालदेव सोनगरा) की सुपुद कर दे ।३ 


पद्मावत की कथा से फरिश्ता के उक्त कथन की तुलना करने पर स्पष्ट हो जायेगा कि इसका 
मुख्य आधार वही कथा है। फ़रिश्ता ने उसमें कुछ घटा बढ़ा करके ऐतिहासिक रूप मे उसे रख 
दिया है और पद्मिनी को रानी न कहकर बेटी बतलाया है। 


) इसके कथानक के लिए देखिए रासचन्दर शुक्ल द्वारा सम्पादित, जायसी-ग्रंथावली, भूमिका 
पृ० १६-२८ देखिए गोरा बादल की कथा, भूमिका, पू० ४-१५  राजपूताने का इतिहास, 
स्रा० २, पृ ० ४६२ - हे 


श्ध्ष हिंदी वीरकाब्य 


,--पंद्मिनी के दिल्ली जाने की बात ही निमू ल है। दूसरी बात यह भी है कि अ्रलाउद्दीन 
जैसे प्रबल सुलतान की राजधानी की कद से भागा हुआ रत्नसिंह बच जाय तथा मुल्क को उजा- 
ड्ता रहे और सुलतान उसको सहनकर अपने पुत्र को चित्तोड़ खाली करने की आज्ञा दे दे यह 
असंभव प्रतीत होता है। हिं० स० ७०४ (वि० संवत्‌ १३६१-०६० सन्‌ १३०४)» में खिज्र खाँ के 
किला छोड़ने श्रौर मालदेव को देने की बात भी निमूल है ।* 


श्री ओमका जी का यह कथन कि “अलाउद्दीन जैसे प्रबल सुलतान की राजधानी की 
कैद से भागा हुआ रत्नसिंह बच जाय तथा मुल्क को उजाडता रहे और सुलतान उसको 
सहनकर अपने पुत्र को चित्तौड़ खाली करने की आज्ञा दे दे असंभव प्रतीत होता है ।” कुछ 
विशेष महत्त्वशाली नहीं लगता | अलाउद्दीन एक शक्तिशाली एवं उद्दरढ सुलतान था इसमें 
किसी को सन्देह नहीं हो सकता, पर रणथंभौर, चित्तोौड़ तथा अन्य गढ़ों के युद्धों से वह 
राजपूतों की वीरता का लोहा मानने लगा था, यह स्पष्ट है । उसके पश्चात्‌ उससे अधिक 
शक्ति-शाली सम्नाट अकबर दिल्‍ली की गद्दी पर बैठा। वह महाराणा प्रताप को वश में न कर 
सका और आजन्म वे उसे नाकों चने चबाते रहे। औरंगजेब जैसे शक्तिशाली एवं कूटनीतिन्न सम्राद्‌ 
के बंधन से आगरे से छूटकर शिवाजी सकुशल दक्षिण जा पहुँचे। ये दो प्रमाण इस बात को सिद्ध 
करने के लिए पर्याप्त हैं कि रुलतान पर राजपूतों का आन्तक अवश्य छागया होगा। अतः ओका 
जी का यह कथन अधिक ठीक नहीं है। पर उन्होंने अपने कथन की प्रामाणिकता में जो अन्य 
प्रमाण दिए हैं, वे ठोस हैं | 

हाजीउद्दबीर ने गुजरात में रहकर अपनी पुस्तक जूफूरलवली की रचना की थी। उसमें 
उसने लिखा है कि “वित्तौड़-विजय के पश्चात्‌ वहाँ के हिन्दू-राजा को चित्तोड़ के सुरक्षित स्थान 
पर बंदी बनाकर अलाउद्दीन ने दिल्‍ली से उसके पास यह संदेश भेजा कि यदि वह सुलतान के 
पास अपनी रानी (जिसमें कुछ गुण थे) को भेज दे तो उसे मुक्ति मिल सकती है।* ऐसी स्री को 
पदूमिनी कहते हैं ।” दूसरे स्थल पर इंस अरबी इतिहास लेखक ने लिखा है कि चित्तोड़ छोड़ने से 
पहले अलाउद्दीन ने पद्मिनी लेने और बदले में उसे छोडने की आशा दी | इस प्रकार यह्द संभव 
है कि जब सुलतान देहलीं को लोट रद्द था तो राजा कदाचित्‌ उसके साथ था । 


हो सकता है कि उस समय राजा ने उससे उसको मेवाड़ देश में छोड़ दिए जाने की 
प्रार्थना की हो, जिससे वह उसके लिए अपनी पत्नी भेज सकता और वह उसे उस मनुष्य को सौंप 
देता जितके लिए बादशाह आज्ञा देता, ओर फिर सुलतान के रक्षकों के साथ वह देहली चला 
आता। रानी पाने की कामना से सुलतान ने उसको वहाँ मुक्त कर दिया और खवय॑ देहली को चला 
गया | राजा ने अपने विश्वस्त सामन्तों और न करों को गोपनीय आज्ञा्यं मेज दीं और वे २५०० 
की संख्या में पालकियों में आए और उन सैनिकों से लड़े जिन्हें सुलतान ने राजा की रक्षा के लिये, 
नियुक्त किया था| वह भाग गया। यह सुनकर अलाउद्दीन ने चित्तौड-राणा की भानजी (बहिन 
की पुत्री) जिसका विवाह सुलतान के साथ हुआ था, को दे दिया; पर वह राजा के मनन्‍त्री के 





* राजपूताने का इतिहास भा० २, ० ४६३ * हाजीडदवीर ने यहाँ पद्मिनी का व्यक्ति 
वाचक के रूप में नहीं वरन्‌ अलौकिक गुण संपन्न ख््री के विशेष्य के रूप में प्रयोग किया है (क्रब्बाजा)। 


गोरा बादल कौ कथा १६६ 


द्वारा शीघ्र ही मारी गई | इसके बाद वह हिंदू-राजा अपने देश को लौ८ आया और वहाँ पर 
अपनी सत्ता स्थापित की । यह दशा हि० स० ६४१ में गुजरात के शासक बहादुर विन मुज़ञफ़्फर 
द्वारा इस प्रदेश के जीते जाने तक रही ।* 

कर्नल टॉड ने, प्राचीन परम्परा, भाठों और चारणों के कथन के आधार पर पदुमिनी का 
जो विवरण दिया है, उसका सारांश यह है :-- 

“सं०७ १३३१ (ई० सन्‌ १२७४) में लखमसी (लक्षमण॒सतिह) चित्तोड़ की गद्दी पर बैठा । 
उसका चाचा भीमसी (भीमतिंह) उसका रक्षक बना। मीमसी ने सिहल द्वीप (सीलोन, लंका) के राजा 
हमीरसिह चौहान की पुत्री पद्मिनी से विवाह किया जो बड़ी रूपवती ओर गुणवती थी । अला- 
उद्दीन ने उसके लिए चित्तौड़ पर चढ़ाई कर दी, परन्तु उसमे सफल न होने से उसने केवल पद्मिनी 
का मुख देख कर लौटना चाहा और अंत मे दर्पण में पड़ा हुआ उसका प्रतिबिम्ब देखकर लौट 
जाना तक स्वीकार कर लिया । वह थोड़े से तिपाहियों के साथ क्विल्ते में चला आया और पद्मिनी 
के मुख का प्रतिबिब देखकर वह लौट गया | लौटते समय दुगग के नीचे मुसलमानों ने छलकर 
भीमसी को पकड़ लिया ओर पदूमिनी के सौंपने पर उनको छोडना चाहा । यह समाचार सुनकर 
पद्मिनी के चाचा गोरा और उसके पुत्र बादल की सम्मति से ७०० डोलियाँ तैयार की गई" जिनमे 
से प्रत्येक में एक एक वीर रजपूत सशस्त्र बैठ गया और कहारो का वेष धारण किए शख्युक्त छः 
छः राजपूतों ने प्रत्येक डोली कों उठाया । सुलतान के डेरों पर पहुँचने पर पद्मिनी को अपने पति 
से अंतिम भेंट करने के लिए आधा घंटा दिया गया। कहारों का भेष घारण किए. कई राजपूत 
भीमसिंह को डोली में बिठाकर वहाँ से चल पड़े... ... ...डोलियों में से वीर राजपूत निकल आए 
और युद्ध करने लगे। अलाउद्दीन ने फिर चित्तौड़ घेरा, परंतु उसे हारकर लौटना पड़ा । 
कुछ समय के अनंतर वह नई सेना के साथ चित्तौड़ के लिए दूसरी बार चढ़ आया और 
राजपूतों ने भी वीरता से उसका सामना किया । अंत में जब उन्होंने यह देखा कि क्रिला छोड़ना 
ही पड़ेगा, तब जोहर करके रानियों तथा अन्य राजपूत-स्त्रियों को अग्नि के मुख में अर्पण कर 
दिया । फिर वे मुसलमानों पर टूट पड़े और वीर-गति को प्राप्त हुए। श्रलाउद्दीन ने चित्तोड को 
आधीन कर लिया, परंतु जिस पद्मिनी के लिए. उसने इतना कष्ठ उठाया था, उसकी तो चिता 
की अग्नि ही उसे दष्टिगोचर हुई ।?९ 


“कर्नल टाड ने यह कथा विशेषकर भाटों के आधार पर लिखी है और भाटों ने उसको 
विशेषकर पदुमावत” से किया है। भाटों की पुस्तकों में समरसिंह के पीछे रत्नसिह्ठ का नाम न 
होने से टाँड ने पदुमिनी का संबंध मीससिह से मिलाया और उसे लखमसी (लक्ष्मणसिह) के समय 
की घटना मान ली। ऐसे ही लखससी का बालक और मेवाड़ का राजा होना भी लिख दिया, 
परतु लखमसी न तो मेवाड़ का कभी राजा हुआ और न बालक था, किंतु सीसोदे का सामन्त 
(सरदा२) था और उस समय बृद्धावस्था को पहुँच चुका था, क्योंकि वह सात पुत्रों सहित अपना 
नमक अदा करने के लिए रत्नसिह की सेना का मुखिया बनकर अ्रलाउद्दीन के साथ की लड़ाई में 





” अलाउद्दीन मुहस्मद ख़िलजी, पु० २९६ _' ठाड, राजस्थान, जि० ३, पु० ३०७-११; 
राजपूताने का इतिहास, भाग २, पु० ७४४३-४७ 


२०० हिंदी वीरकाव्य 


हक. 


मारा गया था, जैसा कि वि० स० १४१७ (६० सन्‌ १४६०) के कुंभलगढ़ के शिलालेख में 
बताया गया है |?" “इसी प्रकार भीमसी (मीमसिह) लखमसी (लचद्बमणसिह) का चाचा नहीं कन्तु 
दादा था, जैसा कि राणा कंमकर्ण के समय के 'एकलिंगमहात्म्य! से पाया जाता हैं। ऐशी दशा 
में कर्नल ठाड का कथन विश्वास योग्य नहीं हो सकता [१२ 

८“ फ्रिश्ता ने चित्तोड़ के शासक का नाम नहीं लिखा है क्योंकि उसका आधार अमीर 
खुशरो था जिसने स्वयं उसका नाम नहीं दिया है। फरिश्ता को यह निश्चय नहीं था कि पद्मिनी 
रत्नसिह की पुत्री थी अथवा पत्नी” । उसने एक स्थान पर (४० ११४ पर) लिखा है ४-- 


८व समझ बादशाह रसानीदन्द कि दरमियाने जनाने राजा-इ-चित्तौर जनेस्त पद्मिनी नाम!” 
जिसका लदरुण से यह भाव द्वोता है. कि वह र्नसेन की रानी थी। इसके पश्चात्‌ कति- 
पय स्थानों पर उसने “जन” शबूद का प्रयोग किया है पर बाद को लिखता है कि राय की लड़की 
(जिसका उसने नाम नहीं दिया है) (दुख्तर राय की ब फ़ह्टम व अक्ञज्ष मशहूर खेश ह क़बील-इ- 
खुद बबूद)”ने एक अद्भ्भुत उपाय निकाला । वह देहली को गई ओर अ्रपने पिता को बचाया । 
हाजीउद॒वीर का पद्मिनी का विवरण भी भ्रमात्मक है | उसने रत्नसेन के नाम का उल्लेख नहीं 
किया है | “पद्मिनी” से उसका अभिप्राय विशेष-गुण-सम्पन्न स्री से है न कि किसी प्रमुख व्यक्ति से । 
राजा की मुक्ति का उपाय उसने राजा के चातुर्य को माना है न कि पद्मिनी की बुद्धिमत्ता को । उसके 
मतानुसार राय को बंदी बनाकर देहली में नहीं रक्खा गया था ओर उसे यह भी निश्चय नही था कि 
चित्तौड़ पर विजय हो जाने से पूर्व अथवा सुलतान द्वारा रत्नसिंह के बन्धन में डाले जाने के पश्चात्‌ 
पत्मिनी की माँग की गई थी। उसने खिजखाँ का नाम नहीं दिया है, यद्यपि तत्कालीन लेखकों के 
मतानुसार चित्तौड़ पर अधिकार हो जाने के पश्चात्‌ वह वहाँ का शासक नियुक्त किया गया था। 


इस प्रकार फ्रिश्ता, द्वाजीउद्वीर तथा अन्य फारसी इतिहास-लेखकों एवं राजपूताने के 
भाटों द्वारा कथित पद्मावती की कथा में बहुत कुछ साम्य है। यत्र-तत्र केवल साधारण सा अन्तर 
है तथा जायसीं कृत पदुमावत पर आधारित है। यहाँ तक कि जायसी के “पद्मावत” में १६००, 
फ्रिश्ता में ७००, हाजीउद्दबीर मे ५०० तथा जटमल में ५०० डोलियों का उल्लेख है। जायसी 
ओर फ्रिश्ता के अनुसार राजा देहली में बन्दी था। पर हाजीउद्बीर एवं जयमल के मतानुसार 
वह चित्तौड़ में; उसके ढेरों में ही कैद था, जिसपे वह पद्मिनी को अलाउद्दीन के पास जाने के लिए 
फुसला सकता | जायसीं ओर जठमल के अनुसार पद्मावती की बुद्धिमत्ता से राजा का छुटकारा 
हुआ । फ्रिंश्ता के अनुसार वह रत्नर्तिंह की पुत्री थी और दाजीउद्वीर के मत में राणा ने रुबय॑ 
ही उपाय निकाला था। अतः केवल थोड़ी से सूक्ष्म अन्तरों के अतिरिक्त सभी भाटों, चारणों एवं 
फारसी लेखकों की दी हुईं कथा जायसी की दी हुई कथा से मिलती है ।”४ 

पद्मावत”ः लिखते समय जायसी का यह उद्देश्य नहीं था कि वह र्नसेन अथवा पदुमावती 
की जीवनी लिखे । उसने “कथा की समाप्ति पर” सारी कथा को एक अन्योक्ति बतलाकर लिखा है।-- 


* राजपूताने का इतिहास, भाग २ घृ० ४८४ + वही, भा० २ पृ०४६४-२ २ बाँकीपुर 
पुस्तकालय में 'बे हरूलनज' नाम के हस्तलिखित इतिहास (१८वीं शताब्दी की कृति, में भी इसका 
उल्लेख है। * अल्वाउद्दीन मुहस्मद्‌ ख़िलज़्ी, पृ० २६०-६२ 


गोराबादल की कथा २०१ 


“चौद॒ह भुवन जो तर उपराहीं, ते सब मानुष के घट साहीं । 
तन चितडर, मन राजा कीन्हा, दिय सिंघल, बुधि पद्मिन चीह्ा। 
गुरू सुआ जेह पंथ दिखावा, बिनु गुरु जगत को निरगुन पावा | 
नागसती यह दुनिया धंधा, बाँचा सोइ न एहि चित बंधा ! 
राघव दूत सोई सेतानू, साया अलादीन सुलतानू। 
प्रेम कथा एड भाँति बिचारहु, वूक्ति लेहुं जौ बूसे पारहु ।”* 


उक्त उद्धरण से स्पष्ट है कि जायसी कृत 'पद्मावत” एक अन्योक्ति है, न कि ऐतिहांसिंक 

अंथ | “यह हो सकता है कि जायसी के समय में सन्‌ १५३४ ई० में गुजरात के शासक बहादुर 

शाह के चित्तौड़ पर किए. गए आक्रमण के अवसर की हृृदय-विदारक जौहर का उन पर कुछ 
प्रभाव पड़ा हो। भारतीय मुसलमान इतिहास लेखकों ने जायसी कृत इस कहानी को बिना संकोच 
के अपनी पुस्तकों में लिख़ दिया जैसा कि उन्होंने श्रन्य फारसी इंतिहासों की प्रतिलिपि ज्यों की त्यों 
अपनी रचनाओं में कर ली। चित्तोड़ के आक्रमण के २३७ वर्ष और अलाउद्दीन की मृत्यु के २२४ 
वर्ष पश्चात्‌ जायसी के ग्रंथ 'पद्मावत” की रचना हुईं। इससे पूर्व किसी भी इतिहास लेखक-- 
फारसी अथवा राजस्थानी--ने पद्मिनी के विषय में नहीं लिखा ।” 

“मेवाड़ की परम्परा के अनुसार यह कहानी बहुत प्राचीन है... ...कहा नहीं जा सकता कि 
जायसी से पूर्व यह कहानी प्रचलित थी अथवा उसके पश्चात्‌ इसकी प्रसिद्धि हुईं । हो सकता है कि 
चित्तौड़ के मयंकर युद्ध से प्रभावित होकर जायसी को पद्मावत के कथानक की उसी प्रकार सूस 
प्राप्त हो गई हो जैसी कि फ्रास की राज्य-क्रांति के अवसर पर डिकिंसू को 'ए ठेल आँव्‌ टू सिटीज! 
के कथानक की प्राप्ति हो गई थी। एक बार इस प्रकार की कथाओं का प्रचार होना आरम्म हो 
जाता है तो जनता घटा बढ़ा कर उसका प्रचार करने लग जाती है| इसका विस्तार एवं प्रचार 
इतना बढ़ा कि न केवल फ़रिश्ता और हाजीउद्दवीर वरन्‌ मनूची” तक अकबर के चित्तोड़ के आक्र- 
मण के प्रसंग में उल्लेख करते हुए. कहता है कि पद्मावती राजा जयसल की रानी थी जिसको 
डोलियों के उपाय द्वारा सम्राद के कारागार से छुड़ाया गया |?” इसके विपरीत तत्कालीन इतिहास- 
लेखकों, कवियों तथा यात्रिया-बरनी, इसामी,अ्रमीर ,खुपरों, इबूनबतूता तथा “तारीख-इ-मुहम्मदी” 
एवं “तारीख-इ-मुबारक शाही” ने पद्मावती के विषय में कुछ भी उल्लेख नहीं किया है । “चित्तोड़ 
की इस घटना के विषय में जान बूक्कर मौन धारण करने का दोषी इन सबको नही ठहराया जा 
सकता ... ...पदूमावती की कथा केवल जायसी कृत पद्मावत, (गोराबादल की छथा), परम्परागत 
विवरणों एवं उन इतिहासों और रचनाओं में मिलती है, जो इनके ऊपर अवलम्बित हैं। पद्मिनी 
की कथा की परम्परा की प्राचीनता का वास्तविक ज्ञान हमें अ्रभी तक नहीं हैं। केवल इसी तक के 
आधार पर कि यह बहुत प्राचीन परम्परागत कथा है इसे सत्य नहीं माना जा सकता ।”रे 

पद्मावत” में वणित कथा की अनैतिहासिकता का विवेचन करते हुए ओझा जी 
लिखते हैं :--- 


“उसके (रत्नसिह के) समय में सिहल द्वीप का राजा गंधवसेन नहीं, किन्तु राजा कीत्ति- 


१ जायसी-अंथावली, ४० ३४३ _ अज्ञाउदीन मुहम्मद खिलजी, ए० २६२-ह 


२०२ हिंदी वीरकार्ब्य 


निश्शंकु देव पराक्रमवाहु चौथा (या भुवेकवाहु तीसरा) होना चाहिए । सिंहलद्वीप में गंधवसेन नाम 
का कोई राजा ही नहीं हुआ | उस समय तक कुंमलनेर (कम्मलगढ़) आबाद ही नहीं हुआ था, तो 
देवपाल वहाँ का राजा कैसे माना जाय १!”१ इस संबंध में उनका यह कथन सत्य प्रतीत होता है 
कि “पद्मावत की कथा का कलेवर इन ऐतिहासिक तथ्यों पर खड़ा किया गया है कि अलाउद्दीन ने 
चित्तौड पर चढ़ाई कर छः मास के घेरे के अन॑तर उसे विजय किया, वहाँ का राजा रत्नसिंह इस 
लड़ाई में लक्ष्मण सिंह आदि कई सामन्तों सहित सारा गया, उसकी रानी पद्मिनी ने कई स्त्रियों 
सहित जोहर की अग्नि में प्राणाहुति दी, इस प्रकार चित्तौड़ पर थोड़े से समय के लिए मुसलमानों 
का अधिकार हो गया। बाक़ी की बहुधा सब बातें कल्पना से खड़ी की गई हैं ।”*९ 


* राजपूताने का इतिहास भा० २, घृ० ४६३ ' वही, भाग वही, पृ० ४६५ 


अध्याय ३ 
भूषण-मंथावली की ऐतिहासिकता 


नीचे भूषण के ग्रंथों में वर्णित वंश, पात्र तथा घठना-चित्रण आदि पर ऐतिहासिक दृष्टि 
से विचार किया जा रहा है :-- 

राजवंश-वर्णन--भूषण ने शिवा जी के पूर्वजों का वर्णन करते हुए लिखा है कि ““दिन- 
राज-ंश में कंस-सथन-प्रभ्रु बार-बार अवती्ण हुए । उसी वंश के एक राजा ने ईश को शीश 
देकर सीसोदिया विरद प्राप्त किया [!* 

भूषण ने शिवाजी को सूर्य-वंशावतंस बतलाया है। कंसारि-श्रीकृष्ण ने यदु-कुल में जन्म 
धारण किया था। यादव चंद्र-वशी-क्षत्रिय हैं | भूषण ने कंस-संहारक प्रभु का' बार-बार उसी कुल 
में अवतार लेना माना है। इस कथन से उनका केवल यही अमिप्राय प्रतीत होता है कि श्रीकृष्ण, 
श्रीराम आदि अवतार एक ही सता-विष्णु के रूप थे, अन्यथा उनका उक्त कथन इविहास विपरोत 
ठहरेगा । 


शिर देने के कारण सीसोदिया नाम पड़ने का उल्लेख करके भूषण ने चारण-क्रथित परंपरा 
को स्वीकार किया है, जो इतिहास के प्रतिकूल एवम्‌ भ्रमात्मक है। वास्तव में सीसोदिया-वंश का 
नाम सींसोदे-निवासी होने के कारण पड़ा था ।* 

मोंसिले नामकरण--भूषण ने मालमकरंद के रन-भू-सिला” होने के कारण भौंसिला 
नाम पड़ने की कल्पना की है ।३ इतिहास को शात होता है कि “सज्जनसिंह अ्रथवा सुजानतिह 
(मृत्यु १३१५०ई०) की ५वीं पीढ़ी में उग्रसेन का जन्म हुआ जिनके कर्णंसिंह और शुम-कृष्ण नामक 
दो पुत्र थे | कर्सिंहात्मज भीमसिंह के वशधर “धोरपदे! तथा शुभ-कृष्ण के वंशज “भोंसले? कह- 
लाए! । कुछ विद्वानों के मतानुसार 'भोंसते? शब्द द्वारसमुद्र के शासक 'होयसाल” राज-वश का 
विकृत रूप है। यह दोयसाल यादव क्षत्रियों की एक शाखा थे। जीजाबाई यदुवंशीय थीं और 
यादूवों की उसी शाखा में पारिग्रहण नहीं हो सकता, अतः भोंसला उत्पति की यह कल्पना निरा- 
धार है ।”४ कहने की आवश्यकता नहीं है कि भूषण का कथन इस विवरण के एकदम प्रतिकूल 
पड़ता है | 


भूषण ने मालोजी की अन्य उपाधियों -सरजा तथा खुमान का भी उल्लेख किया है ।* 


) भूषण-ग्रंथावली, शिवराज-भूषण , छु० ४-४ देखिए द्वितीय खंड, अध्याय ४, राज- 
विलास की ऐतिहासिकता के अंतर्गत वंश-नाम शीर्षक | भूषण -अंथावली, शिवराज-भूषण, 
छुं० ८ * न्यू हिस्द्री ऑव्‌ दी मराठाज़, भाग १, पु० ४६-७ (पृ०४६ पर दी हुईं पाद टिप्पणी २ के 
सहित) “ भूषण-अंधावली, शिवराज-भूषण, छु० ् 


२०४ दिदी वीरकाव्य 


पात्रों की ऐेतिहासिकता 
निश्चित-पात्र 


दिंदु-पात्र सालसकरंद, मालोजी--यह बाबा जी भोंसले के पुत्र थे । इनका जन्म १२५२ 
ई० में हुआ था । देवगिरि के प्राचीन राज-वंश के उत्तराधिकारी लूख जी उन दिनों अहमदनगर के 
निज्ञाम-शाह की सेवा में रहते ये। इन्होंने उन्हीं के यहाँ नौकरी कर ली | ४ फ़रवरी, १६१६ ई० को 
रोशनगाँव में मलिक अंबर की अध्यक्षता में निजाम-शाही सेना ने म॒ुग़लों का सामना किया । मालो 
जी भी इस युद्ध में सम्मिलित हुए थे। १६१७ ई० में यह युद्ध समाप्त हुआ। इसमें मुग़ल विजयी 
हुए। १६२१ ई० में पुनः शाहजहाँ चढ आया पर मार्च १६२२ ई० में संधि करके लौट गया । 

निजामशाह ने मालोजी को पूना ओर सूपा की जागीर प्रदान की । इनकी मृत्यु १६२० ई० 
में हुईं। * 

मालोजी प्रारंभ में कतिपय वर्ष तक लाखूजी की सेवा में रहे । अंत में उसके मुगलों से मिल 
जाने पर भी वे निजामशाह के प्रात स्वामि-भक्ति प्रदर्शित करते रहे | अतः भूषण का यह कथन 
कि वे देवगिरि के आधार-स्तम्म और निजामशाह के मित्र येर सत्य और ऐतिहासिक है। 

साहिजी--यह मालोजी के पुत्र थे। इनका विवाह लखूजी जाधव की पुत्री ज़ीजाबाई से 
१ नवम्बर, १६०५ ई० को हुआ था। १६२५ ई० के लगभग शाहजी निजामशाह की नौकरी 
छोड़कर आदिलशाह को सेवा में चले गए | नवम्बर, १६३० ई० से माच १६३३ ई० तक शाहजी 
शाहजहाँ की सेवा मे रहे | इसके उपरात वे फिर बीजापुर की नौकरी में चलें गए। १६३१६ ई० में 
मुगलों ओर बीजापुर में संधि हो जाने पर यह अकेले ही मुग़ल-शत्रू, रह गए। अक्तूबर, १६३६ 
ई० में इन्होंने बीजापुर की सेवा में रहना फिर स्वीकार कर लिया। शनिवार २३ जनवरी, १६६४ 
ई० को शाह जी का देहान्त है गया * 

शिवा, सिवराज, सिवराजसिह--यह शाहजी के पुत्र थे। जीजाबाई के छः लड़के उत्पन्न 
हुए. जिनमें से केबल दो--शंभाजी और शिवाजी जीवित रहे । शंभाजी का जन्म १६१६ ई० में 
और।शिवाजी ६ अ्रग्रेल, १६२७ ई० (अथवा १६, फरवरी, १६३० ई०) को हुआ था। इनको 
मृत्यु ३ अ्रप्रेल, १६८० ई० को हुई थी।४ 

संभाजी--(शंभूजी)--ये शिवाजी के पुत्र थे। उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ यह गद्दी पर 
बैठे | ओर गजेब के राज्य के ३०वें वर्ष शंभाजी पकडे गए और ११वें वर्ष मार डाले गए ।$ 

साहू--ये महाराज शंमाजी के पुत्र थे। इनका लालन-पालन औरगजेब के दरबार -में 
हुआ था । श्रोर॑गजेब की रत्यु के अनतर यह अपने देश गए। इनके मत्रियों ने मुग़लों के राज्य 
में लड़ाई और लूट-मार प्रारंग कर दी | साहू १७४७ ई० में निस्संतान मर गए [४ 





) ज्यू हिसस्‍्ट्री ऑवू दी मराठाज़्ञ, भाग 3; ४० ४७, ४६-४१, २३ * भूवण-अंथावली, 
शिवराज-भूषण छुं० ७ न्यू हिस्द्री ऑवू दी मराठाज़, भाग १, घू० ९३, २२९, <8, ६९, ८४ 
१ वही, भाग वहीं, ए० २३, ८७, २९६, मआसिरुल उसरा, भाग, $, ४० ४११-८ 
3 बही, भाग वही; ए०४१८-६ * वही, भाग वही, ४० ४१३६-२१ 


भूषण-अंथावली को ऐतिहासिकता २०५ 


बाजीराव--यह प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। पिता के मरने पर यह पेशवा 
नियुक्त हुए। इसने क्रभशः १७३३ ईं० और १७३४ ईं» में उत्तरी भारत पर आक्रमण किए । 
मुग़लों ने इसे मालवा का प्रबंध सौंप दिया | इसके उपरांत इसने भदावर को जीता | समय पाकर 
इसने दिल्ली ओर आगरे पर भी आक्रमण किए थे | १७४० ईं» में इसकी मृत्यु हो गई ।* 

बीरबर (बीखल), भगवंत (भगवानदास), मान (मानसिह) ।* चंपति (चंपतिराय), छत्र- 
साल (छत्रसालसिह, छुत्ता), जयसिंह (मिर्जा राजा जयसिंह), जसवंत (जसवंतसिंह), छुत्नसाल हाड़ा, 
सुजानसिह,  मगवंतराय ।* 

भाऊ--यह राव छत्रसाल हाड़ा के पुत्र थे | इन्होंने शुजा के युद्ध तथा दक्षिण में महाराज 
जसवंतसिह, मिजा राजा जयसिह, दिलेरखाँ आदि के साथ रहकर बड़ी वीरता प्रदर्शित की थी। 
१६७७ ईं० में इसकी मृत्यु हुई |" 

राव-बुदझ--यह राव भाऊसिह के भाई भगवंतसिंह के पौत्र ओर कृष्णुसिह के पुत्र अनिरुद्ध 
सिंह के आत्मज थे | औरंगज ब के मरने पर उत्तराधिकार युद्ध में इन्होंने बहादुरशाद की सहायता 
की थी | इससे प्रसन्न होकर बादशाह ने इन्हे मोधीदाना ओर कोया की जागीरें दीं।६ 

अमरसिंह चंद्रावव--रामपुरा के राव दुर्गा सिसोदिया के प्रपत्र, राव चंद्राभान के पौत्र 
तथा हरिसिंह के पुत्र थे | यह १७०७ वि० (१६५४० ई०) में शाहजहाँ की सेवा में आया। ओरंग- 
जेब के साथ कंघार गया । धर्मत के युद्ध में महाराज जसवंतसिह के साथ था; पर बिग युद्ध किए 
स्वदेश लोट गया । शुजा का पीछा करने पर नियुक्त हुआ । १७२३१ वि० (१६६६ ६०) में सले- 
हरि-्युद्ध में मारा गया ।* 

मोहकमखिह--यह उक्त अ्रमरसिह् चंद्रावत का पुत्र था। सलेहरि-युद्ध में बदी हुआ। कुछ 
समय पश्चात्‌ छूटने पर राव की पद॒वी मिली | १६६० ई० के लगभग इसकी मृत्य हुई | 

किशोरसिह--कोठा-नरेश माधोसिह के पॉच पुत्रों में यह सबसे छोटे थे | धर्ंत यद्ध में 
जसवंतर्सिह का साथ दिया और घायल हुए। १७२६ वि० (१६६६ ई०) में गद्दी पर बैठे । यह 
दक्षिण हीं में बराबर नियुक्त रहे। १७२२ वि० (१६८५४ ई०) में अरकाट दुग॑ के घेरे के समय 
मारे गए।* 

करन्न-- (राव करण) यह बीकानेर के राजा थे | अपने पिता राव सूरसिह भुरखिया के मरने 
पर यह १६३१ ६० में गद्दी पर बैठे । परदा, दौलताबाद, बीजापुर, जवारि आदि दुर्गों के जीतने 
में इन्होंने पर्यात वीरता प्रदर्शित की थी । यह १६६५ ई०समे पुरंधर के घेरे में जयसिह के साथ वर्च- 
मान थे । औरंगाबाद में इनकी मृत्यु हुईं |१० 


१ सआसिरुलू उसरा, भाग १, ४० ४२२-३_* देखिए द्वितीय खंड, अध्याय १, 
वीरसिंहदेव-चरित की ऐतिहासिकता, घृ० १७८-१७६ * देखिए द्वितीय खंड, अध्याय ४, छुत्रप्रकाश 
की ऐतिहासिकता के अंतगगत पाज्नों का ऐतिहासिक विवरण ४ देखिए द्वितीय खंड, अध्याय ७, 
रासा सगवंतसिह की ऐतिहासिकता के अंतर्गत पात्रों का विवरण “ सआसिरुल उमरा, साग १, 
प्ृ० २४९७-६४ _ वही, वही, ४० २१९६-६० ०“ बजरत्नदास, भूषण-अंथावली, परिशिष्ट (च) छृ० 
१०२“ वही, वही, परिशिष्ट वही, ४० १२३" वही, वही; छ० १०७ १० चही, वही, वही, 
पु० १०२-६; मआसिरुलू उमरा, भा० ३, पु० ८५-६ 


२०६ हिंदी वीरकाव्य 


रामसिह--यह मिर्जा राजा जयसिह के पुत्र थे। १६६७ ई० में पिता की मत्य पर राजा 
हुए । उसी वध यह आसाम में नियुक्त हुए, जहाँ से नौ व्ष के अनन्तर लौटने पर १६७६ ई७ में 
इनकी म॒त्यु हो गई।" 

जगत्‌्सिह -यह आमेर के राजा मानसिह कछुवाहा के सबसे बडे पुत्र और अकबर के एक 
प्रसिद्ध सेनापति थे । १५६६ ई० में यह बच्धाल के सहकारी प्रांताध्यक्ष नियुक्त हुए, पर आगरे से 
चलने से पहले द्दी यवावस्था ही में मर गए।" 

महासिह--यह उक्त जगतूसिह के पुत्र थे। पिता की मत्य के अनन्तर इन्हें बज़ाल भेजा 
गया । मदिरा पान की अधिकता के कारण यवावस्था में इनकी मृत्यु हो गईं ।२ 

उदैभान--उदयभानसिह कोंदाना (सिहगढ) का दुर्गाध्यक्ष था | यह राठौर था। १६७० 
ई० के आर भ में तानाजी माछुसरे से युद्ध करते हुए मारा गया ।४ 

सुसलमान-पात्र बबबर (बाबर)--इसने १३६२६ ई० में मुगुल-साम्नाज्य की नींव डाली | 
१५३० ई० में इसका देहांत हो गया ।* 

हिमायेँ (हुमायूँ )--यह बाबर का ज्येष्ठ पुत्र था। १५३० ई० में गद्दी पर बैठा । १५३६ 
इ० में इसकी मृत्यु हुईं ।६ 

अकब्बर (अकबर), जहांगीर*, साहजहा (शाहजह्ा), औरंगजेब, दारा, मुराद, शाहशुजा 
तहवरखान (तहंव्बर खान) ।८ 

अफ़ज़ल ख़ाँ--इसका नाम अब्दुल्ला खाँ मठारी पठान था । यह बीजापुर का एक बड़ा 
सरदार था। यह १६५४ ६० में शिवाजी के हाथ से मारा गया | 

झअबूबास --शाह अब्बास द्वितीय फूरस का बादशाह था। औरंगजेब के सिंहासनारुढ़ 
होने पर इसने उसको बधाई दी थी। इसका राजदूत २२ महं, सन्‌ १६६१ इ० को प्रथम बार 
मुगल दरबार में पहुँचा। इस बादशाह ने श्रोरंगजेब को फटकार से पूर्ण एक पत्र भी लिखा था 
जो उसे सितम्बर, १६६६ ई० को मिला था |१० 

एदिल साहि (आदिलशाह)--बीजापुर के आदिलशाही वंश की उपाधि आदिलशाह थी। 
४ नव्रम्बर १६५६ ई० से ४ दिसम्बर, १६७२ ई० तक अली-आदिलशाह द्वितीय राज्य करता 

रहा । इसके पश्चात्‌ सिकनदर आदिलशाह गदी पर बैठा |! 


) ब्रजरत्नदास, भूषण-ग्रंथावली, परिशिष्ट (च), छ० १२२; सआसिरुल उमरा, भा० १, 
छ० ३४२-४५ वही भाग वही, ए० १४३-४; अजरत्नदास, भूबण-पंथाबली, परिशिष्ट (च), छ० 
१३० 3 मआसिरुलू उसरा, भा० १, एू० १४४ ४' अजरत्नदासः भूवण-अंथावली, परिशिष्ट 
(च), पूृ० ३०२९ + केम्बिज हिस्ट्री आवब्‌ इंडिया, भा० ४, पूृ० १-२० * बही, स्रा० वही, पु० 
२९-४४ * देखिए द्वितीय खंड, अध्याय $, वीरसिहदेव-चरित की ऐतिहासिकता, ए० १४० 
< देखिए द्वितीय खंड, अध्याय ९, छुत्रत्रकाश की ऐतिहासिकता के अंतर्गत पातन्नों का विवरण 
९५ ब्रज़रत्नदास, भूषण-अंथावली, परिशिष्ट (च), घू० १०३१-२१” विश्वनाथप्रसाद मिश्र, भुषण- 
ग्रंथाचली, पू० २४७१" चही, वही, ४० २४३; केम्ब्रिज हिस्ट्टी आवू इंडिया, भा० ४) पु० 
२०६, २९२३-२९; २७०-०, २८६ 


भूषण-ग्रंथावैली की ऐतिहासिकता २०७ 


कुतुबसाह--यह गोंलकुंडा के शासकों की उपाधि थी। अब्दुल्लाइ कुदुब्शाह के २४ 
फरवरी, १६६७ ई० को मर जाने पर अब्ुुलहसन कुतुबशाह गोलकंडा का शासक बना ।* 
ख़वासखाँ--(दोौलतखाँ)--यह बीजापुर का एक सरदार था | वह बीजापुर के अल्पवयस्क 


शासक सिकन्दर आदिलशाह का संरक्षक बना (४ दिसम्बर, १६७२ ई०)। अन्त में यह मार 
डाला गया । 
ख़ान दौरा-नवसेरी ख़ान (नोशेरी खाँ)-नौशेरी ,ख़ाँ श्रथवा नसीरी खाँ 'खानदौराँ? 


उपाधि से विभूषित किया गया था। यह दक्षिण का मुगल सूबेदार था। १६४७ ई० में अहमद- 
नगर के पास शिवाजी से ईंसका घोर युद्ध हुआ था ।*ै 

तलबखाँ (कारतलब खाँ उजबक)--१६५४७ ई० में जुनेर के पास थानेदार नियुक्त हुआ । 
हे फरवरी, १६६१ ई० को शिवाजी ने इसे पराजित किया | १६७० ई० में इसे खिलश्रत, घोड़ा, 
जमघर, आदि मिले ।९ 

दल्लेलखान, दिलेर महमद्‌ (दलेरखाँ) --इतका नाम जलाल खाँ था ओर यह दाऊदजुई 
अफूगान था| १६६४ इं० में यह जयतिंद के साथ दक्षिण में नियत हुआ और पुरंधर तथा 
रूद्रमाल दुर्गों को विजय किया । १६६७ इ० में शाइजादा मुश्रज़््जम्त के साथ नियत हुआ। 
१६८३ ६० में उसका देहान्त हुआ ।* 

बहलोल खान, बहलोलिया--(बहलोल खाँ) यह बी जापुरी पठान सेनापति था | १६७३६ ७ 
के आरंभ में इसने प्रताप राव गूजर को परास्त किया। पर उसी वष के अन्त में प्रतापराव गूजर ने 
उसे मार भगाया | इसके अनन्तर आनन्द राव ने इसे फिर पराजित किया। इसके पश्चात्‌ वह 
बीजापुर का प्रधान आमात्य हुआ (१६ नवम्बर, १६७५ ६०) । २३ दिसम्बर, १६७७ ई० को इसकी 


मृत्यु 
डर बहादुर ख़ाँ, बहादुर खान ( ,खान जहाँ बहादुर)--यह गुजरात का सबेदार था। औरंग- 
जेब ने बहादुर खाँ को दिलेरखा के साथ दक्षिण मेजा था। शिवाजीं ने इन दोनों को मार 
भगाया । (१६७२ ई०)। बगलाना से द्वार कर वह गुजरात चला गया। कुछ समय के उपरान्त 
वह दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया यया ।* 


) क्ेम्न्रिज हिस्द्री ऑँव इंडिया भाग ४, ४० १६६, २५३, २६९४-९४ २६१, २६६, 
२६६, २७०, र७३, २७४, २७६, २७७, रेम३े, रे८७, २६० २ बही, भा० वही, 
पु० १८८, १३०, १६४९, १६६, २७४, २७४१; न्यू हिस्ट्री ऑव दी मराठाज़, भाग १, पृ० १९१, 
११२, २१६, २४७ २ विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, भुषण-अ थावल्ी, प० २५५; केम्ब्रिज हिस्ट्री आवू 
इंडिया, भाग ४, पु० १६४, २६६, २६७, २६८ ४ विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, भस्रूषण-अ्र थावली, 
पु० २५३; बजरत्नदास, वही, परिशिष्ट (च), ४० ३०६; न्यू हिस्ट्री ऑवू दी मराठाज्ञ्‌, भा० 3, ३० 
१4३७-६४ ब्रजरत्नदास, भूबण ग्र थावत्ी; परिशिष्ट (च), ए० ११२-३; सआसिरुलू उमरा, भा ० 
३, प० ४९४६-७० 'भ्न्‍्यू हिस्ट्री आँवू दी मराठाज, भा० १, छ० १३०, १८२ २०२, २०३, २१४; 
२४७, २४६; विश्वनाथग्रसाद मिश्र, भूषण-प्र थावली, ए० २६८, बजरत्न-दास, वही, परिशिष्ट 
(जे), ए०११६५-६९ * वही, वही, परिशिथ्ट वही, ए०११६; विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, वही, पृ०२६६; 
केम्जिज हिस्ट्री ऑचू इंडिया, भा० ४, पृु० २२३, २२७, २५३, २९९, २५६, २७२-८ 


श्ण्द हिंदी वीरकांव्य 


बादरखान--भूषण ने यह नाम संभवतः उक्त बहादुर खाँ के लिए ही प्रयुक्त किया है। 

फत्त खान(फतेह खाँ)--यह ज जीरा के सीदियों का एक सरदार था। शिवा जी से कई 
बार परास्त होने पर उनसे संधि को बातचीत कर रहा था, कि उसके सहकारियों ने उसे मार डाला 
और वे औरंगज ब से संधि करके उसके अधीनस्थ सरदार बन गए (१६७४ ई०) ।" 

फूतेह खाँ--इस नाम का एक बीजापुरी सेनापति भी था जिसे शिवाजी ने १६४६ ई० में 
पराजित किया था | संभव है भूषण ने इसी व्यक्ति की ओर सकेत किया हो ।* 

रुस्तमे जमा--इसका वाश्तविक नाम “रनदौला” था। बीजापुर की ओर से उस राज्य के 
दक्षिण-पश्चिम भाग का सूबेदार था। इसकी राजधानी मिराज थी। अफूजूलू खाँ के मारे जाने 
पर इसने शिवाजी पर चढ़ाई की। परनाला (पन्‍्हाला) के स्थान पर वह पराजित हुआ (२८ दिसम्बर, 
१६४६ ई०) । 

निज्ञाम साहि बहरी--(निजाम शाह)--यह अहमदनगर के सुल्तानों की पदवी थी। इनकी 
बहरी अर्थात्‌ समुद्री भी उपाधि थी। कुछ विद्यानों का कथन है कि निजमुल्मुल्क बहमनी राज्य 
के बहरी (शिकारी बाजों) कीं देख-रेख किया करता था, इसी से उसे “बहरी' उपाधि मिली थीं। 
१६३३ ई० में इस राज्य का अंत हो गया और अंतिम निजाम शाह हुसेन कारागार में मरा ।४ 

साइतखान, साइत खाँ, सासतखाँ, सदंस्ततान-- (शाइस्ता स्लॉ)--इसका वास्तविक नाम 
अबूतालिब मिर्जा मुराद था। यह शाहजहाँ के प्रधान मत्री आसफ खाँ का पुत्र तथा मुमताज 
महल बेगम का भाई था | १६४१ ई० में यह म'त्री नियत हुआ । १६५४६ ई० में यह दक्षिण का 
सूबेदार नियुक्त हुआ । १६६३ ई० में शिवाजी पूना में इसके महल में घुत गए.। यह भयभीत होकर 
भाग गया। इसके अनंतर यह बंगाल की सूबेदारी पर भेज दिया गया | ३१ मई, १६६४ ई० को 
६३ वर्ष की अवस्था में इसका देहात हुआ ।“ 

झनवरखाँ--यह मुग़ल दरबार मे एक सरदार था, जो छत्नसाल के विरुद्ध भेजा यया था । 
बह युद्ध में हारकर भाग गया । बहादुरशाह तथा फ़रूखुसियर के समय में यह बुरहानपुर का फ़ौज- 
दार था। यह उठती नगर का एक शेखजादा था ।* 

अमी खाँ--(श्रमीन खाँ मुहम्मर)--और गजेंब के समय तथा उसके पश्चात्‌ के दो प्रसिद्ध 
अमीन खाँ ज्ञात हैं :-- 

(१) मुहम्मद सैय्यद मीर जुमला का पुत्र जो पाँच हजारी मंत्बदार था। गुजरात के 
अहमदाबाद में १६८२ ई० में इसकी मृत्यु हुईं । 

(२) निजामुल्मुह्क आसफजाह के भाई बहाउदुदीन का पुत्र था, जो औरगजेब के समय 


१ विश्वताथ अखादु सिश्र , भुषण-अंथावली, ४० २६६-७; बजरत्नदास, वही परिशिष्ट 
(च), ४० १६४ - न्यू हिस्ट्री ऑँव दी मराठाज़ , भा० १, ए० ३०३ विश्वनाथ असाद मिश्र, 
भूषण-ग्रंथावली, ४० २७७; अजरत्नदास, वही, परिशिष्ट (च), ए० १२२-३; न्यू हिस्ट्री ऑवदी 
मराठाज़, भा० १; ४० १२१, १३१; $श३े८ * बजरत्नदास, भूषण-अन्थावली, परिशिष्ट (च), 
घृ० ११३; विश्वनाथ त्रधाद मिश्र, वही, ए० २६४ ' वही, वही, ए० २७८-६; अजरत्नदास, वही, 
परिशिष्द (च), ए० १२३ * वही, वही, ए० १०१ विश्वनाथ प्रसाद सिश्न, वही, ए० २४६ 


भूषण-ग्रथांवली की ऐतिहासिकता १च्ट 


में दरबार आया । सैय्यद भ्राताओं के मारे जाने पर यह मुहम्मदशाह का प्रधान-मत्री हुआ, पर कई 
महीने के पश्चात्‌ इसकी मृत्यु हो गई।* 

अबदुल्ल समद्‌, समद्‌, अब्दुस्समद (सेफ्रुहौला नवाब अबदुस्समद्‌ खाँ बहादुर दिलेर जंग)-- 
इसने सिक्‍खों के विरुद्ध बड़ी वीरता प्रदर्शित की थी। कंचूर के एक विद्रोही अ्रफुग़ान हुसेन खाँ 
को परास्त करके मार डाला था। इसने बु देलखंड पर चढ़ाई की थी, पर वहाँ सफल-प्रयत्न 
नहीं हो सका था ।* 

महमह बंगस (सुहम्मद खाँ बंगश)--यह अफ़गान था। फ़रु खुसियर के समय में फू खा* 
बाद को अपनी राजधानी बनाया। १७२५ ३०» में इलाहाबाद का सूबेदार नियुक्त हुआ । १७२७ 
ई० में बुंदेलों के विरुद्ध उसे कई सफलताये मिलीं, पर १७२६ ई० में छत्रसाल ने बाजीराव की 
सहायता से उसे पराजित किया। इसी प्रकार उसे मालवा से भी मेँहकी खानी पड़ी । वह इलाहा- 
बाद का पुनः सूबेदार नियुक्त किया गया । यह अपने समय का एक प्रसिद्ध सेनापति एवम्‌ राज- 
नीतिज्ञ था ।* 

सहादत--(बुहानुलमुल्क सआदत खाँ) 

दाऊद खाँ--यह १६५४ ई० में दक्तिण में मियत हुआ । पुरंघर के घेरे में यह उपस्थित 
था। १६७० ई० में यह बानी डिंडोरी युद्ध में मराठों से परास्त हुआ। १६७२ ई० में राजधानी 
चला गया ।* 

महाबत खाँ--इसका पिता जमानाबेग बिन गोरबेग काबुली था, जिसे महाबत खाँ की 
पदवी मिली थी । इसी ने जहाँगीर को बंदी बनाया था। इसकी मृत्यु के आठ वर्ष के अनन्तर 
इसके द्वितीय पुत्र लहरास्प को सन्‌ १६३४ ई० में महाबतः खा की पद॒वी मिली। यहदो बार 
काबुल का यूुबेदार हुआ । १६७० ई० के अंत में यह दक्षिण का प्रधान-सेतापति नियुक्त हुआ। 
सन्‌ १६७२ ई० के मध्य में यह उत्तर लौटा | १६७४ ई० में इसकी मृत्यु हुईं ।६ 

सेर खाँ लोदी (शेर खाँ खोदी)--वीजापुरी करनाटक का दक्षिणी आधा भाग शेर खाँ 
लोदी के अधिकार में था। यह एक पठान था | इसकी राजधानी वालीगंडपुरम्‌ (वत्तमान पाडुचेरी 
जिले में) थी । तीरूवाडी के पास शिवाजी ने इसे पराजित किया । ५ जुलाई १६७२ ई० को इसने 

शिवाजी से संधि कर ली ।* 


विश्वनाथ असादु सिश्र, भूषण-अ थावली पु० २४७-८, ब्जरत्नदास, वही, परिशिष्ट (च) 
पृ०१०२-३, मआसिरुल उमरा, भर ० ,४० २३४-४ वही, भा० वहीं, ए० २१०; ब्रजरध्नदास; 
भूषण्-प्रन्थावत्री, परिशिष्ठ (च), ए०१२४; विश्वनाथप्रसाद मिश्र; बही, पु० २८० *केम्ब्रिज हिस्ट्री 
आँवू इंडिया, भा० ४, ए०३१२-३, ३५४; ३१९, ३५६, ३८२, ४०२, ४२३; बुन्देख्खंड का संक्तिप्त 
इंतिहास, पु० २०३६, २१०, २११; २१२, २१३, २१४, २१९१, २१६, २१७, २१८, २३७, २४०-२४१; 
जरनल झॉब्‌ एशियाटिक सोसायटी आव्‌ बंगाल, भा० >7,एत], १८०८ ई०, ए० २८४-३०२ 
४ देखिए द्वितीय खंड, अध्याय ७, रासा भगवन्त सिंह के पात्रों की ऐतिहासिकता ' अजरत्न- 
दास +: भूषण-अन्थावली, परिशिष्ट (च), ए० ११२; विश्ववाथ प्रसाद मिश्र ; वही; ए० २४३, 
२६२; मआसिरुलू उमरा, भा० हे, ए० ४०६-१० ' अकरत्नदास; भूषण-मंथावली, परिशिष्ट 
(च), ए०११६; विश्वनाथ प्रसाद मिश्र : वही, ए० २०७४ * वही, वही, पएृ०२७३६-८० 

२७ 


२१० हृदी वीरकाब्य॑ 


सिरजे खाँ (शरजा खाँ) -यह बीजापुर का एक प्रसिद्ध सरदार था। २४ दिसंबर १६६५ 
ईं० को इसका शिवाजी के साथ युद्ध हुआ था ।* 
अनिश्चित पात्र 

हिन्दू-पात्र--अमरेस, अनिरुद्ध, र ड़ी-खुंडी (0, हृदयराम-सुत-रुद्र, अवधूतसिह । 

सुसललान पात्र--आकुस (अंकुश खॉँ), अल्लि फूते, आकुत (याकूत खाँ एक बीजापुरी 
सरदार), सफूजग (संभवतः किसी की उपाधि),* सैद अफगन, सेर अ्रफगन, बहलोत (निश्चित 
पात्रों में जिस बहलोत ,ख़ाँ का उल्लेख किया गया है, उत्तसे यह भिन्न है), सुतरुदीन, निजाम बेग, 
तुराब खान । २ 

जावली-विजय (१६९९ ई०)-भूपण ने शिवाजी द्वारा जावली पर अधिकार करने का 
उल्लेख कतिपय छंदों में किया है।* इतिहास-्ग्रंथों से विदित है कि जावली सतारा प्रान्त के उत्तर 
पश्चिम कोने में स्थित है। १६वीं शताब्दी में मोर नामक मराठा परिवार ने बीजापुर के शासक 
से यह राज्य प्रात्त किया था। यहाँ के शासक की परंपरागत उपाधि चंद्रराव थी। संस्थापक से 
आठवीं पीढीं में कष्णुजी बाजी हुए, जो १६४२ ई० में गद्दी पर बैठे। 

शिवाजी ने रघुनाथ बल्‍लाल कोरडे को चंद्रराव के पास उसकी लड़कीं का अपने साथ 
विवाह करने के प्रस्ताव को लेकर भेजा | एकांत में कोरड़े ने चंद्रराव को मार डाला। यह समा- 
चार पाकर शिवाजी ने आक्रमण कर दिया | चंद्रराव के परिवार के सदस्य बंदी कर लिए गए। 
सम्पूर्ण जावली पर शिवाजी का अधिकार हो गया (अक्टूबर, १६४५ ई०)। जावली से दो मील 
पश्चिम में शिवाजी ने प्रतापगढ़ दुर्ग को बनवाकर वहाँ पर भवानी की मूर्ति स्थापित की ।* 

झअहमदुनगर एवं जुन्लार की लूट तथा खाँ दौरा नौसेरी, (नौशेर खाँ)-पराजय--इसके अन॑- 
तर शिवाजी ने अहमदनगर को लूटा तथा खाँ दोरा नौशेरी खाँ. को पराजित किया ।* इन घट- 
नाओं के संबंध में इतिहास का कथन है कि अवसर पाकर शिवाजी ने मुग़ल-दक्षिण में लूट मार 
आरंभ कर दी । उनके सेनापति मिनाजी मोंसले ओर काशी ने अहमदनगर तक के भागों को 
छूटा (मार्च, १६४७ ई०) | इसी समय एक रात्रि को शिवाजी रस्सों की सीढी से जुन्नार में प्रविष्ट 
हुए, पहरेदारों को काट डाला और बहुत सी लूट की सामग्री अपने साथ ले गए | 

फिर वह अहमदनगर को लूठने लगे। मई, १९६४७ इं० के अन्त तक नसीर खाँ आ 
पहुँचा । उसने शिवाजी की सेना को घेर लिया । बहुत से मराठे मारे गए, बहुत से घायल हो गए 
आर शेष भाग खड़े हुए । मुगल सेना ने थके होने के कारण उनका पीछा' नहीं किया । शिवाजी 
लूट मार का अवसर ताकते रहे और मुगल मी सतक रहे। अन्त में जनवरी, १६४८ इं० में शिवा- 
जी और नसीर खाँ में संधि हो गईं ।* 

१ विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, भूषण-अथावली, घ० रझर वही, वही, छ० २८०; 
ब्रजर॒त्नदास : वही, परिशिष्ट (च), १२४ “द्वितीय खंड, अध्याय ७, रासा भगवंतसिह के पात्रों की 
ऐतिहासिकतां तर्यत 'अनिश्चित पात्न-सूची  भूवण-अन्थावली, शिवराज-भूषण, छु० ६३, 8, २०७५ 
वही, शिवा बावनी, छुं० ३४, ३७ * सरकार, शिवाजी, पु० ९०-७; ऑरंज़ेब, भा० ४, पुृ० २३-३०; 
न्यू हिस्द्री आँवू दी मराठाज़, भा० १, ए० ११३६-४७ * भूषण-अन्थावली, शिवराज-भूषण, छुं० 
१०२, ३०८; शिवा-बावनी, छुं० ३७ * शिवजी, ग्रू० ४६-६७ 


भूषण-अंथावली की ऐतिहासिकता २११ 


उपयुक्त ऐतिहासिक विवरण में शिवाजी के भागने की बात का उल्लेख किया गया है | 
ऐसा प्रतीत होता है कि ऐतिहासिकों ने अतिशयोक्ति से काम लिया है। शिवाजी खुले में आकर 
युद्ध नहीं करते थे। छिपकर शत्रु को मारना और उसके आने पर अपनी रक्षा के लिए स्थान 
खोजना यह्दी उनकी नीति थी | इस बात को ध्यान में रखने से भूषण का वर्णन इतिहासानुकूल 
सिद्ध हो जाता है। 


शिवाजी और अफ़ज़ल ख़ा-बध--इस घटना का वणन भूषण ने इस प्रकार किया है :-- 

“आदिलशाह ने जावली मे अफजल खां को भेजा | जावली के पार प्रतापगढ़ के नीचे 
दोनों में मिलना निश्चित हुआ । शिवाजी उससे भेंट करने के लिए वहाँ पर जा पहुँचे । शिवाजी 
उससे वैर करना चाहते ही थे कि उसने कटार से उन पर चोद की। वे क्र द्ध होकर उस पर टूट 
पढे | शिवाजी के द्वारा चलाए गए. बिछुश्रा के घाव से ज्षत-विक्षत होकर अ्फूजलूखां गिर 
पडा । शिवाजी उसकी छाती पर जा बैठे और उसको मार डाला | यह देखकर उसके साथी आकुत 
(याकृत खाँ) और अकुश (श्रॉकुश खाँ) वहाँ से भाग गए.। उनके इस कार्य का यश दूर-दूर 
तक फेल गया ।* 

उक्त घटनाओं के संबंध में इतिहास-वेत्ताओं का जो मत है; वह नीचे दिया जाता है ;-- 

“अबदुल्लाह भठारी उपनाम अफ़ूजल खॉ बीजापुर के शासक मुहम्मदशाह का अनौरस 
पुत्र एवं प्रथम श्रेणी का सरदार था। उसका स्वभाव अत्यन्त दुष्टतापूं था। बीजापुर के अल्प- 
वयस्क शासक आदिशाह की माता, बड़ी साहिबा, ने उसे कृत्रिम-मैत्री-प्रदशन द्वारा शिवाजी के 

क्ड़ लाने अथवा मार डालने की आज्ञा दी । 

उचितानुचित सभी उपायों द्वारा शिवाजी को अधीनस्थ करने का हृढ़ निश्चय करके 
अ्फ जल खाँ सितम्बर, १६५६ ६० में बीजापुर से चल पड़ा और प्रतापगढ़ से १६ मील पर 
वाई? नामक स्थान पर पहुँचकर अपना डेरा डाल दिया। 

उधर शिवाजी उसकी गति-बिधि से अपने को भलीं प्रकार अवगत करते रहे | गगन-चुम्बी- 
पव॑त-मालाओं और अगरस्य उपत्यकाओं से परिपू्ण वाई और जावली के निकटवर्ती प्रदेशों मे 
अफ़्जलूखाँ का सामना करने का निश्चय करके वे महावलेश्वर के पश्चिम में पारधाठ नामक 
पवतीय माग के ऊपर अवस्थित प्रतापगढ दुग में निवास करने लगे। 


अफ्‌ जल खाँ ने कष्णजी भास्कर को शिवाजी के पास एकान्त में भेंट करने के लिए 
आमंत्रित करने के उद्देश्य से भेजा | उसकी बातों से वे अ्रफू जल खाँ के गुप्त पडयंत्र को ताड़ गए । 
अंत में प्रतापगढ़ दुग॑ के नीचे बाह्य प्राचीर के निकट दोनों में भेंट होने का निश्चय किया 
गया । वाई से प्रतापगढ तक सघन बन में एक माय निर्मित हुश्रा | स्थन्न-स्थन्ष पर अफ जल खाँ 
की सेना के लिए पेय एवं खाद्य सामग्री का आयोजन किया गया। महावलेश्वर पठार के बंबई- 
बिंदु के नीचे रत्तौदी दर से चलकर अफ़ज़लै खाँ प्रतापगढ़ के नीचे दक्षिण ओर अवस्थित पार! 





) भषण-पन्थावली, शिवराज-भूषण, छु०४२, ६३ 8८, १४8, १६१, १७४, २०७, २४१, 
२५३, ३१३, ३३६, वही, शिवा-बावनी, छु ० ३२०७, ३७; वही, फुटकर, छू० ३६; वही, फुटकर, 
संदेहाव्मक, छुं० 9, ४, ७, & 


२१२ हिंदी वीरकाब्य 


ग्राम में पहुँचा और कोइना नदी के उद्गम के मिकट गंभीर घाटी में यत्र-तत्र उसकी सेना ने 
डेरा डाला। 
गुरुवार १० नवंबर, १६५४६ ई० दोनों की मिलन-तिथि निश्चित हुईं। शिवाजी ने अपने 
वस्त्रों के मीतर लौह कवच और पगड़ी के नीचे शिरत्राण धारण किए.। उन्होंने बाम कर में 
वघनखा और दक्षिण हस्त में बिछुआ लेकर ऊपर से दीघ बाहों वाला ढीला-ढाला श्वेत अंगरखा 
पहिना, जिससे गुप्त अस्न-शस्र दिखलाई न पड़ें। श्रपनी माता से आशीर्वाद लेकर और जीवमहल एवं 
शंभू जी काबजी नामक अगरक्षकों के साथ वे चल पढ़े | 
उधर अफ़्जलूखाँ एक सहस्त्र से अधिक सैनिकों को कुछ व्यवधान पर छोड़कर, दो 
सैनिक तथा गोपीनाथ ओर कृष्ण जी को साथ में लेकर मिलन स्थान पर पहले से ही शिवाजी की 
प्रतीज्ञा कर रहा था। 
थोड़ी देर में शिवाजी निःशस्त्र विद्रोही के समान अफ्‌ जल खाँ के सामने जा पहुँचे । खान 
की कटि पर उस समय भी एक तलवार लग्क रही थी। आगे बढ़कर शिवाजी ने उसे अमभिवादन 
किया | वह अपने स्थान से उठा“ओऔर आगे बढ़कर शिवाजी से भेंटने के लिए अपनी प्रलंब भ्रुजायें 
प्रसारित कीं। बात की बात में उसने शिवाजी को कस लिया, वाम हस्त से उनकी ग्रीवा को हृढ़ता- 
बूवंक पकड़ा और सीघी धारवाली कटार से उन पर प्रहार किया, पर शिवाजी के गुप्त कबच ने 
उनकी रक्षा की । दम घुटने के कारण उन्हे पीड़ा का अनुभव होने लगा। परंतु, तुरंत ही सेमल- 
कर उन्होंने श्रपना बायाँ हाथ अ्रफ्जल, खाँ को कमर में डालकर वध-नखा से उसकी आते बाहर 
निकाल दीं। फिर दाये हाथ से उसके बिछुआ भोंक दिया। घायल अफ जलू ने उन्हे छोड़ दिया। 
वे चबूतरे से कूदकर अपने साथियों की ओर भाग गए.। खान के अंगरक्ञषक शिवाजी की ओए 
रूपटे पर वे मार डाले गए। अफू जल खाँ के सेवक उसको पालकी में रखकर ले जाने को ग्रस्तुत 
हुए पर उनका काम तमाम कर दिया गया। शिवाजी के साथियों ने अफूजल खाँ के शिर को काट 
लिया और उसको ले जाकर दुर्ग में गुम्ब॒ज के ऊपर बाँस पर लटका' दिया । 
प्रतापगढ़ में पहुँचकर शिवाजी ने तोप दागी | उसको सुनते ही भाड़ियों में छिपे हुए 
शिवाजी के सेनिक शन्र-सेंन्य पर टूट पढ़े । ,खान के लगभग तींन सहस्त्र व्यक्ति काट डाले गए | 
अफ़ूजुल का पुत्र फूजल अपने साथियों के साथ भाग गया | रुस्तम-इ-जुमा आदि पकड़ कर छोड़ 
दिए गए.।! 
उपयुक्त ऐतिहासिक विवरण से स्पष्ट हे कि अफ़रूजल खा क्र, धूत्ते, विश्वास-न्घातक एवं 
शक्तिशाली सैनिक था। शिवाजी को जीवित पकड़ना अथवा मार डालना ही उसका एक मात्र 
लक्ष्य था। इसी उद्देश्य की सफलता के लिए कप<-मैत्री-प्रदरशन द्वारा एकरान्त में मेंटने का उसने 
जाल फेलाया था | 
शिवाजी एक चदुर एवं दूरदर्शी राजनीतिश*्चीर थे। वे अफू्जल खाँ की धू््तता से भली 
प्रकार परिचित थे | इसी कारण से अपनी रक्ता के लिए उन्होंने कवच, शस्त्र आदि धारण किए थे | 


* शिवाजी, पृ० ६८-८२; औरंजेब, भा० ४, पु० ३३-४०; न्यू हिस्ट्री ऑच दी मराठाज़ 
भा० १,१० ३१२३-३० 


'भूषण-अंथावली की ऐतिहासिकता २१३ 


आत्म-रक्षा करते समय उन्हे अफजलू पर प्रह्र करने पड़े जिसके फलस्वरूप उसके प्राण-पखेरू 
उड़ गए । 

भूषण के कथन का भी यही अमिप्राय है। उन्होंने भी अफ़्ज्‌ल के दुष्ट स्वभाव की ओर 
संकेत किया है। उनके मत में भी शिवाजी ने अपनी रक्षा के उद्देश्य से ही शत्रु पर चोट की थी। 
उनके कथन से यह भी विदित होता है कि शिवाजी और अफूजल खाँ दोनों ही अपनी-अपनी 
धात में थे, पर शिवाजी के समक्ष आत्मरक्षा का प्रश्न प्रमुख था | इस प्रकार भूषण का उक्त कथन 
ऐतिहासिक तथ्य की भित्ति पर ही अबलम्बित है, इसमें कोई संदेह नहीं है | 

कुछ विद्वानों के विचार में अ्रफूजलू खाँ निर्दोष था और वह शिवाजी को मार डालने के 
उद्देश्य से नही आया था । ऐसे बुद्धि-मार्तंडों के विचारार्थ मिर्जा राजा जयसिह द्वारा और गजेब 
के प्रधान-मंत्री जफ्रखाँ को, १६६६ ई० में शिवाजी के आगरे से निकल भागने के पश्चात्‌ लिखे 
गए, पत्र का सक्तिस विवरण दिया जा रहा है। यद्यपि इस पत्र का प्रस्तुत घटना से प्रत्यक्ष संबंध 
नहीं है, पर अप्रत्यक्षुरूप से इसको पुष्ठ करने में सहायक होगा। पत्र लिखते समय राजा जयसिंह 
कहते हैं :--, 

“कैँ एक ऐसा आयोजन करने वाला हैँ जिससे शिवाजी मुकसे मिलने आयेगा। उसके 
आते अथवा जाते समय माग में, सुअवसर पाकर, मेरे साथी उसकी हत्या कर देंगे। यदि सम्राद 
स्वीकृति दें तो में प्रशंसा श्रथवा निंदा की चिता न करके शाहंशाह के प्रति अपनी श्रगाध स्वामि- 
भक्ति प्रदर्शना्थ, अपने पुत्र का विवाह शिवाजी की पुत्री से करने का प्रस्ताव रक्खूँगा । शिवाजी 
नीच जाति का है। हम उसका स्पश किया हुआ मी नहीं खा सकते (विवाह संबंध तो दूर की बात 
है) वह इस प्रस्ताव को अवश्य स्वीकार कर लेगा |” 

इस पत्र से १७वीं शताब्दी के राजनैतिक आचार-विचार पर पर्यात प्रकाश पड़ता है। स्वयं 
को पवित्र और उच्च कुलींन समझने वात्ते राजा जयसिद एक सबजातीय बघु को जाल में फंसाने 
आर विधर्मी ओरंगजब के प्रति स्वामि-मक्ति प्रदर्शित करने के लिए अपने परिवार की परंपरागत 
प्रतिष्ठा नष्ठ करने के लिए प्रस्तुत थे,* तो भला, अफूजल खाँ जो बीजापुर के शासक का निकट 
संबंधी मी था, अपने स्वामी के कल्याणार्थ एक शक्तिशाली हिदू-शत्रु को नष्ट करने की कामना से 
प्रेरित होकर नहीं आया था, यह बात साधारण समझ से बाहर की प्रतीत होती है । 

इस प्रसंग में भूषण ने आकुत (याकृत खाँ) का जो उल्लेख किया है उसे कुछ विद्वान 
अनैतिहासिक बतलाते हैं। उनके ऐसा मानने का कारण यह है कि “जजीरा के सिद्दियों को याकूत 
खा की उपाधि १६७० ई० के पश्चात्‌ मिली थी। परंतु शिवा-चरित्र-निबन्धावली” तथा 'शिवा- 
जी निबन्धावर्ली! आदि अंथों से सिद्ध होता है कि उक्त घटना के अवसर पर प्रतापगढ़ से याकूत 
खाँ, आंकुश खाँ आदि योद्धा भागे थे | वे पुनः रूस्तम-इ-जुमाँ के साथ कोल्हापुर के पास परास्त 
हुए. थे [7२ इसके अतिरिक्ति एक बात और भी विचारणीय है। 'शिवराज-भूषण? की रचना २६ 
अग्रेल, सन्‌ १६७३ ई० को हुई थी ।३ उस समय तक, जंजीरा के सिद्धियों को याकूत खाँ की 


* शिवाजी, पु० १६७-८. + विश्वनाथें असाद मिश्र; भूषण-मअंथावली, भूमिका, 
ए० २७६ ' देखिए प्रथम खंड, अध्याय १, शिवराज-भूषण की रचना-तिथि, घृ० रर-६. । 


२१४ हिंदी वीरकाब्य 


उपाधि मिल चुकी थी | इतिहास से सिद्ध होता है कि ज॑जीरा का शासक फतेह खाँ १६५४६ ई० में 
मराठों के विरुद्ध गया था, पर अफूजूल की दुदेशा का समाचार ज्ञात होने पर वद लोठ गया था |* 
सभव है कि भूषण ने इसी घटना की ओर सकेत करते समय फ्तेह खाँ के वास्तविक नाम का 
उल्लेख न करते हुए, 'शेवराज-भूषण?-रचना के समय तक प्रचलित जजीरा के शासकों की उपाधि 
याकूत खाँ, जो उन्हे १६७० ई० के पश्चात्‌ मिल चुकी थी, से ही पुकारा हो। यह भी सभव है, 
कि भूषण का श्रमिप्राय जंजीरा के सिद्दियों से न हो | हो सकता है, कि अफ़्जल खाँ की सेना में 
याकूृत खॉ नाम का कोई अन्य सैनिक रहा हो । 


भूषण ने इस घटना ऊा स्थान जावली और प्रतापगढ़ को बतलाया है। इसकी पुष्टि उप- 
युक्त ऐतिहासिक उल्लेख से हो जाती है। “जावली? बम्बई प्रांतान्तगंत सतारा जिले मे उत्तरी 
ताल्लुका है ओर १७१ ३२! तथा १७? ५६! 3" एवं ७३० ३६” और ७३९ ५६ पूव के मध्य में 
अवस्थित है | प्रतापगढ़ दुर्ग जावली ताहछुके में १७१ ५४! उ” और ७३" ३५” पूर्व में महावत्ते- 
श्वर के दक्तिण-पश्चिम में आठ मील पर स्थित है। जावली नगर से प्रतापगढ़ दो सील पश्चिम 
में है।* ॒ 

उपयुक्त विवेचन के अनन्तर यह निष्कष॑ निकलता है कि भूषण ने इस घटना का जो 
विवरण दिया है वह संक्षिप्त किन्तु इतिहासानुकूल, सजीव एवं तथ्यपूर है । 


रुस्तमें ज़माँ पराजय--(ऊक्त घटना के कुछ समय के पश्चात्‌) रुस्तमे-जमाँ शिवाजी से 
पराजित होकर भागा |रैं अफूजुलूखाँ की म्त्यु के उपरांत उसका पुत्र फजलखाँ श्रौर रुस्तम-इ-जुमों 


(रनदौला) शिवाजी का सामना करने के लिए आये। उन्होंने इन दोनों को पन्‍्हाले के स्थान पर 
२८ दिसम्बर, १६४६ ई० को पराजित करके बीजापुर के फाटक तक खदेड़ा | 


इस युद्ध से पूव ही (र८ नवबर, ६५६ ३०) शिवाजी के भेजे हुए ऑना जी दत्तो 
पन्‍्हाला पर अपना अधिकार स्थापित कर चुके थे। रुस्तम-इ जुमों की पराजय के उपरात आदिल- 
शाह ने सिंदूदी जोहर (सलावत खाँ), रुस्तम-ई-जुमाँ, आदि के साथ सेना भेजी (मई, १६६० 
ई०) | लगभग चार मास तफ घेरा पढ़ा रहा । शिवाजी और सलावत खा के मध्य गुप्त सधि हो 
जाने के समाचार को सुनकर आदिलशाह स्वयं पन्‍्हाला की ओर चला। यह समाचार ज्ञात होने 
पर दुग के पिछले फाटक से निकलकर शिवाजी वीसलगढ़ की ओर चले गए और पन्‍्हाले पर आदिल- 
शाह का अधिकार हो गया (२५ अगस्त, १६६० ई०) | 


इस समय से पन्हाला बीजापुर के अधिकार में ही बना रहा | कालांतार में आनाजी दत्तो 
बिक 6 श्र | की आन आर 
के प्रयत्न से ६ माच, १६७३ ई० में शिवाजी का पन्‍्हाला पर पुनः अधिकार हो गया ।*४ 

इंस प्रकार परनाला (पन्हाला) पर शिवाजी ने दो बार विजय प्राप्त की। अथम विजय के 





$ देखिए इंसी अध्याय में आगे वशणित फ़तेह खाँ- पराजय * इस्पीरियल गज्जेटियर, भा० 

१४, ए० ८रे; वही, भा० २०, ए० २१६-७; शिवाजी, ए० ९ 3 भूषण-पग्र थावली, शिवराज- 

भूषण छुं० २४१ _* वही, छुं० १०६, १७६, २०३९, २०८; ३५१६; शिवा-बावनी, छुं० २१, ३७; 
शिवाजी, ए० ८६-६०, २२७; न्यू हिस्द्री ऑव्‌ दी सराठाजू, भा० १, छू० १३००३, २०१३-२ 


भूषण-अंथावली की ऐतिहासिकता श्श्र्‌ 


उपरांत पन्‍्हाला उनके अधिकार मे लगभग छु; सात मास तक रहा । भूषण ने शिवाजी के इन्ही 
परनाले (पन्हाले) के युद्धों की ओर संकेत किया है । यह कहना कठिन है कि भूषण ने उक्त दोनों 
विजयों में से किसका उल्लेख किया है, पर संभावना यही प्रतीत होती है कि उनका अमभिप्राय 
प्रथम युद्ध से ही है। कुछ भी हो, घटना ऐतिहासिक है। 

तलब खाँ (कारतलब खां) को लूटबा--शिवाजी ने कारतलब खाँ को युद्ध मे मार भगाया 
था।' शाइस्ता खा के आदेश से कारतलब खाँ पूना से जनवरी,१६६१६० मे शिवाजी के विरुद्ध चला। 
उसने लोहागढ़ निकटरस्थ उंबर-खंड में तंग मार्ग से पश्चिमी घाट को पार किया । जब झुग़ल सेना 
इस मांग को पार कर रही थी तब शिवाजी की सेना ने इसके दोनों द्वारों को घेर लिया । कारतलब 
खाँ के सैनिक दम घुटने ओर प्यास के कारण मरने लगे । बचने का कोई उपाय न पाकर उसने 
शिवाजी से रक्षा करने की प्रार्थना की । मराठों ने उससे बहुत सा धन लेकर मार्ग छोड़ दिया । 
म॒ग़ल मरणासन्न अवस्था में पूना पहुँचे | * 

सिगारपुर (शटंगारपुर)-विजय--उतक्त घटना के कुछु समयोपरांत शिवाजी ने <ंगारपुर के 
सूर्यराव सूरवे पर आक्रमण किया | यह समाचार ज्ञात होते ही वह अपने प्राणो की रक्षा करने के लिए, 
भाग गया । शिवाजी ने श््ारपुर पर अपना अधिकार कर लिया (२६ अग्रैंल, १६६१ इ०) | 

रायगढ़-वणन--भूषण ने रायगढ़ का वर्णन करते हुए लिखा है कि “शिवाजी ने रायगढ़ को 
राजधानी बनाया । यहाँ पर उनके मणि-खचित गगनचुंबी राजप्रासाद शोमित होते हैं।। मणि- 
मालाओं, मुक्ताओं, हीरा, पुष्पाग आदि मणियों की छुटा से वह नगर देवद्दीप्यमान हो रहा है। 
विविध प्रकार के सर, कूप, वृक्ष तथा पुष्प आदि उसकी शोभा को दविगुणित कर रहे हैं ।”?४ 

उक्त दुर्ग के संबंध में अन्य अंथों से यह विवरण उपलब्ध होता है ;-- 

“रायगढ़ का प्राचीन नाम रायरी है। यह कोलाबा जिले के मद्गद ताललुके में, पूना से ३२ 
मील दक्तिण-पश्चिम में स्थित है। इसकी ऊँचाई सागर की सतह से २,८४१ फ़ीट है । १६४८ ई० 
में इस पर शिवाजी का अधिकार हो गया था । १६६२ ई० मे इसका नाम रायगढ़ रखकर शिवा- 
जी ने इसे अपनी राजधानी बनाया। इसमें विविध प्रकार के लगभग तीन सो पाषाण-निर्मित भवन 
थे। १६६४ ई० में सूरत की लूट के धन से यह नगर और मी घन-घान्यपूर्ण हो गया था। इसी 
दुगे में १६७४ ई० में शिवाजी का राज्यामिषेक हुआ था ।" 

इस विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि भूबण ने रायगढ के ऐश्वये एवं वैभव का जो उल्लेख 
किया है वह यथातथ्य है | इस वर्णन में इन्होंने कल्पना से अ्रधिक काम नहीं लिया है। 

शिवाजी ओर शाइस्ता खाँ--(४ अग्रैल, १६६३ ६०) भूषण लिखते हैं कि “शाइस्ता खाँ 
दक्षिण को दबाकर पूना में जा बैठा | शिवाजी ने दो सौ साथियों को लेकर सौ सहस्नर के मनसब- 
दार के महलों में महामारत मचा दिया । इस घटना के अवसर पर शाइस्ता खा ने अपना एक 


) भूषण -ग्रथावली, शिवराज-भूषण, छु० १०२ ' न्यू हिस्ट्री ऑव्‌ दी मराठज्ञ, भा० १, 
घु० १३३७-८४ 3 वही, एू० १३८-६, भूवण-ग्र थावली, शिवराज-भूषण, छुं० २०७; वही, शिवा - 
बावनी, छुं० ३७ ? भूबण-प्रंथावली, शिवराज-भूषण, छुं० १४-२४, रूझं४£ " इंपीरियल 
गज्ञेरियर आँवबू इंडिया, भा० २१, एछ० ४७-८; न्यू हिस्टी ऑँव्‌ दी मराठाज्ञ, भा० 9, ए० परे 


२१६ हिंदी वौरकाव्य 


पुत्र और एक हाथ गँवा दिया | वह अपने प्राण बचा कर भाग गया और पूना पर शिवाजी का 
अधिकार हो गया ।”' 

धजुलाई, १६५६ ३० में शाइस्ता खाँ दक्षिण का सूबेदार नियुक्त हुआ। २५ फरवरी, 
१६६० ई० में वह अहमदनगर से चला और पूना आदि पर अधिकार कर लिया (म३, १६६० 
३०) | वहाँ से चाकन पर आक्रमण करके पुनः वह पूना को लौद गया और शिवाजी के राज- 
प्रासाद में डेरा डाला (अ्रगस्त, १६६० इ०)। 

सिहगढ़ से चलकर शिवाजी रात्रि में पूना पहुँच गए और वे ,मुगल शिविर मे प्रविष्ट 
हुए | नवाब की पाकशाला की ओर से दीवार में द्वार बनाकर शाइस्ता खाँ के शथनागार में जा 
पहुँचे । शाइस्ता खाँ जाग गया । शिवाजी ने अपनी तलवार से उसका अँगूठा काट डाला । उसी 
समय किसी ज्री ने दीपक बुरा दिया। इस अंधकार में शाइस्ता खा की दासियाँ उसे सुरक्षित 
स्थान में ले गई”, पर मराठे वहाँ पर बड़ी देर तक मार काट करते रहे । उधर अन्‍्तःपुर के बाहर 
बाबाजी बापूजी ने शेष दो सौ सैनिकों के साथ पहरेदारों को बड़ी संख्या में मार डाला | शाइस्ता 
खाँ का एक पुत्र, अबुलफ्तेह, अपने पिता की सहायता के लिए. आया पर मारा गया। सारी सेना 
के जग जाने और सजग हो जाने के कारण अपने साथियों को एकत्रित करके के शिवाजी 
वहाँ से चल दिए । 

इस आक्रमण में मराठों के केवल छः वीर मारे गए. | शिवाजी ने शाइस्ता खाँ के एक 
पुत्र, एक सेनापति, चालिस सेवक, छुः पत्नियाँ एवं दासियाँ जान से मार डालीं तथा उसके दो 
पुत्रों, आठ अन्य स्त्रियों और स्वयं शाइस्ता खाँ को घायल कर दिया। 

शाइस्ता खाँ खिन्‍न-मनः ओर लब्जित होकर औरंगाबाद को चला गया। ओरेज़ेब ने 
अप्रसन्न होकर उसको बंगाल के लिए स्थानान्तरित कर दिया ।?* 

ऊपर दिए हुए भूषण एव इतिहास के विवरणों मे परस्पर बहुत समता है। उस समय 
शाइस्ता ,खाँ पूना में था | शिवाजी उसके अन्तःपुर में प्रविष्ट हुए; शाइस्ता ,खाँ की उँगली कद 
गई, उसका एक पुत्र मारा गया और वह पूना को अरक्षित स्थान समझकर ओऔरंबाद को चला 
गया आदि सभी बातें समान हैं अ्रतः ऐतिहासिक हैं। शाइस्ता खाँ श्रमीर-उलू-उमरा था) इसी- 
लिए भूषण ने अत्युक्ति के साथ उसे सो सहर्र का मनसब्दार माना है। 

शिवाजी ओर जसवंतर्सिह--भूषण कहते हैं कि “शिवाजी ने जसवंततिह को दुःशासन के 
के समान समझकर पराजित किया ।”* 

#जिस समय शिवाजी शाइस्ता खाँ पर आक्रमण करने के लिए पूना गए. उस समय पूना 
से कुछ दूर दक्षिण में सिंहगढ़ कीं ओर जानेवाली सडक के उस पार महाराज जतवंतसिंह पढ़े 
हुए ये | शिवाजी उस सड़क से निकले पर जसवन्तर्तिह में उधर कुछ ध्यान नहीं दिया | शाइस्ता 


) भूषण-पग्रथावली, शिवराज-भूषण, छुं० ३९, ७७, १०२, १७४, १६०, ३२९, ३६, 
३४०, ३६६३ * शिवाजी, ए०८६, ६०, १०४; ओरंज़ेब, भा० ४, ४०४३-११, न्यू हिस्द्री ऑव दी 


मराठाजु, भा० ३, छ० ,३४२-४ 3 भूषण-अं थावली, शिवराज-भूषण, छुं० ३९, ७७, ३६६६ 
शिवा-बावनी, छुं० ४० 


कह 


श्श्८ हिंदी वीरकाव्य 


प्रकार पहले दिन के संमय धूम ने घने मेध-खंड का रूप धारण कर सूर्य को आराच्छादित करके दिवस 
को रात्रि में परिणत कर दिया था ।” 

इस लूट में शिंवाजी को एक करोड़ रूपए के मूल्य का सोना, चाँदी, मोती, हीरे आदि 
प्रात्त हुए। उनके इस आक्रमण का मुंख्य उद्देश्य लूट मार करना, औरंगजेत्र से प्रतिशोध लेना 
तथा विदेशी व्यापारियों को किसी प्रकार की हानि न पहुँचाना था | रविवार, ११ जनवरी, १६६४ 
ईं० को शिवा जी कोंकण की ओर चले गए । 

सूरत की दूसरी लूट--(अक्टूअर, १६७० ई०) शिवाजी की प्रथम लूट तथा उसके पश्चात्‌ 
की अन्य स्थानों की विजयों का सूरत पर बहुत आतंक छा गया था। ता० हे अक्टूबर, १६७० 
ई० को शिवाजी ने सूरत पर दूसरी बार आक्रमण किया। नगर के भारतीय व्यापारी और सरकारी 
कर्मचारी पहले ही मांग चुके थे अंगरेजी, डच, और फ्रांसीसी फेक्ट्रियों आदि को छोड़कर सारे 
नगर पर मराठों का अधिकार हो गया | 

मराठों ने बड़े-बड़े घरों को लूटा और सर्वत्र आग लगाई । फलस्वरूप लगभग आधा नगर 
जलकर मिट्टी में मिल गया। ५ अक्टूबर को शिवाजी सूरत से लौट पड़े, यद्यपि मुगल सेना के आग- 
मन की कोई भी संभावना न थी । 

इस बार की लूट में शिवाजी लगभग ६६ लाख रुपए का साल अपने साथ लेते गए. | इस 
लूट के परिणामस्वरूप सूरत का व्यापार प्राय; नष्ठ हो गया । शिवाजी के चले जाने के पश्चात्‌ 
एक मास तक वहाँ न कोई शासक था और न कोई सरकार | कतिपय वर्षों तक शिवाजी के आग- 
मन की आशंकां से सूरत काँप उठता, व्यापारी अपना सामान जलयानों पर भेज देते और नगर- 
वासी ग्रामों को भाग जाते थे ।* 

भूषण ने सूरत की लूट का जो सजीव चित्र अंकित किया है, वह सूरत की दोनों लूटों के 
ऐतिहासिक विवरण से बहुत कुछ साम्य रखता है। नगर का लूटना, आग लगाना, मकानों की 
जड़ें तक खोद डालना, नगर-निवासियों का तापती के उस पार भड़ोच आदि को भागना, विदेशी 
व्यापारियों का भवमीत रहना, शिवाजी के पुन! आक्रमण की आशंका एवं भय आदि के वर्णन में 
अत्यधिक साम्य है। अ्रतएव भूषण का सूरत की लूट का वर्णन ऐतिहांसिक ही नहीं अपितु सजीव 
एवं वास्तविक भी है। 

भूषण ने दोनों लूटों में से किसका वर्णन किया है, इध प्रश्न का उत्तर देना कठिन है। 
भूषण कृत प्रथम लूट का वणन और उक्त अ्रगरेजी चैप्लेन का विवरण परस्पर अत्यधिक साम्य 
रखते हैं | वैसे तो उक्त दोनों लूटों के अवसरों पर सूरत की भारी दुदंशा हुईं थी, पर प्रथम लूट के 
समय उस नगर को अधिक हानि उठानी पड़ी थी। भूषण का वर्णन दोनों बार की घटनाओं के 
सामूहिक रूप का चित्रण करता हुआ सा प्रतीत होता है। संभव है उन्होंने दोनों ही घटनाओं को एक 
ही मानकर उनका वर्णन किया हो । यद्यपि उनका वर्णन प्रथम लूट से अधिक समता रखता है, पर 
निश्चयात्मक रूप से यह कहना, कि उन्होंने उसी का वर्णन किया है, कठिन है। संभवतः भूषण 





१ शिवाजी, ए० १०४-१८, २३१६-२८; न्यूहिस्ट्री ऑवू दी नराठाजू, सा०१, ए० १४४- 
हु १६२०४ की 


भूषण-ग्रंथावली की ऐतिहासिकता र्श्६ 


ने दोनों बार की लूट देखी थीं अथवा उनके विस्तृत विवरण से वे भली माँति परिचित थे, इसी- 
लिए वे इतना सजीव और वास्तविक चित्रण कर सके । 

शिवाजी और ख़वास ख़ाँ--भूषण का कथन है कि “खवास खाँ ने शिवार्जी से बैर किया 
और वह कुडाल नामक स्थान पर आया । शिवाजी ने उत्तका सामना किया और वह पराजित 
हुआ |?" इस घटना के संबंध में इतिहास से ज्ञात होता है कि “अली आदिलशाह ने शिवाजी के 
विरुद्ध इखलास खाँ के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी थी। साथ ही अपने मंत्री खबास खाँ 
को उसकी सहायता से लिए रवाना किया था। खानापुर नामक स्थान पर शिवाजी ने वीरतापूर्वंक 
उसका सामना किया | ख़वास खा के बहुत से वीर मारे गए। वह घायल होकर बीजापुर को माग 
गया (दिसम्बर, १६६४ ई०) ।* इन्हीं युद्धों के अवसर पर शिवाजी का वेदनूर में आतक छा गया 
था और उन्होंने उधी वर्ष वेदुनूर पर आक्रमण भी क्रिया था |” * भूषण ने इन्हीं ऐतिहासिक घटनाओं 
का ऊपर दिये हुए प्रसंगों में उल्लेख किया है, जो इतिहासानुकूल है | 

शिवाजी द्वारा जयसिंह को दुर्ग-लमंण--भूषण के कथनानुसार “शिवाजी ने बेदर (बीद्र), 
कल्यान (कल्याण), परेका (परडा )) आदि दुग आदिलशाह से जीते और कुतुबशाह से भाग- 
नगरी (हैदराबाद) एवं रामगिरि लिए। उक्त जिन पेतीस दुर्गों को शिवाजी ने बात की बात में 
जीता था, उनको उन्होंने जयसिह को यशन-प्राप्त करने की कामना से निस्सकोच भाव से समरपित 


कर दिया ह?४ के 
ऐतिहासिक ग्रंथों से विदित होता है कि “मिर्जा राजा जयपिह एक विशाल सेना लेकर १० 


फुरवरी, १६६५ ई० को औरंगबाद और ३ माचे, १६६५ ई० को पूना पहुँचे थे । उन्होंने वहाँ 
पहुँचते ही शिवाजो के विरुद्ध अनवरत युद्ध प्रारम्भ कर दिया। मराठों के कतिपय स्थान उनके 
अधिकार में आ गए। श्रप्रल के मध्य में दिलेर खाँ ने पुरंधर का घेरा डाला और उसे दो मास 
तक चेरे पड़ा रहा । उसके साथ राव कण भी विद्यमान थे। मराठों ने बड़ो वीरता प्रदशित की 
दुग की रक्षा होना असंभव समककर शिवाजी ने आ्रात्मसमपेंण करने का निश्चय किया | जय- 
सिंह ओर दिल्लेर खॉ ने बड़े सम्मान के साथ उनसे पुरंधर की संधि की (१५४ जून, ३६६५ ६०) । 
इसके अनुसार शिवाजी ने मुग़लों को ४ लाख वाषिक आय के २३ दुर्ग, (१) रुद्मल (वात्रगढ़), 
(२) पुरंधर, (३) कोन्दन, (४) रोहिर, (४) लोहागढ़, (६) ईसागढ़, (७) टांक्री, (८) तिकोना 
(कोशकण में), (६) माहुली, (१०) मुरंजन, (११) खीर-दुग (चक्षीरदुग), (१२) मंडार-ढुग, (१३) 
तुलसी-खूल, (१४) नर-दुग, (१५) खेंगढ़ श्रथवा अंकोला, (१६) माग गढ़ अथवा अन्ना, 
(१७) कोटज, (१८) बसंत, (१६) नंग, (२०) करनला, (२१) सॉनगढ़, (२२) सानगढ, और 
(२३) खंद-ऋला (कोदंन के निकट) समर्पित किए.। राजगढ़ सहित बारह दुग जिनकी आय एक 
लाख हुन थी, शिवाजी के पा छोड़ दिए गए. ।”+ 


3 भूषसा-प्रंथावली, शिवराज-भूबण, छु० २०७, २९५५, ३१३, झहे३० ' न्‍्य्‌ हिस्ट्री ऑव्‌ 
दी मराठाज, भा० १, पु० १९१-२ * सरकार; शिवाजी, ए० २६९४-१९ _* भूषज्ष-प्रथावली, 
शिवराज-सुकश, छूं० ११६, २१३, २१४, ३६६; शिवा-बावनी, छुं० ३२; फुटकर, छु०१०, १८, २४ 
१ शिवाजी, पृ० १९०, ३१२३; ३३७०-४७; ओऔरंगज़ेब, भा० ४, ४० *€2-म०; न्यू हिस्ट्ी ऑव 
दी मराणाज्ञ, भा० $, ४० १९४४-६१ 


२२७५ हिंदी वीरकाव्य 


उपयुक्त भूषण कथित और ऐतिहासिक विवरण में परस्पर बहुत वैषम्य है। इतिहास के 
अनुसार उक्त सधि के अवसर पर शिवाजी के पास कुल पैतीस दुग थे, जिनमें से उन्होंने २३ दुग' 
मुगलों को देकर शेष अपने पास रख लिए थे। भूषण ने संभवत: पंतीस हुग से शिबाजी के कुल 
दुर्गों की संख्या की श्रोर संकेत किया है। यदि उनका अ्रमिप्राय उन दुर्गों' की संख्या से है, जो 
शिवाजी ने जयसिंह को दिए थे, तो उनका कथन इतिहास के प्रतिकूल पड़ता है । 


इसके अतिरिक्त जयसिंह को समर्पित किए गए जिन दुर्गों' के नामों का भूषण ने उल्लेख 
किया है, वे इतिहास में दिए हुए नामों से मेल नहीं खाते | भूषण कथिक उक्त नामधारी दुर्ग उस 
समय शिवा जी के अधिकार में थे, यह निर्णय करने वाली सामग्री का भी अ्रभाव है। केवल 
इतना ही ज्ञात है, कि शिवाजी ने कल्याण को २६ जनवरी, १६४६ ई० (अथवा २४ अक्तूबर, 
१६५४७ ई० ) को लूटा था। रामगिरि औरंगजेब को गोलकुडा से १६६५ ई० में प्रास हुआ था 
(न कि शिवाजी से) । बेदर (बीदर) पर मुगल-सम्राट १६४७ ई० में अपना अधिकार स्थापित कर 
चुका था । परेक्ा नाम से भूषण का क्‍या अभिप्राय है, यह निर्णय करना दुष्कर है। भागनगरी 
(हेदराबाद) भी उस समय शिवाजी के अधिकार में नहीं था ।* 


भूषण का यह कहना कि शिवाजी ने यश पग्रास्त करने के लिए ग्रसन्नतायूवंक, उक्त दुर्ग 
जयसिह को दिए, असंगत है | उस समय दक्षिण में शिवाजी के जितने शन्नु थे वे सब मुगलों की 
सहायता कर रहे थे | उनकी सम्मिलित सेना का सामना करना असम्भव समझ कर, पुरंघर मे घिरे 
हुए मराठा परिवारों और बचे हुए राज्य की रक्षा करने की कामना से प्रेरित होकर ही उन्होंने 
आत्म-समर्पण किया था। हाँ, यह संधि दोनों ओर से सम्मानपूवक की गई थी। इस संधि को 
स्वीकर करने में शिवाजी ने अपनी दूरदशिता का परिचय दिया था। भूषण के संबध में केवल 
इतना ही कहना पर्यात्त है कि वे पुरंधर की संधि से कुछु परिचित अवश्य थे। अपने नायक की 
उक्त पराजयों को अतिशयोक्तिपूर्ण ढग से प्रशंसा के रूप में उन्होंने वर्णित किया है, पर उनके कथन 
का श्रधिकांश अंश इतिहास के विवरण के विपरीत पड़ता है। 


शिवाजी और कण--भूषण एक स्थल पर लिखते हैं कि “शिवाजी ने कर्ण को कर्ण सदश्य 
समझकर पराजित किया ।”* उनके इंस कथन से यह स्पष्ट नहीं होता कि उन्होंने अपने वर्णन में 
किस घटना की ओर संकेत किया है। इतिहास बतलाता है कि १६६५ ई० के पुरंधर के घेरे में राव 
कण जयसिह की सेना के दक्षिण भाग मे युद्ध कर रहे थे |) यदि भूषण ने इसी घटना की ओर 
संकेत किया है तो यह स्वीकार करना पड़ेगा कि उनका उक्त कथन इतिहास के विपरीत पड़ता है; 
क्योंकि, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, पुरंधर के घेरे के अवसर पर शिवाजी ने आत्म-समर्पण 
कर दिया था। 


शिवाजी ओर सरजे ख़ां--भूषण के काव्य से विदित होता है कि शिवाजी ने सरजे खाँ 


) केम्ब्िज हिस्ट्री ऑँवू इंडिया, भा० ४, ए० २६१२; विश्वनाथ असाद मिश्र, भूषण- 
अथावली, शिवराज-भूषण, छुं० २९२, २६९६, २७१, २७२, २७६. भूवण -ग्रंथावली; शिवराज- 
भुषण, छु० ३९, ७७. * शिवाजी, ए० ११६ 


भूषणु-ग्रंथावली की ऐतिहासिकता २२१ 


नामक एक वीर को युद्ध में पराजित किया था ।* शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह में पुरंघर 
की संधि हो जाने के उपरांत मुगल सेना ने बीजापुर पर आक्रमण किया था। बीजापुर की सेना 
खुवास खाँ एवं शरजा खो के सेनापतित्व में मुगुलों का सामना करने के लिए आई । दिलेर खाँ 
और शिवाजी ने बीजापुरी सेना को पराजित करके पीछे लौठा दिया (२४ दिसम्बर, १६६५ ई०)।* 
भूषण ने शिवाजी और शरजे खाँ के इसी युद्ध की ओर सकेत किया है, ऐसा ज्ञात होता है। 

शिवाजी और औरंगज़ेब में भेंट--भूषण शिवाजी और औरंजेब की मेंठ का वर्णन करते 
हुए लिखते हैं कि “शिवाजी को लाकर औरंगजेब के दरबार में पॉच हजारी मंसबदारों के बीच 
खड़ा किया गया था | इस अपमान से क्रुद्ध होकर उन्होंने औरंगजेब को न तो अभिवादन किया 
और न उसकी कोई आशा ही स्वीकार की । उन्होंने रामसिंह के समझाने पर भी कुछ ध्यान नहीं 
दिया । उस समय उनके पास अख्र-शस्त्र नही थे। इसीलिए औरंगज ब के प्राणों की रक्षा हो गई। 
अन्त में सरदारगण समभा बुफाकर उन्हें दरबार से बाहर ले गए (” 3 

इस भेंट के प्रसंग में उनके कुछ पत्मों में ऊपर दिए! हुए विवरण के विपरीत उल्लेख भी 
मिलते हैं, जिनका सोर यह है ६ -- 

“शिवाजी से भेंट करते समय औरंगजेब ने राजा जसवंतसिह श्रादि को अपनी रक्ार्थ अपने 
पास खड़ा कर लिया था । शिवाजी को छः हजारी मंसबदारों के मध्य खडा किया गया था। इससे 
क्रुद्ध होकर शिवा नी ने (तलवार की) मूंठ पर हाथ रक्खा, जिससे औरंगजेब का मुख श्याम ओर 
सेना का पीला पड गया । ४ दिल्‍्ली-दरगाह में जाकर शिवाजी ने औरंगजेब से शत्रुता कर ली | 

इतिहास से ज्ञात होता है कि औरगजेब से मिलने के लिए. शिवाजी ने १६६६ ई० की 
माच के तृतीय सप्ताह में उत्तर भारत की यात्रा आरंभ की थी और वे ६ मई को आगरे के 
निकट पहुँचे थे । 

१२ मई, १६६६ ई० को औरंगजेब की ४०त्रीं त्षगाठ थी। आगरा दुर्ग का दीवान-इ- 
आम सर्वोत्तम ढड्ग से सुसज्जित किया गया था। सहसों की संख्या में अमीर एवं अन्य पदाधि« 
कारी अपने-अपने पद के अनुकूल श्रेणी-बद्ध खड़े थे । 

दीवान-इ-आम में कुंवर रामसिंह ने शिवाजी, उनके पुत्र शंभूनी, तथा दस पदाधिकारियों 
को साथ लाकर उपस्थित किया | उनकी ओर से १४०० मोहर भेट और छः सहसत्र रुपए न्यौछावर 
में दिए गए । औरंगज ब ने सौजन्यतापूवंक कहा 'शिवाजी राजा आओ? सिंहासन के निकट पहुँच 
कर उन्होंने तीन बार अमिवादन किया | फिर सम्राद के संकेत पर वे तृतीय श्रेणी के सरदारों की 
पंक्ति में ले जाए गए, दरबार का कार्य आरंम हो गया और वे घुला दिए गए। 

शिवाजी इस प्रकार के उपेक्षापूर्ण दक्ष व्यवहार के लिए प्रस्तुत नही थे। सर्व प्रथम नगर 
के बाहर २५०० के मंसबदार रामसिंह तथा मुखलिस खाँ जेंसे साधारण पदाधिकारियों ने उनका 


१ भूवण अंथावली, फुटकर, छु० ३१ + शिवाजी, ए० १५४८-६६, न्‍यू हिस्ट्री आँव्‌ 
दी मराठाज्ञ , सा० १, एघ० १६१-२ + भूषण-प्ंथावली, शिवराज-भूपणा, छुं० ३४, रे८; ७३, 
१८४७, १६६8, २०९, २१०, २६६, ३१०, ३१३ + वही, शिवा-बावनी, छे० ४०, ४१) ४३ 
वही, फुटकर, छू ० २०२ 


२२२ हिंदी वीरकाब्य 


स्वागत किया | सिहांसन के सामने नतमस्तक होने के उपरांत न.पुरकार अथवा उपाधि दी गई 
और न मृदु शब्द ही बोले गए । उन्हे अ्रमीरों की कई पंक्तियों के पीछे खड़ा किया गया । रामसिंह 
से शिवाजी को ज्ञात हुआ कि वे पाँच हजारी मंसबदारों में खड़े किए गए. हैं। यह सुनते ही वे 
चिल्लाने लगे कि मेरा पुत्र और नेता जी दोनों पाँच हजारी मंसबदार हैं। क्‍या मैं इतनी दूर 
इतने छोटे पद की प्राप्ति के लिए आया हूँ ! अपने सामने राजा जयसिंह के अधीनस्थ रायसिंह 
सींसोदिया$ को खड़ा जानकर भी वे क्रोध मे आ कर बढ़बड़ाने लगे और आत्म-हत्या करने की 
सोचने लगे# | उनको शात करने के लिए रामसिंह के सारे उपाय असफल हुए। क्रोध और दुःख 
की अधिकता के कारण वे मूच्छित होकर गिर पड़े | दरबार में खलबली मच गईं। सम्राट के पूछने 
पर रामसिंह ने चातुर्ययूण उत्तर दिया कि चीता जगली पशु है। तपन की श्रधिकता के कारण बीमार 
हो गया है। उन्हे दरबार के शिष्टाचार से अपरिचित बतलाकर सम्राट से क्षमा-प्रदान करने की भी 
प्रार्थना की गई । औरगजेब की आज्ञा से वे पास के एक कमरे में ले जाए गए। वहाँ गुलाब जल 
छिड़क कर उनकी मूर्च्छा भंग की गई। तब दरबार बंद होने से पूर्व ही वे श्रपने निवास-स्थान 
को भेज दिए गए |”) 
भूषण और इतिहास के उल्लेखों से स्पष्ठ होता है कि शिवाजी और ओरगजेंब्र की मँँट 
विशेष सजधज के साथ हुईं थी । उस समय बादशाह ने विशाल दरबार किया था। रामसिह 
शिवाजी कै साथ थे । मघण का यह कहना कि उन्होंने सम्राद को अभिवादन नहीं किया, अत्युक्ति 
पूण लगता है। शिवराज-भूषण का यह मत कि वे पॉच हजारी मंसबदारों की पंक्ति में खड़े 
किए. गए थे ठीक जान पड़ता है ।? इस संबंध में शिवा-बावनी की छः; हजारी मंसबदारों की पंक्ति 
हैँ खडे किए. जाने की उक्ति इतिहास विरुद्ध लगती है | दरबार में ओरंगजेब के अपमान- 
जनक व्यवहार से ऋद्ध होकर कु वचन कहने लगना शिवाजी जैसे वीर-पंगव के लिए अत्यन्त 
स्वाभाविक रहा होगा | शिवा-बावनी का मूठ पर हाथ रखने वाला उल्लेख इतिहास के विपरीत 
ज्ञात होता है। संभवत: उस समय शिवाजी के पास हथियार नहीं थे, अन्यथा उनके लिए यह कार्य 
भी दुष्कर न होता | 


जयपुर के तत्कालीन पत्रों के आधार पर इस धटना के विषय में सर देसाई लिखते हैं :-. 
“ओरगजेब और शिवाजी की भेंट दीवान-इ-खास में हुई थी | शिवाजी को राजा रायसिंह 
के सामने ताहिर खाँ के स्थान पर खड़ा किया गया था । सम्राद की वष-गाँठ के उपलब्ध में बैंटे हुए 
पानों में से एक शिवाजी को भी मिला । शाहजादों, वजीर जफर खुँ तथा जसवंतसिंह को खिलअत 
दी गईं । इस पर क्र ड़ होने के कारण शिवाजी के नेत्र रक्त-वर्ण हो गए । कुंवर रामसिंह को भला 
बुरा कहकर सिंहासन की और पीट फेर कर चले गए। कँवर ने उनका हाथ पकड़ा, पर उन्होंने 


$मराठों के मतानुसार वे जसवंत्तसिह थे, पर वे सप्त हज़ारी मंसबदार होने के कारण दो 
पक्ति आगे खड़े किए गए होंगे | अन्य स्थान पर वह राठौर कहे गए हैं। 

#सभासद्‌ (४३) के अनुसार उन्होंने जसवंतर्सिह को मारने के लिए रामसिंड 
से कटार माँगी | 

) शिवाजी, ४० ३१६६-७७ 


भृंपण-अंथावली की ऐतिहासिकता २२१ 


मटक कर छिना लिया और एक ओर आकर बैठ गए । कवर ने आकर उन्हें सममाना चाहा पर 
उन्होंने एक न सुनी ओर जसवंतसिह से नीचे खड़ें किए जाने आदि अपमानों की ओर संकेत करते 
हुए कट शब्दों द्वारा चिल्लाने लगे ।”* 

इस कथन में शिवाजी के मूच्छित होने का उल्लेख नहीं किया गया है। सम्भव है कि 
उन्होंने दरबार से बाहर जाने के विचार से मूच्छित बनकर राजनीतिक चाल चली हो । मूच्छा- 
प्रयंग के संबंध मे भूषण भी मोन हैं | सरकार ने दोनों की भेंट का स्थान दरबार-इ-आम और सर 
देसाई ने द्रबार-इ-खास माना है। भूषण ने गुसलखाना (गोसलखाना) शब्द का प्रयोग किया 
है, जो दरबार-इ-खास का पर्यायवाची प्रतीत होता है । 

शिवराज भूषण के एक छुंद से यह विदित होता है कि उक्त भेंट दिल्‍ली में हुईं थी ।* 
इस प्रकार का भ्रमात्मक कथन प्राचीन मौलिक 'समासद' का आश्रय लेकर रानाडे तथा ग्रॉड डफ्‌ 
ने भी अपनी पुस्तकों में मान लिया था। आधुनिक अनुसंधानों से यह सिद्ध हो गया है कि यह 
ऐतिहासिक मिलन आगरे में हुआ था, न कि दिल्‍ली में । उस समय आगरा ओर दिल्ली दोनों ही 
भारत की राजधानी माने जाते थे। २२ जनवरी, १६६६ ई० को शाहजहाँ की म्र॒त्यु हो जाने के 
उपरान्त औरंजेंब सब प्रथम १२ मई, १६६६ ई० को आगरे के किले में सिहासनारूढ़ हुआ था। 
उससे पूव वह दिल्ली से ही राज्य-कार्य-संचालन करता रहा था। ऐसी परिस्थितियों में राजधानी- 
वार्ता चलाते समय व्यक्तियों को दिल्‍ली का नाम अनायास ही स्मरण हो श्राता होगा | सम्मवतः 
भूषण ने इसी प्रकार की यक्ति का श्राश्रय लेकर (दिल्ली-दरगाह” शब्द का प्रयोग कर दिया है। 
कुछ भी हो, उनका उक्त कथन इतिहास के विपरीत है । 

उपयुक्त विवेचन के उपरांत यह सार निकलता है कि भूषण के ये कथन--शिवाजी और 
ओरझहज़ेब का आगरे के दरबार-इ-खास में मिलना, पाँच हज़ारी मंसबदारों के मध्य शिवाजी का 
खड़ा किया जाना, अपमानित होने के कारण क्रोधोन्मत्त होकर उनका मनमानी बाते कहने लगना, 
औरंगजेब का अपनी रक्षा के लिए विशेष प्रबंध कर रखना आ्रादि इतिहासानुकूल हैं और शेष- 
दिल्ली में मंट होना, छः हजारी मसबदारों की भ्रेणी में खड़ा किया जाना आदि बातें इतिहास के 
प्रतिकूल हैं । 

शिवाजी का आगरे से लौटना --आगे चलकर भूषण लिखते हैं कि “शिवाजी आगरे के 
दरबार में रंग में भंग डालकर, पहरेदारों से घिरे हुए नगर और चोकियों को पार करके अपने घर 
लौट आये ओर नमंदा नदी को अपने राज्य की तीमा बनाया ।”7ं 

इस घटना के संबंध में इतिहास बतलाता है कि “शिवाजी को आगरे के जयपुर-भवन में 
बंदी बनाकर रक्खा गया था । अवसर पाकर उन्होंने बीमारी का बहाना कर दिया। प्रत्येक दिन 
सध्या समय वे टोकरियों में मिठाई भेजने लगे, जो साधुओं और ब्राह्मणों को बाँठी जाती थी। १६ 
अगस्त, १६६६ ई० (सर देसाई के मतानुसार १६ अगस्त, १६६६ ई०) को वह स्वयं ओर उनका 
पुत्र दो योकरियों में बैठकर मिठाई की अ्रन्य टोकरियों के साथ चले गये। आगरे से बाहर ओेक- 


ह। न्यू हिस्ट्री आॉँच्‌ दी मराठाज़ सा० 9, ए० १७०-१ र्‌ भूषस-अंथावली, शिवराज- ग 
छुं० २०२ हु वहीं, वही, छुं० ७ह 


५२४ हि दी वीरकीव्य 


रियों से निकलकर भस्मधारी साधुओं के वेश में मथुरा की श्रोर चल पडे । दूसरे दिन॑ तीन बजें के 
लगभग पहरेदारों को वास्तविकता का पता चला। श्रौरगजेब ने शिवाजी को पकड़ने के लिए चारों 
ओर सेना दौड़ाई। वे मथुरा, प्रयाग, काशी, गया, पुरी, गोलकुंडा आदि स्थानों पर होते हुए 
१६६६ ई० के दिसंबर के अत में (सर देसाई के सत से १२ सितंबर, अथवा २० नवम्बर) राय- 
गढ़ पहुँचे ।?”! 

भूषण ने इसी घटना का वर्णन किया है, जो संज्षित्त होते हुए भी इतिद्ासानुकूल है। 

सिंहगढ़-विजब--आगरे से लौटने के कुछ वर्षों के उपरात शिवाजी ने सिंहगढ़ विजय 
किया था । भूषण ने इंसी का उल्तेख इन शब्दों द्वारा किया है :-- 

“राठौर वीर उदयभानतिह सिहगढ़ के स्वामी ये। शिवाजी रात्रि के अंधकार में दुर्ग पर 
चढ़ गए. । घोर युद्ध हुआ | उदयमानसिंह अपने साथियों के सहित मारे गये श्लौर दुगे पर शिवाजी 
का अधिकार दो गया ।”९ 

इतिहास कहता है कि “सिंहगढ (कोनदन) सर्व प्रसिद्ध दुर्ग था। जून १६६५४ ई० में शिवा 
जी से मिलने के पश्चात्‌ जयसिह ने यह दुर्ग कीत्तितिह को सोंप दिया था। १६७० ई० में उद्य- 
भानसिह राठौर इस दुर्ग की रक्षा कर रहे थे। 


कुछ कोली पथ-प्रदशको को साथ लेकर तानाजी माल्षुसरे अपने तीन सौ मावज्ञी साथियों के 
साथ जनवरी के अंतिम दिनों में (सरदसाई के मतानुसार चार फरवरी); १६७० ई० को रात में 
कल्याण फाटक के निक्ठ से रस्सियों की सहायता से चढ़ गए. और प्रहरियों को मारकर दुर्ग में 
प्रविष्ट हुए. । घोर युद्ध हुआ । तानाजी माछुतरे और उदयभानसिह दोनों मारे गए.। पर तानाजी 
के भाई सूर्याजी मात्तुसरे ने फाव्क खोल दिया जिससे सेना ने प्रवेश करके दुर्ग पर अधिकार कर 
लिया । विजेताओं ने अ्श्वारोहियों के छुप्परों मे आग लगा दी। उसकी लपटों से वहाँ से नौ मील 
दक्षिण में स्थित राजगढ़ दुर्ग में शिवाजी को इस विजय की सूचना मिल गई | सिह सहृश्य वीर 
तानाजी के नाम पर इंस दुर्ग का नाम सिंहगढ़ रक्खा' गया |” 


भूषण के कथन से यह ध्वनि निकलती है कि शिवाजी ने स्वय सिंहगढ़ पर सैन्य-संचालन 
किया था, पर इतिहास में तानाजी माछुपरे सेना-नायक माने गए हैं। भूषण ने ऐसा संभवत: इस 
कारण से लिखा है कि शिवाजी के आदेशानुसार ही उनके सेना-नायक माछुसरे ने सिहगढ़ पर 
आक्रमण किया था | अतएव भूषण के कथन का हमें यही अर्थ लेना चाहिए | ऐसा मान लेने पर 
उनका इस घटना विषयक कथन इतिहासानुकूल सिद्ध हो जाता है। 

लोहगढ़-विजय --सिहगढ़ पर अधिकार स्थापित हो जाने पश्चात्‌ “शिवाजी ने लोहगढ 
नामक दुर्ग को राठोरों से छीनकर अपने आधिपत्य में कर लिया [”शे | 


सलेहरि-युद्ध--उक्त विजय के कुछ समयोपरांत “शिवाजी को मुग़लों से एक भयझ्कर युद्ध 


) शिवाजी, एू० ६१७७-६४, १८३-६, १६१-२, न्यू हिस्ट्ी ऑवू दी मराठाज़, भा० $, पृ० 
4६२, १७२, १७४३-८० ' भुवया-गंथावली, शिवराज-मृषण, छुं० ६६, १५४, २६०, २८६ 
? शिवाजी, ए० २०४, २०३६-९४; स्यू हिस्ट्री आँव्‌ दी मराठाज़ू, भा० ३, ए० १३६०-३४ भूवण- 
ग्रंथावली, शिवराज-भूषण, छुं० २६० 


भूंषण-अंथावली की ऐतिहासिकता २१५४ 


करना पड़ा | यह युद्ध सलेहरि नामक स्थान पर हुआ था। मुग़लों की एक विशाल सेना किशोर- 
सिंह, मोहकमसिंह, इखलास खाँ आदि के नेतृत्व में शिवाजी का सामना करने को आई थी। शिवा 
जी ने मुग़ल-दल की भयड्जर मार काट की और उक्त सभी सेना-नायकों को पकड़ लिया । इस 
युद्ध में श्रमरसिंह चन्दावत खेत रहे और विजय-श्री शिवाजी के हाथ लगी |”* 

भूषण कथित सलेहरि-युद्ध के उक्त विवरण के संबंध में इतिहास से विदित होता है कि 
“प्रतापराव की अध्यक्षता में मराठों की एक सेना बरार में करिंजा को लूटती हुई सलेहरि के निकट 
पहुँची और दूसरी मोरो ज्ियंबक पिगले के ताथ खुन्देश' और बगलाना को रौंदती हुई सलेहरि 
पहुँची । इन दोनों सेनाओं ने सलेहरि में डेरा डाल दिया । दाऊद खाँ मुलेहरि तक आकर रुक 
गया, क्योंकि उसके बहुत से साथी अभी तक नहीं आने पाये थे । दूसरे दिन वह सलेहरि की ओर 
चल दिया, पर उसके वहाँ पहुँचने से पूत ही मराठों ने सलेंहरि पर अधिकार कर लिया। वह 
निराश होकर वहाँ से लौट गया। इस दुर्ग में शिवाजी रस्सी की सीढ़ी से दीवारों पर चढ़े थे | 
फ़तेहुल्ला खॉ के मारे जाने पर यह दुर्ग उन्हें सौंप दिया गया था (५ जनवरी, १६७१ ६०) | 

औरंगजेब ने महावत खाँ की विफलता और अकबण्यता से श्रसंतुष्ट होकर १६७१ ई० के 
शीतकाल में बहाहुर खाँ और दिल्ेर खाँ को दक्षिण मेजा। उन्होंने बगलाना में प्रविष्ट होकर 
सल्लेहरिं का घेरा डाला, जो उस समय मराठों के अधिकार में था | वहाँ पर इखलास खाँ मियाना, 
राव अमरसिंद चंदावत और कुछ अन्य सेना पक्तियों को छोड़कर वह अहमदनगर की ओर 
चला गया | 

शिवाजी ने एक भारी सेना के साथ शत्रु पर आक्रमण कर दिया । भयंकर युद्ध के उपरान्त 
इखलास खाँ और मोहकमसिह घायल होकर प्रमुख तीस व्यक्तियों के साथ पकड़े गए। राव अमर- 
सिंह, अन्य सेना नायक एवं सइस्त्रों सैनिक मारे गए । शत्रुओं के डेरों पर शिवाजी का अधिकार हो 
गया। कुछ समयोपरांत शिवाजी ने बदियों को छोड़ दिया (जनवरी श्रथवा फ़रवरी, १६७२६ई०) [”* 

भूषण और इतिहास दोनों के विवरणों में परस्पर बहुत साम्य है। मोहकमसिद्द तथा इख- 
लास खाँ का घायल होकर पकड़ा जाना और मुक्त होना, दिलेर खाँ का पराजित होना; अमर- 
सिंह आदि कौ मृत्यु तथा मुग़लों की भयंकर मारकाद आदि सभी ऐतिहासिक घटनायो हैं। 

फत्ते (फ़तेह) ख़ाँ-पराजय--भूषण के उल्लेख से शात होता है कि शिवाजी ने बीजापुर के 
वज़ीर फ़तेह ,खॉ को युद्ध में पराजित किया था । अन्त में उसने शिवाजी से संधि कर ली थी ।* 
इस घटना के संबंध में इतिहास का जो विवरण उपलब्ध है, उसका सार नीचे दिया जा रहा है ;--- 

“बम्तबई से ४२ मील दक्तिण में ज़न्जीरा द्वी३ मे १६वीं शताब्दी मे अबीसीनियनों का राज्य 
स्थापित हो चुका था । १६२६ ई० में बीजापुर ने पश्चिमी धाट में इन्हें अपना प्रतिनिधि एवं मन्त्री 
मान लिया था। 


१ भूषण ग्न्थावली, शिवराज-भूवण, छुं० १६, १०२, १०६, १६१, २२७, २६६, रे३३, 
३४७, ३४८; शिव्रा बावनी, छुं० १०, १३, रे३, २७ * शिवाजी, ४० २३७४-९१, २४१-३॥ न्यू हिस्ट्री 
आँव्‌ दी मराठाज़, भा० 3, ए० ३६९५-७.__ भूषया-प्रथावली, शिवाराज-भूषण, छुं० १३९६, २४१; 
शिवा-बावनी, छुं० २०, ३१, ३२, ३४, फुटकर, छु० १२, २४; ४० घ, ४० छः 
र्‌६ 


२२६ हिंदी वीरकान्य 


१६४८ ई० में शिवाजी ने सिद्दियों से रायरी (रायगढ़) आदि कई दुग छीन लिए थे । 

१६५५ ६० में फुतेह खाँ जुन्जीरा का शासक्र हुआ। १६५६ ई० में अफ़्जलू खाँ के 
शिवाजी पर अक्रमण के समय यह भी मराठों के विरुद्ध चला, पर बीजापुर की सेना के सवनाश 
का समाचार सुनकर वह शीघ्रतापूवक लोट पड़ा । आगामी वर्ष, जब अली आदिलशाह द्वितीय ने 
शिवाजी को पन्‍हाला भें घेर कर उनके विरुद्ध युद्ध आरम्भ किया तब फ़तेह ख़ॉँ ने कोणकण पर 
आक्रमण कर दिया | धोर संग्राम के पश्चात्‌ शिवाजी के सेनापति बाजीराब पसालकर मारे गए और 
मराठों को पीछे हटना पड़ा | ईंसके अनन्तर शिवाजी ने पुनः रघुनाथ बल्‍लाल शअ्त्रेय की अध्यक्षता 
में सेना भेजी जिसने डंडा-राजपुरी के दुग पर १६६१ ई० की जुलाई अश्रथवा अगस्त में अधिकार 
करके जन्जीरा की ओर अपनी तोपों का मुँह फेर दिया। निराश होकर सिद्दी ने डंडा-राजपुरी 
दुर्ग समर्पित करके सन्धि करती । 

१६६९ ई० में शिवाजी ने जज्लीरा पर पुनश आक्रमण किया। लगातार युद्ध हीता रहा। 
१६७० ई० में शिवाजी ने इस युद्ध में अपनी सारी शक्ति लगा दी। अविराम युद्ध होने, प्रजा 
की दुदंशा और बीजापुर से श्रपर्याप्त सहायता मिलने के कारण फ़तेह खाँ ने शिवाजी के 
उत्कोच और जागीर के बदले में ज॑जीरे के समपण के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। पर उसके 
साथियों ने उसे बदी बनाकर आादिलशाह तथा मुग़लों से सहायता मांगी। उन्होंने उनकीं प्रार्थना 
स्वीकार की । मुग़ल जंजीरा की नाविक-सेना के स्वामी माने जाने लगे। इस समय से नाविक 
प्रधान-सैनिक को याक त खाँ की उपाधि दे दी गई। यह घटना १६७१ ई० की जनवरी अथवा 
फ़रवरी में घटित हुईं थी । इंस युद्ध में शिवाजी की नौ सेना को भारी क्षति उठानी पड़ी थी। ?”' 


इस ऐतिहासिक विवरण से स्पष्ट हैं कि शित्राजी और फ़तेह खाँ में कई युद्ध हुए थे जिनमें 
दोनों पक्ष कई बार हारे और अन्य अवसरों पर पीछे हटे | १६४६ ई० में फ़तेह खाँ पराजित हुआ; 
१६६० ई० में मराठे हारे; १६६१ ई० में फूतेह खाँ ने संधि कर ली और १६६६-१६७१ ई० 
अजीरावालों ने मराठों से संधि करने के पक्षपाती फ्तेह खॉ को बंदी-गढह में डाल दिया और मराठे 
पराजित-प्राय रहे | भूषण का वर्णन मराठों की किसी एक विजय से संबंधित हो सकता है, संभवतः 
१६६१ ६० वाले युद्ध से उनका अमभिप्राय हो, तो कोई आश्चर्य नहीं है। 

बहादुर खाँ-पराजय--सल्तेहरिं के युद्ध के प्रसंग में उल्लेख किया जा चुका है कि औरंग- 
जेब ने बहादुर खाँ को दक्षिण में सेनापति बनाकर भेजा था वह भी शिवाजी का कुछ नहीं 
बिगाड़ सका -था, वरन्‌ उसे लेने के देने पड़ गए थे। कालांतर में उप्को महावत खाँ तथा मुअ्ज्जम 
के स्थान पर दक्तिण का सूबेदार एवं प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया (जनवरी, १६७२ ६०)। 
फिर वह स्थायी सूबेदार के पद पर जनवरी, १६७३ ई० से १६७७ ई० तक रहा. था। भषण ने 
इसी बहादुर खाँ के शिवाजी द्वारा पराजित किए जाने का उल्लेख कतिपय पदों में किया है, जो 
इतिहासानुकूल ही है ।* 


जबारि (जवाहर) तथा रामचगर-विजय--इस प्रकार शिवाजी एक के अ्रन॑तर दूसरी विजय 


१ शिवाजी; एू० शे३०-४७  * भ्ुंषण-ग्रंथावली, शिवराज-भूषण, छुं० ७७, ३२२, ३४० , ६६७; 
फुटकर, छुं० २३६, शिवाजी, पृ० २४४ 


भूषण-अंथावली की ऐतिहासिकता २२७ 


प्राप्त करते रहे। उन्होंने ५ जून, १६७२ ई० को मोरो त्र्यिंबक की अ्रध्यक्षता में जवाहर पर एक 
सेना मेजी | मराठों की इस सेना ने वहाँ के कोली राजा बिक्रमशाह को पराजित करके! जवाहर 
पर श्रघधिकार कर लिया। 

इस जीत के अनंतर मराठों ने रामनगर पर आक्रमण किया | शत्रुओं के आगमन की 
सूचना पाते ही वहाँ का कोली राजा सपरिवार चिकली नामक स्थान को भाग गया (१६ जून, 
१६७२ ई०)। यह समाचार पाते ही, कि दिलेर खाँ आक्रमण करने के लिए एक बड़ी सेना एक- 
त्रित कर रद्द था, सराठे रामनगर से लौट गए । कुछ समय पश्चात्‌ मोरोप॑त आक्रमण करने के 
लिए पुनः लौट आया और जुलाई के प्रथम सप्ताह में रामनगर को जीत लिया । भूषण ने शिवाजी 
की इन्हीं विजयों का कई छुंदों में उल्लेंख किया है (* 


तिलगाना-विजय--रामनगर की जीत के पश्चात्‌ शिवाजी ने तिलंगाना पर आक्रमण 
किया । २ जुलाई, १६७२ ई० में शिवाजी की सेना ने नासिक और अक्टूबर, १६७२ ईं० में बरार 
और तिलंगाना में प्रवेश किया । रामगिरि आदि स्थानों को लूटते हुए मराठे आगे बढ़ते चले 
गए. ।3 उक्त लूटमार के अवसर पर शिवाजी की सेना को कतिपय स्थानों पर पीछे भी हटना पढ़ा 
था, पर विलंगाना में वे अपने उद्देश्य में सफल हुए थे | 

यहलोल खाँ-परोजय--भूषण लिखते हैं कि एक बार बहलोल खाँ शिवाजी के सामने श्र। 
डटा, पर शिवाजी ने उसे युद्ध में मार भगाया।ं 

इस घटना के विषय में इतिहास से ज्ञात होता हैं कि १६७३ ई० नवंबर-दिसंबर में शिवा- 
जी कनारा में युद्ध कर रहे थे। इसी अवसर पर बीजापुर से बहलोल खाँ १२,०००सेना लेकर मिराज- 
कोल्हापुर की रक्चार्थ निकल पड़ा। मराठा सेनापति प्रतापराव गूजर उसका सामना करने के लिए 
भेजे गये ।। उन्होंने उमरानी के निकट बहलोल की सेना को घेरने का प्रयत्न किया । दिन भर 
भर्यकर युद्ध होता रद्दा | दोनों ओर के बहुत से बीर मारे गए। संध्या समय बहलोल ने प्रतापराव 
को अस्थायी संधि करने के लिए उद्यत कर लिया और स्वयं शिवाजी के विरुद्ध कोई भी शत्रुता-कार्य 
के करने का वचन दिया । परिणामस्वरूप मराठा सेना वहाँ से लौट गई । 

फरवरी, १६७३ ई० में बीजापुरी सेना पुनः पन्हाला प्रांत में आ उपस्थित हुईं। प्रतापराव 
उक्त युद्ध के पश्चात्‌ गोलकुंडा, तिलगाना और बरार भ्रांतों को लूटता हुआ लौटकर आया तो उसे 
बहलोल के इस आक्रमण की सूचना मिली | 

उसने बहलोल खा को दो पवतों के मध्य तग मार्ग में जसारी पर जा घेरा। प्रतापराव 
अपनी सेना को पीछे छोड़कर और केवल छ; साथियों के साथ बहलोल पर जा टूटा | वे सबके सब 
वीरतापूबंक युद्ध करते हुए; मारे गए । 

तदनन्तर शिवाजी ने आनंदराव को हम्मीरराव की उपाधि से विभूषित करके प्रतापराव के 


१ भूषण-अ थावली, शिवा राज-भूषण, छुं० १७३, २०७; शिवाजी ४० २४४-४; न्यू हिस्ट्री 
आँव्‌ दी मराठाज़, भा० १, छ० २०० ' अंथावली, शिवाराज-भूषण , छु० ३१६, शिवा- 
बावनी, छं० ३०; फुटकर, छुं० ६ २ शिवाजी, ए० २४८-४२_* भुषण-प्रंथावली, शिवराज-भूषण, 
छुं० ११६, १६१, १७४, २४१, रेर८, ३२६०, ३६१ 


श्श्ष हिंदी वीरकाव्य 


स्थान में सेनापति बनाया। वह बहलोल की खोज में गया। इस समाचार को सुनते ही दिलेर खाँ 
अपने अफगान भाई बहलोल खाँ की सहायतार्थ आगे बढ़ा। इतनी बड़ी दो सेनाओं का सामना 
करना उचित न समझकर हम्मीर वहाँ से लोट पड़ा। इस पर बहलोल खाँ कोल्हापुर को ओर 
दिलेर खाँ पन्‍्द्दाले को चले गए । 

इसके कुछ समयोपरांत हम्मीरराव ने बंकापुर से चोबीस मील पर स्थित पँच स्थान से 
१५०,००० हुन की संपत्ति लूट ली। बहलोल और खिंज़ खाँ ने बंकाथुर के पास उसका माग- 
अवरोध किया, पर खिज़ खाँ के भाई के मारे जाने पर वे भाग खड़े हुए । इम्मीरराव ने बीजा- 
घुरी सेना को लूट कर बहुत सा सामान प्राप्त किया । 

पर बहलोल ने पुनःश्राक्रमण करके मराठों को पराजित कर दिया। वे हार कर भाग गए। 
हम्मीर राव लूट का माल शिवाजी के साम्राज्य में रखकर पुनः अग्रेल मास में बालाघाट में 
प्रविष्ट हुआ |* इसी वर्ष शिवाजी ने सतारा पर भी अपना अधिकार जमा लिया। (सितम्बर, 
१६७३ ६०) |२ 

उपयुक्त ऐतिहासिक विवरण से स्पष्ट है कि मराठों और बहलोल खाँ में पन्हाला, जसारी, 
गढ़चाँदा आदि स्थानों पर कई बार मृठभेदढ हुईं थी। इन युद्धों में कमी मराठे जीतते तो कभी 
बहलोल खाँ | भूषण ने शिवाजी की केवल विजयों श्रोर लूटों का उल्लेख किया है और उनकी 
पराजयों के संबंध में वे मोन रहे हैं । 

इसी प्रकार शिवाजी ने बेदनूर में लूट मार १६६४ इं० से ही आरभ कर दी थी पर उस 
पर उनकी वास्तविक विजय १६७५ ३० में हो सकी थी ।३ 

शिवाजी और करनाटक-विजय--शिवाजी द्वारा करनायक की बिजय के संबंध में भूषण 
लिखते हैं कि “उन्होंने करनाटक में कतिपय दुर्ग विजय किए. और शेर खाँ को पकड़ लिया। 
शिवाजी ने करनावक तक का सब देश धर दबाया। करनाठकवासी शिवा के नाम से सदेव भय- 
भीत एवं आतंकपूर्ण रहने लगे | इसी श्रवसर पर उन्होंने चिंजी (जिजी), मधुरा (मदूरा) तथा 
चिंजाउर (तजोर) आदि में भी युद्ध किए थे ।?+ 

शिवाजी के करनाटक पर किए गए आक्रमण के संबंध में इतिहास से विद्त होता है कि 
“राज्यामिषेक (१६७४ ३०), तत्मश्चात्‌ के युद्धों (१६७४-१६७५ इ०) और १६७६ इं० की शिवा- 
जी की बीमारी के कारण उसका कोष रिक्त हो चला था। अ्रतः शिवाजी धन-प्राप्त करने फे लिए 
उपाय सोचने लगे | सूरत, कोली-प्रदेश, कनारा, बीजापुर आदि के गत-युद्धों ओर लूटों के पश्चात्‌ 
उनसे अधिक घन प्राप्ति की आशा करना दुराशा भात्र थी। अतएव उनका ध्यान करनाटक 
की ओर गया । 


१ शिवाजी, ए० २९६३-६२; न्यू हिस्द्री आँवू दी मराठाज़, भा० १, ४० २०३२-०३ 
२ भूषण-पअंथावली, शिवा-बावनी, छुं० १७, शिवाजी, द्वितीय संस्करण, छू० २८४-६ 
3 भूषण-अंथावली, शिवा-बावनी, छु> ३३; शिवाजी, द्वितीय-संस्करण, ए० २३६ ४ भूषण- 
अंथावली, शिवराज-भूषण, छु० ११६, २०८, २६२, वही, शिवा-बावनी, छुं० २१, २३०; वही, 
फुटकर, छूं० ६, २९, ३७, ४० र, * वही, शिवा-बावनी, छूं० ३३ 


भूषण-अंथावली की ऐतिहासिकता श्र 


उक्त प्रदेश पर विजय-प्राप्ति की अमिलाषा से शिवाजी जनवरी, १६७७ ई० में रायगढ़ 
से चलें और फ़रवरी में हैदराबाद पहुँचे | वहाँ पर एक मास तक रहकर कुत॒बशाह से करनाठक- 
युद्ध-विषयक संधि की। तदुपरांत मार्च में, वहाँ से स्थान करके वे अग्रैल में करनाठक में 
प्रविष्ठ हुए । 

करनाटक में वे एक के पश्चात्‌ दूसरी विजय श्राप्त करते गए। उन्होंने जिजी के स्वामी 
रऊफ़ खाँ औ्रौर नासिर मुहम्मद खॉ को रुपए एबं अन्यत्र जागीर देकर उस दुर्ग पर अपना अधि- 
कार कर लिया | 

तत्पश्चात्‌ शिवाजी ने वेलौर पर आक्रमण किया। वहाँ का शासक अबदुल्लाइ खाँ था। 
इस दुर्ग के घेरे का भार अपने सैनिकों पर छोड़कर शिवाजी शेर खाँ लोदी के विरुद्धबढ़े । वेलौर 
का युद्ध २२ जुलाई, १६७८ इ० तक चलता रहा, तब उस पर मराठों का अ्रधिकार हुआ | 

शेर खाँ ने तिद्आरबादी नामक स्थान पर शिवाजी का सामना किया । अन्त में शेर खाँ 
लोदी ने पराजय स्वीकार की और शिवाजी से मिलने वह स्वयं आया (५ जुलाई, १६७७ ई०)। 
शिवाजी ने उसके राज्य को अपने अधिकार में करके उसे छोड़ दिया। साथ ही बीस सहख हुन (एक 
प्रकार का सिक्का) सैनिक व्यय के लिए उससे लिए । इस प्रकार शिवाजी ने बड़ी सरलता से तुंग- 
भद्रा से कावेरी नदी तक के करनाठक के भूमाग पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। 


शेर खाँ लोदीं को पराजित करने के पश्चात्‌ शिवाजी ने मठुरा के नायक से छः लाख हुन 
दंड-स्वरूप प्राम किए (१६ जुलाई, १६७७ ई०) | तंजोर से १० मील उत्तर में स्थित तिरमलवादी 
नामक-स्थान पर शिवाजी के सौतेले भाई व्यानकोंजी इनसे मिलने आए (जुलाई के तृतीय सप्ताह 
में)। यहाँ से व्यॉनकोजी शिवाजी की आज्ञा लिए बिना ही भाग गये। इस पर असंतुष्ट -होऋर 
शिवाजी ने जग देव गढ, चिदस्बरम्‌ और बृद्धाचलम्‌ पर अधिकार करके कोलर का घेरा डाल दिया । 

अन्त में शिवाजी ने कोलन नदी के दक्षिण में तंजोर की सीमा व्यानकों जी के लिए छोड़ 
दी और उक्त नदीं के ऊपर में सम्पूर्ण करनाठक पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। उनके 
अधिकृत करनाटक की वाषिक आय बींस लाख हुन थी और उसमें लगभग सो दुर्ग थे। 


कतिपय स्थानों पर होते हुए शिवाजी माच के अ्रन्त (अ्रथवा अप्रैल के आरंभ), १६७८ 
ई० में अपने राज्य में पुन; लोट आए |” १ 

भूषण तथा इतिहास के ऊपर दिये गये विवरण पर ध्यानपूर्वक विचार करने से स्पष्ट हो 
जाता है कि उक्त कवि ने जिन युद्धों का उल्लेख किया है वे ऐतिहासिक हैं। इस संबंध में एक 
बात और विचारणीय है। भूषण ने शिवराज-भृूषण के जिन छुंदों में करनाटक का उल्लेख किया 
है उनसे उस प्रदेश के शिवाजी द्वारा विजय किये जाने का आभास नही मिलता है। उनसे केवल 
यही ध्चनि निकलती है, कि वहां पर शिवाजी का आतंक छाया हुआ था। ऐसा होना स्वाभाविक 
भी था, क्‍योंकि करनाटक की सीमा तक शिवाजी कतिपय अन्य प्रदेशों पर कई बार आक्रमण कर 
चुके थे। अतः उनकी घाक दूर-दूर तक फेल चुकीं थी। इस ग्रकार शिवराज-भूषण की रचना-तिथि 


१ शिवाजी, छए० ६३-२९, ३७२-३, शे८३, ३८०४-३०, ३३8२, इ१४-४०३; नन्‍य्‌ हिस्टरी 
झॉँव्‌ दी सराठाज्ञ, ख्रा० १, ए० २२६९-४४ 


२३० हिंदी वीरकाब्य 


और करनाटक-विजय की विषमता का परिहार हो जाता है। फुटडकर आदि अन्य जिन छुंदों में 
करनाठक का उल्लेख हुआ है, उनसे अवश्य उस भू-भाग की शिवा द्वारा विजय का स्पष्ठतः 
आभास मिलता है। 


बीजापुर-रक्तण--करनाटक से लोगने के कुछ मासोपरान्त शिवाजी को मुग़ल सेनापति 
दिलेर खां से लोहा लेना पड़ा। दिलेर खाँ ने १८ अगस्त, १६७६ ई० को भीमा नदी पार 
करके बीजापुर पर आक्रमण किया। बीजापुर के संरक्षक मसऊद की प्रार्थना पर शिवाजी 
ने दश सहसत अश्वारोही बीजापुर की रक्षार्थे मेजे। साथ ही दो सहस्त बैलों पर लादकर 
खाद-सामग्री वहाँ विक्रयार्थ भेजी जिससे सेना को कष्ट न हो | शिवाजी स्वयँ भी स्सेन्य बीजापुर 
गए। बीजापुर से दिल्तेर खो का ध्यान हटने के लिए, उन्होंने म॒ुग़ल-सीमा में लूट-मार प्रारंभ कर 
दी। उन्होंने कई स्थलों पर दिल्लेर की सेना का सामना किया | अंत में, द्सिम्बर, १६१६ ई० में 
पराजित और हतोत्साहित होकर दिल्लेर बीजापुर का घेरा छोड़कर लौट पड़ा और शिवाजी पन्हाला 
चले गए ।। 


भूषण ने शिवा जी द्वारा बीजापुर-रक्षुण सम्बन्धी पद्म में इसी घटना का उल्लेख किया 
है *, जो ऐतिहासिक है। 


शिवाजी का आतंक--भूषण ने कतिपय छुन्दों में शिवाजी की धाक, श्रातंक आदि 
का वर्णन करते हुए कुछ विदेशी एवं मारतीय प्रदेशों ओर स्थलों का उल्लेख किया है। उनमे से 
काबुल*, क्न्धार, खुरासान,” बलख*, बुखारा,” तूरान,“ रूम, अरब," मक्का, 
चीन, १२ साम, * 3 सिहल,** आदि स्थानों मे से अधिकाश के वीर सेंनिऊ मुगल सेना में रद्दा करते 
थे। वे मराठों से कई बार पराजित हुए थे। भूषण ने अधिकाश स्थलों पर उक्त नामों का उल्लेख 
करके मुग़ल सेना के उन वीरों की ही ओर संकेत किया है। इसके अतिरिक्त उक्त प्रदेशों से भारत- 
बर्ष का व्यापार हुआ करता था ओर मक्का आदि की तीर्थ-बात्रा के लिए. भारतीय मुसलमान 
बाहर जाया करते थे। इन्हीं व्यापारियों एवं यात्रियों द्वारा शिवाजी की वीरतापूर् गाथायें उक्त देशों 
में पहुंचा करती थी। उनको सुनकर वहाँ के निवासियों का आश्चर्य, आतंक, घाक एवं विस्मय- 
परिपूर्ण होना स्वाभाविक रहा होगा । भूषण ने अपने उक्त पदों में इन्ही भावनाओं की ओर संकेत 





१ शिवाजी, छए० ४१३-८, ४२१-४; ओरेंज्ेब, भा० ९, ए० ११५८-६३, १६९-७; न्यू हिस्ट्टी 
आँव्‌ दी मराठाज़ू, भा० 3, ४०२९१-२ ' भूषण-म्र थावली, फुटकर, छुं०३७ * वही, शिवा-बावनी, 
छुं० ११; वही, फुटकर, छूं०६ * वही, शिवा-बावनी छुं० १९ * वही, वही, छु० १२; वहीं, फुटडकर, 
छुं०8३० घ॒ * वहीं, शिवराज-भूषण, छुं० ११६, २६४; वही, शिवा-बावनी, छु०२०, ३१, ३९, वही, 
फुटकर, छं० ९, ३२ ५ वही, शिवा-बावनी, छु० ३१, ३५ _ वही, फुटकर, छुं० ४०घ * वही, 
शिवराज-भूयण, छुं० ११६; वही, शिवा-बावनी, छुं० ३१, ३५; चही, फुटकर, छुं० ६, ४० घ॒ 
१०वही, शिवा-बावनी, छुं० १९. वही, शिवराज-भूषण, छु० १७४ ?'* वही, शिवा-बावनी, 
छुं० ११५, वही, फुटकर, छु० ४० घ॒ ; वही, वही, छूं० ३१, ३श ४ वही, कुटकर, छं० 
३. १३ 


भूष॑ंण-प्रंथावली की ऐतिहासिकता २३१ 


किया है | साथ ही यह भी स्मरण रखना चाहिए कि उन्होंने कहीं-कहीं पर अ्रतिशयोक्ति से भी काम 
लिया है, उदाहरणार्थे ईरान-पति का शिवाजी को भेंट भेजना आदि |" 


जब विदेशों तक में शिवाजी का आतंत छाया हुआ था, तो भारतीय-प्रदेशों काश्मीर,* 
दिल्ली, आगरा, मालवा, उज्जैन," भेलता,' ग्रोंडवाना,* रुहेलखंड,* सिरौंज,* कलिंग,"९ 
बंग,* ! कलकत्ता,१२ कालिजर, कन्नीज, मिनार, माडव, कौसिलापुरी," 3 गालियर,* * गुजरात," + 
भख्खर,* आदि स्थानों का इनका नाम सुनते ही मयभीत रहना अत्यन्त स्वाभाविक था। शिवाजी 
के विरुद्ध युद्ध में पराजित होने पर मुग़ल सूबेदार एवं सेनापति दक्षिण से स्थानांतरित करके अन्य 
सूबों में मेज दिए जाते थे श्र उनके स्थान पर नवीन पदाधिकारी मराठों का सामना करने के लिए 
नियुक्त होते ये | इस कारण से भी शिवाजी की ख्याति भारत के एक कोने से दूसरे कोने तऊ फैल 
गई थी। ऐसी दशा में भूषण का उक्त स्थानों के निवासियों का भयपूर्ण वर्णन, किन्ही अंशों 
में अल्युक्तिपू्ण होने पर भी, वास्तविकता पर अबलम्बित है। वह सजीब एवं बीरतापूर्ण 
वर्णन है । 


जब विदेशों तथा उत्तरी भारत के प्रदेशों में शिवाजी का इतना अधिक आतंक व्याप्त था 
तो दक्षिण भारत के बीजापुर", चालुकुंड"* (१६६६ ई० में पराजित) द्वविड"*, सागनेर* 
गढ़नेर* ! बेदर* १, मल्लीर (मालाबार)* २ गोलकूंडा* ४, देवगिरि* ', आदि राज्यों एवं प्रदेशों 
का इनकी घाक से भयभीत रहना अत्यन्त स्वाभाविक था। शिवाजी ने इनमें से अधिकाश के राज्यों 
के बड़े भागों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। उनकी सेनाये प्राय; प्रत्येक वर्ष नियमित 
रूप से यथावसर दक्तिण के राज्यों के प्रदेशों में लूट मार किया करती थी । ऐसी परिस्थितियाँ मे 
उन प्रदेशों के शासक और प्रजा का भयाक्रान्त होना निश्चित था। भूषण ने उनकी इसी भयभीत 
दशा का वर्णन अधिकांश छुंदो में किया है; जो किचित्‌ अतिरंजित होने पर भी तथ्यपूर्ण और 
वास्तविक है | 


शिवाजी तथा पाश्चात्य जातियाँ --भूषण ने कतिय्य छद्ों में शिवाजी, अंगरेजों, पुत्त- 


१ सूदणा-अंथावली, शिवराज भूवण छुं० २२८, २१२ वही, शिवा-बावनी, छं० ३१; 
फुटकर, छूं० ६ * वही, शिवाबावनी, छुं० १९, २०, २१, २२; २३, ३०, ३१, रेरे ४ वही, 
वहीं, छु० २२, ३०५ मु वही, बही, छुं ० ३० '* वही, वही, छुं ० ३० ? वही, बही, 
छुं० ४७३ + वहीं, चही, छें० वही * वही, वही, छं० वही ** वही, शिवाराज-भूषण, छे० 
३५६, फुटकर, छुं०६ *' वही, फुटकर, छुं०वही ' * वही, वही, छु० वही _ बही, वही, छु० ३१ 
१४ वही, वही, छु० १०." वही, फुडकर, संदेहात्मक, छु० २ "९ वही, वही, छं०३४ '” बही, 
शिवा-बावनी छुं० २०, २१, ३०, २१, २२ सा चही, त्ही, छु० श्र 23 वही, चही, छुं०वही 
वही, फुटकर, छुं० ६ * वही, शिवराज-भूषण, छुं० ११६, २१७; शिवा-बावनी, छुं० ३२ 
वही, शिवराज-भूषण छुं० ११६ वही, फुटकर, छुं० १०, *८ ५ + वही; शिवा-बावनी, छू ० 
३३ १४ बही, शिवराज-भुषण, छुं० १३, ६३, ६६, ७२, २२८ वही शिवा-बावनी, छू० २०, २१, 
३०, रे३े, रे४, चही, फुदकर, छुं० 3२, केक . २ बही, वही, छुं० ३० 


२३२ हिंदी वीरकाव्य॑ 


गालियों, फ़रासीसियों तथा डचों के पारस्परिक संबंधों का उल्लेख किया है। नीचे ऋमानुसार इन्हीं 
की ऐ।तहासिकता पर विचार किया जा रहा है । 

भूषण के कथनानुसार शिवाजी ने जलयानों को उलटकर अंगरेजों, फ्रिंगियों, फ्रांसी- 
सियों को मार डाला | उनकी घाक से भयभीत होकर पृत्तगाल उन्हे भेंट भेजता था | शिवाजी की 
धाक से उक्त देशों में सदैव, भय छाया रहता था |" 

इतिहास से ज्ञात होता है कि “शिवाजी के समय मे अंगरेजों, पुत्तेगालियों तथा फ्रासीसियों 
की दक्षिण के प्राय: सभी प्रमुख नगरों में कोठियाँ थीं। व्यापार के अ्रतिर्क्ति वे भारत की तत्का- 
लीन राजनीति में भी भाग लिया करते थे। फलस्वरूप शिवाजी को अनेक बार अ्र॑गरेजों और 
पुत्तगालवासियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करनी पड़ी थी। उदाहरणार्थ “श्रफ़जूलू खाँ की सेना को 
पराजित करने के उपरान्त शिवाजी ने रत्नगिरि प्रान्त मे प्रवेश किया | वहाँ के भागे हुए बीजापुरी 
सूबेदारों ने राजापुर मे शरण ली । इन्हीं को अधिकार मे रखने के ऊपर शिवाजी तथा अगरेजों 
में तनातनी हो गई। इसके अतिरिक्त पन्‍हाला के चेरे के अवसर पर अंगरेजों ने बीजापुरियों की 
सहायता की | परिणामस्वरूप दिसम्बर, १६६० ई० मे शिवाजी ने राजापुर पर आक्रमण किया और 
वहाँ के बार अंगरेज फेकट्री के श्रधिकारियों को पकड़कर रामगढ़ तले गए। 

इसी प्रकार अक्टूबर १६६८ ई० में शिवाजी ने गोआा के विभिन्न नगरों में छुदुम वेशधारो 
मराठा सैनिकों को भेजा, पर पुत्तंगाल में सूबेदार ने उन्हे अपने राज्य की सीमा के बाहर निकाल 
दिया । शिवाजी ने दितस्वर, १६६८ ई० में भी गोआ पर आक्रमण करने की चेष्ठा की थी | डामन 
के निकट से जाते समय शिवाजी के नौ सेना-नायक ने पुत्तंगाल के एक जहाज को पकड़ लिया 
था। इस पर पुत्तंगालियों ने इनके बारह जहाज पकड़कर बसीन पर छोड़ दिए और शेष 
मराठा बेड़े का पीछा किया, पर वह बेड़ा दाभोज्ञ पर सुरक्षित पहुँच गया (नवम्बर-द्सिम्बर, 
१६७० दे ०) ।* 

इसके अतिरिक्त सूरत की प्रथम लूट में शिवाजी तथा अंग्रेजों में कुछ तनातनी हो गई थी। 
सूरत की दोनों लूठों के अवसर पर अंगरेजों, .फ्रातीसियों और डचों ने अपनी श्रपनी फेक्ट्रियों की 
रक्षा का प्रबन्ध कर लिया था। |फ्रांसीसियों ने शिवाजी को बहुमूल्य भेंट देकर अपनी ओर मिला 
लिया था । अंगरेजों ने भी तलवार, चाकू आदि भेट देकर इनसे संधि कर लीं थीं। सूरत से १० 
मील पश्चिम में तामी नदी पर स्थित स्वाली बन्द्रगाह पर उन दिनों अधिक भय छाया था। अग- 
रेजों के जद्दाज उन्हें ले भागने के लिए प्रस्तुत खड़े थे ।73 

भूषण तथा इतिहास कथित उक्त विवरणों के तुलनात्मक अ्रध्ययन से प्रकट हो जाता है कि 
शिवाजी और उक्त विदेशी व्यापारियों में परस्पर कई बार संघर्ष हुए थे | ये व्यापारी शिवाजी को 
भेंट भी मेजा करते थे। भूषण ने अपने वर्णन में इन्हीं घटनाओं कीं ओर संकेत किया है। कहीं- 
कह्दी पर उनके ये वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण अवश्य हो गए हैं, पर उनमें ऐतिहासिक सत्य का अ्रभाव 


) भूषण-पग्रंथावली, शिवराज-भूषण, छुं० ११६, १८६१, २६२; वही, शिवा-बावनी, छें० 
२०, ३०, ३१, ३२, ३४; वही, फुकर; छु० १२; ४० घ ५ शिवाजी; पए० २६३-३०१, ३१४३, 
३१६९, रे४४७ + वही, ए० ६३०४-१८ २६६१-२८ 


भृंघण-अंथावली की ऐतिहासिकता २३३ 


नहीं है। इंस सम्बन्ध में यह न भूलना चाहिए. कि उनके ये वर्णन भारत-स्थित उन जातियों से ही 
सम्बन्धित हैं, न कि यूरोप स्थित से । साथ ही यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि उक्त जातियों पर 
छाए हुए शिवाजी के आंतक का भूषण ने सजीव चित्रण किया है । 

ओऔरंगज़ेंब सम्बन्धी घटनाय--भूषण ने अपने ग्रन्थों मे कुछ ऐसी घटनाओं का उल्लेख 
किया है, जिनसे शिवाजी का सीधा कोई सम्बन्ध नहीं है। ये घटनायें ओर ंगज़ेब से सम्बन्धित हैं ।< 
उनका शिवाजी से अप्रत्यक्ष रूप से केवल इतना ही सम्बन्ध है, कि कवि ने उनका वर्णन शिवाजी 
के यश, गोरव एवं प्रताप आदि की महत्ता प्रदर्शित करने के लिए. किया है, कि ऐसे शक्तिशाली 
औरंगज व को शिवाजी ने अनेकों बार पराजित किया । नीचे इन्हीं पर विचार किया जा रहा है | 

औरंगजेब १६४४ से १६४७ ई० तक गुजरात का सूबेदार रहा ।" यहाँ से वह काबुल होता 
हुआ बलख को गया जिसका वह २१ जनवरी से १ अक्टूबर, १६४७ ई० तक घेरा डाले पड़ा 
रहा ।* सम्भवतः इसी अवसर पर उसने खुरासान पर भी आक्रमण किया था। ओर ंज़ेगब ने 
कन्धार पर दो बार (जनवरी से दिसम्बर, १६४६ ३०) और (मार्च से जुलाई, १६५१२ ई०) आक्रमण 
किए थे [४ इन दोनों बार मुगलों को मुँह को खानी पढ़ीं थी। क़रबार-विजप सम्बन्धी भूतण का 
कथन निराधार है। सम्मवतः इसी अवधर पर उप्तने मोर (श्रफयानिस्तान का एक नगर) को 
जीता था ।+ 

दक्षिण की सबेदारी के अवसर पर औरंगजेब ने बेदर (बीदर) २६ मार्च, १६४७ ६० को 
और कल्यान (कल्याण) २७ अग्रेल, १६४७ को अधिकृत कर लिए थे |ई 

औरंगज़ेब का उत्तराधिकार-युद--भूषण ने ओरंगज़ेब के उत्तराधिकार युद्ध की प्रमुख 
घटनाओं--छुत्रसाल हावड़ा का दारा की ओर से युद्ध, मुराद के साथ औरगजेब का विश्वासघात, 
खज्जुआ के स्थान पर शुजआ की पराजय, दारा का हार कर भागवा और अन्त में आगरे के चौक 
में उसका चुनवा दिया जाना एवं शाहजहाँ का बन्दीणशद में डाल दिया जाना आदि का उल्लेख 
किया है ।* 

उक्त घटनाश्रों में से अधिकांश की ऐतिहासिकता पर अन्यत्र विचार किया जा चुका है| 
ओऔरगज ब ने शाहजहाँ को, जून, १६४८ ईं० में आगरे के कित्ते में बन्दी बनाया था।" दारा के 

सम्बन्ध में भूषण की यह उक्ति कि वह आगरे की दीवार में चुनवाया गया. था, असत्य है। 


१ भूषण-पंथाचली, शिवराज-सूबण, छु० ११६; औरंगज़ेब (१६२५ ईं० का संस्करण), 
भा० १, ४० ६३-७२ * भूबण-पंथावली, फुटकर, छु० ६, २४, ओरंगज़ेब (१६२५ ई० का संस्कररा 
सा० १, ४० ७३-१०० 3 भूवण-ग्र थांवलौ, शिवा-बवनी, छुं० ४७५, वही, फुटकर, छुं० ६; २४ 
3 बही, शिवा-बाचनी, छु० ४७७; औरंगज़ेब (३६२४ का संस्करण) भ[० १, पू० १३१-१९० 
५ सूशण-मंथावली, शिवराज-भूवण , छुं० १९४ * वही, फुडकर, छु० २७; औरंगज़ेब (१३२२ ई० 
का संस्करण) भा० १ ए० २३६३-४२, २४७४-१० * भूउण-प्रंथावली, शिवराज-भूंपण , छुं० २१४८, 
वही, शिवा-बावनी, छुं० ३६, ४३; वही, फुटकर, छुं० ९८, ९६, ६० ५ देखिए द्वितीय खंड, 
अध्याय *, छुत्रमंकाश की ऐतिहासिकता के अंतर्गत अध्याय ६-७ का ऐतिहासिक विवरण 
5 ओरंगज़ेब भा० २, एू० ७१-८६ 

दे० 


५३४ हिंदी वीरकाव्य 


वस्तुतः वह देहली में मरवाया गया था। शेष घटनाओं के सम्बन्ध में उक्त कवि का विवरण 


इतिहासानुकूल है। है 
सप्नाद होने के पश्चात्‌ औरंगजेब ने पलाऊँ (पालामऊ) को जीता (१३ दिसम्बर, १६६१ 


६०) | इसके अनन्तर उसने मोरंग पर दो बार १६६४ ई० तथा १६७६ ई० में आक्रमण किए ।' 
इसके पश्चात्‌ उसने १६६५ ई० में कुमार पर अपनी सेनायें भेजीं | इस युद्ध में श्रीनगर (गढ़वाल) 
ने मुग़लों की सहायता की थी। औरंगजेब ने १६७३ ई० में कुमार्ज के शासक को क्षुमा-प्रदान कर 
दी।* जैसा कि अन्यत्न कहा जा चुका है, उसके सैनिकों ने १६७१ ई० में हवसान (जंजीरा के 
शासकों)£ से सन्धि करके उन्हे याकूत की उपाधि दी थी । 

ओऔरंगज ब की धार्मिक संकीर्णता एवं कट्टरता के कारण देश के एक कोने से दूसरे कोने 
तक मन्दिर तोड़े गए और उनके स्थान पर मस्जिद बनी | उसकी इस नीति के कारण काशी और 
मथुरा को सबसे अधिक द्वानि उठानी पढ़ी। औरंगज्ञं्र की आशा से काशी का विश्वनाथ-मन्दिर 
(२ सितम्बर, १६६६ ई०) तथा मथुरा का केशवराय का देहरा (जनवरी, १६७० ६०) को नष्ट 
कर दिए गए | यही नहीं इन नगरों की सारी कला और शोभा नष्ट हो गई [४ 

बाँधव, बावनी, बवंजा," मसारखंड, खंडदर,' निजामशादी,* ढुंढह्ार (जयपुर), नव- 
कोटि, मारवाड़, मेवाड़* आदि में से कुछ सुगल राज्य के सूबे थे तथा अन्य करद एवं स्वामि- 
भक्त अधीनस्थ राज्य ये। राजस्थान के मारवाड़ आदि से जसवन्तसिह की म्त्यु (१६७८ ई०) के 
पश्चात्‌ औरंगजेब के युद्ध प्रारम्भ हो गए थे । बुन्देलखंड मे श्ररंगजेब शाहजहाँ के शासन-काल 
में बुन्देलों को पराजित कर चुका था ।* उसके शासन-काल्ल में ओइछा के शासक उसके अ्रधीन 
रहे, पर चम्पतिराय तथा छत्रसाल आजन्म मुगलों को कष्ट ही देते रहे। नैपाल"९ एक स्व॒तन्त्र 
मित्रनराज्य था | 

छुन्नसाल संबंधी घटनाय -भूषण ने महाराज छत्रसाल बुंदेला के अनेक युद्धों का उल्लेख 
किया है। इनके कथनानुसार छत्रवाल ने तहवर ,ख़ाँ११,अनवर खाँ”*सुतरदीन" २ ,अब्दुसमद ४, 
बहलोल ,ख़ाँ*०, सैद अफगृन (शेर अफूगून)१* आदि को विविधि युद्धों में पराजित किया था। 
इन युद्धों के ऐतिहासिक विवरण अन्यत्र दिए गए हैं।१९ 


) भरुपण-पग्रंथावली, शिवा-बावंनी, छें० ४७, औरंगजेब भा० ३, पछुूं० ३०-६, 
४१. भृंबरण-अंधावली, शिवराज-भूबण, छु० १११; वही, शिप्रा-बावनी, छु० ४७, ओरंगजेब, 
सा० ३, पू० ४१-२ 3: मूवण-प्रंथावली, फुडकर; छु० २४; देखिए फ्त्तेह खाँ-पराजय, 
प्रृं० २२९९-१६ * भूबण-म्र थावली, शिवा-बावनी, छुं० ३६, ४८, ७६, ९०; ओऔरंगज़ेब, भा० रे, 
पू० २६६-७, २८१३-३२ * भूधण-म्र थायली, शिवराज-भूबण, छु० १११, वहीं, शिवा बावनी, 
छुं० ४७ * चही, शिवराज-भसूबण, छुं० १२६ *- वही फुटकर, छु० २४७ “ वही, शिवराज- 
भूषण छू० १११; वही, शिवा-बावनी छुं०४७ .* वही, शिवराज-भूषण, छु०१११, वही, फुटकर, 
छुं० २४" वही, शिवराज-भूबण छुं०१३३ ?” बही, छुत्रसात-दुशक, छुं० १; फुठकर, छुं०४२ 
- '* वही, छुन्नसाल-दुशक, छुं० $ '? बही, वही, वही, '* वही, वही, छुं० ३, ९, ६, ** वही, 
वही, छुँ० ६ '* वही, वही, छूं० ८, $ * देखिए द्वितीय खंड, अध्याय ९, छुन्नप्रकाश की 


ऐतिहासिकता के अंतर्गत छुत्रमकाश के अध्याय १६ का अंतिम भाग तथा अध्याय १७-२३ का 
ऐतिहासिक विवरण । 


भषण-गंथावली की ऐतिहासिकता २३५ 


मुहम्मद अमी खाँ विषयक घटना का वर्णन करते हुए भूषण लिखते हैं कि छत्रसाल ने 
जंगल में उस उद्दस्ड की सेना ओर कोष को लूट लिया |" छत्र-प्रकाश के १७वँ अध्याय में दिल्‍ली 
को जाते हुए म॒गूलों के १०० गाड़ी कोष को छत्रसाल द्वारा लूटने का वर्णन आया है [२ लाल 
कवि ने उक्त प्रसंग में कोष के साथ जाते हुए सेनापति का नाम नहीं दिया है। सम्भवतः भूषण 
का अपने वर्णन से इसी घटना की ओर सकेत है। 

आगे चलकर भूषण ने छत्॒साल और मुहम्मद खाँ के युद्ध का वणन किया है ।3 बंदेले 
मुगलों के साम्राज्य में सदा लूटमार करते रहते थे। सन्‌ १७१६-१७२० ई० में उन्होंने कालपी को 
लूटा । इस पर मुहम्मद खाँ बंगश के आदेशानुसार देलर खाँ ने बंदेलों को दंड देने का निश्चय 
किया | १३ मई, १७२१ ई० को छत्रसाल ने उसका सामना किया | इस यद्ध में दिल्लेर सारा गया। 
उसकी मृत्यु के उपरान्त बुंदेलखंड में मुहम्मद खाँ बंगश विजय-प्राप्ति की विफल आशा करता 
रह। । श्रन्त में बाजीराव पेशवा की सहायता से छन्नसाल ने मुहम्मद खाँ बंगश को पराजित करके, 
इस दोघकालीन युद्ध का अन्त किया और इस प्रकार अपने प्रदेश की रह्ता की ( श्रगस्त, 
१७२६ ई० )।४ 

इसके अनन्तर भषण द्वारा कथित छत्रसाल विषयक दक्षिण के नाह ( सम्भवतः बीजापुर 
का कोई सरदार )5, तथा रूँडी-खंडी* के युद्धों का विवरण सहायक ऐसिह्वासिक ग्रंथों में अ्रप्राप्य 
है। इस कवि ने कतिपय छुंदों में छत्नसाल की युद्ध-कऊशलता और आतंक का भी उल्लेख किया 
है |९ भूषण ने एक छुंद में छत्न साल द्वारा साहू को एक हाथी मेंठ करने का भी वर्णन किया है।* 

भूषण और बाजीराव--भूषण ने बाजीराव (प्रथम) का विवरण देते हुए उसके द्वारा छत्र- 
साल बुन्देला की जो सहायता की गई थी, उसका उल्लेख किया है ।* 

बाजीराव और छत्रसाल की उक्त घटना का ऊपर उल्लेख किया जा चुका है, अतः उसके 
ऐतिहासिक वणन के यहाँ दिए जाने की आवश्यकता नहीं है। 

भूषण और साहू--भूषण ने कुछ छुंदों मे साहू के श्रातंक, वैभव और वीरता का वर्णन 
करते हुए उनके एक आध यद्ध का भी उल्लेख किया है।१" इतिहास से शात द्वोता है कि साहू ने 
कई यद्धों में भाग लिया था। जिनमें से कुछ में वह विजयी हुआ और कुछ में उसे पराजित होना 
पड़ा था ।)* 

भूषण का साहू संबंधी वर्णन अ्रतिशयोक्तिपूर्ण है। उसमें ऐतिहासिक तथ्य का इस कवि ने 
कम आश्रय लिया है। 


१ भ्ूषण-प्रंथावल्ली, छुन्नसाल-दुशक, छुं० ३  छुन्रप्रकाश,३० १०६ * भूषण-ग्रथावली, छुत्न- 
साख-दुशक, छु० 8; फूटकर, छुं० ४२  जरनल आँबच्‌ एशियाटिक सोसायटी आऑच्‌ बंगाल, संख्या 
हे एत, १८७८ ई०, ए०२८४-३० २; न्यू हिस्द्री ऑव दी मराठाज़, भा०२; ए०१०४-८" भूषण- 
अंथावली, छुत्रसाल-दुशक, छुं० ४ वही, वहीं, फुटकर, छु०४२  भूवण-म्रंथावली, फुटकर 
संदेदात्मक छुं०४, <*, ६, ८ * वही, फुटकर, छुं० ४३३ "* वही, वही, छुँ० ४७, ४८ १ सुषणु- 
अंथावद्दी, वही, छुं०४३-६ '* न्यू हिस्ट्री ऑवू दी सराठाज़ू, भा०२, ए०१४, ४१, ७३, ७८ ८8, 
१३००, १०८, १8४३, १४४, १७७ | 


२३६ हिंदी वीरकाव्य 


भूषण तथा अन्य राजा गण- भूषण ने कतिपय छन्दों में चित्र-कूठ-पति हृदय-राम-सुत- 
रुद्र), सुलंकी युद्ध-प्रयाण *, अवधूतसिंह की युद्ध-यात्रा जयपुराधीश भगवंत सुत-मानसिंह, 
जगत्‌सिंह, महासिंह, जयसिंह तथा रामसिंह की दानशीलता एवं वीरता ४, महाराज अनिरद्ध", राव- 
बुद्ध के आतंक", गढ़वाल नरेश की कीर्ति * तथा कुमाऊँ नरेश के हाथियों * का वर्णन किया 
है। उक्त वर्णनों में से अधिकांश के विवरण प्राप्त सहायक ऐतिहासिक ग्रंथों में अप्राण्य हैं। साथ 
ही ये विवरण किसी विशेष घटनावली की झोर संकेत भी नहीं करते हैं, अपरंच बे साधारण ढंग 
पर प्रशस्ति के रूप में कहे गए हैं । 

भूषण सम्बन्धी सन्देहात्मक छुन्दों में भगवंतराय तथा ठुराब खाँ के युद्ध, भगवंतराय की 
दानशीलता और मृत्यु का उल्लेख मिलता है ।* इन घटनाओं के ऐतिहासिक विवरण का उल्लेख 
अन्यत्र किया गया है |“ 

सेनायें 

(झ) शाहइस्ता ख़ाँ के विरुद्ध शिवाजी की सेना--भूषण के कथनानुसार शिवाजी २०० 
आदमियों को साथ लेकर सो हजार के असवार (शाइस्ता खाँ) को पराजित करने में सफल हुए ।" १ 

इस सम्बन्ध में इतिहात ग्रन्थों से ज्ञात होता है कि शिवाजी शाइस्ता खाँ के विरद्ध एक सहख्र 
सेनिकों के साथ सिहगढ से चले थे। पूना में पहुँचने पर शेष सेना को पीछे छोड़कर और केवल 
चार सौ साथियों को लेकर वे मुगूल-शिविर में प्रविष्ट हुए । उनमें से २०० सैनिकों को लेकर वे 
शाइस्ता खाँ के शयनागार में घुस गए और श्रन्य २०० सेनिकों को लेकर बाबाजी बापू ने अन्त: 
पुर के बाहर पहरेदारों को बड़ी संख्या में काट डाला ।१९ 

उक्त ऐतिहासिक विवरण से शिवाजी के सेनिकों की पुष्टि हो जाती है | साथ ही यह कह 
देना भी श्रसंगत न होगा, कि शाइस्ता खाँ मुग़ल साम्राज्य का श्रमीरलू-उमरा था इसींलिए भूषण 
ने उसे सौ सहल का असवार कहने में अत्युक्ति की सहायता ली है। 

(आ) अफ़्ज़ल खाँ की सेना-भूषण के अनुसार बीजापुर का यह सरदार बारह हजार 
असवार साथ में लेकर शिवाजी के विरुद्ध आया था ।*3 

सरकार** के मतानुसार अफ़्जलू खाँ की सेना १० सहखे और सर देसाई*“ की सम्मति 
में उसके साथ पदाति के अतिरिक्त १९ सहख अश्वारोही थे | 

(ई) बीजापुर के विरुद्ध मुग़ल्न-सेना--भूषण ने लिखा है कि पठान सरदार (दिल्तेर खाँ) 

चालीस इज़ार सेनिक लेकर बीजापुर के विरुद्ध आया था |१६ 


१ भूषण-प्रंथावली, शिवराज-भूषण, छुं० २८ * वही, फुदककर, छुं० ४७३ -+ वही, 
वही, वदी, छु० ्द अचह्दी, वही, छु० १, «रे मे वही, वही, छु० डे के वही, वही, 
छुं० ९७, १४ + वही, वही, छं० ९७ " वही, वही, छ॑० <९ _* वही, वही, संदेद्ात्मक 
पद्य छु०१०, ११ १ "देखिए द्वितीय खंड, अध्याय ७, रासा भगवंतसिह की ऐतिहासिकता के अंतर्गत 
युदु-चर्णशन ११ भूषण-अंथावलों, शिवराज-भूषण, छुं० १६० "* शिवाजी, छ० ६०-१०४; 
औरकड्षज़ेब, भा० ४, ए० ४३-३१; न्यू हिंस्ट्री ऑव दी मराठाज्नू भा० १, प० १४२-४७  ** भूषण- 
ग्रंथावली, फुटकर, छु» ३२६ * * शिवाजी, ए० ६८ न्यू हिस्ट्री ऑव दी मराठाज़,, भाग १, 
पृ० १९४७ *' भूषण-अ्र थावली, फुटकर; छुं० ३७ 


भूषण-ग्रंथावली कीं ऐतिहासिकता २३७ 


इतिहास से मालूम होता है कि जब दिल्लेर बीजापुर ढुग का घेरा डाले हुए पढ़ा था उस 
समय उसके साथ २० सहस्ध सेना थी।* अतएव भूषण द्वारा कथित उक्त सैन्य-संख्या अतिश- 
योक्तिपूर्ण है । 

इस प्रकार भूषण कृत रचनाओं पर ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करने के पश्चात्‌ यह परि- 
णाम निकलता है कि उन्होंने अपने काव्य के लिए ऐतिहासक घटनावली का ही आश्रय लिया है" 
उन्होंने मुक्तक रचना की है इसलिए घटनाओं के क्रम में व्यतिक्रम आ गया है। साथ ही एक ही 
छुंद में कई घटनाओं का एक ही साथ उल्लेख कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त घटनाओं की 
बार-बार आवृत्ति भी हो गई है, पर ऐसा होने पर भी कविता की सरसता एवं रोचकता की सवत्र 
रक्षा हुई है। भूषण ने घटनाओ्रों की तिथियों का उल्लेख नहीं किया है, पर इतिहास की सहायता से 
उन घटनाओं का क्रमानुसार वर्णन करने से ऐतिहासिक शान के क्रमिक विकास की जानकारी हो 
,जाती है। यद्यपि कवि ने कुछ चुनी हुईं विशेष घटनाओं को ही अपना' काव्य-विषय बनाया है, पर 
उससे हमारे ऐतिहासिक ज्ञान की पर्यात् मात्रा में अमिवृद्धि होती है। साथ ही उससे नवीन सामग्री 
भी प्रचुर-मात्रा में प्राप्त होती है। 

ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करने पर भूषण की कविता की बटनावली श्रपेज्ञाकृत अत्यधिक 
समय में फैली हुईं मिलती है । इसका कारण यह प्रतीत होता है कि उनकी कविता में कुछ कवियों 
ने प्रज्ञित अंश मिला दिए हैं। यदि इनके पाठ का समुचित रूप से संशोधन हो जाये तो इनकी 
कविता प्रमुखरूप से शिवाजी ओर महाराज छुत्रसाल विषयक होने के नाते उन्हे शिवाजी का सम- 
कालीन सिद्ध करने में सफल होगी । 

इस प्रकार भूषण की रचनायें ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण, रोचक तथा नवीन 
सामग्री से परियू्ण होने के साथ ही उनके जीवन संबंधी समस्याध्ों पर मी पर्याप्त प्रकाश 


डालती हैं। 


१ औरंगज़ञ ब, भां० ९, ए० १६३ 





अध्याय ४ 
राजविलास की ऐतिहासिकता 


तिथियाँ-नीचे मान द्वारा प्रयुक्त प्रमुख तिथियों की प्रामाणिकता पर विचार किया जा 
रहा है :-- 

(झ) बापा द्वारा नागद्हा की स्त्रियों की रक्षा की तिथि--सम्वत्‌ ४१६ विक्रमी चेन्र सुदी 
(१)" -5३२६५४ ई०। 

कहने की आवश्यकता नहीं है कि उक्त तिथि अ्रशुद्ध है, क्योंकि इतिहास में बापा का वर्तमा- 
नत्व ७४३ ३० में पाया जाता है।* 

(झा) रतनसेन (र॒त्नसिह) का समय--सम्बत्‌ १०३० विक्रमी२--६७३ इ० । 

मान कवि द्वारा दी हुईं उक्त तिथि अशुद्ध है, क्योंकि रावल रत्नसिह्द की झुत्यु १३०३ ई० 
में हुईं थी ।* अतएव उनका १०३० विक्रमों में वतमान द्वोना असंभव है । 

(है) राहप का ससय- सम्बत्‌ १३१५ विक्रम" १२४८ इ० | 

यह तिथि अशुद्ध है। 

(ई) कुंमा राणा की तिथि--सम्वत्‌ १५०५ विक्रमी (?)* -- १४४८ ३० | 

इतिहास में कुम्मा राणा का शासन-काल १४३३ इं० से १४६८ ई० तक माना गया है,* 
अत; कवि मान द्वारा दी हुईं उक्त तिथि संद्र्धि है । 

(उ) राजसिह की जन्म-तिथि--सम्वतू १६८६ कात्तिक कृप्ण २, बुधवार ।* 

कात्तिक अ्रमाचन्द्र का 


मध्यन्य समाप्ति काल 26002 फीड 

१ तिथि का समस्त व्याप्ति 

काल १६-१५ १६, ७३ 
श्६ २४, श्८ 


+-बृहस्पतिवार, २४ सितम्बर, १६२६ ई० | 
असंभव नहीं है कि कृष्ण पक्ष की द्वितीया की तिथि की पूर्णूप से गणना करने पर ,१८ 
दिवस की काल शुद्धि निकल आये और फल बुधवार आ जावे । 


. अतएव कवि द्वारा दी हुईं उक्त तिथि को ठीक माना जा सकता है अर्थात्‌ महाराणा राज- 
सिंह का जन्म बुधवार, २४ सितम्बर, १६२६ ई० को हुआ होगा । 





१ राजविलास, छुं० ४८, ए० २४ * राजपूताने का इतिहास, दूसरा खंड, एू० ४१००४ 
* राजविलाए, छुं० १५, ए० ३७ ३ राजपूताने का इतिहास, दूसरा खंड, प्ृ० ४७८३." राज- 
विज्ञास, छुं० २३, ए० इ८ ९ वही, छुं० ३२, छ० ३६-४० ४ राजपूताने का इतिहास, दूसरा 
खंड, पृ० १६३१, १३४ < राजविलास, छुं० १४८५ एू० २४ 


राज-विलास की ऐतिहासिकता श्श्ह 


श्री ओम जी ने भी इनके जन्म की तिथि विक्रमी संवत्‌ १६८६, कातिक वदि (ई० स० 
१६९६, तारीख २४ सितम्बर) राज-प्रशस्ति-महाकाव्य के आधार पर स्वीकार की है ।* 

(ऊ) मालपुरा की लूट की तिथि--संवत्‌ १७१५, ज्येष्ठ मास" -+१६५८ ३०, मई । 

ओमा जी ने महाराणा के द्वारा शाही मुल्क को लूटने की तिथि विक्रमी संवत्‌ १७१४ ६० 
वैशाख सुदि १० (ई० स० १६५८, ता० २ मई) मानी है । अ्रतः मान द्वारा दी हुई उक्त तिथि 
को निकटठ्तम ठीक मान लेने में कोई हानि नहीं हे | 

(ए) दु्ित्च-तिथि --संवत्‌ १७१७, भाद्रपदू्‌ं --ईरवी सन्‌ १६६०, अ्रगस्त । 

(ऐ) राजसप्रुद्र-निर्मोण -तिथि--संवत्‌ १७१७ पौष ८ मंगलवार"--ई०स० १६६०, फ्रवरी | 

श्री ओमा जी के मतानुसार राजसमुद्र की नीव की खुदाई वि० सं० १७१८ माघ वदि ७ 
(ई० स० १६६२, ता० १ जनवरी) को ग्रारभ हुई थी।* 

(ओ) राजसमुद्ध की मतिष्ठा-तियि--संवत्‌ १७३२ साध दशमी*-ई० सन्‌ १६७५; 


जनवरी । दो 
इतिहात में राजसमुद्र की प्रतिष्ठा की तिथि विक्रमी संवत्‌ १७३२ माघ सुदि ६ (३० सन्‌ 


१६७६, ता० १४ जनवरी) मानी गई है |* 

(ओ) ओरंगज़ेब के राजपूताने पर आक्रमण की तिथि--संवत्‌ १७३६, भाद्रपद शुक्ल 
द्वितीया* -- ३० सन्‌ १६७३, अगस्त ५ । 

इतिहास से विदित होता है कि “बादशाह (औरगजेंब) ने हि० स० १०६० ता० ७ शाबान 
(वि० घ० १७३६, भाद्रपद सुदि ८-३० स० १६७६ ता० ३ सितम्बर) को महाराणा से लड़ने के 
लिए एक बड़ी सेना के साथ दिल्‍ली से श्रजमेर की ओर प्रस्थान किया था ।??) ९ 

(अं) महाराजकुमार जयसिंह के युद्ध की तिथि--संवत्‌ १७३७, आपषाढ़ "१-० ३० स० 
१६८०, जून-जुलाई । 

तिथियों संबंधी उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि मान द्वाए दी हुई अधिकांश 
तिथियाँ ऐतिहासिक तिथियों से मेल नहीं खाती हैं | 

वंश-नाम--मान ने मेवाड़ के शासकों रवि-वंशी १९ रघु-वशी,* 3 सीसोदिया, '* आदि 
नामों से पुकारा है, जो ऐतिहासिक दृष्टि से उचित ही है।* * 


१ शाजपूताने का इतिहास, तीसरा खंड, ए० ८४१-२ (पाद्‌ टिप्पणी $ सहित) ' राज- 
विलास, छु० २, पृू० ६६ 3 राजपूताने का इंतिहास, तीसरा खंड, पु० ८४७६ __* राजविलास, 
छुं० ११३-४, ए० १३६ " वही, छं० १४०, ४० १३६ “* राजपूताने का इतिहास. तीसरा 
खंड, ए० ८८३ (पाद टिप्पणी २ सहित) “ राजविलास, छुं० ११४-७, पु० १४३-४ + राज- 
पूताने का इतिहास, तीसरा खंड, पृ० ८८२(पाद्‌ टिप्पणी *सहित) . राजविलास, छु १६३६-७०, 
घू० १७९ ?" राजपूताने का इतिहास, तीसरा खंड, ए० ८६४ '" राजविलास, छुं० १-२, 
प्रु० र२ड३े '' वही, छु० ७, पृ० १; छुं० १६८, ए० १४७; छुं० १८४५, पु० १७६ 
'उदही; छुं० १८, पृ० १७; छुं? २३, ४०१८, छुं० २४, पु० १८-६४, छुं० २६, पृ० १३ वही 
छुं० १७; ए० १७; छुं० ६९, एू० ७६; छूं> ६६, पु० ७५७ "5 देखिये द्वितीय खंड, अध्याय २५ 
गोरा बादुल की कथा की ऐतिहासिकता के अन्तर्गत राणा रत्नसेन के वंश का नाम, पु०३६१-४२ 


२७६७ हिंदी वीरका्व्य॑ 


इस स्थल पर यह निर्णय भी कर लेना समीचीन प्रतीत होता है कि मान का यहं क्य॑न 
कि “बापा रावल के समय से ही ग़ुहिल वशीय मेवाड़ाधिपति सीसोदिया कहलाए”" कहाँ तक 
इतिहास-सम्मत है। कहने की आवश्यकता नही है कि इस कवि का उक्त कथन नितान्‍्त भ्रामक 
है। वास्तव में इंस वंश का सीसोदिया नाम बापा के बहुत पीछे पडा। “बापा की वंश-परम्परा में-ऋई 
पीढ़ी के उपरान्त-रणुसिंह (कर्णंसिह, कर्ण) हुए। उससे दो शाखाय--एक रावल नाम की और 
दूसरी राणा नाम की--फर्टी | रावल शाखा वाले मेवाड के स्वामी और राणा-शाखा वाले सीसोदे 
के जागीरदार रहे और सीसोदे में रहने के कारण सीसोदिए कहलाए | रावल शाखा की समाप्ति ई० 
स० १३०३ में हुईं। इससे कुछ वर्ष बाद सीसोदे के राणा हम्मीर ने चित्तोड़ पर अपना अधिकार 
जमा कर मेवाड़ में सीसोदिया (राणा) शाखा का राज्य स्थापित किया ।”* 

इससे स्पष्ट है कि इस वंश को सीसोदिया नाम वहुत बाद को दिया गया था, न कि बापा 
के समय में, जैसा कि मान ने माना है। 
| निश्चित -पात्र 

हिन्दू-पात्र--शद्गादित्य (गुहिल, गुहदत्त)--यह मेवाड़ राज-वंश के प्रवत्तंक साने जाते हैं। 
इनका इतिहास अन्धकार के गत्त में निहित है। ओमा जी इनका वत्तमानत्व विक्रमी सम्बत्‌ ६२३ 
(६० स० ४६६) के लगमग मानते हैं ।३ 

बापा रावर--(बापा रावल) मान कवि ने बापा को गहादित्य का पुत्र माना है; पर श्रोका 
जी बापा को गुद्ादित्य से आठवीं पीढ़ी मे हुआ मानते हैं। 

विद्वान गए इस बात पर एक मत हैं कि बापा वास्तविक नाम नहीं था, वरन्‌ यह सम्मान 
सूचक शब्द था | ओमका जी का मत है कि कालभोज द्वितीय का नाम बापा था। उसका शासन 
काल वि० स० ७६१ से ८१० (६० स० ७३४-३३) तक रहा होगा ।ऐ 

झल्लू रावर (अलूलट)--यह भतृ भठ द्वितीय का पुत्र था। यह वि० स० १००८: (ई० स७० 
६४४१) में वतमान था ।* 

ओऔनर--इस नाम से मान कवि का अनुमानत+े नरवाहन से अभिप्राय है। नरवाहन 
गअ्ल्लट का पुत्र था। यह बड़ा शक्तिशाली एवं योग्य शासक था ।* 

सारिबाहन--कवि ने इस नाम से शालिवाहन की ओर संकेत किया है । मान ने इसको 
श्रीनर (नरवाहन)का पू्वज माना है, पर श्रोका जी उसे नरवाहन का उत्तराधिकारी मानते हैं। इसने 
बहुत थोड़े वर्ष राज्य किया था । यह शालिवाहन शक सम्बत्‌ के प्रवत्तेक, पेठण के प्रसिद्ध आ्ंप्र- 
वंशी शालिवाहन से भिन्न ब्यक्ति था ।* 

मान ने इसे 'शक बंधिय” शाका चलानेवाला माना है, जो उसकी भूल है। 

संकुतकुमार--मान कवि ने सम्भवत: इस नाम से शक्तिकुमार की ओर संकेत किया है। 
यदि उसका अ्रमिप्राय उक्त शक्तिकुमार से है तो उसका इसे श्रॉनर (नरवाहन) का पूवज मानना 


) राजविलास छुं० ८०, परे, ए० २६ राजपूताने का इतिहास, दूसरा खंड, छु० 
४३४६-७० + वही, पहला भाग पृ० ४००; वही, दूसरा खंड छ० ४०१-२_* वही, पहला भा० 
पाद-टिप्पेणी $, घ० ३३२, वही दूसरा खंड,पृ० ४०७४-२०. * बही, भांग वही; ए० ४२६-८ 
$ चदी, सा० वही; ४० ४२८०-३०  चदी, वही, ए० ४३०-हई 


राजविलास कौ ऐतिहासिकतां २४१ 


भूल है | शक्तिकुमार शालवाइन का पुत्र था। यह वि० सं० १०३४ (६० स० ६७७) में 
वतमान था ।* 

अंब फ्साउ (अंब पसाव)-«यह नाम अनुमानतः अंबागप्रसाद के लिए, प्रयुक्त हुआ है। 
शक्तिकुमार के पीछे उसका पुत्र अंबाप्रसाद मेवाड़ का स्वामी हुआ है। कहीं-कहीं पर उसका नाम 
धआम्रप्रसाद! भी लिखा है।* 

रावत हंस--मान ने हंसपाल नामक राजा के लिए. यह नाम प्रयुक्त किया है। वैरट के पीछे 
हंसपाल राज्य का स्वामी हुआ । भेराघाट से मिले हुए. ११५४५ ई० के एक शिलालेख में इसका 
बन मिलता है। कहीं-कहीं पर इसका नाम वंशपाल भी दिया है।र 


वैरसिघ (वैरिसिंह)--“यह हंसपाल का पुत्र था। यह बड़ा शक्तिशाली राजा था। इसने 
अहाड़ नगर का नया कोट बनवाया था ।?* 

करन (कर्ण, कर्णसिद, रणसिह)--“यह विक्रमसिद्द का पुत्र था । इसको कर्णंसिह, करण“ 
सिंह, कर्ण अ्रथवा रणसिंह नाम से भी पुकारा जाता था। इससे दो शाखायें--एक 'रावल” नाम 
की दूसरी राणा? नाम की-फटीं। रावल शाखावाले मेबाड़ के स्वामी ओर राणा? शाखावाले सींसोदे 
के जमीदार रहें । 'रावल? शास्रा की समाप्ति रत्नसिंह के साथ १३०३ ई० में हुईं। इसके कुछ 
समय बाद सीसोदे के राणा हम्मीर ने चित्तोड़ पर शुणा”? शाखा का राज्य स्थापित किया ।!”+ 
रावत महखसोह --यह नाम मथनसिह का पर्य्यायवाची प्रतीत होता हे। “कुंभल गढ़ के शिला 
लेख में महणतिंह नाम लिखा है। यह कुमारसिंह का पुत्र था। अपने पिता के पश्चात्‌ राजा 
बना [४ | 

पदमसीद (पद्मसिद)--'मथनसिंह ( महण॒तिह ) का उत्तराधिकारी उसका पुत्र पदमसीह 
हुआ | 

जैतसीह--(जैत्रसिंह) पद्मसिह के पीछे उसका पुत्र जैज्रसिंह मेवाड़ का राजी हुआ | 
उसने गुजरात के राजा त्रिभुवनपाल को पराजित क्रिया (१२४२-३ ई०), नाडौल के चौहानों 
तथा मालवे के परमारों से युद्ध किया । वह १२१३ से १२४३ ई० तक मेवाड़ का राजा था। 
जैत्रसिंह की मृत्यु १२५१ और १२६१ ई० के बीच किसी वर्ष हुईं होगी । 


तेजसिह--यह जैत्रसिंह का पुत्र था। अपने पिता के मरने पर मेवाड़ का स्वामी हुआ । 
इसका देहान्त १२६७ और १२७३ ई० के बीच किसी वर्ष हुआ होगा । 


समरखीह (समरसिंह)--तेजसिद के पीछे उसका पुत्र समरसिंह राजा हुआ | उसके शिलॉ- 
लेखों से शतना स्पष्ट है कि वि० सं० १३३० (इ० स० १२७३) से १३५४८ (इ० स० १३०२) 
साध सुदि १० तक तो रावल समरखिह जीवित था और इसके पीछे कुछ समय और भी जीवित 
रहा हो तो कोइ आश्चर्य नहीं । उसके पीछे उसका पुत्र रत्नसिंह राजा हुआ, जो अलाउद्दीन खिलजी 


१ राजपूताने का इतिहास, दूसरा खंड, एू० ४३३-८ < वही, वही, ए० ४शे८-ह 
3 वही, कही, ए० ४४३ चही, वही, ए० ४४४ वही, वही, पृ० ४४६-७ ' बही, वही, 
पू० धरु८-६ 
ड्र्‌र 


र४२ हिंदी वीरकाव्य 


के साथ की चित्तोड़ की लड़ाई में वि० सं० १३६० (६० स० १३०३) में मारो गया, इसलिए 
समरसिंह का देहान्त वि० सं० १३५६ (ई० स० १३०२) होना चाहिए [?' 

रतनसेन (रत्नसिंह) ।* 

माहब (माहप)--“माहप्र और राहप दोनों भाई थे, और कर्ण से निकली हुईं सीसोदे की 

और  राहप --राणा-शाखा का पहला सरदार माहप हुआ। माहप को बागड़ (डंगरपुर) 
के राज्य का सस्थापक मानना भूल है। ये दोनों भाई एक दूसरे के बाद सीसोदे के सामन्त रहे । 
मोकल से 'राणा' का खिताब (उपाधि) छीन कर (रावल) राहप को देने की बात भी निमल ही है [३ 
मान कवि ने इन दोनों के नामों को मेवाड़ के शासकों की सूची में रखकर भयंकर भूल को है। 

भाणसी (भुवनसिंह)--मान ने अनुमानतः इस नाम का प्रयोग श्रुवनसिंह के लिए किया 
है | “पृथ्वीमलल्‍ल के पीछे उसके पुत्र भुवनसिह ने सीसोदे की जागीर पाई । 

भीम (सी)--शुवनसिह का उत्तराधिकारी भीमसिह हुआ, जिसकी स्त्री पद्मिनी होना कर्नल 
टाड ने लिखा है, जो भ्रम ही है। 

लपघन सीह (लक्ष्मणसिह)--यह जयसिंह के पीछे सीसोदे का राणा हुआ । रत्नसिंह और 
अलाउद्दीन के चित्तौड़ के युद्ध मे ( १३०३ ६० ) में यह अपने सात पुत्रों के सहित लड़कर 


मारा गया । हि 
(अरिसिह)--यह लक्ष्मण सिह का ज्येष्ठ पुत्र था। अपने पिता के साथ उस युद्ध 


में इसने भी वीरगति प्राप्त की थी | 

अजयसी (श्रजयसिह)--यह लक्ष्मणसिह का कनिष्ठ पुत्र था। उक्त युद्ध में घायल होकर 
जीता घर गया और अपने पिंता की जगह सीसोदे का राणा हुआ |?” ४ 

माहप से लेकर अजयसी तक के शासक सीसोदे के स्वामी रहे | वे कभी भी मेवाड़ की गद्दी 
पर नहीं बैठे । उनके नामों को मेवाड़ के शासकों की सूची में रखकर मान कवि ने अपनी अन- 
मिन्नता का परिचय दिया है। रत्नसिंह की मृत्यु के साथ रावल शाखा का अ्रन्त हो गया। तब 
सीसोदे के शासक इम्मीर ने पुनः चित्तौड़ में अपने वंश का शासन स्थापिन किया था। 


हम्मीर-- यह अरसी (अरिसिंह)-«का पुत्र था। अपने चाचा अजयसिंह की मृत्य के 
पश्चात्‌ यह सीसोदे की जागीर का स्वामी बना | इसने १३२६ ६० के आसपास गुहिल वंशियों की 
राजधानी चित्तौड़ को अपने हस्तगत कर लिया। इसने मुहम्मद तुगलक की सेना को पराजित 
किया । हम्मीर का देहान्द ई० स० १३६४ में होना माना जाता है [४५ 
। लषंण सी (लक्ष्मणसिंह; लाखा)--महाराणा ज्षेत्रसिंह के पीछे उसका पुत्र लक्ष्मणुसिंह 
(लाखा) ई० स० शशे८२ में चित्तौड़ के राज्यसिंहासन पर बैठा | इसका स्वगंवास वि० स० १४७६ 
और १४७८ (ई० स० १४१६ और १४२१) के बीच किसी वर्ष हुआ' होगा |? * 





१ शाजपूताने का इतिहास, दूसरा खंड, पएृ० ४४५३-८३. _+ देखिए द्वितीय खण्ड, अध्याय 
२, गोरा बादल की कथा की ऐतिहासिकता के अन्तर्गत पात्रों का विवरण, पु० १६२ '*राजपूताने 
का इतिद्ास, दूसरा खंड, एू० ९०८-१० ४ वही, वही, ० <३०-२ “ वही, वही, पु० 
१३-२९, *४२-४९ + वही, वही, पृ० ९७३१-८२ 


राजविलास की ऐतिहासिकता २४३ 


मोकल--“महाराणा लाखा का स्वगंवास होने पर उसका पुत्र मोकल सिंहासनारूढ़ हुआ 
१४३३ ई० में यह चाचा ओर मेरा के हाथ से मारा गया ।?* 

(कंंभकर्ण, कुंभा) -“मदहाराणा मोकल के पीछे उसका ज्येष्ठ पुत्र कुम्मकर्ण १४३३ 
ई० में चित्तौड़ के राजसिंहासन पर बैठा | १४६८ ई० में उसके पुत्र ऊदा (उदयतिंह) ने उसे 
कटार से मार डाला ॥”* 

रायमल्-- यह अपने माई उदयसिह (ऊदा) से राज्य छीनकर १४७३ ई० में मेवाड़ की 
गदही पर बैठा ॥ २४ मई, १५०६ ई० को अनुमानतः २६ वे राज्य करने के पश्चात्‌ यह स्वर्ग 
सिधारा ।? 3 

संग्राम (संग्रामसिंह; सांगा)--“यह रायमल का पुत्र था। इसका जन्म १२ अग्रेल, १४८२ 
ई० को हुआ था | सांगा का राज्यामिषेक २४ मई, १५०६ ई० को हुआ। मेवाड़ के महाराणाओं 
में यह सबसे अधिक प्रतापी और प्रसिद्ध हुआ | यह उस सप्रय का सबसे ग्रबल हिन्दू राजा था | 
उसने गुजरात के सुलतान तथा दिल्‍ली के शासक इब्राहीम लोदी से कई लड़ाइयाँ लड़ी थीं। उसने 
खानवा के स्थान पर बाबर का सामना किया था, पर वह हार गया। ३० जनवरी, १५४२८ ई० 
को उसका स्वर्गवास हो गया [?”४ 

उदय सिंघ (उदय सिह)--“यह सांगा का पुत्र था। १४३७ ई« में सरदारों ने उद्यरसिद्‌ 
को मेवाड़ का स्वामी मान कर राजगद्दी पर बैठाया। जब अकबर ने चित्तौड़ पर चढ़ाई की तो 
यह जयमल को वहाँ की रक्षा का भार सौंप कर अन्‍्यत्र चला गया और अकबर का चित्तौड़ पर 
अधिकार हो गया । २८ फ़रवरी, १४५७२ ई० को इसकी मृत्य हुई |?" 

प्रताप (अतापर्सिह)--“यह उक्त उदयसिंह के पुत्र थे । इनका जन्म ६ मई, १५४०६० को 
हुआ था | पिता के मरने पर यह गद्दी पर बैठे । यह आजन्म अ्रकबर से लोहा लेते रहे। इनका 
स्वर्गवास वि० सं० १६५३ माघ सुदि ११ (६० स० १४६७, ता० १६ जनवरी) को हुआ था 77४ 

अमर (अमरसिंह) -यह महाराणा प्रतापसिंह के पुत्र थे। इसका जन्म वि० स० १६१६ 
चैत्र सुदि ७ (ई० स० १५५६, ता० १६ माच) को और राज्याभिषेक वि० सं» १६४३ माघ सुदि 
११ (ई० स० १५४६७, ता» १६ जनवरी को हुआ था | वि० सं० १६७६ माघ सुदि २ बुधवार 
(ई० स० १६२० ता० २६ जनवरी) को महाराणा अमरसिंह का उदयपुर में देहांव हुआ ।”* 

करण (कर्रोसिह)--महाराणा कर्तिंह का जन्म वि० सं० १६४० माघ सुदि ४ (६० स० 
१५८२४ ता० ७ जनवरी) को और राज्याभिषेक वि० सं०१६७६ माघ सुदि २ (ई०स० १२२० ता० 
२६ जनवरी) को हुआ । उनका देहात ई० स० १६२८, मार्च में हुआ | 

जगतसिंघ (जगत्‌सिह)--महाराणया जगतूसिंह का जन्म ई० स० १६०७ ता० १४ श्रगस्त, 
और राज्यामिषेक ई० स० १६२८ सा में हुआ था। इनका राज्यामिषेक उत्सव रथ अप्रेल, 
१६२८ ई० को मनाया गया था। इनकी मृत्यु १० अप्रैल, १६४२ ई० को हुई थी।+ 


) शाजपूताने का इतिहास, दूसरा खड, पृ० #८२-४१ २ वही, वही, ए० <*६१-६३५६ 
३ वही, वही, ए०५३६-६५८ ४ वही, वही ए० ६७४८-६६ " वही, वही, ए० ७०१४-३२ ' वही, 
वही, पूृ० ७छर३्३*-६: वही तीसरा खंड, पृ० छ३्४ेछ ८७ वही, चही, पृ० उद्कन्घरप३ वही, वही? 
पू० ४८२२-२० + चहीं, बढ़ी, ए० ८३०-४१ 


२४४ हिंदी वीरकाब्य 


राजसिंघ (रानसिंह)--महाराणा जगतूसिदह के पुत्र महाराणा राजसिह काशन्म वि० सं 
१६८६ कार्तिक वदिं २ (६० स० १६२६ ता० २४ सितंबर) को और राज्यामिषेक १० अक्टूबर, 
१६४२ ई० को हुआ । इनकी मृत्यु २२ अक्टूबर, १६८० ई० को हुई |" 

अरिसिह--यहदह महाराणा जगतूसिह के पुत्र तथा राजसिंद के भाई थे। अरिसिंह के वंश में 
तीरोली का ठिकाना है।* 

जय सीद (महाराणा जयसिंह) -यह महाराणा राजसिंदह का पुत्र था। इसका जन्म ५. 
दिसंबर, १६५४३ ई० को हुआ था । अपने पिता के मरने पर यह राणा बना । इसका देद्दान्त २३ 
सितंबर, १६६८ ई० को हुआ ।* 

भीमसिंह--यह महाराणा राजसिंद का पुत्र था। यह बड़ा वीर था। ग़जसिंद और औरंग- 
जेब की लड़ाइयों में यह बहुत लड़ा था। औरंगजेब से जयसिंह की सन्धि हो जाने पर वह बाद- 
शाह के पास अजमेर चला गया। ८ अक्टूबर, १६६४ ई० को इसका देहान्त हो गया ।४ 

जस (यश कर्या, जसवन्तसिदद, जसराज)--यह द्डद्धरपुर का स्वामी था ।* 


भावसिध (भावसिह)--संभवतः यह महाराणा अ्रमरसिह के तीसरे पुत्र सूरजमल का तीसरा 
पुत्र था ।* 


मनोहरसिह (महाराज मनोहरसिह)--यह महाराणा कशणंसिह के केंवर ग़रीबदास का 
पुत्र था 


दुलखिह--यह महाराणा कणसिंह के छोटे कँवर छत्रसिंह का पुत्र था ।< 


भरवंतसिद, 

सुभागसिंह, ये चारों माई महाराणा राजसिंह के कनिष्ठ भ्राता अरिसिंह के 
फतदइसिद, पुत्र थे ।* 

गुमानसिंह 


राव सबलसिंद चोहान--यह बेदले (एक ठिकाना) बालों का पू्वंज था।** 
मझालाचंद्र सैन--यह बड़ी सादड़ी (मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का एक ठिकाना) वालों का 
पूवेण था ।१* 
रावत केसरीसिंह सगतावत (शक्तावत); | यह बानसी (मेवाड़ का एक ठिकाना) वालों 
कफेसरीसिद शक्तावत का पूवज था। 
गह्लादास --यह उक्त रावत केसरीसिंह का पुत्र थ ।१ ९ 


२ राजपूताने का इतिहास, तीसरा खंड, ए० ८४१-६१ * वही, खंड वही, ए० पहे६ 
(बाद टिप्पणी २ सहित) * वही, खंड वही, ए० ८६४ १-३०२ * वही, खंड वही, पु० रुमए (पाद 
टिप्पणी ३ सहित) “* वही, खंड वही, ए०८६६ (पाद्‌ टिप्पणी २ सहित) “वही, खंड वही, ए०वही 
( पाद टिप्पणी रे सहिती) * वही, खंड वही, ए० वही, ( पाद टिप्पणी ४ सहित) ८ वही, खंड 
बढ़ी, ४० वही ( पाद टिप्पणी £* सहित) ' वही खंड वही, ए० वही "** वही, खंड वही, ५० 
वहीं ( पाद टिप्पणी ६ सहित); उदयपुर राज्य का इतिहास, दूसरी जिरद, पृ० ८७०४-७४ 
राजपूताने का इतिहास, तीसरा खंड, ए० ८६६ ( पाद टिप्पणी ७ सद्दित ); उदयपुर राज्य का 
इतिहास, दूसरी जिल्दू, ए० ८७१, ८०७०३ २२ राजपूताने का इतिहास, तीसरा खंड, पृ० ८६६ 
€ पाए टिप्पणी रू सदित ); उदयपुर राज्य का इतिहास, दूसरी जिद, घु० ३१५ 


राजविलास की ऐतिहासिकता २४५ 


भाला जैत (सिह)--यह देलवाड़े का स्वामी था ।" 

पँवार बैरिसतल (प्रसार बैरिसाल)--यह बीजोलियाँ का निवासी था ।* 

महासिंह - रावत महासिह बेगूँवाले काशीमेध का पौत्र तथा राजसिंह का पुत्र था।र 

रावत रतनसेन (रलसिह) चोडांवत--यह सलूंवर के रावत रघुनाथ सिंह चूड़ावत का 
पुत्र था ।९ 

सांवलदास कमध्वजज--यह प्रसिद्ध राव जयमल का वंशधर और बदनोर के मनसनदास 
का पुत्र तथा मेड़तिया राठौर था।* 

रावत सानसिघ (रावत समानसिह)--यह कानोड़ वालों का पूर्वज था ।* 

रावत केसरीसिंह चौहान (केहरी सिंह चौहान)--यह पारसोली का स्वामी था ।* 

महुकमर्सिह (सहकससिह)--यह महाराणा प्रताप के भाई शक्तिसिह के वंशज पूर्णमल्ल 
का पोता तथा सबलसिंह का पुत्र और भींडर का स्वामी था | 

सोनिगदेव राठौड--“मारवाड़ के रिड़मल (रणमल) के पुत्र चापा से राठौड़ों की चांपावत 
शाखा चली। चापा का प्रपोत्र, मांडल का पौत्र, और गोपालदास का पुत्र विटठलदास था। महदा- 
राजा जसवन्तसिंह के समय उसकी जागीर में ३४,००० रुपयों की सालाना आय के पाली आदि ३३ 
गाँव थे। उसके कई पुत्रों में से एक सोनिंग था। महाराज जसवन्तसिंह की मृत्यु के पीछे दुर्या- 
दास के साथ महाराजा अजीतसिंह को लेकर मद्दाराणा राजसिंह के पास आया । सम्बत्‌ १७३८ 
वि० (१६८१ ई०) में इसकी मत्यु हुई ।”* 

विक्रम (विक्रमादित्य)--यह सोलंकी सरदार रूपनगर वालों का पूवज था |१९ 

रुपमांगद (रुक्‍्मांगद)--“यह रण थम्मौर हम्मीर का वंशज तथा कोठारिया का 
स्‍्त्रामी था । 


) राजपूताने का इतिहास, तीसरा खंड, पृ०८६६ (पाद-टिप्पणी ६ सहित); उदयपुर राज्य 
का इतिहास, दूसरी जिलद, एृ०८६७, ८हईण ' राजपूताने का इतिहास, तीसरा खंड, पृ० ८६६ 
(पादु-टिंप्पणी १० सहित); उदयपुर राज्य का इतिहास, दूसरी जिल्द, ए०८८७-८ 3 राजपूताने का 
इतिहास, तीसरा खंड, ए०८६६(पादु-टिप्पणी ११सहित); उदयपुर राज्य का इंतिहास, दूसरी जिल्द, 
पृ० ८६२, ८६४ * राजपूताने का इतिहास, तीसरा खंड, घृ० ८६६ (पादु-टिप्पणी १२ सहित); 
उदयपुर राज्य का इतिहास, दूसरी जिल्दू, पृ० ८७३, ८८३ " राजपूताने का इतिहास, तीसरा 
खंड, पु० ८६६ (पादु-टिप्पणी १३ सहित); उद्यघुर राज्य का इतिहास, दूसरी जिल्द, पृ० 8१३, 
2४१५-६९ राजपूताने का इतिहास, तीसरा खंड, पु० ८६६ (पाद टिप्पणी १४ सहित), उदयपुर 
राज्य का इतिहास, दूसरी जिल्द, पु० ६०४७,६०२,६०७ ०“ राजपृताने का इतिहास, तीसरा खंड, 
पृ० ८६६ (पादु-टिप्पणी १९ सहित); उदयपुर राज्य का इतिहास, दूसरी जिल्द, ० ४६१६-२१ 
८ राजपूताने का इतिहास, तीसरा खड, ए० ८६६ (पाद-टिप्पणी १६ सहित); उदयपुर राज्य का 
इतिहास, दूसरी जिल्द, पृ० ६१०, ६११ राजपूताने का इतिहास, तीसरा खंड, ४० ८६६ 
(पादु-टिष्पणी ५८ सहित) *" बही, खंड वही, ए० ८६६, ८६७ (पादु-टिप्पणी “॥ सहित); 
उदयपुर राज्य का इतिहास, दूसरी जिल्‍्द, एू० ६७४, 8७४ 


२४६ हिंदी वीरकाव्य 


डद्यभानसिंह (डदयकरण)--यह उक्त रक्‍्मांगद का पुत्र था।" 

जसवन्तसिघ काला (जसवन्तर्सिह झाला)--यह गोगूंदे के कान्हसिह का पुत्र था * 

राठौर गोपीनाथ--यह घाणेराव का स्वामी था | 

ग़रीबदास --यह महाराणा राजसिंह का राज-पुरोहित था ।* 

महेजा अमरसिंह (महेचा अमरसिह)-- यह नीसड़ी का शासक था ।५ 

ग्रोका जी ने अन्य स्थल पर अमरसिह के पुत्र भीमसिह का महाराणा राजसिंह की माल- 
पुरे की लूट में तथा उसके उत्तराधिकारी मेघराज का औरगजेब के विरुद्ध के युद्ध में वर्तमान 
होना लिखा है ।* 

दयाल साह (दुयाल दास)--महाराजा राजसिह का मन्त्री दयालदास ओओसवाल जाति के 
संघवी (संघपति) तेजा का प्रपौत्र, गजू का पौत्र और राजा का चतुर्थ पुत्र था ।* 
ह माधवर्सिद चोड़ा (चूडाचत)--यह सुप्रस्िद्ध रावत पत्ता का चौथा वशधर (छोटी शाखा 

था। 

कन्हा समगताउत (कान्हा शक्तावत)--शायद यह महाराणा प्रताप्सिह के भाई शक्तिसिंह के 
प्रषौत्रों में से हो । इसके वशजों के अधिकार में चीताखेड़े की जागीर थी।* 

खीची राव रतनसेन--अकबर के समय खीची (चौद्यान) बड़े शक्तिशाली थे । बादशाह 
अकबर और जहाँगीर के विरुद्ध युद्धों में हवर कर खीची निर्बल होगए और वे उदयपुर चले गए, 
जिन को वहाँ जगीर मिल्नीं। यह इन्हीं के वशधर ये ।* * 

गजसिंह--यह राजा सूरजसिंह राठौर के पुत्र थे । अपने पिता की मृत्यु पर जहाँगीर के 
१४वें वर्ष में राजा कीं पदवी पाई । गद्दी पर बैठते समय (१६७६ वि० कुआर सुदी ६) में इनकी 
अवस्था २४ वर्ष थी। सं० १६६५ ज्येष्ठ शुक्ल हे को इनका स्वर्गवास हुआ । यह महाराजा जस- 
वंतसिंह के पिता थे ।१* 

जसवंतसिह--छुत्रसाल हाढ़ा, * सावसिह हाडा, * 3 सानसिंह | ४ 


) राजपूताने का इतिहास, तीसरा खंड, पु० ८5६७ (पादु-टिप्पणी २ सहित; उद्य- 
पुर राज्य का इतिहास, दूसरी जिल्दू, घृ० ८७७, ८०८. * राजपूताने का इतिहास, तीसरा 
खंड , ४० ८६७ (पादु-टिप्पणी डे सहित); उदयपुर राज्य का इतिहास, दूसरी जिल्दू, छए० $०२, 
६०३ + राजपूताने का इतिहास, तीसरा खंड, पु० ८६७ (पादु-टिप्पणी ७ सहित) ४ राज 
पूताने का इतिहास, तीसरा खंड पृ० म६७ “वही, खंड वही, पुृ० वही (पाद टिप्पणी £ सहित) 
$ उदयपुर राज्य का इतिहास, दूसरी जिल्द, पृ० #८०, ८५ * राजपूताने का इतिद्ाहस, 
तीसराखंड, पुृ० ८६७ (पाद-टिष्पणी $ सहित); उदयपुर राज्य का इतिहास, दूसरी जिल्द, श्‌० 
&8४-६  * राजपूताने का इतिहास, तीसरा खंड, ४० ८७८ (पाद टिप्पणी * सहित) ' वहीं, 
खंड वही, ए० ८०६ (पाद-टिप्पणी $ सहित) १" वही खंड वही, ए० झण८ (पाद टिप्पणी ४ 
सहित) ' 'मआसिरुलू उमरा, भाग ३१, ए० १३०८-१३ १२ देखिए द्वितीय खण्ड, अध्याय *, 
छुत्रप्रकाश, की ऐतिहासिकता के अन्तर्गत पात्रों का ऐतिहासिक विवरण 3 वही अध्याय ३, 
भूषण-अन्थावली की ऐतिहासिकता के अन्तर्गत पात्नों का विवरण, पृ० २०४ *४ वही, अध्याय १, 
वीरसिंददेव-चरित की ऐतिहासिकता, ए० १७६ 


राजविलास की ऐतिहासिकता २४७ 


ज॑सवंतर्सिह-सुनन्दन (अजीतर्सिह) -यह महाराजा जसवंतसिह का' पुत्र था। लाहौर में 
वि० स० १७३५; चेन्र वदी ४ को इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु आषाढ़ सुदी १३ सं० 
१७८१ वि० को हुई थी।" 

दुर्गादास राठौर--परह महाराजा जसवंतसिह के मंत्री तथा द्ुनेश के स्वामी आसकरण के 
पुत्रों में से एक था। यह महाराजा अजीतसिह के अ्रघिकारों की रक्षा के लिए २५ वर्ष तक श्रवि 
रल युद्ध करता रहा | इसने शाहजादा अकबर को दक्षिण में सुरक्षित रूप से पहुँचाया था।* 

रझुपसिद राठौर--यह राजपूताने के किशनगढ़ के संस्थापक किशनसिह राठौर (कृष्णसिंह 
राठौर) के पुत्र भारमल्‍्ल का पुत्र था। अपने चाचा हरिसिंह के निस्वन्तान मरने पर यह गद्दी पर 
बैठा (१६४४ ३०) । सामूगढ़ के युद्ध में यह दारा के हरावल में था। उसी युद्ध में लड़ते हुए, यह 
मारा गया (१६५४८: ६०) | इसने बवेरा स्थान पर रूपनगर बसाया था ।* 

मानसिंद राठौर--यह उक्त रूपसिंह राठौर का पुत्र था। औरंगजेब के राजत्व-काल में तीन 
हजारी मंसब तक पहुँकर ३५वं वर्ष जुलूफ़िकार खां के साथ दुर्ग जिजी की विजय को गया । इसकी 
मृत्य १७०६ ई० में हुईं ।* 

अन्य-पात्र --कवि मान ने प्रसंगवशत्‌ सोम चहुआ।न, प्रथ्वीराज (थ्वीराज) चौहान, विक्रमा- 
दित्य,* जय चन्द पंग, कालिदास आदि ख्याति-लब्ध नामों का भी उल्लेख किया है । 

खी-पात्र --पदमनि (पद्मिनी) ।* 

रानि जनादे--यह मेड्तिया राठोर राजसिह कीं पुत्री तथा मेवाड़ाधियति महाराणा राज- 
सिंह सींखोदिया की साता थी ।* 

रूप-पुत्ति रट्ठवरि--(रूप-पुत्रीं राठौर) यह कृष्णगढ़ के शासक तथा रूपनगर के संस्थापक 
रूपसिंह राठोर की पुत्रो एवं मानसिंह राठौर की बहिन थी | चारुमती इसका नाम था | 

प्रथा-बाई--इसे प्रथ्वीराज तृतीय की बहिन बतलाना मान का भ्रम है। यदि प्रथा-बाइ की 
कथा किसी वास्तविक घटना से सबंध रखती है, तो यही माना जा सकता है कि अजमेर के चौहान 
राजा पृथ्वीराज दूधरे (पृथ्वीमट) की बहिन प्रथाबाइ का विवाह मेवाड़ के रावल समर सी (समर- 


सिह) से हुआ होगा ।* 
सुसलमसान-पात्र--अलावदी (अ्रलाउद्दीन), ' ९ श्रबदुल्ला नवाब (.ख्वाजा अबूदुल्लाह खां 


फ़ीरोजु जंग), अकबर (सम्राद), जहॉगीर,** औरंगजेब, दारा, मुरादि साहि (मुराद शाह), साहि 
सूजा (शाह शुजा), साहिजादा (शाहजुदा) अकबर [१४ 
१ सआसिरूलू उमरा, भाग १, ए० ९४-६२ _* औरंगज़ेब (१६२१ का संस्करण), भार 
३, ए० रे३१-२ ? सआसिरख्ल उमरा, भाग १, ए० ३६६८-७० ४ चही, भाग, वही, छएू०३७० 
(पादू-टिप्पखो २ सहित) “ देखिए ह्विंतीय खंड, अध्याय ११, हस्मीररासो के पात्रों की ऐतिहा- 
सिक्रता * वही, अध्याय २, गोरा बादल की कथा के पात्रों को ऐतिहासिकता, प० १४३ 
राजपूताने का इतिहास, तीसरा भाग) ए०८४१-२ (पाद-टिप्पणी २ सहित) ५ चही, वही, ए० 
८४५३-२९ “ बही, दूसरा खंड, एू० ४२०५-८१" देखिए द्वितीय खंड, अध्याय १ १, हम्मीररासों 
के पात्रों को ऐविहासिकता ** वही, अध्याय १, वीरसिहदेव-चरित के पात्रों की ऐतिहसिकता, 
पूं० १८०.) बही, अध्याय €, छुत्रप्रकाश के पात्रों की ऐतिहासिकता 


रेड८ हिंदी वीरकांब्य 


अठिलि हुसेन--(हसन अली खॉ)--राजपूताने की लड़ाइयों में यह औरंगजेब का एक 
प्रमुख सेनाध्यक्ञ था। शाहजादा अकबर की सेना के हरावल में रहकर इसने राजपएतों से मेवाड़ में 
युद्ध किया था ।* 

अनिश्चित पात्र 

हिन्दू-पान्र--(क) नीचे उन पात्रों के नाम दिए जाते हैं जो निश्चित रूप से मेवाड़ के 
शासक हुए, पर उनका ऐतिहासिक विवरण अप्राप्य है :--- 

महेन्द्र -(महेन्द्र)--इस नाम के दो राजा मेवाड़ के शासक हुए पर किसी का भी विवरण 
उपलब्ध नहीं है ।* मान ने केवल एक द्वी नाम का उल्लेख किया है | 

घुमाण --(खुम्माण)--इस नाम के तीन राजा हुए, पर उनका इतिहास अप्राप्य है।रें 
मान ने केवल एक हीं नाम दिया है*-- 

जोगराज (योगराज), चोंड (चोडसिंह । 

(ख)--निम्नलिखित पात्रों को मान ने मेवाड का शासक माना है, पर ये कभी भी वहाँ 
की गद्दी पर नहीं बैठे | ये सब सीसोदे के राजा थे। इनका ऐतिहासिक विवरण अप्राष्य है ;-- 

नरपति, दिनकर, जसकरन, पुन्यपाल, पीथड (पेथड़, प्थ्वीपाल)-- ४ 

(ग)--नींचे दिए हुए पात्रों को मान ने मेवाड़ के गुह्दिल वश का शासक माना है, पर 
ओमा जी के इतिहास से इन नामों के मेवाड़ के राजा होने की पुष्टि नहीं होती है :--- 

कुषर, त्रिपुर सीह, गोविन्द, धवल कीरति, घारमसिंध (घर्मसिंह), रावल गात्र, भद्दु रावल, 
भटेवरा उप, करम सीह, चूड रावर, सजन सेन, ड्र'गर सी, रावल पुंजा, नर पुंज, प्रताप सीह७, 
राणा खेतल | 

अन्य-पात्र--प्रोह्दित गिरिवर (पुरोहित ग़रीबदास १), बषत सीह (बख्तसिंद), डोड (डोडिया) 
महासिंह, चित्रांगद मोरी, उप चित्रंगि (चित्रंगी), संग्राम सीं सोलंषी, मानधाता, भ्रजगैब, छत्रसाहि 
(गौड़ देश का सासक) । 

स्री-पात्र--धनवती । 

सुसलमान-पात्र--अ्रबूमलिक अ्जेज (अबूमलिक श्रजीज), रूहिल्‍ला खान, सैद द्वाता 
नवाब । 

विज्ञास १ 

चित्तड़-दुर्ग -निर्माण--मान कवि ने मेद्पाठ भू-खंड में मौर्य्य शासक चित्रांग द्वारा चित्र- 
कोट (चित्रकूट, चित्तौड़) ढुग की स्थापना तथा उक्त राजा के द्वारा १८ प्रान्तों पर शासन करने 
'का उल्लेख किया है | 


#निश्चित पात्रों में दिए हुए महाराणा प्रताप से यह भिन्न व्यक्ति था। 

) राजपूताने का इतिह।स, तीसरा खंड, एू० ८७०, ८४७१, ८७२, म्ू७३, ८७१; औरंगज़ेब, 
भाग हे, ४० रे३२े१६, ३४०, ३४३१ रे४३े, ३३७७, ३२४७१ ० राजपूताने का इतिहास; दूसरा 
भाम, ए० ४०२, ४०४ वही, वही; ए० ४२०, ४२२-४ ४ राजपूताने का इतिहास, दूसरा 


सास, छू० ४३३, ४४६ '* वही, वही, ए० २१० _* राजविलास, छु० १६, ए० १८, छुं० २१, 
२२, घरू० 3८ 


राजविल्लास की ऐतिहासिकता र४६ 


इस सम्बन्ध में श्री ओमा जी का सत है कि “प्राचीन समय में उदयपुर राज्य-प्रदेश पर 
मेद (मेव अथवा मेर) जाति का अधिकार रहने के कारण इसका मेद-पाठ नाम पड़ा। उसी से 
यह मेवाड़ कहलाया । सौंय्य राजा चित्रांग के नाम पर ही उनका बनवाया हुआ्ा गढ़ चित्रकोट 
(चित्रकूट, चित्तौड़) पुकारा गया ।?”" चित्रांग तथा उसके वंशजों का शासन-विवरण सहायक अंथों 
में अ्रप्राप्प है। इस सम्बन्ध में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि उक्त राजा अवश्य ही अ्रत्यन्त 
शक्ति-शाली एवं प्रभावशाली रहा होगा क्योंकि उसने एक ऐसे अजेय दुर्ग की संस्थापना की जो 
अपने ढंग का एक विचित्र एवं अनुपन गढ़ है । 

गृहादित्य और बलभी-राज्य--मान के मत में बाप्या के पिता शहादित्य सोरठअदेश के 
बल्लिका-नगर (बलभी) के निवासी ये ।* 

ओकऊा जी का कहना है कि यह कथन निराधार है, क्योंकि “मेत्राड़ की किसी ख्याति, 
शिलालेख और दानपत्र से इसका सम्थेन नहीं होता है तथा वि० सं० १७३२ (ई० स० १६७५ 
६०) के बने हुए 'राजप्रशस्ति” महाकाव्य के समय तक भी मेवाड़ के राजाओं का बलभी पुर से 
आना कोई जानता ही नहीं था ।” अबुलुफ़जल के विचार में शन्नु द्वारा परनाला विजय कर लें ने पर 
बापा नामक छोटे लड़के को लेकर उसकी माता मेवाड़ में चली आई थी । इसके अतिरिक्त मुँहणोत 
नैणसी ने अपनी ख्यात (रवना काल १६४६ ६०) में मेवाड़ के राजाओं का दक्षिण में नासिक- 
त्रुयंबक की ओर राज्य करना लिखा है। सारांश यह कि उस समय (१६४६ ६०) तक भी इनका 
बलभी से आना कोई नहीं जानता था 

ऐसा प्रतीत होता है कि जैन विद्वानों द्वारा उपयुक्त भ्रामक धारणा प्रचारित की गई। जैनों 
को बलभी का परिचय था क्योंकि उनमें यह बात प्रसिद्ध थी कि वीर संवत्‌ ६८०० (वि० सं० ४१० -- 
ईं० स० ४४३) में बलभी में जैन संघ एकत्र हुआ जहाँ के देवधिंगणि क्षुमाश्रमण ने जैन-सूत्रों 
(सिद्धांतों) का नया संस्कार किया । 

जैन ग्रन्थ 'प्रबन्ध-चिन्तामणि? (रचना-काल वि० सं० १३६१०-ई० स० १३०४) तथा 
घनेश्वर सूरि कृत 'शत्रुंजय-माहात्म्य में राजा शीलादित्य के विषय की कथा मिलती है। पर उससे 
बलभी के शीलादित्य से अभिप्राय है न कि मेवाड़ के शासक से | मेवाड़ के शीलादित्य वि० सं० 
७०३ (ई० स० ६४३) में हुए थे (सामोली के लेख के अनुसार)। गुहिल (ग़हाद्त्य) उसका 
पाँचवाँ पूब पुरुष था अतः उसका समय वि० सं० ६२५ (ई० स० ६६८) के आस-पास स्थिर होता 
है | बल्लमी का नाश वि० सं० ८२६ (ई०स० ७६६) में सिनध के अरबों ने किया और ऊपर 
दिए हुए “शन्नुं जय? अंथ में मेवाडू के राजाओं के मूल पुरुष का बलभीपुर से मेवाड़ जाना नहीं 
लिखा है| 

ऐसी दशा में गुह्िल को बलभी के अन्तिम शौलादित्य का पुत्र मानना असंभव है। वास्तव 
में मेबाड़ के रुजाओं का बलमी से कोई सम्बन्ध नहीं | 


राजपूताने का इतिदास, पहली जिल्द, एृ० ४९, ३०४ (पाद-टिप्पणी $) * राज- 
विल्लास, छुं० २४-२६, ५० १८-६४ 3 राजपूताने का इतिहास, पहली जिल्द, ए० शे८घ९ ४ वही, 
जिल्‍्द वही, ए० शे८रे-३ 
डे २ 


२५७० हि दी वीरकाब्य 


प्रसंग वशात्‌ यहाँ पर एक बात और कह देना उचित प्रतीत होता है। मान के राज- 
विज्ञास का आश्रय लेकर टाँड महीदय ने लिखा है “राणा राजसिंह (प्रथम) के राज्य की यादगार 
में बनी हुई एक पुस्तक के प्रारम्भ में लिखा है कि पश्चिम में सोरठ (सोराष्ट्र) देश प्रसिद्ध है। 
जंगली लोगों ने उस पर चढ़ाई करके 'बाल-को-नाथ' को परास्त किया और परमार राजा की पुत्री 
के सिवा, सब बलभी के पतन में मारे गए |” इससे संबन्धित मान कवि की निम्न पंक्तियाँ हैं :-. 


“पच्छिम दिशा असिद्ध देश सोरठ धर दीपत । 


नगर वल्लिका नाथ जंगर करि आसुर जीपत ॥”* 


ऊपर दी हुई पक्तियों पर विचार करने पर स्पष्ट हो जाता है कि बल्लिका-नाथ ने राक्तसों को 
परास्त किया, न कि वे स्वयं पराजित हुए (जैसा कि टॉड' महोदय मान बैठे हैं)। साथ ही परमार 
राजा की पुत्री के सिवा सब के मारे जाने की बात का राज-विलास में कहीं भी उल्लेख नहीं है। 
इसी प्रसंग में श्रोका जी लिखते हैं कि “राजविलास में आगे यह भी लिखा है कि वहाँ के राजा का 
रघुवंशी पुत्र गुहादित्य (गुहृदत्त, गुहिल) मेवाड़ में आया और नागद्गराह (नागदा) नगर में उसने 
सोलंकी संग्रामती की पुत्री धनवती के साथ विवाह किया। यह भी जैनों की पिछले समय की कपोल- 
कल्पना है। बल्लिका अर्थात्‌ बलभीपुर का नाश होने के बाद वहाँ के राजवंश का यहाँ आना 
सम्भव नहीं हैं ।”?३ 


उपयुक्त विवेचन के पश्चात्‌ यद्द निष्कर्ष निकलता है कि राजविलास में मेवाड़ और बलभी 
संबंधी उल्लेख अप्रामाणिक है। उस पर जैन-धर्म में प्रचलित तत्संबधी विचार-धारा का प्रभाव है। 
मान कवि स्वयं जैन यति थे; अतएव वे अवश्य ही इन परम्परागत दनन्‍्तकथाओं से परिचित रहे 
होंगे। उन्होंने उन्हीं का उल्लेख अपने ग्रंथ में कर दिया है। 


बापा रावल का विवरण--मान कवि ने बापा के पिता का नाम गुह्दित्य ( गुहिल ) माना 
है, पर ओमा जी, शिलालेखों के आवार पर बापा को गुहादित्य से आ्राठवीं पीढ़ी में हुआ मानते 
हैं ।* जब बांपा ११ वर्ष के हुए तो उनकी मेंट दारीत मुनि से हुई । इन मुनि ने बापा को वरदान 
दिया ।* इन कथाओं से मिलती जुलती दो कथायें मुहणोत नैणसी ने श्रपनी ख्याति में लिखी हैं |* 
संम्भवतश राज-विलास के रचयिता ने उक्त ख्यात से हीं अपनी कथा ली है । 


“इस कथा में कुछ ऐतिहासिक तत्व नहीं दिखलाई पड़ता | इस के विषय में केवल 
इतना ही कहा जा सकता है कि बापा की राजधानी नागदा के निकट उनके इष्टदेव एकलिग जी 
का मंदिर था और वहाँ के मठाधिपति तपस्वी हारीत पर बापा की विशेष श्रद्धा रही होगी | इसी के 
आधार पर यह कथा गढ़ी गई है, ऐसा प्रतीत होता है ॥?* 


१ राजपूताने का इतिहास, पहली जिल्द, ए० शे८८ राजविल्ञास, छु० २४७, ४० १८ *राज- 
पूताने का इतिहास, पहली जिलदू, ए० ३८८; राजविज्ञास, छुं० २८-३०, ए० १६-२० * वही, छुं० 
३१-४३, ए०२०-१; राजपूताने का इतिहास, पहली जिल्द, ए० ३६५ (पाद-टिप्पणी) * राजविलास, 
छु० ४४-२७, ए० २२-४ - सुंहणोत नैशयो की ख्येत, पत्र १, ए० २; पत्र ३, पएू० १ * राज- 
पूँताने का इंतिहास, दूसरा खंड, घु० 8४१६-8६ 


राजविज्ञास की ऐतिहासिकता २५१ 


“पान द्वारा वर्णित नागद्वाह में होने वाले बापा के विवाह की कथा भी ऐतिहासिक नहीं 
प्रतीत होती है।' नागदा में भींमसी सोलंकी के राज्य होने की कथा अप्रामाणिक है। बापा या 
गुहिल के समय में मेवाड़ पर सोलंकियों के राज्य होने का कोई प्राचीन प्रमाण अब तक नहीं मिला 
है। बापा से आठवीं पीढ़ीं पूथ पुरुष गुहिल के समय से ही मेवाड़ आदि पर इनका राज्य चला आा 
रहा था और नागद्राह (नागदा) इनकी राजधानी थी, जहाँ का राजा सोलंकी नहीं था।'* 

इसी प्रकार बापा द्वारा चित्रकोट के शासक चित्रांगद की सातवीं पीढ़ी में उत्पन्न चित्रंग 
मोरी से चित्तोड़ छीनने की बात मान की मन-गढ़ंत कल्पना है।* उस दुर्ग पर बापा ने अपना 
अधिकार अवश्य कर लिया था, पर उसने उसे “मनुराज” (मान) नामक राजा से लिया था। जैसा 
कि 'राजप्रशस्ति' महाकाव्य के इस कथन से स्पष्ट है $--- 


“तततः स निजित्य न॒प॑ तु मोरी-जातीय भूप॑ मनुराजसंज्षम्‌ । 
ग्रद्दीतवांश्चिन्नित चित्रकूट, चक्रेन्न राज्य तृप चक्रवर्ती ॥ सर्ग ३, छोक १८४?” 

उक्त कथन का मनुराज' राजा मान का ही सूचक है ।”* “इसके अतिरिक्त चित्तौड़ के 
दुर्ग के निकट पूठोली गाँव के पास के मानसरोवर, जिसको मान मोरीं (मोर्य्य) ने बनवाया था, 
से वि० सं० ७७० (ई०स० ७१३) का राजा मान का शिलालेख, उस समय तक मोरी के अधिकार 
में चित्तोड़ का रहना, सिद्ध करता है |”? 

इस संबंध में निश्चय पूर्वक कुछ कहना कठिन है, पर उपयुक्त प्रमाणों से ऐसा अ्रनुमान 
होता है कि बापा ने चित्तौड़ मान ही से छीना था, चित्रंग से नहीं, जैसा कि मान ने माना है। 

आगे चलकर मान ने अपने ग्रंथ में लिखा है कि जब बापा चित्तौड़ के स्वामी हो गए तब 
सात दिवसोपरान्त हारीत मुनि ने उन्हे स्वप्न में आकर रावल की पदवी प्रदान की ।* 

गुहिलों के शिलालेख आदि से पाया जाता है कि गुहिल से करण (कर्णंसिह, रणसिंह) तक 
मेवाड़ के राजाओं की उपाधि राजा होनी चाहिए। कणुंसिंह के पुत्र छ्षेमसिंह (या उसके किसी 
उत्तराधिकारी) ने राजकुल या महाराजकुल (रावल या महारावल) उपाधि धारण की ।* आरम्म 
से ही इन्हे रावल कहना भ्रम है। 

यद्यपि बापा के समय का इतिहास अन्धकार के गत में निहित है, तथापि सीमित प्राप्त 
सामग्री के आधार पर ऊपर जो कुछ विवेचन किया गया है, उससे सिद्ध हो जाता है कि मान के 
उक्त विषयक विवरण ग्रायः काल्पनिक एवं अनैतिहासिक हैं। इसीं प्रकार इस विल्ञास कीं अन्य 
घटनाओं को भी समझना चाहिए | 

विलास' २ 
द्वितीय विलास में बापा के वंशनो का उल्लेख करते हुए मान कवि ने रावल समरसीह 


) राज़विलास, छुं० €८-७६, पू० २४-६; छुं० ८२-८, ए० २७ राजपूताने का इतिहास, 
दूसरा खंड, ए० ४१६ (पाद-टिप्पणी २ सहित) + राजविलास, छुं० छ४-१३१, ए० २७-३३ 
४ रशाज्यूताने का इतिहास, दूसरा खंड पु० ४१२ (पाद्‌ टिप्पणी ५) * वही, खंड वही, घ० ४१३ 
६ शजविद्वास, छु० १३२-८, ए० ३४ * राजपूताने का इतिहास, दूसरा खंड, ए० ४०४ (पादु- 


टिप्पणी २) 


२५२ हिंदी वीरकाव्य 


(रावल समरसिंह) के सम्बन्ध में लिखा है कि “उन्होंने साँभर के सोम चहुआन की पुत्री पृथा से 
अपना विवाह किया और जयचन्द पंग की सेना का संहार करके प्रथ्वींरज को दिल्ली का राज 
दिलाया |” ' कहने की आवश्यकता नही है कि मान ने उक्त विवरण के लिए प्रथ्वीराजरासो का 
आश्रय लिया है। इतिहास से विद्त है कि “पृथ्वीराज की मृत्यु ११६२ ई० में तथा समरखसिंह का 
देहान्त १३०२ ई० में हुआ था | अतएव मान कवि का उक्त कथन एकदम अनैतिहासिक है।”रे 

आगे इसी प्रकार मान ने रत्नसेन द्वारा अलाउद्दीन को पराजित किये जाने का उल्लेख करके 
अपनी श्रसावधानी का परिचय दिया है।रे 

रत्नतिंह के बाद के राजाओं का वर्णन करते हुए यथास्थान मान कवि ने कुंमा के द्वारा 
कुंभलमेर आदि के बसाने का उल्लेख किया है। इतिहास से ज्ञात होता है कि “राणा कुम्मकरण 
ने कुम्मलगढ़ की प्रतिष्ठा कराई । उसने उस किले के चार दरवाजे बनवाये। इसी प्रकार उसने 
अन्य किले, मन्दिर श्रादि बनवाये थे ।””" अ्रतएवं मान का उक्त कथन पर्य्याप्त सात्रा में इतिहास- 
सम्मत है। 

मान कवि ने राजा संग्रामसिंह का विवरण देते हुए लिखा है कि उन्होंने नरबर दुग 
जीता ।* उसके इस कथन से संभवतः राणा सांगा के उन युद्धों से अभिप्राय है, जो उन्होंने मालवा 
के मुसलमान शासकों से लड़कर उन पर विजय प्रात की थी।* आगे चलकर कवि मान ने उदय- 
सिंह द्वारा उदयपुर की स्थापना करने का उल्लेख किया है ।* महाराणा ने इस नगर की नीब 
१५५६ इ० के लगभग डाली थी |॥* 

मान के इस कथन की कि प्रताप ने अबदुल्लाह को मारा! १९ इतिहास से साक्ष्य नहीं 
मिलती । वास्तव में अब्दुल्लाह को जहाँगीर ने जून, १६०६ ई० में फ़ीरोज्ञ जंग की उपाधि देकर 
मेवाड़ पर भेजा था। उस समय' मेवाड़ के सिंहासन पर मद्दाराणा प्रताप के पुत्र महाराणा अ्रमरसिंह 
विराजमान थे। उसने १६११ ई० में राणपुर की घाठी के पास राजपूतों पर आक्रमण किया जिसमे 
वह पराजित हुआ | * अतएव मान कथित तद्विषयक उक्त कथन निराधार है । 

आगे चलकर यथास्थान मान ने महाराणा जगतूसिंह के गुणों की प्रशंसा की है । “यह महा- 
राणा प्रजा-पालक, साहइसी, वीर था ओर देम आदि का तठुलादान किया करता था ।”?१९ इस संबंध 
में श्रोका जी द्वारा दिये गये विवरण का सारांश निम्नलिखित है ;-- 

“प्हाराणा जगतूसिह बड़ा दानी था। सिहासनारूद होने के समय से ही प्रतिवर्ष एक चाँदी 


) राजविलास, छु० ११-१३, प्ू० ३६, * राजपूताने का इतिहास, दूसरा खंड, ए० ४८३ 
(पाद-टिप्पणी ५) 2 विशेष विवरण के लिए देखिए द्वितीय खंड, अध्य|यय २, गोराबादुल की कथा 
की ऐतिदासिकता, पु० १६४ ६५ * राजविलास, छुं० ३२, ३३, ए० ३8-४०  राजपूताने का 
इतिहास, दूसरा खंड, ४० ६२९०-९४ _* राजविलास, छुं० ३७, ५०४० * राजपूताने का इतिहास, 
दूसरा खंड, ए० ६६५-८; दरबिलास सारडा; महाराणा सांगा, ए० €८-७० ५ राजविल्ास, छुं० 
३२, ए० ४० * राजपूताने का इंतिहास, दूसरा खंड, पू० ७२०-१ _१* राजविलास, छुं० ३२, 
३६, ए० ४० ११ राजपूताने का इतिहास, तीसरा खंड, ए० ७४४५४-७ ]"* राजविलास, छु० 
३६०६०, पु० ४१*र, 


राजविलास की ऐतिहासिकता २४३ 


की तुला किया करता था और १६४८ ई० से प्रतिवर्ष, सुवण की तुला करने लगा। वह अपनी 
जन्म-गाँठ के दिन बडे-बड़े दान दिया करता था। उसने वि० सं० १७०४ (ई० स० १६४७) 
में महाकाल और ऑंकारनाथ की यात्रा की और वहाँ (ओोंव[रनाथ में) ज्येष्वादि अ्रमावस्या को 
सूर्य ग्रहण के समय फिर सुबरणु-तुला दान किया |”? * 

ऊपर दिये हुए ऐतिहासिक विवरण से स्पष्ट है कि मान कवि ने महाराणा जगतूसिंह की 
दानशीलता का जो उल्लेख किया है, वह यथातथ्य है। 

आगे चलकर राजविलास के रचयिता ने उदयपुर नगर की शोभा, राज-सभा आदि का 
वर्णन किया है, जो वास्तविकता एवं सुन्दरता से ओतप्रोत है ।* 

राज सिंहजन्म--“महाराणा जगत्सिह की महारानी जनादे के गर्भ से राणा-राजसिह का 
जन्म हुआ था । बाल्यावस्था में महाराज कुमार का लालन-पालन बड़ी सावधानी के किया गया 
था । यह बडे कुशाम्र-बुद्धि थे | ११ वर्ष की आयु प्राप्त करते समय तक वे अख्र-शस्त्र-्संचालन 
आदि विद्याश्रों में विशेष कुशल एवं चतुर हो गए थे ।?3 महाराणा राजसिंद के बाल्यकाल का 
जितना विस्तृत विवरण मान ने दिया है, उतना अन्यत्र श्रप्राप्य है| 

विज्ञास-३ 

महाराणा-राजसिंह का बूँदी में विवाह--““महाराणा राजसिह का प्रथम विवाह बू दी-नरेश 
राव छत्रसाल हाड़ा की ज्येष्ठ राजकुमारी के साथ हुआ था | उनकी छोटी राजकुमारी का विवाह 
जोधपुराधीश जसवन्तसिंह के साथ निश्चित किया गया था। प्रथम विवाह संस्कार राजसिंह का 
हुआ, तदनन्तर जसवन्तसिह का ।” ४ 

श्री ओमा जी ने राजसिंह के इस विवाह के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है; पर 
जसवन्तसिंह के जोधपुर-सिंहासनारुढ़ होने के सम्बन्ध में वे लिखते है :-- 

“पिता की मृत्यु के समय वह(जसवन्तसिंह) बू दी में विवाह करने के लिए गया हुआ था, 
जहाँ ढुःखंद समाचार (महाराजा गजसिंह की मृत्यु ) पहुँचने और बादशाह की श्राशा प्राप्त होने 
पर वढ तत्काल सीधा शाही दरबार में उपस्थित हो गया । महाराज गजसिंह की मृत्यु ६ मई, 
१६३८ ई० को आगरे में हुईं ओर उसके पश्चात्‌ महाराज जसवन्तसिंह का राज्याभिषेक हुआ ।?५ 
अतएव जसवन्तसिह का विवाह १६३८ ईं० में हुआ था । 

यदि मान के उक्त कथन को सत्य माना जाये तो महाराणा राजसिंह का यहं विवाह भी 
१६३८ ई० में हुआ होगा । ऐसी दशा में विवाह के अवसर पर राजसिंद की आयु ६ और जसवन्त 
सिंह की ११ वर्ष की रही होगी । 

इस स्थल पर एक प्रश्न विचारणीय है कि जसवन्तसिंह्द आयु में राजसिंह से २ वर्ष बड़े 
थे तब बू दी की बड़ी राजकुमारी का विवाह जोधपुर में न होकर मेवाड़ में क्‍यों हुआ १ सम्मवतः 


3 शाजपूताने का इंतिहदास, तीसरा खंड, एृ०८३९-७ २ राजविलास, छं० ६१-१४९, 9० 
४३-१४ वही, छु० १४६-२३२, ए० २४-६१ * बही, छुं० १-७६; गृ० ६१-७६  राज- 
पूताने का इतिहास, चोथी जिल्द, पहला भाग, ए० ४०७, ४१३, ४६८; पं० विश्वेश्वर नाथ रेड, 
मारवाद का इतिहास, प्रथम साग, घ्रु० २१० (प्रादु-टिप्पणी $ सहित) 


२४४ हिंदी वीरकाज्य 


मेवाड़ की मान-मर्यादा और प्रतिष्ठा की निष्कलंकता ही के कारण ऐसा किया गया था। इसके 
अतिरिक्त महाराणा जगतसिंह की एक कुमारी (राजसिंह की बहिन) का पाणिग्रहण बूदी के राव 
छत्रसाल ह्वाड़ा के पुत्र भावसिंह के साथ हुआ था | संभव है कि इस संबंध का मी उक्त विवाह- 
सम्बन्ध पर कुछ प्रभाव पड़ा हो | 

अन्त में इस विषय में केवल इतना कहना ही पर्याप्र होगा कि मान का उत्त कथन ऐति- 
हासिक ही प्रतीत होता है। 

विज्ञास--४ 

महाराणा राजसिंह ने अपने कंवरपदे के समय 'सव आतु-विलास! नामक महल और 

बावड़ी बनवा कर एक बाग़ लगवाया था ।* मान ने इंसका विस्तृत वन किया है। 


विज्ञास---५--७ 

महाराणा राजसिंह का राज्याभिषेक--महाराणा जगत्‌र्सिह की मृत्यु के उपरान्त २३ वर्ष 
की अवस्था में १० अक्टूबर, १६५२ ई० को महाराणा राजसिंह सिहासनारुढ हुए और राज्या- 
भिषेकोत्सव १६४३ ६० ४ फरवरी को मनाया गया। उस अवसर पर उनके भाई, पुत्र आदि वत्तं- 
मान थे। कवि ने उन सभी के गुणों का उल्लेख किया है (3 उस समय महाराणा के कवर भींस- 
सिंह का वत्तमानर्व दिखलाकर मान ने अपनी श्रनमिनज्ञता का परिचय दिया है। वास्तव से कंवर 
भीमसिंह का जन्म वि० सं० १७११, श्रावण वदी अमावस्या मंगलवार (१६५४ ई०) को हुआ था । 
ऐसी परिस्थिति में उनका उक्त उत्सव के समय वत्तमान रहना अविश्वसनीय है | 

“राज्याभिषेक के उपरान्त टीकादारी की प्रथा के अनुसार महाराणा राजसिंह दिग्विजय के 
लिए. निकत्ते । उन्होंने ७ दिन तक मुगल राज्यान्तगंत मालपुरे को लूटा । मुगल सेना पराजित 
होकर भाग गई ओर इनका यश अधिक विस्तृत हो गया ॥?५ 

इतिहास लेखकों ने मालपुरे की लूट के कुछ ओर ही कारण बतलाए हैं। उनके मत में 
“मुग़ल सम्राट द्वारा चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत बन्द करवा कर बुर्ज और केंगूरे गिरवा देने (१६५४ ६०) 
तथा मंडलगढ़, जहाजपुर आदि परगनों को शाही सीमा मे मिला लिए जाने के कारण महाराणा 
बदला लेने का अवसर दर ढ़ रहा था | शाहजहाँ की बीमारी के अवसर पर उत्तराधिकार-न्यु 
मुग़ल-साम्राजय की शक्ति को संलग्न देखकर महाराणा ई० स० १६५४८,२ मई को चित्तौड़ से चल- 
कर मालपुरे पर पहुँचा और वहाँ ६ दिन तक रहकर उसे लूटा। यहाँ बड़ी समृद्धि उसके हाथ 
लगी। तदनन्तर अन्य स्थानों को लूठता हुश्रा चातुर्मास के पूर्व ही वह उदयपुर लौट आया |”?६ 

महाराणा का राज्यामिषेक १६५२ ई० मे हुआ था और उन्होंने छः वर्षों के उपरान्त माल- 
पुरा को लूटा | ऐसी दशा में मान कवि कथित टीकादारी की प्रथानुसार उस स्थान को लूटना 
इतिहास के विरुद्ध ठहरता है । 


१ राजपूताने का इतिहास, तीसरा खंड, ४० ८5३६ (परादु टिप्पणी ४ सहित) “ वही, खंड 
वही, ए० ८८९; राजबिलास, छु० १-२३, छ० ७६-८२ २ वही, छुं० १-६३, पृ० ८२-६९; 
राजपूठाने का इतिहास, तीसरा खंड, ए० ८४२ * वही, वही, ४०८८८ (पाद-टिप्पेंणी २) 
५ राजविजास, छुं० १-३६, पू० ६६-१०३ * शजपूताने का इतिहास, तीसरा खंड, पूृ० ८३३०४ 


राजविलास की ऐतिहासिकता श्प्५ 


महाराणा राजसिह और रूपकुमारी का विवाह --“मारवाड़ मंडलातन्गत रूपनगर नामक 
स्थान में रूपसिंह राठौर के पुत्र मानसिंह राज्य करते थे। औरंगजेब ने उसकी बहिन रूपकुमारी 
से विवाह करना चाहा। पर राजकुमारी ने एक विप्र द्वारा महाराणा राजसिंह के पास पत्र भेजा। 
इस पत्र को पाकर महाराणा ने रूपनगर मे पहुँच कर रूपकुमारी से विवाह किया |?" इस घटना 
का वर्णन करते हुए ओमा जी ने मानसतिह की राजधानी का नाम कृष्ण्गढ और उसकी बहिन का 
नाम चारुमती माना है |* रूपसिंह राठौर ने रूपनगर नामक नगर की स्थापना की थी, श्रतः मान 
द्वारा उसे वहां का शासक बतलाना ठक है। शेष घटनाएँ मान तथा ओोक्का जी के भ्रंथों में समान 
हैं अतएव मान का उक्त कथन ऐतिहासिक मान लेने म कोई हानि नहीं है। यह घटना १६६० 
ई० की है। 


विज्ञास ८ 


राजससुद्ध-निर्माण--/एक बार महाराणा राजसिंह चतुभज नामक तीथ्थै-स्थान की यात्रा 
करने के लिए. गए.। वहाँ से लौटते समय उन्होंने गोमती नामक नदी को देखा | वहीं पर उसका 
बॉध बँधवाने का निश्चय करके वे उदयपुर लौट आए । 


१७१७ वि० (१६६० ई०) में राजस्थान में भयडुर दुमिक्ष पड़ा | प्रजा की असहयावस्था 
चरम सीमा को पहुँच गई। महाराणा राजसिह ने प्रजा-कष्ट निवारणार्थ गोमती नदी का 
बाँध बंधवाना प्रारम्भ कर दिया। सात वर्षोपरात वर्षा होने पर नदी जलघधि सहृश्य प्रतीत होने 
लगी | महाराणा ने वहाँ पर एक महल तथा एक विष्णु-मदिर भी निमत कराए। उन्होंने १७३२ 
विं० (१६७५ ई०) माघ मास में मूर्ति की प्रतिष्ठा कराई । इस अवसर पर महाराणा ने तुलादान 
तथा अन्य प्रकार के दानादि धार्मिक कृत्य किए | उस सरोवर का नाम राजसमसुद्र रक्खा गया ।”3 

राज-सरोवर के संबंध मे श्री श्रोक्ता जी ने, “रणछोड़राय” कृत 'प्रशस्ति-मद्दाकाव्य” के 
आधार पर, जो विवरण दिया है, उसका सारांश इस प्रकार है :--- 

“राज्य पाने के पश्चात्‌ (१६६१ ई०, नवम्बर में) रूपनारायण के दशन को जाते समय 
महाराणा ने राजनगर के पास की पहाड़ियों के मध्य बहती हुईं गोमती नदी को देखा और वहाँ 
पर एक तालाब बनवाने का निश्चय किया | 


इस तालाब के बनवाने के कई कारण प्रचलित हैं। कुछ लोगों के मतानुसार (कुँवरपदे में) 

विवाह के लिए जयसलमेर जाते समय नदी के वेग के कारण राजसिंह को वहाँ दो तीन दिन तक 
रुक जाना पड़ा । इसीलिए उन्होंने नदी को रोक कर उस तालाब को बनवाने का विचार किया | 
कुछ व्यक्तियों का कथन है कि महाराणा ने एक पुरोहित, एक रानी, एक कुँवर और एक चारण 
को मारा, जिनकी हत्या से मुक्त होने के लिए यह तालाब बनवाया | कुछ विद्वानों का कहना है 
कि दुर्मिक्ष के कारण प्रजा की सहायता करने के लिए यह तालाब बनवाया । संभव है कि अकाल 
पीड़ितों को सहायता देने ओर तालाब के जल से पैदावार बढ़ाने के लिए ही यह बनवाया गया हो । 


) राजविल्यास, छुं०१-३०७, पु० १०३-$८ ' राजपूताने का इतिहास, तीसरा खंड, ० 
८२१-२ + राजविलास, छुं०१-१०२ ए०१ १८-४८ 


२५६ हिंदी वीरकाव्ये 


रामनगर के अलग-अलग बाँधों की खुदाई प्रारम्म हुई (१ जनवरी, १६६२ ई०)। १७ 
अग्रेल, १६६४ ई० को आध।र-शिला रखवाकर चुनाई का काम प्रारम्भ हुआ। १४ जनवरी, १६७६ 
ई० को प्रतिष्ठा का कार्य प्रारम्म हुआ । महाराणा ने नवमी (वि० सं० १७३१ आवशण सुदी) के 
दिन सपरिवार मंडप में प्रवेश करके पूजन, हवनादि का काये किया। उसी दिन उन्होंने रात्ि-जाग- 
रण किया। पाँच दिन में १४ कोस की नंगे पैर परिक्रमा सम्राप्त करके पूर्णिमा के दिन महाराणा 
ने प्रतिष्ठा की पूर्णाहुति दी। उस दिन राजसिंद ने तुलादान करते समय अपने पौत्र अमरतिह को 
भी अपने साथ बिठा लिया। उसी दिन सप्त सागर आदि अनेक दान दिये गये । इस ताल्लाब के 
बनवाने में एक करोड़ पाँच लाख सात हजार छः सौ आठ (१०४,०७६०८ रुपये) व्यय हुए । 

यह मील उदयपुर नगर से ४० मील उत्तर में है। गोमती नदी इसमें गिरती हे ओर जल 
के निकास के लिए तीन स्थान रक्‍खे गये हैं। वहाँ पर महाराणा राजसिंह के बनवाये हुए महल हैं 
जो इस समय ट्ूटी-फूटी अवस्था मे हैं ।”* 

राजसरोवर सम्बन्धी मान और भ्री ओका जी द्वारा कथित ऊपर जो विवरण दिये गये हैं 
उनके तुलनात्मक अध्ययन से यह सार निकलता है ४+-- 

मान ने महाराणा की तीर्थ-यात्रा मे चार भुजा (चतुश्चु अ) और ओफमा जीं ने रूपनारायण 
का उल्लेख किया है। यहाँ पर यह बतला देना आवश्यक है कि “कांकडोली से अनुमान १० मील 
पश्चिम के गड़बोर गाँव में चारभुजा का प्रसिद्ध विष्णु-मन्दिर है। चारभुजा से ३ मील के लगभग 
सेवंत्री गाँव में रूपनारायण का प्रसिद्ध विष्णु-मन्दिर है ।?* ऐसी दशा में महाराणा राजतिह एक 
तीथै-स्थान को जाते समय दुसरे को भी अवश्य ही गये होंगे, क्योंकि दोनों स्थानों में केवल तीन 
मील का व्यवधान है। अतएव मान का चारभुजा का उल्लेख करना ठीक प्रतीत होता है। ऊपर 
कहा जा चुका है कि इस तालाब के बनवाने के अनेक कारणों में से दुभिक्ष से पीड़ित प्रजा का 
कृष्ट-निव[रण करना ही अधिक संभावित कारण लगता है। 

मान कवि के अनुतार बॉघ के बनने में सात वर्ष और राजग्रशस्ति-महाकाब्य के मत में 
चौदह वर्ष के उपरान्त पू्णाहुति एवं प्रतिष्ठा संस्कार हुआ था 

राजविलासकार ने बॉघ के पानी को सुखाये जाने और महल बनने में होने वाले व्यय की 
संख्या ऋमश; एक लाख दीनार तथा नो लाख रुपये मानी है। प्रशरित-महाकाव्यकार ने इसके 
बनवाने में एक करोड़ पाँच लाख, सात हजार छुभ सो आठ रुपये व्यय होना लिखा है । 

शेष विवरण में कोई विशेष अन्तर नही है | इतने विशाल कार्य के लिए भ्ृत्य, शकट, बैल 
आदि की मान द्वारा उल्लिखित संख्या अ्रत्युक्ति पूण होने पर भी वास्तविक के बहुत निकट पहुँच 
जाती है, ऐ.वा अनुमान लगाना अनुचित नहीं है। प्रत्येक्ष विभाग का व्योरेवार विस्तृत विवरण 
मान कवि की प्रतिभा का विशेष परिचय देता है । 

बविलास-९ 
ओरंगज़ेब का उत्तराधिकार-युद--इस विलास के आरम्भ में मान कवि ने, शाहजहाँ 


) राजपूतने का इतिहास, पहली जिहद, एू० ३१०-१; वहीं, तोसरा खंड, ४० ८७३६-८४ 
२ बडी, पदलो जिल्दू, पृ० ऐे४०-३ 


राजविलास की ऐतिहासिकता २५७ 


के बीमार पड़ने के अवसर उसके शाहजादों में, जो उत्तराषिकार-युद्ध हुआ था, उसकी प्रमुख 
घटनाओं--उम्जैन में ओरंगज़ेब द्वात जसवन्तसिंह राठौर का पराजित किया जाना, धौलपुर के 
स्थान पर शाह शुजा का हार कर नदी पार भाग जाना, ओरंगज्ेब का ईश्वर को साक्षी करके मुराद 
से मित्रता करना और अंत में उसे मरवा डालना, दारा की हत्या करा देना तथा उसके 
द्वारा अपने पिता शाहजहाँ को बन्दीण्ह में डाल देना आदि का उल्लेख किया है | इन घटनाश्रों 
से सम्बन्धित ऐतिहासिक विवरण अ्रन्यत्र दिया जा चुका है ।* यहाँ उसके आधार पर मान कथित 
घटनाओं के तथ्यातथ्य का उल्ज्ेख कर देना ही पर्याप्त होगा । 

औरंगजेब ओर जसवमन्तसिह मे युद्ध उज्जैन में नहीं वरन्‌ उसके निकट घर्मत नामक स्थान 
पर हुआ था, जिसमें जसवन्तसिदह् पराजित हुए थे । 

मान का यह कथन कि ओरंगजेंब ने धौलपुर के निक्रट शुजा को हराया भ्रमात्मक है | यह 
युद्ध सामूगढ़ में हुआ था | उस स्थल पर वास्तब में दारा पराजित हुआ था । शुजा को औरंगजेब 
ने खजुआ नामक स्थान पर हराया था। इसी स्थल पर महाराजा जववन्तसिंह रात्रि के समय॑ 
शाही सेना को छोड़कर बिना युद्ध क्रिए ही, चले आए थे और २३ जनवरी, १६४६ ई० को 
जोधपुर पहुँचे थे । 

उपयुक्त में से शेष घटनाओं सम्बन्धी मान के विवरण में कोई उल्लेखनीय ऐतिहासिक 
व्यतिक्रम नहीं है । 

इसी प्रसंग में मान ने औरंगज़ ब और दारा के मध्य अजमेर में होने वाले युद्ध का उल्लेख 
किया है ।३ तत्सम्बन्धी ऐतिहासिक विवरण का सार इस प्रकार है :-- 

“धसामूगढ़ के यद्ध में पराजित होने के पश्चात्‌ दारा आगरा, देहली आदि स्थानों पर होता 
हुआ इधर-उघर भागता फिरा | कालान्तर में कच्छ होता हुआ वह अहमदाबाद में शाहनबाजू खाँ 
से घन एवं अ्रन्य सामग्री प्राप्त करके दक्षिण जाने ओर जसवन्तसिंद से मिलने के उपाय सोचने 
लगा | यह समाचार पातें ही औरंगजेब अजमेर की ओर चजत्ञ पड़ा। महाराजा जयसिंह की मध्य 
स्थता से बादशाह ने जसवन्तसिंह को क्षमा कर दिया। इस कारण महाराज जसवन्तसिंह ने दारा 
से मिलने का विचार त्याग दिया । सब ओर से नितश होकर दारा ने देवराय (दौराई) के निकट 
की पहाड़ियों का आश्रय. लिया, जहाँ से वह कई दिन तक औरंगजेब का सामना करता रहा। 
पर, अन्त में पराजित होकर यह भाग खड़ा हुआ । राजा जयसिंह उसके पीछे रवाना किए गए । 
जसवन्तसिंह इस युद्ध के अवसर पर वहाँ नही थे |?! 

मान और इतिहास में दिए हुए उक्त विवरणों में कोई विशेष अन्तर नहीं है । 

औरंगज़ेब का आतंक--इसके आगे मान कवि ने औरंगजेब द्वारा गोंडवाना और दौलता- 
बाद की विजय का उल्लेख किया है। इसके अतिरिक्त उसने और गजेंब के प्रभुत्व ओर आतंक 


१ राजविलास, छु० ६-१४, १६, ए० १४३६-९० ' देखिए द्वितीय खंड अध्याय ३, भूषण 
प्ंथावल्ली की ऐतिहासिकता के अंतर्गत औरंगज़ेब के उत्तराधिकार युद्ध का विवरण, छू० २३३-३४; 
वही, अध्याय ९; छुत्रपकाश हे ऐतिहासिकता, के अन्तर्गत उत्तराधिकार-यद्ध क्र विवरण 3 राज- 
विकास, छुं०१९, ४०१९० * राजपूताने का इतिदास, चोथी जिल्द, पहला भाग, ए०४४४-८ 

डर 


श्पूद हिंदी वीरकाब्य 


प्रदशनाथे पूना, बीजापुर, दक्षिण, आसाभ, कश्मीर, पैजाब आदि पर उसके अधिकार एवं आतंक 
का उल्लेख किया है ।' इतिहास से विदित होता है कि औरंगजेब के समय में उक्त सभी स्थानों 
पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मुग़ल सम्राट का आधिपत्य अथवा आतंक वर्तमान था, चाहे 
बह थोड़े हीं समय के लिए क्‍यों न रहा हो । 

औरंगजेब और जसवतसिह--मान के कथन से विंदित होता है कि ओरंगज ब जसवंत- 
सिंह से अ्रप्रसन्न था क्योंकि उन्होंने उत्तराधिकार-युद्ध में उसका विरोध किया था। वह उसके द्र- 
बार में कमी नहीं गए। ओऔरंगजंब ने प्रतिशोध-मावना से प्रेरित होकर उन्हे मरवा डालने के 
पड़यन्त्र रचे थे।रे 

इतिहास से ज्ञात होता है कि औरंगजेब ने जसदंतसिंह को माचे, १६४६ ई० में गुजरात 
का सूबेदार नियुक्त किया, जहाँ वह १६६२-६३ ई० तक रहा । फिर वह शाइस्ता खाँ के साथ 
शिवाजी के विरुद्ध दक्षिण भेजा गया। वहाँ वह १६६५ ई० तक मराठों से युद्ध करता रहा । तदु- 
परान्त औरंगजेब ने उसे आगरा बुला लिया । १६६६ ई०में वह ईरान के विरुद्ध भेजा गया | इसी 
बीच शाह ईरान की मृत्यु हो जाने पर वे मार्ग मे लाहौर से ही वापस बुला लिए गए । वे १० माचे, 
१६६७ ई० को आगरे पहुँचे । इसके पश्चात्‌ इसे दक्षिण भेज दिया गया। वहाँ १६७० ई० तक 
रहकर वह मराठों से संधि-विग्रह करता रहा | यह १६७० ई० से १६७३ ई० के आरंभ तक पुन: 
गुजरात का सूबेदार रहा। सितम्बर-अक्टूबर, १६७३ ई० में शाही आज्ञा से वह काबुल की ओर 
चला । वहीं २८ नवम्बर, १६७८ ई० में उतका देहात हो गया । 

ऊपर दी हुईं महाराजा जसवंतसिह की सक्तित्त जीवनी से विदित होता है कि उनका सारा 
जीवन मुग़ल-सम्नाद की सेवा में व्यतीत हुआ । वे जोधपुर में प्रायः नहीं के बराबर रहे | समय- 
समय पर जागीर पुरस्कार आदि देकर औरंगज ब उन्हें सम्मानित करता रहा | ऐसी दशा में मान 
कवि का यह कथन कि वे कमी मी ओरंगज्‌ ब के दरबार में नहीं गए, एकदम निराधार है। 
ओऔरज्ञज्‌ ब उनकी सेवाओं के उपलक्ष्य में उन्हें पुरस्कृत किया करता था, न कि अपने जाल में 
फँसाने के लिए । 

हाँ, एक बात अवश्य थी | औरंगजेब महाराजा जसवंतसिंह से असंतुष्ट था। वह उनको 
सदैव संदेह की दृष्टि से देखा करता था कि वे शिवाजी से मैत्री-भाव रखते थे। वह उनसे प्रति* 
शोध लेना चाहता था ओर सदैव अवसर की प्रतीक्षा में रहता था | वह उनकी शक्ति से भी परि- 
चित था। इसी कारण से उन्हे वह दूरस्थ सूबों--दक्षिण, गुजरात, काबुल आदि--में रखता था 
जिससे वे राजधानी के निकट रहकर उसके विरुद्ध कोई षड़्यन्त्र न कर बैठे। इस संबंध में खफ़ी 
खाँ का कथन विचारणीय है | वह लिखता है कि “वह (ओरंगजेब) धर्मत युद्ध, खजुआ का 
विश्वासघात ओर देवराई पर जसव॑तसिंह की डाँवाँडोल नींति को भूला न था, वरन अवसर पाकर 
उसके उत्तराधिकारी से बदला लेने की सोचता रहा ।”* और उसने ऐसा किया भी, जैसा कि आगे 





) राजबिलास, छुं० १८-३०, ए० १२००२ र्‌ वही, छुं ० ३१-३५, पू०१९२-७ 
, 3 राजपूताने का इतिहास, चौथी जिल्द, पहला भाग, छ० ४४८८-६६, ४५४८-६१, ४६७, ४६६-७ 
४ छोरंगज़ेब, भाग ३, ए० इ६४६८ 


राजविज्ञास की ऐतिहासिकता २५६ 


| कप 


चलकर लिखा जायेगा | अतएव मान कवि का प्रतिशोध आदि संबंधी कथन तथ्यपूर्ण एवं मनो- 


वैज्ञानिक है | 
जसवन्तसिंह और बेंदी-नरेश अन्तिम समय तक औरंगज ब के प्रति स्वामि-भक्त रहे | वह 


उन्हें कूट-नीति से अपनी ओर मिलाएं रहा जिससे जोधपुर, मेवाड़, और बूँदी ऐक्य स्थापित करके 
उसकी सत्ता को भारी धक्का न पहुँचाव | अ्रतएव उक्त तीनों राज्यों की संगठित शक्ति से औरंग- 
जेब के आशंकित रहने की मान कथित बात को कोरी कल्पना नहीं कहा जा सकता | 

औरंगज़ेब का जोधपुर पर अधिकार--मान के कथनानुसार जसवंतसिंह के मरने पर मुगल- 
सम्राट ने उसके एक वर्षीय युगल पुत्रों से बदला लेना चाहा । श्रौरंगज ब ने शाहजादा (अ्रकबर) 
को जोधपुर भेजा । राजपूतों ने रात्रि में छापा मार कर शाहजादे को मार भगाया। तब औरंगजेब 
नें राठौरों के पास सन्धि-प्रस्ताव भेजा । वे एक वर्षीय पुत्र को लेकर उससे अजमेर में मित्ले । 
सम्राट उसको लेकर दिल्‍ली चला आया | अन्त में राठौरों ने दिल्ली में मयकर मार काठ मचा दी | 
वे राजकुमार को लेकर जोधपुर सकुशल जा पहुँचे | इस पर औरंगजेब ने स्वयं जोधपुर की ओर 


प्रत्थान किया ।” कि हर 
उक्त घटनाओं से संबन्धित ऐतिहासिक विवरण का उल्लेख अन्यत्र दिया जा चुका है |* 


यहाँ पर उसके आधार पर तुलनात्मक अध्ययन संबंधी निष्कर्पो का उल्लेख करना पर्यास होगा ६-- 
मान कवि ने उक्त घटनाओं के वर्णन में क्रम एवं वास्तविकता का ध्यान नहीं रक्‍्खा है । 
उसका यह कहना कि जसवन्तसिह के दोनों पुत्र एक वर्ष के थे, अनगंल है | इन दोनों राज- 
कुमारों का जन्म १६ फ़रवरी, १६७६ ई० को हुआ था। उस समय ओरगज ब अजमेर में था। 
उन कुमारों मे से एक की मृत्यु हो चुकी थी। कवि का यह कथन कि राठौर सरदार अजीतसिंह 
को लेकर औरंगज ब से अजमेर में मिले, इतिहास-विरुद्ध है। अ्रजमेर में सम्राट को अजीतसिह के 
जन्म की केवल सूचना ही मिली थी। उसने कुमारों को सीधा दिल्‍ली बुलवाया था। ओ्ररंगर्ज ब 
अजमेर से लोटकर २४५ मई, १६७६ ई० को देहली पहुँच गया था और अजीतसिंह वहाँ जून; 
१६७६ ई० में पहुंचे ये । 
इसी प्रकार इस अवसर पर शाहजादा ( अकबर ) का जोधपुर में जाकर पराजित होकर 
भागना ऐतिहासिक विवरण के प्रतिकूल पड़ता है। वास्तव में उस समय शाहजादा ओऔरंगज़ ब के 
पास अजमेर में ही रह्य था तथा जोधपुर को अन्य सेनापति भेजे गए थे । मान का यह कथन कि 
मुग़ल जोधपुर से हारकर भाग आए, इतिहास के विपरीत पड़ता है। सच बात तो यह है कि उस 
समय सुगलों ने जोधपुर पर अपना अधिकार कर लिया था। ओरंगजेब द्वारा राठौरों के पास सन्धि 
प्रस्ताव भेजे जाने की बात भी काह्पनिक प्रतीत होती है। शेष बात--मारवाड़ पर शाही सेना का 
आक्रमण, देहली में राठोरों द्वारा मारकाट मचा कर अजीततिह की रक्षा करना--आदि घटनायें 
इतिहास-सम्मत हैं । 
१ राजविलास, छु० ६६-१७०, ए०१४७-७९ '* देखिए द्वितीय खंढ, अध्याय ९, छुत्रप्रकाश 
की ऐतिहासिकता के अन्तर्गत जोधपुर पर औरंगजेब का आक्रमण, (तथा राजपूतानें का इतिहास, 
चौथी जिरदू, प्रथम खंड, ए० ४६६; वही, वही, भाग द्वितीय, ए० ४७७-४८३, ४८७-८; पं० विश्वे- 
श्वरनाथ रेड; सारवाड़ का इतिहास, प्रथम भाग, ४० २४८-९४) 





२६० हिंदी वीरकाव्य 


झजीतसिंह का महाराशा राजसिंह के पास जाना--“जोधपुर पर श्रौरंगजेब के आक्रमणकर 
पर राठौरों ने सिरोही के विजेता तथा अन्य गुण-सम्पन्न महाराणा राजसिंह की शरण में बालद 
अजीतसिंह को भेजा | अजीतसिंह ने महाराणा को एक हाथी, ११ श्रश्व, एक तलवार, एक कटा 
और एक बहुमूल्य हीरा मठ किया। मद्बाराणा ने उन्हें १२ गाँव की जागीर देकर कैलवाडा ३ 
निवास स्थान दिया ॥”?१ 
, महाराणा राजसिंह के यहाँ अ्रजीतसिह के रहने के सम्बन्ध में इतिहास से ज्ञात होता है वि 
“देहली से आकर अजीतसिंह का पालन-पोषण आबू की एकान्त कन्दराओं में होने लगा | औरंग 
जेब की हिंदू-धर्म-संहारिणी नीति का विरोध करने के लिए सीसोदिया और राठौर परस्पर मिल गये 
अजीतसिंह की माता मेवाड़ की राजकुमारी थीं। राजसिंह अपना सम्बन्धी होने अथवा एक सच्च 
वीर होने के कारण से भ्रजीतसिह की माता की उसके अधिकारों की रक्षा करने की प्रार्थना की 
उपेक्षा नहीं कर सका | इसके अतिरिक्त एक कारण यह भी था कि मारवाड़ पर म॒ुग़ल अधिकार ह 
जाने से मेवाड़ भी सरलता से विजय किया जा सकता था। इन्हीं कारणों पर विचार करके महा 
राणा राजसिंह ने अजीतसिह की सहायता तथा मुग़लों से युद्ध आरभ कर दिया।”२ 
इस उद्धरण से मान कवि के कथन की पुष्टि हो जाती है कि राजसिंह ने अजीततिंह को 
अपने संरक्षण में रखा था तथा अन्य कारणों के अतिरिक्त वह भी औरंगजेब और मेवाड़-शासक 
के मध्य होने वाले युद्ध का एक प्रमुख कारण था। “जोधपुर की ख्यातों, वीर-विनोद आदि में भी 
इस घटना का उल्लेख है [”?३3 प०विश्वेश्वर्नाथ रेउ अ्रजीतसिह के मेवाड़ जाने को घटना को असत्य 
मानते हैं। इस विषय में उनका कथन है “कि सिरोही का राव बादशाह के मय से इन्हे रखने के 
लिए सहमत नहीं हुआ। अतणएव एक ब्राह्मणीं अजीतसिंह को लेकर अपने ग्राम कालिंद्री में रहने 
लगी |” ध्यानपू्वक विचार करने पर रेउ महोदय के उक्त कथन का वैषम्य स्पष्ट हो जाता है। एक 
ओर तो सिरोही के राव अजीतर्सिह को रखने के लिए, प्रस्तुत नही हुए और दूसरी ओर उन्हें एक 
ब्राह्मणी गुस्त रूप से छिपाये रही | किसी को इसका पता न लगना आश्चर्यजनक लगता है। औरंग- 
जेब ने उनका पता लगाने के लिए प्राणपण से प्रयत्न किया होगा । अतएव अजीतसिंह को एक 
ही स्थान पर न रखकर इधर-उधर अवश्य ले जाया गया होगा । इस समय अजीतसिह को एक 
शक्तिशाली संरक्षक की आवश्यकता थी। महाराणा राजसिह से बढ़कर कौन उनका हितैषी, 
निकटस्थ संबंधी ओर सहायक हो सकता था। अ्रतएवं उनका मेवाड़ जाना, चाहे वह अल्प काल 
ही के लिए क्‍यों न रहा हो, निविवाद है | 
इसी प्रसंग में रे महोदय ने मान द्वारा वर्णित अजीतसिंह कीं ओर से महाराणा को जो भेंट 
दी गई थी उसका भी खंडन किया है। उन्होंने लिखा है “कि मुग़लों दारा मारवाड़ पर अधिकार 
कर लेने और स्वर्गीय महाराणा जसवन्तसिह का सारा सामान सम्राद द्वारा छीन लेने के कारण 
अजीतसिंइ उक्त मेट देने में असमर्थ थे [?५ 


) राजविलास, छुं० १७३-२०६, ४० ३७३२-८३. औरंगज़ेब, भाग ३, ०३७८, ३८१३-४ 
3 शाजपूताने का इतिहास, जिल्दु ४, साग २, ज्ु० ४८८-६ (पाद-टिप्पणी ३, २ सहित) ४ 
सारवाड का इतिहास, प्रथम भाग, घु० २९४:६ (पाद-टिप्पणी ९, ६ सहित) " वही, नही, 


राजविलास की ऐतिहासिकता २६१ 


इस सम्बन्ध में यह बात विचारणीय है कि उस समय से आगामी तीस वर्ष पर्य्यन्त राठौर 
वीर युद्ध में म॒ग़लों के दाँत खट्ट करते रहे | इतनी लम्बी एवं भयंकर लडाई के लिए उन्हे महान्‌ 
कोष तथा अन्य साधनों की आवश्यकता पड़ी होगी । इन दिनों मारवाड़ में अशान्ति थी। उस पर 
मुगलों का अधिकार हो चुका था। उक्त प्रदेश मे धनोपाजन करना अथवा सरलतापूवक वहाँ से 
धन प्रास करना कठिन था । तो भी वे इतने बड़े युद्ध का ब्यय जुटाने में सफल हुए थे। इसके 
लिए उनके पास पैतृक धन अवश्य ही रहा होगा, यद्यपि महाराजा जसवन्तसिह की अत्यधिक 
सम्पत्ति को औरंज़ ब ने अपने अधिकार में कर लिया था। साथ ही अन्य साधनों से भी राठौरों ने 
धन प्राप्त किया होगा | अतएव महाराणा से मिलते समय उन्होंने कुछ न कुछ अवश्य ही उन्हे मेंट- 
स्वरूप प्रदान किया होगा | हाँ, यह हो सकता है कि उक्त भेंट में दी गई सम्पत्ति का कवि ने 
अत्युक्तिपूर्ण वन कर दिया हो | 

अतः सान का यह कथन--अजीतसिंह का मेवाड़ जाना और महाराणा को भेंट देना-- 
एक दम निराधार नहीं माना जा सकता। 

इस विलास में प्रसगवशात्‌ मान कवि ने महाराणा राजसिंह को सिरोही-विजेता कहा है।* 
“यह घूटना वि० स॑० १७२० (इं० स० १६६३) की है । उदयमान अपने पिता अखैराज को बन्दी 
बनाकर स्वयं सिरोही का स्वामी बन गया था । महाराणा राजसिंह ने राणावत रामसिंह को ससैन्य 
भेजकर उदयभान को निकाल कर अखैराज को पुनः सिहासनारुद कराया था ।”₹ इस ग्रसंग में 
जिन अन्य पर्टनाओं का उल्लेख कवि ने किया है, उनका विवरण यथास्थान दे दिया गया है। 


विल्लास १०-१८ 

महाराणा राजसिंह और मुग़लों में युदधझ--मान के कथनानुसार “श्रौरंगजेब दिल्‍ली से चलकर 
अजमेर पहुँचा | उसने अजीतसिंह को मागा पर महाराणा ने उन्हे देने से मना कर दिया। युद्ध की 
तैयारी करके महाराणा पावंतीय प्रदेश की ओर चले गए. और निनबारा? दुग में जाकर रहने लगे | 

ओरंगज ब की सेना श्रजमेर से चलकर उदयपुर के निकट पहुँची। सम्राट की आशा से शाह- 
जादा अकबर आगे बढा। उसने चित्तौड़ आदि स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया । महाराणा 
ने भी उसका सामना करने के लिए सेना भेजी। 

“देवसूरी? नामक स्थान पर राजपूतों ने मुगूलों की सेना को मार भगाया और राजपूतों की 
एक टुकड़ी ने उदयपुर में वीरतापूवक युद्ध करके शत्रु को पराजित किया | 

भेनबारा' के निकट पराजित होकर मुगल सेना के अली हुसेन, सादुल्‍लाह खाँ, अकबर 
आदि लगमग पच्चीस कोश तक भागे | 

रावत केशरीसिंह के पुत्र गंगासिंह सगताउत ने चित्तोड़ पर आक्रमण करके मार्ग में जाते 
हुए औरंगज ब के सो हाथियों में से दश-बीस अच्छे हाथी छीन लिए । उन्होंने वे हाथी महाराणा 
को भेंट किए । 

औरंगजु ब कई वर्षो' तक चित्तोड़ में छावनी डाले पड़ा रह्दा। महाराणा के राजकुमार 


१ राजविल्ास, छुं० १७९, एु० ३१७७ * राजपूताने का इतिहास, तीसरा खंड़०, पू० 
परं२३-४ 


२६२ हिंदी वीरकाब्य 


भीमसिंह ने औरंगजेब के सूबा गुजरात पर आक्रमण किया । सब से प्रथम उन्होंने ईंडर को लूठा। 
महाराणा के बुला लेने पर वे ईंडर, बड़नगर, सिद्धपुर आदि स्थानों को लूटकर वापस लौट आए । 

उधर बधनोर पर रुहेला खां रहेला की अध्यक्षता में आक्रमण करने वाली सेना को बधनोर 
के स्वामी सॉवलदास ने मार भगाया | 

साथ ही महाराणा के मंत्री दयालशाह ने मालवा पर आक्रमण करके बहुत सा धन 
प्राप्त किया । 

शाहजादा अकबर चित्तौड़ में पड़ा था| महाराज कुमार जयसिंह ने अ्रन्य वीरों को लेकर 
उस पर आ्ाक्रमण किया | घोर सआम के पश्चात्‌ शाहजादा अकबर अजमेर भाग गया। राजपूतों 
ने उसके डेरे आदि लूटकर बहुत सा धन प्रात किया । विजयी होकर महाराजकुमार जयसिंह 
अपने घर को लौट गए |?" 

उक्त युद्धों के विषय में इतिहास के विवरण का सार यह है ३-- 

“बादशाह (औरंगजेब) ने बड़ी सेना के साथ ता० ३ सितम्बर, १६७६ ई० को महाराणा 
के विरुद्ध प्रस्थान किया | उसने उसी दिन श्रकबर को अजमेर में पहुँचने के लिए रवाना किया | 
वह स्वयं १३ दिन में वहा पहुँचा । 

महाराणा ने देववारी के पहाड़ी मार्ग को बन्द कर दिया और चित्तौड़-हुर्ग को युद्ध-सामग्री 
से ठीक किया । वह सप्रजा पवतों पर चला गया | औरंजेब ने ४ जनवरी, १६८० ई० को देववारी 
पर अधिकार करके उदयपुर ले लिया । 

मुग़लों ने चित्तोड़ पर मी अपना अधिकार कर लिया। औरंगजेब वहाँ फ्रवरी के अन्त में 
गया। वह २२ मार्च को अजमेर लौट आया। शाहजादा अ्रकबर चित्तौड़ पर भारी सेना लिए 
पड़ा रहा | 

महाराणा अवली की चोटी पर अपना अधिकार जमाए हुए. ये और अवसर पाकर मुग़लों 
पर छापा मारते ये । 

मेवाड़ में बुरी तरह पराजित होकर ओरंगजेब चिन्तित हो उठा। उसने अधिक सतकता से 
कार्य लेना आरंभ कर दिया | उसने शाही सेना के तीन भाग किए | मेंवाड की पहाड़ि यों को घेरने 
के लिए चित्तीड़ की ओर आजम देवारी के मार्ग से, उत्तर से शाहजादा मुअज्जम और पश्चिम में 
देवधूरी की ओर से अकबर भेजे गए | जून में अकबर मारवाड़ को भेज दिया गया | वह सितम्बर 
के अन्त में नाडौल पहुँचा । अकबर ने तहब्बर खां को देवसूरी की ओर भेजा (२७, सितम्बर) | 
महाराणा के द्वितीय पुत्र भीमसिंह ने उस पर आक्रमण किया। दोनों पक्षों को मारी द्वानि उठानी 
पड़ी (सितम्बर, १६८० ई०) | 

साचे, १६८० ईं० में औरंग जेब मेवाड़ से अजमेर चला गया । ईसके पश्चात्‌ राजपूतों ने 
मुसलमानों की चित्तौड़स्थ सेना को त॑ग करना आरम्म कर दिया। वे आक्रमण करते, रसद छीन 
लेते और मुगल चौकियों पर छापा मारते। भयभीत होकर मुगूल सेनापतियों ने आगे बढ़ने से 
मना कर दिया। 


१ राजविलास, पएू० $८४-२६३ 


राजविलास की ऐतिहासिकता २६१ 


अग्रेल, १६८० ई० में गोपालसिंह ने जुफर नगर पर धावा बोला। श्रागामी मास के मध्य में 
चित्तौड़ में अकबर की सेना पर रात्रि में आक्रमण करके राजपूतों ने कत्ल कर दिया | इधर बेदनोर 
पर महाराया धावा मारता था| इसन अली खा तक ने पहाड़ पर चढ़ने में आानाकानी की । मई के 
श्रन्त में महाराणा ने अकबर पर छापा मारकर उसे भयंकर हानि पहुँचाई | मीससिंह की आधीनता 
में राजपूर्तों ने खुले आम मुगुलों पर आक्रमण करना आरम्म कर दिया। समतल भूमि पर आगे 
बढ़ने से मुग़ल सेना ने एकदम मनाकर दिया | अकबर की असफलता से अग्रसज्न होकर औरंगजेब 
ने उसे मारवाड़ भेज दिया और शाहजादा आजम कों चित्तौड़ का सेनापति बनाया ( २६,जून 
१६८० ईं० )। 

भीमसिंह की अध्यक्षता में राजपूत सेना अर्वली से उतर कर गुजरात में फैल गई । उसने 
बादुनगर, वीसलनगर आदि स्थानों पर धावा मारकर लूटमार की । 

ईडर के राव ने राजपूतों की सहायता से अपनी राजधानी मुग़लों से छीनी । 

महाराणा के दयालदास नामक वैश्य-मंत्री ने मालवा पर आक्रमण करके धार को लूटा 
तथा शाही हाथी, घोड़े आदि को खदेड़ कर ले गया । 


गुजरात और मालवा की लूट की घटनाओं की तिथि के संबंध में प्रोफ़ेसर सरकार लिखते 
है कि 'मिरात-इ-अहमदी तथा ईंश्वरदास के अनुसार उक्त दोनों आ्राक्रमण उस समय हुए थे जब 
सम्राट चित्तोड़ में ठहरा हुआ था (फरवरी, १६८० ६०), पर अन्तिम लेखक ( ईश्वरदास ) महा- 
राणा राजसिंह की मृत्यु (२२ अ्रक्टूबर, १६८० ई०) के पश्चात्‌ उक्त घटनाओं का होना मानता 
है । ऐसी परिस्थिति में वे दिसम्बर, १६८० ई० से पूर्व घटित न हो सकी होगीं... ...राजविलास 
के आधार पर अवलम्बित टॉड महोदय द्वारा दी हुई तिथि (जनवरी-फुरवरी, १६८० ई०) उन्हे 
मान्य नहीं है ।?* 

ऊपर दिए हुए मान तथा इतिहास के विवरणों के तुलनात्मक अध्ययन के पश्चात्‌ यह 
निष्कर्ष निकलता है ;-- 

मान कवि ने ओरंगज ब की चढ़ाई, महाराणा राजसिह की युद्ध-मंत्रणा, उनका पवत की 
ओर प्रस्थान, उदयपुर तथा चित्तौड़ पर मुगलों के अधिकार का सविस्तर वर्णन किया है। सरदारों 
के नामों की विस्तृत सूची तथा युद्ध संबंधी अन्य वर्णन विस्तीयण एवं श्रत्युक्तिपूर्ण होने पर भी 
इतिहासानुकूल हैं । 

मान कवि ने घटनाओं के वरणन में काल-क्रम का ध्यान नहीं रक्‍्खा है। काल-दोष की उनके 
घटना-वर्णन में प्रधानता है। 

मान कवि तथा इतिहासकार समान रूप से इस बात को स्वीकार करते हैं कि मेवाड़ में 
मुगलों की बड़ी दुदंशा हुईं थी। उनकी हार पर हार होती थी। म॒गलों को राजपूत काल के 

समान दृष्टिगोचर होते थे । फारती इतिहास लेखकों ने युद्धों का जो विवरण दिया है मुगलों को 


१ औरंगजेब, भाग ३, ए० रे८७-६४२, २३६४-२१; ४७३६-२० (पू० ४२० की पाद-टिप्पणी 
सद्दित); राजपूताने का इतिहास, तीसरा खंड, ए० ८३४-७२,(पादु-टिप्पणी २), ८०७८ (पाद-टिप्पणी 
२, ३, सहित) 


२६४ ढ्दिी वीरकांब्य 


उससे कहीं अ्रधिक हानि उठानी पड़ी होगी | मुसलमानों की पराजय से सम्बन्धित युद्वों का विस्तृत 
वर्णन जितना राजविलास में उपलब्ध होता है, उतना फ़ारसी इतिहासों में नहीं । 

पर मान कवि ने कहीं-कही पर कल्पना से अवश्य काम लिया है। उदाहरणार्थ उनका यह 
कहना कि शाहजादा श्रकबर युद्व में पराजित होकर अजमेर भाग गया, अत्युक्तिपूर्ण है। वस्तुतः 
यद्ध में असफल होने के कारण वह मेवाड़ से हटा कर सारवाड़ भेज दिया गया था। इस घटना 
वर्णन में से कविस्व को अलग कर देने पर ऐतिहासिक तथ्य स्पष्ठ हो जाता है। 

यद्यपि मान कवि ने गुजरात और मालवा की लूट की तिथियों का उल्लेख नहीं किया है 
पर वे अ्रवश्य ही महाराणा राजसिंह के समय में ही घटित हुईं होंगी, इसमें कोई भी सन्देह 
नहीं है । 

शेष घटनाओं के सम्बन्ध में उक्त दोनों--मान तथा इतिहास के विवरणों-में कोई विशेष 
अन्तर नहीं है। 


सेनाये 


नीचे मान द्वारा दी हुई सेनाओं की संख्याओं का उल्लेख किया जाता है | उनके साथ ही 
प्राप्त ऐतिहासिक प्रमाण भी दे दिया गया है :-- 

(क) चितन्नांगद मोरी की सेना--तीन लाख अश्व, तीन सहख सिंधुर (हाथी), एक सह 
रथ तथा असंख्य पदाति |! 

(ख) बापा रावल की सेना--मान के अनुसार बापा के पास पाँच लाख घोड़े, दश सहख 
हाथी तथा पन्द्रह लाख पायक थे 


(ग) मालपुरे की लूट के अवसर पर राजसिंह की सेना--एक लाख अश्व ।* 
(थ) महाराणा राजसिंह की औरंगजेब के विरुद्ध सेना--मान के अनुसार राजसिंद्ट के 
साथ बीस सहस्त्र तुरंग, तथा पचचीस सहख पेदल थे 


सरकार ने उदयपुर की सेना की संख्या बारह सहस्त्र अश्वारोही स्वीकार की है ।* 

(ड) मान के अनुसार इस युद्ध में महाराणा के चौदह सामन्त; द्श सहस्त्र अश्व लेकर 
शत्रु के विरद्ध रण क्षेत्र में उतरे थे।* 

(ज) राठौड़ों कीं सेना--मान ने लिखा है कि शाहजादा अकबर का सामना करनेवाली 
जीघपुर के राठोड़ों की सेना की संख्या बत्तीस सहस्त्र थी ।* 


(छु) जयसिद की सेना--शाहज़ादा अकबर का सामना करते समय महाराणा के पुत्र 
जयसिंह के साथ ग्यारह सहख॑ सेना थी |५ 


) राजविलास, छुं० २१, ए० $८ * वही, छुं० १३८, ए० ईे४ 3 चही, छुं० १२, 
प्रृ० ६७, छुं० २८, ए० ३०० ४ वही, छूं० ८३, पृ० १शम  “ औरंगज़ेब, (१६२३ ई० का 
संस्काण), भाग रे, ४० ३४३. राजविल्ास, छु० १२३, ० २०१ ०" वही, छुं० ३२; पृ० 
६३ ५ वही, छुं० ७०, प्रू०७ २०२५ 


राजविलास की ऐतिहासिकर्ता २६५ 


मुग॒लों की सेनायें 
(ज) महाराणा प्रताप के विरुद्ध सम्राट्‌ अकबर की सेना--मान ने लिखा है कि अकबर ने 
महाराणा के विरुद्ध ७२ सहख सेना सेंजी थी |* 
इतिहास से श्ञात होता है कि महाराणा प्रताप के विरुद्ध मानसिंह के साथ ५ सहस्त्र सवार 
मेजे गए थे ।* इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि मान द्वारा कथित सेना की उक्त संख्या 


अतिशयोक्तिपूण है। 
(सं) सम्राट बनने के अवसंर पंर ऑरंगंड़ेब की सेनां->मान के अ्रनुसार जब औरंगज ब 


सपम्राद बना तब उसकी सेना में £ लाख अश्व तथा ४ सह हाथी थे ॥ 

7 (ज) जोधपुर के विरुद्द औरंगज़ेब की सेना--मान का कहना है कि ओ्रोरज्ञजेब ने जोधपुर 
के विरुद्ध २ लाख अश्व, २ सहख हाथी, ७० खान और ७२ उमराव भेजे थे ।* अन्‍्यत्र वह 
लिखता है कि अजमेर में सम्राद के पास सवा लाख अश्व थे [" 

(2) शाहज्ञादा अकबर की सेना--मान ने शाहजादा भ्रकबर की सेना के विषय में भिन्न- 
मिन्न संज्याश्रों का उल्लेख किया है। उतके अनुवार जोधधुर पर अ्रकब्र ने ७० सहख सेना के 
साथ आक्रमण किया था [* जब शाहजादा अकबर ने मद्ाराणा के विरुद्ध प्रस्थान किया, तब 
उसके साथ ५० सह अश्व और एक सहख हाथीं थे ।* पदव॑तमाला में प्रविष्ट होते समय शाइ- 


जादा के साथ ३२ सहल अश्व थे | 
इतिहास से विदित होता है कि उक्त युद्ध मे अकबर के सेनापतित्व में केवल १२ सहस्त्र 


सेना थी ।* पर जत्र उसने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह का मड़ा खड़ा किया था, तब उसके साथ 


७० सहस सैनिक ये |१ हि 
इस प्रकार मान ने उक्त सेना की संख्या के संबंध में कल्पना के साथ काम अवश्य लिया 


है, पर शाहजादे के विद्रोह के अवसर की ऐतिहासिक संख्या के आधार पर यह अनुमान लगाना 
असंगत न होगा कि मान शाहजादे की सैन्य-संख्या से परिचित थे | मिन्न*भिन्न अवसरों पर विभिन्न 
संख्याएँ देने का यह कारण प्रतीत होता है कि शाहजुदा संपूर्ण सेना को अपने साथ न केकर उसके 
एक भाग के साथ युद्ध विशेष में गया होगा । 

(८) रूमी की सेना --मान लिखता है कि देवसूरी नामक स्थान पर विक्रम॑ सोलंकी तथा 


गोपीनाथ कमध्वज्ज के विरुद्ध औरंगजु ब का सेना-नायक रूमी १२ सहस्त सेना लेकर 
गया था।"* 
(ड) उदयपुर में शत्रु की सेना--राजविलास के रचयिता के अनुसार उदयपुर में उदय- 


भानतिंह चोहान का सामना करने के लिए मुग़लों की २५ सहख॑ सेना थी ।* 

) राजविलास, छं० ३६, पूं० ४० ५ राजपूताने का इंतिहासं, तीसेरा खं०, पू०७४२ २ 
राजविद्वासं, छुं० १७, पुृ० १२९० हि वही, छुं० स्७, पू० १६१३ छुं० मम, ६१, छइु० १६२: चु० 
१७०) पु० १७९१ वहीं, छु० ६३, ४० १६३ ' वही, छ० ६७, ४० १६६ “वही, छु० 
११४, घृ० २०३; छुं० ७, ध० २४३ “ वही, छे० २, ए० २१५१ * औरंगजेब (१६२१ ई० 
संस्करण), साग ३, ए० ३४२; राजपूताने का इतिहास, तीसरा खं०, धृ० र७०१-२ *" औरंगजेब 
(१६२१ ईं० संस्करण) तृतीय साग, ४० रेशंघ * राजविज्ञास, छुं०, २, १० २०६ ११ बही, 
छु० २, घृ० २०८६ 

ड्े४ड 


२६६ हिंदी वीरकंबिय॑ 


(5) रूहिल्‍्ला ख़ाँ की सेना--मान के अनुतार बधनोर के सांवल दास मेड़ तिया के विरुड॑ 
रूहिल्‍ला खॉ १२ सहस्त्र अश्व लेकर लड़ने के लिए आया था |! 

(ण) झुतक सेनिक संबंधी मान द्वारा उल्लेख --मान ने औरंगजेब के उत्तराधिकार-युद्ध 
का उल्लेख करते हुए लिखा है कि उज्जैन में औरंगजेब का सामना करते समय महाराजा जसंत- 
सिंह के १० सहसख वीर मारे गए थे |* 

ऊपर दिए हुए सैनिक सबंधी विवरण से सिद्ध हो जाता है कि मान ने सेना की संख्या 
देने में कल्पना शक्ति से प्रचुर मात्रा में काम लिया है | 

राजविसाल के उपयुक्त ऐतिहासिक विवेचन के उपरांत यह निष्कर्ष निकलता हे कि उक्त ग्रैथ. 
में दी हुईं तिथियों, घटनाओं एवं सेनाओ्रों के वर्णन में कवि ने अतिशयोक्ति से अ्रधिक काम लिया 
है। चारणों एवं भाटों में प्रचलित प्राय; सारी बातों का मान ने अपने ग्रंथ में समावेश कर दिया 
है। घटनावली के क्रम आदि का उसने नाम मात्र को भी ध्यान नही रक्‍्खा है। ऐसा होते हुए 
भी इस अंथ का अ्रपना निजी महत्व है | युद्ध श्रादि विविध विषयों का जितना विस्तृत वर्णन मान 
कवि ने किया है, उतना इस प्रकार के बहुत कम्त कवियों ने किया है। इस दृष्टि से इस ग्रंथ का 
मूल्य अधिक बढ़ जाता है। अतएव उक्त पुस्तक से कवित्व को अलग कर देने पर यह कृति इति- 
हास के लिए अधिक महत्त्व और मूल्य की हो जाती है। 





* राजविल्ास, छुं० ७, ए० २३२ * वही, छुं० १२, प्‌ृ० १४३४ 


अच्याय- ४ 
छत्नप्रकाश की ऐतिहासिकता 
आगामी पृष्ठों में छत्रप्रकाश में वर्णित तिथि, बुन्देल-जन्म-वर्णन, पात्र, चंपतिराय तथा 
छत्रवाल के युद्धों आदि की ऐतिहासिकता पर पंथ के अध्यायों के अनुसार विचार किया 
जा रहा है। 
तिथि 


छुन्नसाल-जन्म-तिथि--लाल कवि ने 'छनत्नप्रकाश” में केवल एक तिथि का उल्लेख किया 
है। उन्होंने लिखा है कि “छुत्रसाल ने सम्बत्‌ १७२८ वि० (१६७१ ई०) में २२ वर्ष की अवस्था 
में श्रोरंगज़ ब के विरुद्ध स्वातन्त्रय-संग्राम आरम्म किया था |” इस कथन के आधार पर छुत्रसाल 
की जन्म-तिथि १७०६ वि० (१६४६ ई०) ठहरती है। 


अध्याय-१ 
(६ 
बुन्देल-जन्म-वर्णन 
लाल कवि ने अपने अंथ में “भगवान्‌ राम के पुत्र कुश की वंशावली का उल्लेख करते हुए. 
काशीराज द्वारा काशी में राज्य-संस्थापन का वर्णन किया है। इनके वंशज काशीश्वर कहलाए। 
काशीराज के पुत्र गहिरदेव के नाम पर इनके वंशधर गहिरवार नाम से पुकारे जाने लगे। आगे 
चलकर इनके वंश में वीरभद्र पंचम नामक पाँचवं पुत्र ने विंध्याचल पर विध्यवासिनी देवी की नी 
दिन पयन्त अचना करके अपना सिर काठकर उन पर चढ़ाया, इससे प्रसन्न होकर देवी ने श्रम्ृत 
द्वारा उसे पुनः जीवित कर दिया। रक्त की बूँद देने के कारण यह बुन्देल कहलाए और इनका 
पुत्र बुन्देला | इसी से इनके कुल का नाम बुन्देला पड़ा |”? 
छत्रप्रकाश में वीरभद्र के जिन पूवजों के नाम दिए गए हैं उनका वीरसिंहदेव-चरित में 
अभाव है। छत्रप्रकाश की रचना वीरसिंहदेव-चरित से लगमग एक शताब्दी के पश्चात्‌ हुई | 
ऐसा प्रतीत होता है कि इस दीघ काल में चारणों की कृपा से उक्त नामावली का बुन्देलों के पूव॑जों 
की वंशावली में समावेश कर दिया गया है। संभवतः लाल कवि ने उसी परम्परा का अनुकरण 
करके उन नामों का अपने ग्रंथ में उल्लेख कर दिया है। 
इसी प्रकार वीर बुंदेल के पिता पंचम के नाम के संबंध में भी विद्वानों को संदेह है। यह 
अपने पिता के पाँचवे' युत्र थे | संभवत: इसी कारण से “पंचम पुत्र का पंचम शब्द रंढ़ि कर लाल 
कवि ने उसका नामकरण कर दिया है |” वस्तुतः छत्नप्रकाश के रचयिता इनके नाम से 
अपरिचित थे । 


4 छुत्रप्रकाश, अध्याय १२; ए० ८दह_* वही, अध्याय १, पु० १-८ '* नागरी प्रचारिणी 
पत्निका, नवीन संस्करण, भाग ३, १३७३ वि०, ४० ४१८ 


श्द्् हिंदी वीरकाब्य 


छुत्रप्रकाश की रचना के पश्चात्‌ के ग्रंथकारों ने इसी कथा को घटा बढ़ा कर अपनी रचनाओं 
में दे दिया है। प्रसंगवशात्‌ यहाँ पर उनका संक्षिम्त उल्लेख कर देना न्यायसंगत प्रतीत होता है। 
इक्कीक तु ल-अकालीम का लेखक बुन्देलों की उत्पत्ति दासी से मानता है।' इस लेखक का 
यह कथन इसकी अ्रशानता एवं विद्व ष-भावना का परिचायक है। 
टाड महाशय और मआसिसलू उमरा के मत में विध्यवासिनी देवी की उपासना करने 


कारण यह बुन्देला कह लाए ।* दि हु 
उक्त सभी कथाओं का केवल इतना ही अमभिप्राय प्रतीत होता है कि इस वंश के एक 


शक्तिशाली महापुरुष ने बनारस से चलकर मिर्जापुर होते हुए बुन्देलखड में जाकर वहाँ के तत्का- 
लीन अफ़गान आदि निवाधी तथा अन्य राजपूतों को पराजित करके अपने राज्य की नींब डाली। 
विन्ध्यवासिनी देवी के उपासक होने के कारण ये बुन्देले कहलाए और उस प्रदेश का नाम बुन्देल- 
खंड विख्यात हुआ | इसी विवरण को आधार मानकर बुन्देलों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में विविध 
कथाय और किम्बदन्तियाँ प्रचलित हो गई हैं | कह नहीं सकते कि इन कथाओं का आरम्भ कब से हुआ। 
सम्मवतः चारणों में यह कथाये मौलिक रूप में पहले से हीं प्रचलित थीं, पर केशव के पश्चात्‌ ही 
उनका प्रचलन हुआ होगा, नही तो वे उनकी ओर श्रवश्य संकेत करते | उन्हीं जनश्र॒तियों के 
मोखिक-रूप कों आधार मानकर गोरेलाल ने छत्रप्रकाश में बुन्देल-वंशोत्पत्ति सम्बन्धी उक्त रूपक 
बाँधकर अपनी कल्पना-शक्ति एवं वास्तविकता के प्रति उपेक्ञा-्भावना का परिचय दिया है। 

पवार वंश (अमार वंश) --लाल कवि ने लिखा हे कि “छत्रसाल ने “अग्निवंस के पवार 
कुलवार कुरी” के राजपूत की राजकुमारी से विवाह किया ।?१ प्रमारों को अ्म्निवेंशीय मानकर 
इन्होंने कवि-परम्परा का अनुकरण मात्र किया है। वास्तव में प्रमार अभिवंशीय क्षत्रिय नहीं हैं ।* 

निश्चित-पात्र 

दिंदू-पात्र--वो रभद्र', पंचम, वीर बुन्देल, करन, अज्ु नपाल, सहनपाल, सहज-इन्द्र (सजेन्द्र) 
नौनिकदेव, पएथीराज (प्रथ्वीराज), रामसिंह, रामचन्द्र, मेद्िनीमल्ल, अजु नदेव, मल्लखान, रुद्र- 
प्रताप (प्रतापरुद्र ) भारतीचन्द, मघुकरसाहि, जुकारसिंह, पहारसिंह आसकरन ।* 

चपतिराई (चपतिराय)--यह महेवा के शासक थे | जुकारसिंह के मारे जाने और उसके 
राज्य के साम्राज्य में मिला लिए जाने पर उस प्रान्त में विद्रोह कर इन्होंने लूट मचा रक्खी थी। 
चंपतिराय ने १हुत दिन तक वीरसिंहदेव और ज़ुकारसिंह की सेवा की थी। वह दाराशिकोह, 
आलमगीर आदि की सेवा में भी रहे | फिर बहुत सम्रय तक मुगुलों को तंग करते रहे | १७२१ 
वि० (१६६४ ६०) में इनकी मृत्यु हुई ।* 


3) ज्ञागरी अ्चारिणो पत्रिका, नवीन सस्करण, भाग ३, १३७३ वि०, ए० ४१८-१, मेमाअर्स 
आँव्‌ दी दिस्ट्री, फ्रोकलोर एन्ड डिस्ट्रीब्यूशन आऑव्‌ रेसेज़् आऑँवू दी नाथ॑-वेस्टन आविसेज्ञ ऑव्‌ 
इंडिया, भाग १, ४० ४९ _' नागरी श्रचारिणी पत्रिका, नवीन संस्करण, भांग रे, १६७६ वि०, 
परृ० ४३६-२-; मआसिरुल उमरा, भाग २, ए० ३१७ २ औरंगज़ेब, भाग १, ए० १६ ४ छत्न- 
प्रकाश, पू०७० * देखिए द्वितीय खं०, अध्याय ११, हम्मीररासो की ऐतिहाऊ़िता के अन्तर्गत अप्नि- 
कुलोत्पत्ति ' वही, अध्याय १, वीरसिहदेव-चरित के पात्रों की ऐतिहासिकता, पु० १३७४-८१ 


जी 


छन्नप्रकाश की ऐतिहासिकता २६६ 


छुत्नमाल-- (छतारो)--यह चम्पतिराय बुन्देला के पुत्र थे | छत्नसाल (जिसने छोटा मंसब 
पाया था) शिवाजी भौंसला के पास गया। वहाँ से लोट कर लूट-मार आरंभ कर दी। २२रवे' 
वर्ष जसवन्तसिह बुन्देला उसे दमन करमे गया। कई बार बादशाही नौकरी में श्राकर अपने देश 
को लौठ गया। इन्होंने बहुत सी विजय प्राप्त की थीं। १७३१ ई० में इनकी मृत्यु हुई |" देहाव- 
सान के समय इनकी आयु ८२ वर्ष की थी | 

देवीसिह--यह राजा रामचन्द्र के पौत्र, मारथसाहि के पुत्र थे। जुकारतिंह के पराजित हो 
जाने पर सन्‌ १६१५ ई० में यह ओड़छा के शासक हुए। कुछ समय के उपरान्त वे शाहजहाँ 
के पास दक्षिण में चले गए और ओड़छा खालसा कर लिया गया।* 

सिवराज, सिवा | * 

राजा इन्द्रसणि धंधेरा--यह सहरा के शासक ये। शाहजहाँ के शासन के १०वं वर्ष में 
यह बन्दी बनाया गया। १६५८ ई० में कंडा और डंका पाकर वह. सम्मानित हुआ । शुजा के साथ 
युद्ध के अनन्तर बंगाल में इसकी नियुक्ति हुईं जहाँ अपनी मृत्यु तक बादशाही कामों में लगा रहा ।४ 

जयसिद्द (मिज्ञों राजा जयसिद कछुवाहा)- यह राजा महसिह (जयपुराधीश) के पुत्र थे । 
सन्‌ १६१७ ई० में १२ वर्ष की अवस्था में मंसब पाया | १६२८ ई० में शादजाहाँ ने इनका विशेष 
श्रादर किया | विविध स्थानों पर इन्होंने बड़ी वीरता प्रदशित की । १६४४ ६० में यह दक्षिण के 
सूबेदार नियत हुए । और॑गज्ञ ब के राज्य के वे” वर्ष शिवाजी को दंड देने के लिए नियुक्त हुए । 
१६६७ ई७ में बुर्हानपुर में इनकी मुत्यु हुई ।"* 

जसवन्त्सिह---यह राजा गजसिंह (मारवाड़) के पुत्र थे। १६४१ ६० में यह कंधार में 
नियुक्त हुए। धीरे-र्ध रे इनके पद्‌ में वृद्धि होती गई। १६५८ ई० में दक्तिण से आगरे की ओर 
बढ़ते हुए औरंगजेब का उज्जैन निकटस्थ घर्मत स्थान पर इन्होंने वीरतापूवंक सामना किया, पर 
इसमें उन्हें मागना पढ़ा। शुजा के युद्ध में यह सेना के दाहिने भाग में नियुक्त हुए थे | मिर्ज़ा राजा 
जयसिंह की मध्यस्थता से क्षमा करके इन्हे अहमदाबाद की सूबेदारी मिली। १६६१ ई० में यह 
दक्षिण मेजे गए। वहाँ पर इन्होंने यथाशक्ति शिवाजी के दमन में प्रयत्न किया । * ३७८ ई० 
(पौष ब० १०, १७३५ वि०) को ५२ वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हुईं [६ 

दुरगादास राठैर ।* 

इन्द्रमनि--(इन्द्रमणि) श्रोडछाधीश सु जानसिद्द के निस्संतान मरने पर शाहजहाँ ने उनके 
भाई इन्द्रमणि को ओड़छा का राजा बनाया । १६४८ ई० में चंपतिशय का दमन करने के लिए, 
ये नियुक्त हुए थे। १६६४ ई० दक्षिण से लौठने पर ओड़छा के राजा बनाये गये । १६७६ ई० में 

इनकी मृत्यु हो गई | 

..._* भआसिरल उसरा, सास वहीं, ए० $३६-१४  * नागरी प्रचारिणी पत्रिका, नवीब 
संस्करण, भाग ३, १६७६ वि०, ४० ४९४; मआसिरुल उसरा, भाग $; पाद-टिप्पणी २, ४० ६४३६ 
3 देखिए द्वितीय खं०, अध्याय ३, भूषण-अन्थावली की ऐतिहासिकता, ए० २०४ * सआसिरुलू 
उमरा, साथ ३, छु०७छ-८० वही, साग वही, ए० १६४४-६३ _+ वही; भाग वही, पू० ३१६६-७२ 
७ देखिए द्वितीय खं०, अध्याय ४७, राजविलास की ऐतिहातिकता, ए० २४७५ “ नागरी प्रचारिणी 
पन्निका, नवीन संस्करण, भाग ३, ३६७६ वि०, पु० ४६२-३ 


२७७ ह्दी वीरकाव्य 


माननाथ जी--यह महात्मा काठियावाड़-प्रदेश के जामनगर नामक स्थान के निवासी ये। 
इनके उपदेशों का संग्रह “कुलजम” नाम से प्रसिद्ध है। इनके अनुयायी धामी कहलाते हैं। ये 
छत्रसाल के धर्म-गुरु ये | पन्ना में इनकी समाधि एक बड़े दिव्य और भव्य मन्दिर में है ।* 

सुजानसिह--यह पहाड़सिंह बुन्देला का पुत्र था। शाहजहाँ का कृपा-पात्र होकर कामों 
पर नियुक्त हुआ । जलूस के र८्वें वर्ष में इसको राजा की पदवी मिली | श्रीनगर, दक्षिण आदि 
में इसने बड़ी वीरता प्रदर्शित की | १६६८ ई० में इसकी दक्षिण में म॒त्यु हुईं।* 

छुत्रसाल हाढा--(राव सत्रुसाल हाडा)--यह बूंदी के गोपीनाथ के पुत्र थे। १६३१ ई० में 

यह बूंदी के शाधक हुए | बालाधाट, बलख, बदख्शा, कंचार आदि की चढ़ाईयों में इन्होंने बड़ी 

वीरता प्रदर्शित की थी। उत्तराधिकार युद्ध में सामूगृढ़ नामक स्थान में १६५४८ ई० में दारा के 
हरावल में लड़ते हुए श्रौर॑गज्‌ ब की सेना द्वारा यह मारे गए ।३ 

सुसलमान-पात्र साहिजहाँ (शाहजहाँ)--यह जहाँगीर का पुत्र था | इसका वास्तविक नाम 
शाहज़ादा खुरंम था। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ १६२७ ई०में सिंहासनारूढ़ हुआ । १६५८ 
ई० में औरंगज ब ने इसे बन्दीण्ह में डाल दिया। १६६६ ई० में चौहत्तर वर्ष की अवस्था में 


इसका देहान्त हुआ | ५ 
दारासाह (दाराशुकोह)--यह शाहजहाँ का सब से बडा पुत्र तथा उत्तराधिकारी था। 


इलाहाबाद, पंजाब, मुल्तान आदि सूबों का शासक रहकर उसने पर्याप्त श्रनुभव प्राप्त कर लिया 
था। शाहजहाँ उसे प्रायः अपने पास ही रखता था। १६५८ ई० के उत्तराषिकार-युद्ध में वह हार- 
कर भागा । अन्त में पकड़ा गया और ३० श्रगस्त (श्रथवा ६ सितम्बर), १६५४६ ई० को 


उसकी हत्या कर दी गई |" ५ । 
सूजा (शाह शुजा)--यह शाहजहाँ का द्वितीय पुत्र और बंगाल का सूबेदार था। इसने 


विद्रोह किया तब राजा जयसिंद ने इसे पराजित किया । उत्तराषिकार-युद्ध में आगरे पर अधिकार 
प्रात करने की कामना से बंगाल से चल पड़ा, पर 'खजुश्रा? के युद्ध में पराजित हुता' । वहाँ से वह 
अराकान की ओर भाग गया और वहीं पर मार डाला गया ।* 

ओऔरंगसाह, नौरंगसाह (औरंगज़ब)--यह सम्राट शाहजहाँ का तृतीय पुत्र था। इसने 
बुन्देलखंड, दक्षिण आदि में विविध युद्धों में बड़ी वीरता प्रदर्शित की थी। उत्तराधिकार-युद्ध में 
विजयी होकर भारत का शासक बना ओर १६४८-१७०७ ई० तक राज्य किया ।* 


१ छुत्नप्रकाश, पाद-टिप्पणी २, ० १५०-२_* मआसिरुल उमरा, भाग १, ए० ४३९५-४६ 
३२ वही, भाग वही, ४० ४०१-१४  केम्ब्रिज हिस्दट्री ऑव्‌ इंडिया, भाग ४, घ० १६३, १६८, 
१६३६-७३, १७६-७ $८३-२२१, २२३, २२, २३३ वही; भाग वही, पु० १७४, २०१, २०३६, 
२०७, २०६, २३१०, २३१३-९२, २१३७, २२०, २२२, २२३, २२६, २२७, २३० २३२, २७१; 
क़ानूनगो; दाराशकोह-सम्पूर्ण; ओरंगज़ ब, भा० पु० 9, २६३-६, ३२३६8, ३०४; वही, “भाग २, ० 
२७, रे३, ३९, रे८, ६, ६८, १०१, १०६, १०७-८, ११३, १६३, १६७, १६६, १६८, १७२, 
१७३, १८८, १८६६, २०६, २३०, २१६, ' केम्ब्रिज हिसस्‍्ट्री ऑव इंडिया, भाग ४, पू० १६४, 
२३१, २१२; २१६, २१०६, २२२, २२३, २२४-६, २३२, ४७८०-३१ ० केम्ब्रिज हिस्द्री आॉव्‌ 
इंडिया, सास ३४, ए४० ३६६-७, ३१७४, १६९२, १६८, २००, २०४, २०२९, २०६, २०७, २०४६-१२, 
२२२-३ ६८५ सरकार, औरंगजेब ,पाँचों भाग सम्पू्श । 


छुन्नप्रकाश कौ ऐतिहासिकता २७१ 


भुरादसाह (सुराद बल़्श)--यह शाहजहाँ का चतुर्थे पुत्र ओर गुजरात का सूबेदार था। 
धर्मत और सामूगढ़ के युद्धों में इसने बड़ी वीरता प्रदर्शित की । कालान्तर में श्रौरंगजेब ने इसे 
बन्दी बनाकर ग्वालियर भेज दिया ओर वहीं पर वह १४ दिसम्बर १६६१ ई० को फाँसी पर लय्का 
दिया गया |" 

झकबर सहिजादों (अकबर शाहजादा)--यह ओरंगजेंब का पुत्र था। औरंगज ब ने इसे 
मारवाड़ और मेवाड़ के युद्धों में भेजा । वहाँ विद्रोही बनकर वह स्वयं सम्राट बन बैठा । राजस्थान 
से भाग कर वह दक्षिण पहुँचा और अन्त में फारत को चला गया ।* 


बहाहुर साह (बहादुर शाह)--यह औरंगजेब का पुत्र था। इसका वास्तविक नाम मुश्रज्ज्‌म 
शाह आलम बहादुर शाह था। ओरंगज ब की मृत्यु के पश्चात्‌ यह माचे १७०७ ई० में गद्दी पर 
बैठा । २७ फ्रवरी, १७१२ ई० को इसका देहान्त हुआ | 

बहादुर खान “लाल कवि ने सम्मवत+ इस नाम से खान-जहाँ (मल्रिक हुसेन) बहादुर ,खाँ 
की ओर संकेत किया है।हें 


तहवर (तहव्वर खाँ)--यह औरंगज ब का एक प्रमुख अमीर तथा सेना-नायक या | मार- 
वाड़ के युद्ध में इसने बड़ो वीरता प्रदुशित की थी ।* 

अबदुल्ला ,खाँ--कवि ने संभवतः अब्दुल्लाइ खाँ की ओर संकेत किया है |९ 

दुल्लेख खान --यह सिहोंढा का शासक था। बुन्देलखंड में प्रचलित परंपरा के श्रनुसार 
दल्लेल खाँ मुहम्मद खाँ बंगश का पुत्र बतलाया गया है, जिसका लालन-पालन छुत्रसाल ने किया 
था| कुछ विद्वानों के मत में वह चंत्तिराय का मित्र था। वह मई, १७२१ में मरा [* 

नौसेरी खाँ*, अबदुल्लसमद ।* 


/ अनिश्चित पात्र 


नीचे उन पात्रों के नाम दिए जा रहे हैं, जिनका ऐतिहासिक विवरण अप्राप्य है :--- 
हिन्दू-पात्र--सूर्य, मनु, रामचन्द्र, कुस, लव, कलस, हरिब्रह्म, महीपाल, उद्दधित-भुवपाल, 
कमलचन्द, चित्रपाल, बुद्धिपाल, बिहंगराज, कासिराज (काशीराज) | गह्रिदेव, विमलचंद, नाहु- 
चंद, गोपचंद, गोविंदचंद, टिहनपाल, विंध्यराज, सोनिकदेव, बीकलदेव, अ्रजुनवर्म, उद्याजीत, 


१ क्म्न्रिज हिस्द्री ऑव इंडिया, भाग ४, ए० १७ट्े, २००, २०३, २११, २१२, २१३, 
२१४, २१९; २२२, २२८ . वही, भाग वही, ए० २४८, २४६, २६९०, २९१३-२, २८०-१, २८२- 
४, रेशे८, ३४०, * वही, भाग वही, ए० ३६१३-२४ ४ देखिए द्वितीय खं०, अध्याय ३, भूषण 
अन्थावली की ऐतिहासिकता, एू० २०७ “ केम्ब्रिज हिस्ट्री ऑव्‌ इंडिया, भा० ४, पु० २४८, 
२६४०, २९१; २५२ * देखिए द्वितीय खं०, अध्याय १, वीरसिहदेव चरित की ऐतिहासिकता, ए० 
१८१ ७ जरनल आँव्‌ एशियाटिक सोसायटी आँवू बंगाल, सं० |],५][, १८७८ इं०, ए० ३६२५ - 
७१; बुन्देलखंद का संक्षिप्त इतिहास, ए्ू० २०३, २१०, २१३, २३७ ८ देखिए द्वितीय खं० 
अध्याय हे, भूषय-गन्थावली की ऐतिहासिकता के अन्तर्गत खान दौरां नोशेरी खाँ. का विवरण, 
पू० २९०७ “ वहीं, वही, वहीं, ए० २०६ 


१७२ हिंदी वीरकाव्य 


कौरतसाहि, मपतिसाहि, आमनदास, चंदनदास, दुर्गादास, घनस्याम, प्रागदास, भेरोदास, खाँडेराय, 
प्रेमचंद, कुवरसेन, मानसाहि (मानसाह), भागवतराइ, खरगराइ, चंद, सुजानराइ, सारवाहन, 
अंगदराइ (अंगद), रतनसाहि (रतनसाह, रतन), गोपाल, उगरसाह, बंका, चौदहा मेघ (१) अजीत 
राइ (राइ श्रजीत), मनौला, हरी जग्ोधी, दक्ेल दौवा, साहिबसिंह धंघेरा ( साहिबराइ ), सिबराम 
दौवा, गुल बारी, शानसाह, मान, शुए्मंगद, कुंवर नरायनदास, गोविंदराई पंतपुरवारे, सुन्दरमनि 
पमार, दलसिंगार, राममनि दौवा, मेधराज परिहार, क्रिसोरी खंगार, दलताह मिश्र, हरकृष्ण 
( मिश्र हरिकृष्ण ), लच्छे, राउत ( रावत ), रामसनि, हरिबंस, मेध्री, परदौन, दयालें, फानु भाट, 
पंबन्न ढीमर, खरगे बारी, मोदी पतै, केंवरराज रनधीर धंघेरो, केसरीसिंह धघेरा, आनंदराह 
चौधरी, जैत पटेल, दासजी राइ मवासी, दागी केसोौराइ मवासी, दीपसाह, अनन्द चौधरी, सबल 
साह, धारू, कीरति, रामजू , प्रथीराज, दीप दिवान, माधोराइ, बसत, उद्यभान, श्रमरसिंह, परताप, 

चन्द, करने (करन जू ); इन्द्रमनि साहिगढ़ वारे, उम्रसैन, जगतसिंह, सकतसिंह, जामसाह, परबत- 
सिंह (१रबतसाह), रूपसाह, चन्द्रहंस, चित्रांगद, जसवन्त, रामसिंह, जैसिंह, जादौराइ, गाजीसिंह, 
गुपालमनि, चिंतामनि सुरकी, बिसुनदास, बावराज परिहार, नन्‍्दन छिपी (छीपी), कृपाराम, जगतेस, 
दुलची, परसराम सोलंकी, बालकष्ण, गज्ञाराम, मेबरा ज परिहार, श्ररि साऊ, बरगीद।स, हमीर धंघेरो 
भावतराइ पसारु, सबदलराइ, भोज, दलसाइ मिश्र, किसुनदास, उदेकरन, हरजू (हरजूमज्ञ), दयाल, 
गौतम, बले बैसु, भूपतिराय बैस, घनश्याम, जगतराइ, नवल, प्रेमताह, राना रामदास, सुंदरमनि, 
मन्न सुजान, सभातिंह, उदैकरन, देवकरन, अमरसाह, राइ अमान, देवकरन, गजसिंह, खंडिराइ, 
माधौसिंह कठेरावारो, नंद महाराजा, सुमकरन, बलदाऊ (बल दिवान, देव दिवान), अमर दिवान, 
भारतसाह, माधोराइ, हाड़ा दुरजनसाल (छत्रसाल हाड़ा १), मुकुन्दर्सिह हाड़ा । 

सत्री-पाश्न--हीरादे रानी, लालकुँवरि, देवकुवरि । 

| सुसलमान-पानश्न--बाकी खान (बाक्ती खाँ), भोर गौर, सहिबाज खाँ, फ़ते खाँ, खाननहाँ, 
सैद महम्पद (सैय्यद मुहम्मद), कासिम खाँ, नामदार खाँ, फिदाई खाँ, महमद हाशिम, खालिक, 
सैद बहादुर, सैद मनौवर, रनदूलह, रूमी, सैद लतीफ, अधसेरी उमराव, सेख श्रनौर, सुतरदीन 
(सुतरदीं#), हसीद खान, सैद लतीफ, नाहर खान, बइलोल खान मयानौ#, मुरादखान, साहकुली, 


सैद अफगन खान, सेर खा (शेरखाँ), फोजे मियॉ, बाकीखान बुन्देले ()), ईसफलान, अलीखोँ 
खानखाना | 


अध्याय २-४ 


छत्रप्रकाश के उक्त अध्यायों में छत्रताल के पूव॑जों, सारवाइन के चरित्र और छत्रसाल की 
बाल-लीलाशं का उल्लेख किया गयाहै।" इनमें से कुछ घटनाओं का पात्रों की ऐतिहासिकता 
पर विचार करते समय यथास्थान उल्लेख कर दिया गया है। शेष घटनाओं पर उचित सामग्री के 
अमाव में यहाँ पर विचार नहीं किया सका है। 





& इन नामों का भूषण ने भी उल्लेख किया है । देखिये द्वितीय खंड, अध्याय ३, भूषण 
प्रंथावली की ऐतिहासिकतान्तग्रत अनिश्चित मुसलमान पशज्र-सूची | ए० २१० 
छुन्नप्रकाश, पू० ३-२७ 


रैं 


छत्रप्रकार्श की ऐंतिहासिकता २७३ 


अध्याय ४ 


शाहजहाँ और बुन्देलखंड--लाल कवि ने इस अध्याय में शाहजहाँ द्वारा बुन्देलखंड 
पर आक्रमण करने, जुकारसिंह के विद्रोह, पहाड़सिंह के राजा बनने आदि घटनाओं का उल्लेख 
किया है ।* 

उक्त घटनाओं के संबंध में इतिहास अंथों से यह विवरण प्राप्त होता हैं;-- 

८जहाँगीर की मृत्यु से तीन-चार मास पूर्व वीरसिंहदेव ने मानव-लीला समाप्त की और 
उसका पुत्र जुकारसिंह उसका उत्तराधिकारी हुआ । शाहजहाँ के सिंहासनारूढ़ होते ही वह आगरा 
छोड़ कर ओइछा चला गया। खान ख़ानान महावत की अध्यक्षता में विशाल सेना भेजी गई | 
अबदुल्ला ,खाँ ने ऐरछ में दो सहख सै.नेकों का संहार करके उस पर अधिकार कर लिया। ओड़छा 
पर भी आक्रमण हुआ । जुकारसिंह ने संधि कर ली | 

कुछ समय के पश्चात्‌ जुकारसिंह ने चौरागढ़ पर विजय प्राप्त कर ली। शाहजहां नें 
औरंगज़ब के सेनापतित्व में सैव्यद अब्दुल्लाह और खान-ए-दौरा आदि वीरों के साथ ३,७००० 
सेना भेजी। इस सेना ने ओड़छा पर अधिकार करके देवीतपिंह को वहाँ का राजा बनाया (४ 
अक्टूबर, १६३५४ ६०) । 

बुकारसिंह घामौनी से भागकर चौरागढ़, देवगढ़, चाँदा आदि स्थानों में होते हुए बनों में 
भठकते फिरे | अन्तर में गौंडों ने जुझारसिंह और विक्रमाजीत के शिरों को काठकर दिसम्बर, १६१३५ 
ई० में शाहजहाँ के पास भेज दिया । 

ओऔरंगज ब की प्रार्थना पर शाहजहाँ दतिया और ओरोडृछा में स्वयं गया (नवंबर, १६३५४ 
६०)। वहाँ से वे दोनों दौलताबाद को चले गए.। (१४ जुलाई, १६३६ ई०) | 

चंपतिराय तथा अन्य बुन्देलों ने शाहजहाँ की आधीनता नहीं स्वीकार की। वे जुम्मारसिंह 
के अल्प-वयस्क पुत्र पृथ्वीराज को राजा बनाकर ओड़छा की सीमा मे लूटमार करतेररदे । अब्दुल्लाहं 
खाँ इस्लामाबाद में रहकर उस प्रदेश का शासन करता था। उसके एक सेना-नायक बाक्ली खाँ ने 
१८ अप्रैल, १६४० ई०» में बृंदेलों को पराजित किया । चपतिराय भाग गए ओर प्रथ्वीराज बन्दी 
बनाकर ग्वालियर के कारागार में डाल दिया गया | 

सन्‌ १६३५ ई० में छः वर्ष पर्यन्त प्रयत्न करने पर जब वहाँ पर शान्ति स्थापित न हो सकी 
तब १६४१ ई० में पहाड्सिंह को वह राज्य दे दिया गया। 

इस प्रकार अबदुल्लाह खां, बाक्ली खा ओर बहादुर खां आदि चंपतिराय को दबाने के लिए 
सतत प्रयत्न करते रहे, पर वे उसमें असफल रहे |?” 

छुत्रप्रकाश और इतिहास में वर्णित उक्त घटनाओं के विवरणों में परस्पर बहुत साम्य है 
और उनमें कोई उल्लेखनीय अ्रन्तर नहीं है । 


१ छुल्नप्रकाश, ए० २८-३४ * देलियट एंड डाउसन, हिस्ट्री आँवू इंडिया, भा०७, ६०६-७, 
१३, ४७-४२; औरंगज़े ब सा० १, (० १६-२६, २६, ३०; ३१; लेटर सुग़लसू, भा० २, छु० 
२२२-३; नागरी अचारियी पत्रिका, नवीन संस्करण, भा० ३े, ए० ४४४-७, मआसिरुल उमरा, 
भा० १, ए० २२१ 
3.4 





२७४ हिंदी वीरकांव्य 


चंपतिराय की हत्या के लिए षड़यन्त्र “जाल कवि ने विखा है कि चंपतिराय से भयभीत 
होकर पहाड़सिंद ने उनको विष देने तथा चोर द्वारा मरवा डालने की चेष्टायें की थीं।' 
फारसी इतिहासकार इस सम्बन्ध में मौन हैं, पर परिस्थितियों पर विचार करने पर ग्रह बात स्पष्ट 
हो जाती है। यद्रपि पहाडसिंह चम्पतिराय से सन्धि कर चुके थे* पर उनकी बढ़ती हुई शक्ति से वे 
अवश्य ही भयभीत हों गए होंगे | दूसरे, शाहजहाँ के संकेत पर उनका नाश कर के अपने राज्य 
को निष्कंटक करने की उन्होंने श्रवश्य ही चेष्डा की ही होगी । इसी उद्देश्य में सफल होने के लिए 
५धपहाड़सिंह ने ४ जून, १६४२ ई० में अब्दुल्लाह खॉ के साथ सन्धि कीं थी कि वे चम्पतिराय और 
उत्तके साथियों का सवंनाश करने में सफल हों |” र 


अपने ग्रतिदवन्द्दी को मार कर अपने राज्य को निष्कंटक करने की घटनायें राजपघरानों में 
अतीत काल से ही होती रहीं हैं । श्रतएव कवि द्वारा कथित चंपतिराय की हत्या के लिए किए गए 
षड्यन्त्र सत्य प्रतीत होते हैं। 

कंघार पर अक्राण--श्रागे चलर्कर लाल कवि ने लिखा है कि “चम्पतिराय शाहजहाँ की 
सेवा में चले गए । कुछ समयोपरान्त वे दारा के साथ कुन्वार पर आक्रमण करने के लिए गए। 
वहाँ पर उन्होंने बड़ी वीरता प्रदर्शित की | फिर कौंच की जागीर के प्रश्न को लेकर दारा और 
चम्पतिराय में वैमनस्य हो गया | परिणामस्वरूप मंसब त्याग कर वे स्वदेश लौट आए |” 

इतिहास से विद्त होता है कि पहाड़सिह को गद्दी मिल जाने पर चम्पतिराय ने मुगलों से 
सन्धि कर ली ओर वे दारा की सेवा में रहने लगे। (जून १६४२ ई०)५ 

उक्त कवि ने अपने वणन में कन्धार के तृतीय आक्रमण की ओर संकेत किया है। शाह- 
जहाँ की आशय से दारा एक विशाल सेना लेकर १६५४३ ६० में कुन्धार की ओर गया था | उसके 
साथ पहाड्सिह, चम्पतिराय आदि सैनिक भी थे | यह घेरा श्रग्रैंल से सितम्बर, १६५३ ६० तक पड़ा 
रहा था। अन्त में श्रसफलता के कारण यह घेरा उंठा लिया गया और दारा ससैन्य आगरे लौट 
आंग्रा । शाहजहाँ ने शाहजह नाबाद में दारा का राजती स्वागत किया, और पुरस्कार वितरित किए 
जिससे दारा कुन्धार-आक्रमण की अपनी स,री असफलताओं कों भूल गया (२६ दिसम्बर, 
१६५३ ३०) ।९ 

दारा की असफलता पर भीं राजधानी में इस प्रकार उत्सव मनाया गया था। सम्भव है 
कि राजधानी से दूरस्थ लाल कवि ने उक्त उत्सव सम्बन्धी विवरण को सुनकर यह समझ लिया 
हो कि कस्वार पर मुगुलों का अधिकार हो बया है। यह भी हो सकता है कि चम्पतिराय की वीरता 
एवं शोर्य की प्रशंसा करने के लिए ही उन्होंने ऐसा वर्णन कर दिया हो। कुछ भी हो, यह स्पष्ट 
है कि कन्वार-विजय सम्बन्धी उनका कथन इतिहास विरुद्ध है । 

कोच की जागीर के प्रसंग को लेकर पहाड्ृसिंह के बहकाने से दारा और चंपतिराय के मध्य 
अनबन होना स्वाभाविक हो सकता है, क्योंकि दारा की यह दुबलता थी फ्ि चह दूसरों-की निन्‍दा 





१ छुत्रप्रकाश, ए० ३४-७ * लेटर सुग़लस , भा० २, प० २२३ 3 वही, भा० वहीं, ए० 
वही * छुत्रपकाश पु५२७-४४  औरंगज़ ब, भाय $। पु० २७ * दाराशुकोह, पु०४२-६७, 
लेटर मुग़ल़स , भा० २, प० २२३ (पादु-टिप्पणी) 


छत्रप्रकाश की ऐतिहासिकता _ र्छ्पू्‌ 


और बुराई को सुनता तथा उसका विश्वास कर लिया करता था|" इस प्रकार के वैमनस्य के 
उपरांत मंसब त्याग कर चंपतिराय महेवा चले गए होंगे । 
अध्याय ६-७ 

उत्तराधिकार-युद्ध तथा अन्य घटनायें--उक्त घटनाओं के अनन्तर लाल कवि ने शाहजहाँ 
के पुत्रों के उत्तराधिकार-युद्ध, चंपतिराय-शोये, मुकुन्द हाड़ा और छत्रसाल हाड़ा की मृत्यु, सामू- 
गढ़-युद्ध, दारा तथा शुजा की पराजय, शुभकरण और चंपतिराय के युद्ध, छुजानराय की मृत्य, 
छत्रसाल का ननिहाल जाना, नामदार खाँ ओर स्तनसाह आदि का वर्णन किया है।* 

इन घटनाओं के संबंध में इतिहास से विदित होता है कि “सितम्बर, १६४७ ई० में शाह- 
जहाँ बीमार पड़ा । उस समय उसके चारों पुत्र-दारा, शुजा, ओरंगज्ञेब तथा मुराद-कमशः आगरा, 
बद्धाल, दक्षिण तथा गुजरात में थे। शाहजहां ने दारा को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर 
दिया। इस पर उसके अ्रन्य भाइयों ने राज्य प्राप्ति के उपाय आरंभ कर दिए.। मुराद ने स्वयं को 
सम्राद घोषित कर दिया (५ दिसम्बर, १६५४७ ई०)। शत्रु का नाश करके परस्पर राज्य-विभाजन 
करने का मुराद और औरंगजेब में निणंय हो गया । इसी प्रकार अपने को सम्राट घोषित करके शुजा 
बद्धाल से आगरे को ओर चल पड़ा और फरवरी, १६५८ ६० में बनारस के निकट शाही सेना का 
सामना किया । मुराद २५ फरवरी, १६५८ ई० को अहमदाबाद से चलकर १४ अप्रेल, १६५४८ 
ई० को दीपालपुर में पहुँचा । औरंगजेब दक्षिण से रवाना होकर उक्त तिथि को दीपालपुर में 
मुराद से जा मिला। वहा से वे दोनों उज्जैन की ओर चले ओर धर्मत पर पहुँचकर डेरा डाल दिया | 
इस स्थान पर जसबंतसिंह ने इन दोनों की सेना का सामना किया। सुकुन्द्सिद हाड़ा आदि जस- 
वंतसिंह के अनेक वीर मारे गये | वह स्वयं घायल होकर युद्ध-क्षेत्र से भाग गए। ओऔरगज ब ने 
विजयी होकर उस स्थान पर फृतेहाबाद नगर बसाया। 

इसी अवसर पर उज्जैन के निकट चंपतिराय आकर औरंगजेब से मिले (अग्रैल, 
१६५८ ई०)। वहाँ से चलकर औरंगजेब और मुराद २१ मई, १६५४८ ई० को ग्वालियर 
पहुँचे। धौलपुर से लगभग चालीस मील पूर्व मे एक घाट को अ्रक्षित छोड़कर शेष सब 
घाटों को दारा ने अपनी तोपों से रोक रक्खा था। ओरंगज़ेब उसी मार्ग से चंबल को २३ 
मई, १६५४८ ई० को पार करके आगरे की ओर चल पड़ा । आलमगीरनामाकार तथा आक्रिल खाँ 
ने क्रश: इस स्थान का नाम भदौरिया' और “भदावरः लिखा है। ईश्वरदास ने इसका नाम 
कनेरा' और भीमसेन ने “गोरखा” बतलाया है। सम्मवतः वह स्थान मदौली था । 

(छन्नप्रकाश), मनूची तथा मीमसेन के अनुसार इस मार्ग के बतलाने वाले मनुष्य का नाम 
चंपतिराय बुन्देला था। ईश्वरदास ने ग्वालियर की सरकार गोहद का जमींदार 'हाथीराज जाट? 
और आकिल खाँ ने “भदावर का जुमींदार! लिखा है ।'* 

मुगूल राजकीय ऐतिहासिक ग्रथ इस मनुष्य के नाम के संबंध में मौन हैं। “सामूगढ़ के युद्ध 
में चंपतिराय औरंगजेब की सेना के दक्षिण भाग में इस्लाम खाँ के नेतृत्व में सम्मिलित हुए ये।”* 
...._१ दाराशकोह, पु०४१६-७ २ छुब्नप्रकाश, पुृ० ४२-४७ ओरंगज़ेब, भा० १, ए०२६३-४, 
३०२, ३०६-७, ३े०$, रे३े२, ३३८-६, ३७०४-६३; वही, भाग २, पु० १-२६, २७, २४६६ वही, भा 
३) पु० २० वही, भा० २, पु० ४३ 


२७६ हिंदी वीरकाब्य 


इससे प्रमाणित होता है कि चंपतिराय उक्त युद्ध से पूव ही औरंगजेब की सेना से आ मिले थे। इन 
दोनों की इस भेंट का स्थान उज्जैन के आस-पास हीं रह्य होगा, क्योंकि दक्षिण से उत्तर को आते 
समय श्रवंती प्रदेश, जो बुन्देलखंड के बहुत निकट है, पड़ता है। दारा के प्रति पूज वैमनस्य का 
स्मरण करके प्रतिशोध-मावना से प्रेरित होकर चतुर राजनीतिशञ के समान चंपतिराय अवश्य ही 
आऔरंगजेब से जा मिले होंगे ओर उन्होंने यह भेंट उसी समय की होगी जब औरंगजेब की सेना 
बुन्देलखंड के निकट उज्जैन के पास में पहुँची होगी । मुग़ल प्रायः राजपूत सेना को ही अ्ग्रभाग 
में रखा करते थे | इन सभी बातों से लाल कवि का यह कथन, कि चंपतिराय ने उस घाट का 


मार्ग औरंगजेब को दिखलाया, सत्य प्रतीत होता है। 


सामूगढ़-युद्ध -(२६ मई, १६५८ ई०)--यह भयंकर युद्ध हुआ था। दारा की ओर के 
छत्रसाल द्वाड़ा, रामसिंह राठौर आदि नौ राजपूत एवं उन्नीस मुसलमान सेनापति मारे गए ये। 
दारा पराजित होकर भाग गया | औरंगजेब विजयी हुआ और उसने आगरे पर अपना अधिकार 
कर लिया (जून, १६५४८ ६०) | 

वह आगरे से १३ जून, १७५८ ई० को देहली के लिए रवाना हुआ ) मार्ग में उसने मुराद 
को बन्दी बनाकर सलीमगढ़ भेज दिया (२५ जून, १६४८ ६०)। श्रन्त में वह बुधवार, चार 
दिसम्बर, १६६१ ई० को ग्वालियर में फाँसी पर लख्का दिया गया । 

ता० २१ जुन्ाई, १६५८ ई० को देहली नगर के बाहर शालामार उपवन में औरंगजेब 
आलमगीर नाम से सिंहासनारूदू हुआ । 

इधर-उधर भगकता हुआ दारा पकड़ कर देहली लाया गया, जहाँ २० अगस्त, १६५६ 
६० को उसकी हत्या कर दी गई | 


देहली की ओर बढ़ते हुए शुजा को औरंगजेब्र ने खजुद्दा के स्थान पर ५ जनवरी, १६५६ 
ई० को पराजित किया । इस प्रकार उसका राज्य निष्कंयक हो गया।" 


छत्रप्रकाश ओर इतिहास के उक्त विवरणों की तुलना करने पर रपष्ट हो जाता है कि लाल 
कवि ने इन घटनाओं का संक्तिप्त किन्तु वास्तविक चित्रण किया है। 

धंपतिराय और बहादुर खाँ का वैमनस्य | -लाल कवि के मतानुसार युद्ध से भागे हुए 

एवं चम्पतिराय का स्वदेश लौटना बहादुर खाँ के लड़के, का जो दारा की ओर 
से लड़ा था, सामान चंपतिराय के हाथ पड़ा था। मॉगने पर उन्होंने नही लौठाया | इस पर दोनों 
में मन-मुठाव हो गया | इस कारण से शाह शुजा के आक्रमण के अवसर पर चम्पतिराय अपने 
घर चले आए | 


इतिहास से विदित होता है कि बहादुर खाँ ओरंगजेब की शोर से युद्ध में सम्मिलित हुआ 
था। सामूगढ़ के क्षेत्र में वद ओऔरंगजुब की सेना के मध्य भाग के वाम पक्त में लड़ा था। इस 
युद्ध में वह बहुत घायल हुआ था और उसकी सेना के कतिपय सैनिक भी मारे गए थे ।* अतएव 


) औरंगजेब भा० वही, ४० ३२-६४, ७७, ८२, ८६-१००, १०७-८, ३१२६-५६, २०८- 
१०. वही, भा० वही, पु० ४८ 


छुत्रप्रकाश की ऐतिहासिकता २७७ 


उसका पुत्र भी औरंगज़ेब की ही श्रोर से लड़ा होगा, न कि दारा के पक्ष में । हो सकता है, कि 
उक्त युद्ध की भयंकरता से घबरा कर बहादुर खाँ की सेना और उसका पुत्र भाग खड़े हुए हों और 
अवसर पाकर चम्पतिराय ने, जो औरंगजेब की सेना में युद्ध कर रहे थे, उसके पुत्र के सामान को 
लूठ लिया हो | पर इसके लिए कोई इहृढ़ प्रमाण उपलब्ध नहीं है। दूसरे, औरंगजेब की सेना में 
उत्त समय इतनी अनियंत्रणत: को कल्पना भी नहीं की जा सकती | लाल कवि के उक्त अनुमान 
का एक अन्य कारण हो सकता है। पराजित दारा के भाग जाने पर उसकी सारी युद्ध-सामग्री 
औरंगज़ेब की सेना के हाथ लगी थी। सम्भव है; इस सामान के कुछ अंश के ऊपर चम्पतिराय 
श्रौर बहादुर खुँ में अनबन हो गई हो । 

चम्पतिराय के बुन्देलखंड को लौट आने के सम्बन्ध में इतिहास में यह उल्लेख 
मिलता है ;-- 

धसामूगढ़ के युद्ध की समाप्ति (६ जून, १६५४८ ई०) पर और गज्ेब ने चपतिराय को एक 
हाथी भेंट किया । फिर वह दारा का पीछा करने वाली सेना के साथ गये | जब ओर॑ंगज़ोब की सेना 
पंजाब में सराय जौहरमल में पड़ी थी, उस समय चम्पतिराय तथा उसका दूसरा पुत्र अंगर लादौर 
के सूबेरार खलील उल्लञाह खॉ की सेना में भेजे गये । जनवरी, १६५३ ई० में, जबकि शुजा खजुहा 
की ओर बढ़ रहा था और दारा गुजरात से होकर अजमेर की ओर जा रहा था, उस समय सारे 
साम्राज्य में अव्यवस्था और अशान्ति फैली हुईं थी। ऐसे अनुकूल अवसर को पाकर चंपतिराय 
लाहौर से बुन्देलखंड में जाकर लूट-मार करके शक्ति संचय करने लगे। 

शुभकरन-पराजय--उन्होंने मालवा के सारे मार्गों का अवरोध कर दिया। औरंगजेब ने 
दतिया के राजा शुभकरन बुन्देला तथा ओड़छा के राजा इंद्रमणि को इनके विरुद्ध मेजा। आरंभ 
में इन लोगों की सारी शक्ति क्षण हो गई और वे चंपतिराय को वश में न कर सके | उस प्रदेश 
के जमलों और पवतों ने चंपतिराय की पूरी-पूरी सहायता की | वह बहुत समय तक इधर-उधर 
लूट-खसोट करते रहे और शाही सेना उनका कुछ न बियाड़ सकी | 

यह दशा देखकर औरंगजेब ने चंदेरी के राजा देवीसिंह को इनके विरुद्ध युद्ध के लिए. 
मेजा | यह अप्रेल, १६६१ ई० से १६ अग्रेल, १६६२ ६० तक वहाँ रहे। मालवा के जागीरदार 
भी इनकी सहायता कर रहे थे। चंपतिराय एक स्थान से दूसरे स्थान को चले जाते। मुग़ल सेना 
इनका पीछा करती पर वे हाथ नहीं आते थे । पकड़े जाने के भय से वे दिन में छिपे रहते तथा 
रात्रि को अन्यत्र चलते जाते। युद्धों में इतनी बड़ी हानि हो रही थीं और इनके साथी भी कम होते 
जा रहे थे । बहुत से बुन्देला सरदारों ने इनके विरुद्ध शाही सेना की सहायता करनी आरंभ कर दी 
थी। चंपतिराय के भाई सज्जनराय के ह्वाथ से वेदपुर दुर्ग निकल गया और उन्होंने पकड़े जाने के 
भय से आत्म-हत्या कर ली? 

ऊपर दिए हुए ऐतिहासिक उद्धरण से स्पष्ट हो जाता है कि लाल कवि ने चंपतिराय के 
जिन युद्धों तथा सजानराय आदि का विस्तृत उल्लेख किया है, वे ऐतिहासिक ही नहीं वरन्‌ 
विस्तृत भी हैं । 


) औरंगजेब, भा० हे, ए० २८; खेटर सुराखसू, भा० २, पृु० २२४ 





र्७्ष हिंदी वीरकाव्य 


इन अध्यायों की शेष घटनाओं--नामदार खां और रतनसाह-प्रसंग, छत्रसाल का ननिहाल 

जाना आदि--को ऐतिहासिक सामग्री के अभाव में भी सत्य ही समझना चाहिए | 
अध्याय ८ 

इस अध्याय में कवि ने चपतिराय के सहरा जाने, इद्गरमणि की मृत्यु, साहबसिंह द्वारा 
चपतिराय की सहायता, छत्रसाल का बहिन के घर जाना, चंपतिराय की मृत्यु आदि घद्नाओं 
का वर्णन किया है|" 

इन्द्रमणि धंधेरा की झुत्यु--इतिहास के अनुसार इंद्रमरिण को शाहजहाँ के राज्य के 
आरंभिक वर्षो' में सहरा की जागीर दी गई थी। फिर वह उसके राज्य के १० वे” वर्ष (१६३७ . 
ई०) में दुर्ग जूनेर में बन्दीं बना दिया गया। उत्तराधिकार-युद्ध के श्रवतर पर उत्तर को प्रस्थान 
करते समय १६५४७ ई० में औरंगजेब ने इसे जूनेर से मुक्त करके शाहजादा मुहम्मद सुलतान के 
साथ आगे उत्तरी भारत को भेजा ।* 

ओऔरंगजे ब और चम्पतिराय उत्ताधिकार-युद्ध के दिनों में अप्रेंल १६५८ ई० में उजेन के 
निकट मिले थे।? उस समय तक राजा इन्द्रमणि मुक्त हो चुके थे | ऐ,ती परिस्थिति में लाल कवि 
का यह कहना कि “चम्पतिराय ने उन्हे मुक्त कराया था? असंगत ठहरता है। यह सम्भव है कि 
औरंगज्नेबन्चम्पतिराय-मैत्री के दिनों में इन्द्रमणि का सम्मान बढ़ाने में चम्पतिराय का कुछ हाथ 
रह्य हो । 

लाल कवि के अनुसार यह राजा चम्पतिराय की म॒त्य से कुछ समय पूव मरा। पर सर- 
कार के मत में “वह चम्पतिराय से कुछ समय पूव ही नहीं मरा वरन्‌ उसके पश्चात्‌ वह कई वर्ष 
तक जीवित रहा ।”४ मआसिरुलू उमरा के अ्रनुसार “राजा इद्रमणि शाह शुजा के युद्ध (१६४६ई०) 
के पश्चात्‌ बंगाल में नियुक्त हुआ और अपनी मृत्य के समय तक बादशाहीं कार्मों में लगा रहा ।??९ 
श्रन्य प्रात्त विवरण से विद्त होता है, कि “औौरगज ब के शासन के आरम्भिक वर्षों' में अपने 
सबंधियों के व्यवहार के कारण इन्द्रमणि ओरंगजेत्र की दृष्टि में गिर गया ।?”* सम्भव है कि इसके 
परिणामस्वरूप इन्द्रमणि चम्पतिराय की मृत्यु (अक्टूबर, १६६१ ६०) के अवसर पर सहरा में 
वतमान रहा हो और उस समय युद्ध करते हुए मारा गया हो । पर इस विषय में निर्णयात्मक ढंग 
से कुछ कहना कठिन है। 

चम्पतिराय क्री झत्यु--(अक्टूबर, १६६१ ई६०)--चम्पतिराय के देहान्त के संबंध में आलम- 
गीरनामा के आ्राधार पर यह विवरण उपलब्ध होता है -- 

“ओड़छा के राजा सुजानसिंह ने मुगुल-दरबार में चम्पतिराय की मत्यु का सारा गौरव 
अपने ऊपर लिया। उन्होंने कह्दा कि उन्होंने चम्पतिराय का सहरा तक पीछा किया और उन्हे 
आत्म-समपंण करने के लिए विवश किया । परन्तु छुजानसिंह के अपरिचत धधघेरों ने च्रपतिराय 
का शिर दरबार में भेजा, जो वहाँ ७ नवम्बर, १६६१ ई० को पहुँचा [?* 


छुन्रमकाश, ए० ९८-६५ मआसिरुल उसरा, भा०, १, छू० ७६-८० * देखिए 
घू० २७३१-७६, ४ औरंगजेब, भा० ३, ए० २३ ( पादु-टिप्पणी ) वही, भा० १) ए० 
स० ' लेटर मुग़लसू, भा० २, ४० २२६ (पादु-टिप्पणी) * वही, भा०, पृ० २२८ 


छुत्रप्रकाश की ऐतिहासिकता २७६ 


लाज्ञ कवि के अनुसार रानी हीरा देवो (पहाडुसिंह की रानी)" चंपतिराय का पीछा करती हुई 
सहरा की ओर गई थीं। वह चम्पतिराय' से शत्रुता रखती थीं। उनके विद्व ष के कारण 'हौ घंघेरों 
को चंपतिराय के साथ विश्वासघात करने का अवसर प्राप्त हुआ था | अतः पहाड़सिह बुन्देला के 
पुत्र सुजानसिंह बुन्देला' ने ओरंगज व की 'दृष्टि में ऊँचा उठने के लिए. चम्पतिराय की मृत्यु का 
दायित्व अपने ऊपर लिया हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है । अतएव आलमगीरनामा का 
उक्त कथन छुत्रप्रकाश के इस विवरण का अभप्रत्यक्ष रूप से समर्थन करता है | 

चंपतिराय के साथ ही उनकी पत्नी रानी लालकुंवरि (छ॒त्रसाल की माता) ने भी आत्म- 
'हत्या कर ली थी। सरकार के मतानुसार छत्रसाल' की माता का नाम रानी कालीकुमारी था। 

छुत्रसाल का बहिन के घर जाने, आदि घटनाओं का ऐतिहासिक विवरण अप्राप्य है। इन 
घटनाओं का उल्लेख करने में सरकार तथा इरविन” ने छत्रप्रकाश को ही प्रधान रूप से आधार 
माना है। इसलिए उक्त विवरण की सहायता इन घटनाओं की परीक्षा करने के लिए नहीं ली गई 
है। पर उक्त घटनाय ऐतिहासिक ही हैं, यह बात किसी को श्रमान्य नहीं हो सकती । 

अध्याय ९-१० 

लाल कवि ने इन प्रकरणों में छुत्रसाल के प्रथम विवाह, उनकी जयसिंह से भेंट, ओर 
शाही सेना द्वारा देवगढ़ विजय का' उल्लेख किया है ।* 

जयसिंह-छुत्नरसाल-मिलन--इस घटना के संबंध में इतिहास से यह विवरण उपलब्ध होता 
है, जो लाल कवि के विवरण से एक दस साम्य रखता है :-- 

“छुत्रसाल और उनके ज्येष्ठ भ्राता अ्ंगद ने मिर्जा राजा जयसिंह से उन्हें नोकरी देने तथा 
शिवा जी के विरुद्ध शाही सेना में साथ ले जाने के लिए बार-बार प्रार्थना की थी (१६६५ ६०) ।॥ 
जयसिंह ने उन्हें अपनी सेना मे भर्त्ती किया। इन दोनों युवकों ने पुरंधर के घेरे में विशेष योग्यता 
से कार्य किया (३ अगस्त, १६६५४ है )। वे उनके साथ बीजापुर के आक्रमण में भी रहे । 
(दिसम्बर १६६५ ई० से फरवरी, १६६६ ई० तक) ।* 

देवगढ़-विजय--छत्रप्रकाश के विवरण के अनुसार बढ्ादुर खाँ के साथ छुत्नसाल' देवगढ़- 
यद्ध में गए, जहाँ पर उनकी वीरता के फलस्वरूप बहादुर खाँ विजयी हुआ | 

इतिहास से विदित होता है कि “औरंगज्ञेब की आज्ञा से दिलेर खॉ ने देवगढ़ पर दो बार 
आक्रमण किए थे । प्रथम बार वह जनवरी, १६६७ ई० में गौडनप्रदेश में प्रविष्द होकर २६ 
अप्रैल, १६६७ ६० को चांदा की सीमा को पार करके देवगढ़ में पहुँचा | वहाँ के राजा कोऋसिह 
ने आत्म-समप॑ण कर दिया । अ्रगस्त, १६६६ ई० में दिल्लेर खाँ पुनः देवगढ़ पर चढ़ आया। 
राजा सपरिवार मुसलमान हो गया और उसका राज्य उसे लोठा दिया गया |??* 

छुत्रप्रकाश के विवरण के अनुतार राजा जयसिंह ने देवगड़ पर आक्रमण करने वाली 
सेना के साथ छत्रसाल को मेजा | सरकार के विचार में यह कथन आमक है, क्योंकि जयतिंह की 


१ माआसिरुलू उमरा, भा० १, ४० १३८ (पादु-टिप्पणी) * वही, भा० वहीं, ए० ४३१ 
3 औरंगज़ेब, भा० रहे, पए० ३० * वही, सा|० ३, ए० २६-३० " लेटर मुरात़्स्‌ स्रा० ३, 
प्ृू० २२७ : छुत्रश्रकाश, ए० ६६-७६ * औरक्षज़ेब, साय २, घू० ३8६१-३२ “वही, वही; पु० ४०२-२ 


१८८० ह्दी वीरकंब्यि 


मृत्यु २ जुलाई, १६६७ ई० को हो चुकी थी। अतः वह इस सेना के भेजने वालें नहीं हों 


सकते।” * 
ऊपर दिए हुए ऐतिहासिक विवरण से स्पष्ट है कि देवगढ़ पर दो बार आक्रमण किए गए 


थे। दिल्लेर खाँ ने देवगढ़ पर प्रथम आक्रमण २६ अप्रैल, १९६६७ ई० को किया था और मिर्जा 
राजा जयसिंह का देहान्त २ जुलाई, १६६७ ई०को हुआ था । ऐसी दशा में उन्होंने प्रथम आक्रमण 
के अवसर पर अवश्य ही दिल्ेर खाँ और उसकी सेना को देवगढ़ पर आक्रमण करने के लिए 
भेजा होगा। यदि लाल कवि का श्रमिग्राय देवगढ़ के इस प्रथम आक्रमण से है तो उसका कथन 
सत्य माना जा सकता है। ऐसा मान लेने में एक कठिनाई आ उपस्थित होतो है। फ़ारसी इति 

हासकारों के मतानुसार देवगढ़ के शासक ने प्रथम युद्ध में विना विरोध किए ही आत्म-सम्रपंण 
कर दिया था | ऐसी दशा में लाल कवि कथित छत्रसाल- वीरता-चित्रण कालल्‍्यनिक एवं निराधार 
ठहरता है। यह मी सम्मव है क्रिइस अवसर पर युद्ध लड़ा गया हो और इतिहासकारों ने उसका 


उल्लेख न किया हो | नि गर दे 
थदि लाल कवि के वर्णन का अ्रमिप्राय देवगढ़ के द्वितीय युद्ध से है, तो मिर्जा राजा 


जयतिंह दिल्लेर खाँ की सेना के प्रेषक नहीं माने जा सकते । इस सम्बन्ध में एक बात और ध्यान 
देने योग्य है। उक्त प्रसंग में आगे चलकर लाल कवि ने लिखा है कि देवगढ़-युद्ध के पश्चात्‌ 
खिन्न मन; होकर छत्रसाल ने मंसब त्याग दिया और उन्होंने शिवाजी से भेंट करने के लिए 
दक्षिण-यात्र। की | यदि उनके इस कथन को स्वीकार कर लिया जावे तो उनका यह वर्णन देवगढ़ 
के द्वितीय युद्ध का ही होना चाहिए । 

इस सम्बन्ध में एक बात और विचारणीय है। देवगढ़ पर आक्रमण करने वाली सेना का 
सेनापति छुत्नप्रकाश में बहादुर खाँ माना गया है, पर फ़ारसी इतिहासों में उसका नाम दिल्ेर खाँ 
मिलता है। सम्भव है कि इन युद्धों में बहादुर खाँ नामक कोई अन्य उच्च पदाधिकारी भी दिल्लेर 
खाँ के साथ भेजा गया हो, और उसी का लाल कवि ने उल्लेख कर दिया हो तो कोई आश्चर्य 


न उपयुक्त विवादाश्पद परिस्थितियों एवं उचित साक्ष्य के अभाव में किसी निणुयात्मक निष्कर्ष 
पर पहुँचना कठिन है। केवल इतना ही कद्दा जा सकता है कि छत्रसाल देवगड़ युद्ध में सम्मिलित 
हुए थे और उन्होंने बड़ी वीरता प्रदर्शित की थी। साथ ही बहादुर खाँ नामक कोई उच्च पदा- 
घिकारी भी उस युद्ध में सम्मिलित हुआ था । 

छत्रप्रकाश के इस अध्याय में उल्लिखित छत्रसाल के विवाह आदि की घटनाओं के सम्बन्ध 
में फ़ारसी इतिहासकार मौन हैं। 

अध्याय११-१६ 

छुत्रसाल और शिवाजी में भेंट--छत्रप्रकाश में लिखा हैं कि मंसब्र॒ त्याग कर छंत्रसाल 
दक्षिण में जाकर शिवाजी से मिले और आज्ञानुतार स्वदेश में लौटकर स्वातन्जूय-संग्राम छेड़ा ।* 
इस कवि के इस कथन की पुष्टि इतिहास के इस विवरण से हो जाती है, “म॒गृूलों की सेना को 





हे इतैरंगज़ेब, भा० ४ पुं७ १२७३ वही, भा० २, ए० शरेश२ (पादु-टिप्पणी २, रे) 
२ दुश्चप्रकाश, ६० ७७-२० 


छुत्रप्रदकाश की ऐतिहासिकता श्धश 


छोड़कर १६७०-७१ ई० के शरद्‌ काल में छुत्रसाल अपनी रानी के साथ शिवाजी के दरबार में 
पहुँचे । शिवाजी ने उन्हें बुन्देलखंड में जाकर स्वातन्त्रय-संग्राम छेड़ने के लिए आदेश देकर 
सम्मानपूवक विदा किया। तत्कालीन भीमसेन नासक इतिहास लेखक ने लिखा है कि छत्रसाल 
रायगढ़ से निराश लौटे, क्योंकि दक्षिण-वासियों की प्रान्तीयता की भावना उन्हें रुचिकर नहीं 
लगी। शिवाजी ने उत्तरी भारत के किसी भी मनुष्य को अपने यहाँ पद देना अ्रथवा उसका 
विश्वास करना उचित न समझता ।?”” 

भीमसेन बुर्द्ईनपुर का निवासी था ।* अतः उसका कथन सुनी सुनाई बातों पर अवलम्बित 
रहा होगा | इसलिए उसका विवरण उतना विश्वस्त नहीं हो सकता जितना गोरेलाल का, क्योंकि 
उसने छुत्रसाल के दरबार में रह कर अपने ग्रंथ कों रचना की थी। यदि शिवाजी ने छत्रसाल के 
प्रति कथित प्रान्तीयता प्रदर्शित की होती तो गोरेलाल उसका अवश्य ही उल्लेख करते | साथ ही 
यह बात भी कल्पनातीत है कि शिवाजी जैसा उदार एवं स्वाधीनता“प्रिय व्यक्ति छत्रसाल जेंसे वीर- 
पुंगव के प्रति उपेक्षा-भाव प्रदर्शित करे । वास्तविकता तो यह प्रतीत होती है, कि एक चतुर दूरदर्शी 
राजनीतिज्ञ के समान शिवाजी ने बुन्देलखंड में स्वतन्त्रता घोषित करने का छुत्रसाल् को उपदेश 
दिया द्ोगा, जिससे शत्र की शक्ति विभाजित हो जाए और उन्हें अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त 
हो । और हुआ भी ऐसा दी । औरंगजेब को दक्षिण और बुन्देलखंड दोनों देशों में शान्ति-संस्था- 
पनार्थ अलग-अलग सेनायेँ मेजनी पड़ीं ओर शिवाजी की राजनीतिक चाल सफल हुई। 


छुत्रसाल-शुभकरन-मिलन-- छत्रसाल और शुभकरण की भेंट तथा तत्सम्बन्धित अन्य घटे- 
नाओं के विवरण छत्रप्रकाश, सरकार और इरविन के अंथों में एक से मिलते हैं जिनका सार 
यह है ४--- 

“उन दिनों दतिया के राजा शुभकण बुन्देला दक्षिण में मुगल सेना में नौकरी कर रहे ये । 
शिवाजी से विदा लेकर छुत्नसाल उनसे मिलने गए। उन्होंने छत्रसाल की स्वाधीनता-आयोजनो 
का विरोध किया और उन्हें मुग़ल-सेना में ऊँचा पद दिलाने का प्रलोमन दियां। छुत्रसाल उसे 
अस्वीकार करके स्वदेश लौट आए | 

छुश्नसाल की सआारम्भिक विजय --हेन्हीं दिनों औरंगजेब ने अपनी धार्मिक कट्टरता से 
मदान्ध होकर हिन्दुओं के देवालयों को गिरवाना आरम्म कर दिया (१६७० ई०) | परिणाम-स्वरूप 
बुन्देखखंड और मालवा की हिन्दू-जनता ने अपने घामिक स्थानों की रक्षार्थ कमर कस ली । ग्वालियर 
"के यूबेदार फ़िदाई खाँ ने १६७०ई०में ओड़छा का मंदिर तोड़ने का प्रयत्न किया, पर धुरमंगद मे 
उसे मार भगाया । औरंगजेब की उक्त नीति के कारण उसके स्वामि-भक्त हिन्दू-सेबक उसके श्र 
बन गए | यहाँ तक कि ओड़छाधीश सुजानसिंह ने छत्रसाल के पास मैत्री-भाव-पूर्ण शुभ-कामना- 
सन्देश भेजा | 

छुत्रसाल ने नर्मदा पार करके १६७१ ई० (१७९८ वि०) में बुन्देलखंड में प्रवेश किया | 
बल्देव उनके सहायक हो गये । बाकी खाँ बुन्देला उनका मित्र बन गया। संभवतः यह एक अफू- 


) औरंगज़ेब, भा० २, पएू० ३१३; शिवाजी, ए० २३६-७; लेटर सुरांलस्‌ भा०, २५ 
घू० २१५८. शिवाजी, ए० २०४ 
क६ 


र्षर हिंदी वीरकांब्य 

गान जागीरदार था |” यह भी संभव है कि बाकी खाँ अथवा उसका कोई शअ्रन्य पूवज बुंदेला 
राजपूत से मुसलमान बन गया हो और बुदेला शब्द अपने नाम के साथ प्रयुक्त करता रहा हो, जैसे 
कि वतंसान समय में भी अधिकांश मुसलमानों के नामों के साथ उनकी जाति, वंश आदि के सूचक 
शब्द लगे रहते हैं। 

“आरंभिक वर्षों' में छु्नसाल ने धामौनी तथा उससे ६५४ मील पश्चिम में अवस्थित सिरौंज 
के प्रदेशों को प्रत्येक वर्ष लूटा। धामोनी के मुग़ल फ़ौजदारों ने उनको रोकने के लिए. भरसक 
प्रयत्न किये, पर उन्हें मेंह की खानी पड़ी | हशिम ,खां, सैद बहादुर खालिक, केशवराय बुन्देला, 
रणदूलह खां (संभवतः १६७३ ई० में धामौनी का रूहुल्‍लाह खा फ़ौजदार), रूमी आदि इनका 
कुछ न बिगाड़ सके |” 

ऊपर दिए हुए युद्धों के विस्तृत विवरण के लिए फ़ारसी इतिहासकार मौन हैं। इन युद्धों 
तंथा' छुत्रसाल का अपने बन्धु-बांधवों से मिलकर स्वान्त्य-प्राप्तित्ोजनाओं को बनाकर कार्येरूप में 
परिणत करने आदि का विस्तृत एवं ऐतिहासिक वर्णन छन्नप्रकाश में सुरक्षित है । 

जोधपुर पर औरंगज़ेंब का आक्रमणं--श्सके आगे छत्रप्रकाश में जोधपुर पर ओरंगज ब के 
आक्रमण ओर शाहजादा अ्रकबर के विद्रोह का उल्लेख मिलता है।? इन घटनाओं के संबंध में 
इतिहास के विवरण का सार निम्नलिखित है ;-- 

“अफुगानिस्तान में युद्ध करते हुए त० १०दिसम्बर, १६७८ ई०को जसवंतर्सिह का देहाव- 
सान द्दो गया । ता० ६ जनवरी, १६७६ ई० को श्रौरंगजेब अजमेर के लिए. रवाना हुआ जिससे 
जोधपुर में सेना-संचालन कर सके । वह २ अप्रैल, १६७६ ई० को देहली लौट आया । जसबंत- 
सिंह का परिवार अफगानिस्तान से चलकर फ़रवरी, १६७६ ६० में लाहौर पहुँचा । वहाँ उनकी दो 
रानियों से दो पुत्र उत्पन्न हुए जिनमें से एक मर गया और अजनीतसिंह जीवित रहे | ये सब व्यक्ति 
जून में देहलीं पहुँचे । ओरंगज ब ने अजीतसिंह को बंदी बनाना चाहा, पर वीर दुर्गादास बीरता- 
पूवक युद्ध करते हुए २३ जुलाई, १६७६ ई० को मारवाड़ जा पहुँचे । 

ओऔरंगढ़ीब ने मारवाड़ मुग़ल-साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया और सितंबर, १६७६ ई० 
में स्वयं अजमेर में जा उपस्थित हुआ 

अकबर का विद्वेद--कुछ समय के उपरांत महाराणा उदयपुर और दुर्गादास से सन्धि 
करके शाहजादा श्रकबर ने १ जनवरी, १६८१ ई० को अपने को सम्राद घोषित करके विद्रोह कर 
दिया । बह १५ जनवरी, को अजमेर के निकट पहुँचा । औरज्ञ जे ब के जाली पत्र को पाकर दुर्गा- 
दास को यह श्रम हो गया कि अकबर उन्हें धोखा दे रहा है। उसी रात को तहव्वर खाँ की मृत्यु 
हो जाने से उनके इस अनुमान की और भी पुष्टि हो गई (१४५ जनवरी, १६८१ ई०)। श्रतएव वे 
उसे छोड़ कर चले गए । अकबर भी १६ जनवरी को अपने प्राण बचाकर भाग गया। अन्त में 


दुर्यादास ने अपनी भूल का अनुभव करके अकबर को पुन; अपनी शरण में लिया। उन्होंने उसे 
दक्षिय में खुरक्षित रूप से पहुँचा दिया | 


) छुत्रप्रकाश, पू० ८०-६४; औरंगज़ेब, सप० €, ए० ३६३०-१५, लेटर सुग़लस्‌, भा० २, ए्‌० 
रर८घ-६.. चुत्रप्फाश, ए० ६४-१०८; ओ रंगज्ेब, सा० ९, ए० ३६६; ल्ेउर सुग़जसू, ख्रा० २, 
पूृ० २२३ + छुन्रप्रकाश, पू० १०८ 


छत्रप्रकाश कीं ऐतिहासिकता श्द्रे 


राजपूताने का युद्ध समाप्त होने के पश्चात्‌ ३१ जुलाई, १६८१ ई० को शाहजादा आजम 
अकबर का पीछा करने के लिए रवाना हुआ । औरंगजेब स्वय ८: सितंबर कों चलकर १३ नवंबर 
१६८१ ई० को बुर्डानपुर पहुँचा और २२ मार्च, १६८२ ई० को ओरज्ञाबाद में ठहरकर अ्रकबर 
को पराजित करने का अवसर ताकने लगा |?" 

ऊपर दिए हुए ऐतिहासिक विवरण से छुत्रप्रकाश के उक्त घटना सम्बन्धी उल्लेख की 
पुष्टि हो जाती है। अन्तर केवल इतना है कि लाल कवि का वर्णन अत्यन्त संक्षिप्त एवं 
संकेतात्मक है । 

तहच्वर-पराजय--जिन दिनों छुत्नसाल साबर में अपना विवाह रचा रहे थे उन्हीं दिनों तह- 
वर खाँ ने बुन्देलखंड पर आक्रमण किया। यह घटना उस समय की है जब ओऔरक्षड्ेत्र ने दक्षिण 
को प्रस्थान किया था !* यदि तह॒वर खाँ से लाल कवि का अभिप्राय उस तहब्बर खाँ से है जिसकी 
हत्या का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है, तो उसका यह आक्रमण अकबर के विद्रोह (जनवरी, 
१६८१ ६०) और ओरगजेब के दक्षिण को रवाना होने (८ सितंबर, १६८१ ई०) से पूर्व हुआ 
होगा । तहव्वर खाँ अगस्त, १६७६ ई० में मारवाड़-युद्ध में वर्तमान या और उसकी हत्या १६ 
जनवरी, १६८०१ ई० को की गई थी। अतएव उसने बुन्देलखंड पर अपना आक्रमण या तो अगस्त 
१६७६ ई० से कुछ पूर्व किया होगा अथवा उक्त तिथि से कुछ, समय उपरांत वहाँ ग्राक्रमण करके 
जनवरी, १६८१ ई० से पूव अजमेर में जा उपस्थित हुआ दोगा । ऐसी परिस्थिति में लाल कवि का 
कथन इतिहास के प्रतिकूल पड़ता है। पर हाँ; यदि यह कोई अन्य व्यक्ति था तो उनका कथन 
सत्य माना जा सकता है। पर ऐसे निशुय के लिए पर्याप्त सामग्री का अभाव है। 

अन्य युद्धों के समान छुत्रसाल इस युद्ध में भी विजयी हुए थे और तहवर खा को हार कर 
भागना पड़ा था । 

अध्याय १७-२२ 

राजा सुजानसिंह की मृत्यु और ) लाल कवि ने सुजानसिंद की मृत्य के उपरान्त इन्द्रमनि 

इंद्रमनि का राज्यासिषेक (इन्द्रमणि) के ओडछा के राजा बनने, छत्नसाल के प्रति 
उनके ईष्या-द ष, छत्रसाल के उनके देश को लूटने ओर अन्त में दोनों के मिच बन जाने का 
उल्लेख किया है | 

“पु जानसिह की सृत्यु सन्‌ १६६८ ६० में हुईं |*४ इस्पीरियल गज़ेंटियर जि० १६ पूृ० २४४ 
में इनकी मत्यु १६७२ ३० में और सन्‌ १८७२ ई० के जरनल आँव ऐशियाटिक सोसायटी में सन्‌ 
१६७१ इ० में होना लिखा है। सुजानसिद्द का १६६६ इ० तक जीवित रहना निश्चित ज्ञात होता 
है ।”* इनकी मृत्य, के उपरात इंद्रमणि गद्दी पर श्रासीन हुए थे । 

इन अध्यायों में उल्लिखित छत्रसाल की विजयों की दीघ सूची,* तथा सुतरदीन-पराजय* 


श ओरंगज़ेब, भा०३, पु०३२९,३२६, ३२२८-६, रे३२-४, ३२३९-३६, रे*३-३६८; चही, भा० 
४, ए० २९४०-२  - छुन्नम्रकाश, ए० ११०८-१३.) वही, ४० १३६७ * मआसिरुलू उमरा, 
सा० १, ए० ४३६  + वही, भा० वही, पादु-टिप्पणी २, छ० ४र३६-७ '* छुन्रप्रकाश, अध्याय १७, 
पृ० ११३४-२०  बही, अध्याय १८, हु० १३१-७ 


श्ध्ड हिंदी वीरकाव्य 


हमीद, सैद लतींफ बीस मवासी युद्ध,' अब्दुल समद-पराजय,* बहलोल खां मयानौ मरण,३ और 
मौघा मठौध विजय, * आदि के परीक्षण के लिए उचित ऐतिहासिक सामग्री का अभाव है। पर 
ये घटनाएँ इतिहास के लिए, नवीन एवं ठोस सामग्री उपस्थित करती हैं । 


अध्याय २३-२४ 


सैद अफ़भन और छुत्नसाल-युद्ध--लाल कवि ने सैद अफूगन और छुत्रसाल के युद्धों का 
वर्णन करते हुए अपने चरित्र-नायक की पराजय को भी स्वीकार किया है ।* “मुग़ल समाचार- 
पत्रों से विदित होता है कि शेर अफ़गन और छत्रसाल में दो युद्ध हुए थे। प्रथम युद्ध मार्च, 
१६६६ ६० में यूरजमऊ के निकट हुआ, जब रनौद के फ़ोजदार शेर अफूगन ने छुत्नसाल पर आक्र- 
मण किया । छुत्रसाल ने हारकर दुर्ग में शरण ली | खान ने उसे घेर लिया, पर छुन्नसाल वहाँ से 
निकल गए. । छत्न-मुकुठ बुन्देला मगलों से जा मिला | फिर नवाब ने छत्रसाल के पुत्र गरीबदास 
से गागरोन छीन लिया। 

दूसरे वर्ष २४ अग्रेल, १७०० ई० को कूना ओर बरना के निकट शेर-अफ़गन ने छत्नसाल 
पर आक्रमण किया । इस युद्ध में छत्रसाल घायल हुए, पर खान भयडुर रूप से घायल हुश्रा जिसके 
फलस्वरूप वह मर गया। शाहमान धंघेरा के पुत्र देवीसिह्द ने शाहबाद गढ़ छीन लिया, परन्तु 
अक्टूबर में ग्वालियर के फौजदार ने उसे वापस ले लिया [??४ 

छुत्रप्रफकाश और इतिहा8 दोनों के विवरण प्रमुख बातों में समान है यहाँ तक कि लाल 
कवि ने छुत्रसाल की पराजय तक का उल्लेख कर दिया है | ऐतिहासिक विवरण में उल्लिखित 
अलीकुली द्दी सम्मवत; छत्रप्रकाश का शाह कुत्ी है। 

छुत्रप्रकाश में उल्लिखित कृतिपय अन्य युद्धों तथा प्राणनाथ-शिक्षा,* कृष्ण-जन्म-वर्ण न, 
प्राणनाथनवरदान' आदि घटनाओं के सम्बन्ध में प्रामाणिक ऐतिहासिक सामग्री का अ्रभाव है। 


अध्याय-२६ 


इस श्रध्याय में श्रोरंगज्‌ ब के मरने के पश्चात्‌ बहादुर शाह के सम्राट्‌ बनने पर छत्र॒साल 
के दिल्ली बुलाएं जाने और उनके द्वारा लोहगढ़ (लोहागढ़) विजय आदि का उल्लेख है ।* 

उक्त घटनाओं के सम्बन्ध से इतिहास से यह विवरण उपलब्ध होता है $--- 

बहादुर शाह का राज्यामिषेक -“अहमदनगर में अपने डेरे में औरंगजेब ३ माचे, १७०७ 
६० को मर गया और उसके स्थान पर बहादुर शाह तिंहासनारूढ हुआ । उसने खान-इ-ज़्माँ 
मुनीम खाँ को खान-खानान बहादुर जुफ्रजज्ञ की उपाधि देकर अपना प्रधान-मन्त्री नियुक्त किया। 

लोहागढ़-विजय--ता० ३० मई, १७०८ ६० को जब बहादुर शाह कामबखू्श से युद्ध करने 





१ छुत्रंप्रकाश, अध्याय १६, एृ० १२८-६  _' वही, अध्याय २० ध्रू०७ $३०-७ 3 बहीँ, 
अध्याय २१, एं० १५३१-४० ४ वहीं, अध्याय २९, घृ० १४१-* + वही, अध्याय २३, घु० 
११४६-१०. * औरंगज़ेब, सा० ९, ए० ३६१८-३६ » छुन्रप्रकाश, अध्याय २३, ए० ३४६, १४७, 
१२५०-४७. ८: वही, अध्याय २४, पु० ११५-३  + वहीं, अध्याय २९, ए० १६० ?* बही, 
छश्याय २९, ए० ३६९१-३३ 


छुत्रप्रकाश की ऐतिटदासिकता श्ध्+ 


के लिए दक्षिण को जा रद्दा था, तब छुत्रसाल के हृदयशाह आदि पुत्रों ने उसकी सेवा में उप- 
स्थित होकर मंसब प्रास किए थे। जब वह अपने शासन के चतुर्थ वर्ष में दक्षिण से उत्तर भारत 
को लौट रहा था, तब कोटठा-प्रदेश में कारातीय नामक स्थान पर वह (छत्नसाल) स्वयं उप- 
स्थित हुआ ओर सिक्‍्ख गुरु ग्रोविन्द्सिह के अनुयायी बन्दा को दबाने के लिए जाती हुई सेना 
के साथ हो लिया । वहाँ से चलकर बह्ादुरशाह अजमेर, रूपनगर, नारनौल, सोनपत, थानेश्वर 
(देहली को पर्याप्त व्यवधान पर छोड़ते हुए) आदि स्थानों पर होता हुआ लोह्ागढ़ के निकट पहुँचा । 
मुनीम खाँ की सेना के श्रग्रभाग में छत्नसाल बुन्देला ओर तोपखाने के सरदार इस्लाम खाँ थे 
(१० दिसम्बर, १७१० ई०)। गुरु बन्दा भाग गया ओर दुर्ग पर मुसलमानों का अधिकार हो 
गया । पृथ्वी को खोदने पर लगभग बीस लाख की संपति शाही सेना के हाथ लगी (१६ दिसम्बर, 
१७१० ई०) |”? 

दोनों विवरणों की तुलना करने पर लाल कवि का यह कथन, कि बहादुर शाह ने 
दिल्‍ली में रहकर छ॒त्रसाल को लोहागढ़ जींतने के लिए भेजा, इतिहास के विरुद्ध टहरता है। 
वास्तविकता तो यह थी कि सम्राद्‌ दक्षिण से देहली को पर्यात्ष दूरी पर छोड़ते हुए स्वयं लोहा- 
गढ़ पहुँचा था और छत्रताल मार्ग में ही उसके साथ हो लिये थे। हाँ, यह अवश्य सत्य है कि 
उक्त युद्ध के अ्रग्रभाग में रहकर उन्होंने अभूतपूर्व वीरता प्रदर्शित की थी 

सेनायें 

जुकारसिह की सेना-- छत्रप्रकाश से विदित होता है कि शाहजहाँ के आक्रमण का समा- 
चार श्ञात होने पर जुकारसिंह साठ सहख सुभट लेकर माग गए ।?* फारसी इतिहासकारों के कथना- 
नुसार 'जुकारसिंह की ओड़छा-स्थित सेना में ५,००० अश्वारोही और १०,००० पैदल थे ।”3 इंस 
ऐतिहासिक साक्ष्य के आधार पर लाल कवि का कथन अत्युक्तिपूर्ण ठहरता है। 

चम्पतिराय और छुत्नसाल को सेनायें--इन दोनों वीरों से सम्बन्धित विविध युद्ध-प्रसंगों की 
सेनाओं की संख्या का छुत्रत्रकाश' मे उल्लेख मिलता है, जो इस प्रकार है 

(अर) 'सहरा के साहिबसिंह ने चम्पतिराय को सहायता के लिए दो सौ सैनिक भेजे |?* 

(आ) 'छत्रसाल और बलदाऊ की प्रारम्मिक सेना में तीस अस्वार (असवार) और तीन सौ 

ठु॒ुपक थीं ।?* 

(इ) 'तहवर-पराजय में १२ बुन्देले मरे और २७ सरदार घायल हुए ॥!५ 

(ई) “जगतूसिंह ३००बन्दूकधारियों के साथ बहलोल खाँ मयानौ के सामने जा डटे [?* 

(3) 'ल्ोहागढ़-युद्ध में छत्रसाल के पन्‍द्रह्द सौ वीर काम आए |!< 

उक्त उल्लेखों के श्रतिरिक्त लाल कवि ने यथास्थान छुत्रसाल की उन्नति एवं ख्याति के 
साथ सैन्य संख्या में होती हुईं वृद्धि का भी उल्लेख कर दिया है। यद्यपि उक्त सैनिक-विवरणों के 
परीक्षण के साधन अप्राप्य है, पर उनकी प्रामाणिकता एकदम अस्वीकार नहीं की जा सकती। 


* लेटर सुगलसू, भा० १, ए० १, ३६, ३१०४-१८; बढ़ी; भा० २, पृ० २२४३-३० 
२ छुम्नप्रकाश, पृ० २८ + हिस्दी आँवू इंडिया, भा० ७, ए० ४८; औरंगजेब, भा० १, पए०२० 

छुत्रप्रकाश, पृ० १६ वही, ४० ८६, ३४ वही, ए० ११२ * यही, ४० १श८ 
5 वही, ४० १६३ 


श्प््र हिंदी वीरकाव्य 


शाहजहाँ की सेना--लाल कवि ने लिखा है कि जुफारसिंह के विरुद्ध शाहजहाँ ने स्ृठ 
सहस्त सेना मेजी।"* उसने ओडछा पर दो बार आक्रमण किए थे | प्रथम बार उसने ३४, 
५७०० सेना भेजी थी और दूसरे आक्रमण में सभी सेना-नायकों की कुल मिलाकर २७,००० (अथवा 
२२, ५०० अथवा २०,०००) सेना थी ।* छन्नप्रवाश में दी हुई सेन्य-संख्या उक्त संख्या में से 
किसी से भी मेल नहीं खाती है। अतएब अत्युक्तिपूर्ण है। 

छुन्नसाल के अतिदन्दियों की सेनायें :--- 

(क) छत्नसाल के औरंगजेब के यहाँ मंसब स्वीकार कर लेने पर शाही सेना ने देवगढ़ पर 
आक्रमण किया । देवगढ़ के राजा ने सत्तर सहख वीरों को लेकर उसका सामना किया।४ 

(ख) ग्वालियर से फ़िदाई [खाँ अठारह सहख सेना लेकर चला, जिसे घुरमंगद्‌ ने मार 
भगाया। 

(ग) गढ़ा कोटा के युद्ध में रणदूलह के साथ तीस सह सेना थी।* 

(घ) तहवर-पराजय में ३०० मुसलमान मारे गए और २२० घायल हुए ।५ 

(ड) अनवर ने दस सहख सेना के साथ छत्रसाल पर आक्रमण किया | 

(च) धामौनी में सुतरदीन सदैव तीस सहस्त्र सेना सन्नद्ध रखता था |* 

(छ) बीस मवासो-पराजय में छत्रसाल ने चार सहख शत्रु काठ डाले ।* 

(ज) अब्दुल समद ने छत्रसाल पर दस सहख सिपाहिथों को लेकर आक्रमण किया ।१* 

(ज) बहलोल खाँ मयानौ ने नौ सहख सेना लेकर बुन्देलों पर आक्रमण किया । जगतूर्सिह 
ने चालीस तुरुक काठ डाले |) 

(2) सिह्दुंडा में सहख पठानों के साथ मुराद सारा गया ।*४ 

(उ) मठौध के युद्ध में छुत्रसाल ने सात सो शत्रुओं को मार डाला |" 3 

(ड) सैद अफुूगन छुत्रसाल का सामना करने के लिए, चार सो सवार लेकर झाया ।१४ 

(ढ) लोहागढ़ युद्ध में छत्रसाल ने शत्रु के तीन सहन वीरों का संहार किया ।१५ 

छुत्रसाल के प्रतिद्वन्दियों की ऊपर दी हुई सैन्य-सख्याओं की वास्तविकता की परीक्षा करने 
के लिए. ऐतिहासिक सामग्री अप्राप्य है। अतएव निश्चयात्मक निर्णय पर पहुँचना कठिन है। 

उपयुक्त सैन्य-सामग्री पर विचार करने के उपरान्त यह धारणा निर्धारित की जा सकती 
है कि लाल कवि ने कुछ स्थलों पर छत्न साल की वीरता प्रदर्शित करने के लिए शत्रु की सेना 
को अधिक और उनकी को कम बतलाकर चारण-परम्परा का अनुकरण किया है। यह कहना 
कि, उनके द्वारा दिए सभी आँकड़े काल्पनिक हैं, उनके प्रति अन्याय होगा। सच बात' तो यह 
प्रतीत होती है कि लाल कवि ने अधिकांश स्थलों पर यथासम्मव सेना की वास्तविक संख्या का 
ही उल्लेख किया है | 


१ छुत्रप्रकाश, पु० २८ * हिस्ट्री ऑँवू इंडिया, भा"७, प०४७; औरज्ञज़ेब, भा०१, ए०१७, 
१8, २० 3 छुन्नपमकाश, एू० ७३ ४ वही, पु० झर १ बही, छए० १०४९ * बही, ए० ११२ ? चही, 
छू० १६८४ * बही, पृ० १९३ “* वही, पृ० १२६ १" वही, एझ० १३० * वही, ४० १डे८ 
१९ बढ़ी, एूृ० १४३६ यही, ए० १४६९ * वही, ए० ३७६ )? वही, ० १६२ 


छुत्रप्रकाश की ऐतिहासिकता श्द७ 


इस प्रकार ऐतिहासिक दृष्टि से विवेचन करने के उपरान्त यह परिणाम निकलता है, कि 
छत्रप्रकाश में केवल एक ही तिथि दी गई है, अन्यथा उसमें सन्‌ संवर्तों का अमाव है। घटनाओं 
के क्रम में यत्र-तन्न व्यतिक्रम पाया जाता है | यद्यपि सभी घटनाओं की परीक्षा करने के लिए 
पर्यात्र सामग्री का अभाव है, तो भी जिन घटनाओं की परीक्षा की जा सकी है, उनमें से प्रायः 
सभी मूलरूप में इंतिहासानुकूल हैं | चंपतिराय और छत्नसाल के समय की (दिसंबर, १७१० इं० 
तक की) साधारणत: प्रायः सभी प्रमुख ओर विशेषतः बुन्देलखंड संबंधी घटनाओं का इतना 
विध्तृत एवं सूक्म विवरण अन्यत्र मिलना दुष्कर है। इस अन्थ से नवीन एवं प्रामाणिक 
ऐतिहासिक सामग्री प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है। अ्रतएव इस दृष्टि से छुत्रप्रकाश का एक 
मदत्त्वपूर्ण स्थान है । 


अध्याय 5 
जंगनामा की ऐतिहासिकता 


थ्रागे के पृष्ठों में 'ज॑गनामा” में उल्लिखित तिथि, पात्र, घटना एवं सेना की ऐतिहासिकता 
पर विचार किया जा रहा है। 
तिथि 


फ़रुखसियर और जहाँदारशाह की युद्ध तिथि :-- 
संवत्‌ १७६६, पौष, पूर्णिमा बुधवार" 


पीोष श्रमा चंद्र का मध्यन्य 

समाप्ति काल | रे दिसम्बर १६,६६ 
१४ तिथियों का समस्त व्याप्त ) १४+ १ १४.७६ 
काले र्द्ध ३१.७२ 


१८---१४ +5४ ८ बुधवार, ३१ दिसम्बर १७१२ ई० 

इस प्रकार गणना करने पर विदित होता है कि उक्त युद्ध बुधवार, ३६ दिसम्बर, १७१२ 
ई० को हुआ था | 

इरविन महोदय ने जेकोबी के तिथि-चक्रों के श्राधार पर, श्रीधर द्वारा कथित उक्त तिथि, 
बुधवार, ११ जनवरी, १७१३ ई० मानी है।* 

फ्रारसी इंतिहासकारों द्वारा दी हुई उक्त युद्ध की तिथि १३ जुलूहिष्जा, ११२४ हि० (१० 
जनवरी, १७१३ ६०) से भ्रीघर द्वारा कथित तिथि की तुलना करने पर केवल १० दिन का अन्तर 
पड़ता है। 

श्रीधर ने उक्त युद्ध की हिज्ी सन्‌ में १४ मुहरम, ११३३ तिथि सानी है ।२ उनकीं यह 
तिथि भी अशुद्ध ठहरती है। “ऐतिहातिकों द्वारा दी हुईं मान्य तिथि (१३ जुल॒हिज्जा, ११२४ हिं०) 
को गुरुवार अथवा शुक्रवार था, न कि बुधवार। संभव है कि “जंगनामा' मे प्रतिलिपिन्कर्ता की 
असावधानी से २३ के स्थान पर ३३ लिख गया हो। पर यह वर्ष (११२३ हिं०) भी असंभव है 
क्योंकि बहादुरशाह की मृत्यु एक वर्ष से अधिक समय (२१ मुहरम, ११२४ हिं०) तक नहीं हुई 
थी [...साथ ही भ्रीवर कथित उक्त हिज़्ो तिथि एवं सन्‌, विक्रमी संवत्‌ तिथि से मेल नहीं खाते । 

इसी प्रकार भ्रीघर द्वारा दी हुईं इलाहीं तिथि २९वीं अ्रजुर भी ठीक नहीं है। यह तिथि 


उक्त कवि द्वारा दी हुई विक्रमी तथा हिज्जी तिथि में से किसी से भी मेल नहीं खाती ।”४ 


; $ 
* जंगनासा, पंक्ति ६९४ जरनल झआँव्‌ एशियाटिक सोसायटी आँपू बंगाल, ३३००, ९० 
2१ (पादू-टिप्पणी) 3 जंगनामा, पंक्ति झश* * वी, पंक्ति ८९९३; जरनल झआँवू एशियाटिक 
सोसायटी झाँव्‌ बंगाल, १६०० है, ६० १४-२ 


ज॑गनामा की ऐतिहासिकता श्ष्६ 


श्रतएव श्रीधर द्वारा दी हुईं तिथियाँ इतिहास में कथित तिथि से मिन्न और अशुद्ध हैं। 
पात्र 
निश्चित पात्र 
हिन्दू-पात्र--राजा छुबीलेराम चागर--यह कड़ा-जहानाबाद का फोजदार था। इसने 
फरु खुसियर की सहायता की, जिसके फलस्वरूप इसका मंसब पाँच दजारी हो गया और राजा की 
पदवी मिली। कालान्तर में वह इलाहाबाद का सूबेदार नियुक्त होकर वहाँ गया । १७१६ ई«७ में 


वह मर गया |” 
दयाबदादुर (दुयाराम)--यह उक्त छबीलेरास का भाई था । यह अजीम॒श्शान की सरकार 


में तहसील का अफूसर था। अ्रजीमुश्शान की श्रोर से लड़ते हुए लाहौर में मार्च १७१२ ई० में 


यह मारा गया | 
गिरघरलाल बहादुर --यह दुयाबद्ादुर (द्याराम) का पुत्र और छुबीलेराम का भतीजा था। 


इसे राजा गिरधर बहादुर की पदवी और अवध की सूबेदारी मिली । कुछ समय के पश्चात्‌ यह 
मालवा का सूबेदार नियुक्त हुआ और वहीं पर १७२७ ई० में होल्कर से युद्ध करते हुए. मारा गया।* 
मुसलमान-पान्न--जलालदी झकबर (जलालउद्दीन अकबर)*, आलमगीर (औरंगजेब), 


बहादुर शाह ।* है 
मुदृज्द्दीन जहाँदार शाह--यह बहादुर शाह का सबसे बड़ा लड़का था। इसका जन्म १० 


मई, १६६१ ई० को हुआ था और यह ११ फूरवरी १७१३ ई० को मरा । इसने लगभग दश मास 
तक शासन किया था ।* 
ऐजुदीन (ऐज़दीन)--यह जहाँदार शाह का ज्येष्ठ पुत्र था। १२ दिसम्ब॒ र १७४४ ई० को 


इसकी मृत्यु हुईं । के 
फ़रुकशाह (फ़रु ख़सियर)--यह अजीमुश्शान का द्वितीय पुत्र था। इसका जन्म ११ 


सितम्बर, १६८३ ई० में हुआ था। इसकी मृत्यु २७-२८ श्रग्रेल, १७१६ ई० को हुई।॥६ 

अब्दुल समद, अब्दुस्समद खाँ बहादुर दिलेर जंग, सैफुदौला--यह औरंगजेब के समय में 
भारत आया और चार सदी मंसब पाया । बहादुरशाह के मरने पर उत्तराधिकार-युद्ध में यह आुल- 
फ़िकार के साथ रद्द ओर सुलतान जदाँशाह के मारने में वीरता दिखलाई। फ़रु खुसियर के समय 
में दिलेर खाँ की पदवी सहित लाहौर का प्रान्ताध्यक्ष नियत हुआ । सिक्‍खों के दबाने में इसने बंड़ी 
वीरता प्रदर्शित की । इस सेवा के लिए इसे सात इज़ारी ७००० सवार का मंसब तथा सैंफ़ुदौला की 
पदुवी मिली | १७३७-३८ ई० में इसकी मृत्यु हुईं ९ 

१ सझसिरुत_ उसरा; भा० ३ छ० ३४०-१; लेदर झुग़लसू, भा० १, पृ ३०१, 
२१४९, २२६ (पाद-टिप्पणी), २३०, २३१, २३२, २३३, २६२ _' सझसिरुल_ उमरा, भा० १, 
पू० १४०, १४१, १४२, ४२२; लेटर मुग़लस , भा० १, ए० २०१ (पादु-टिप्पणी) 3 मशझ्ासिरुल _ 
उमरा, भा० १, ए० १४१-२, लेटरसुग़लस , भा० १; ४० २१९, २२६ (पाद-टिप्पणी) * देखिये 
द्वितीय खंड, अध्याय $ वीरसिहदेय -चरित की ऐतिहाखिकता, ४० $८० “ देखिए द्वितीय खंड, 
अध्याय र, छुत्रमकाश की ऐतिहासिकता, पु० २७०, २७३ * लेटर सुरलस्‌, भा०३ पु०१४३, 
१४४, १८६-२४३ । * वही, भा०वही, ए० २४२ ५ वही, वही, पु० २४४-३३४, ३े४८-६ * यही, 
सा०वही, ४० १८४६-६०, २२३६, २३०, २३६, २३७,२६१; सआसिरुल उमरा, भा० २, पृ०२०८-३० 

३७ 


२६० हिंदी वीरकाव्य 


कुतुब॒ल्मुल्क सैय्यद अब्दुल्लाह ,खाँ--इसका नाम।हसन अली था । यह फ़रुखुसियर का 
प्रधान-मन्त्री था । बहादुरशाह के समय मे इसका मंसब बढ़कर चार ह जारी हो गया और यह क्रमशः 
अजमेर तथा इलाहाबाद का सूबेदार नियत हुआ | फ़रु खसियर के विजयी होने पर इसको सात- 
हजारी ७००० सवार का मतब, सैयद अब्दुल्लाह खाँ कुतुबुलूपुल्क बहादुर यार वफादार जफ़र 
जंग की पदवी ओर प्रधान*मन्त्रित्व का पद मिला । कालातर में इसकी फरु खूसियर से अनबन 
हो गई। ,कुठुबुल्छल्क तथा इसके भाई ने मिलकर १७ फ़रवरी, १७१६ ई० को सम्राद फ़रू खूसियर 
को कैद करके रफीउद्दर्जात को बादशाह बनाया। इसी प्रकार यह लोग एक के पश्चात्‌ दूसरा 
बादशाह बनाते रदे। अन्त से .कुठबुल्मुल्क १७२३ ई० मे बन्दीगह में विष पिला कर मार 
डाला गया |” 

(सैथ्यद) अबदुल्लाफ़्फार- यह सैय्यद सदर जहाँ सदरुस्छुदूर पिहानर्व| का वंशज था। 
जब मुहम्मद मुश्ज्जुद्दीन बादशाह हुआ तो उसने इसे इलाहाबाद का उप-शासक बनाकर भेजा | 
सैय्यद्‌ हसन अली खाँ से युद्ध हुआ जिसमें यह विजयी होने के बाद फिर हारकर लौट गया।* 

(अमीनुद्दोला) अमीनुद्दीन खाँ (बहादुर)--यह संभल का एक शेखजादा था। इसने जहाँ- 
दार शाह की सेवा आरम्म की और फरु खुसियर के समय मे यह एक यसावल नियत हुआ । 
मुहम्मद शाह के समय में यह मीर-तुजुक के पद तक पहुँच गया । उसी राज्य-काल में नादिरशाह 
के भारत से चले जाने पर यह मर गया।रै 

समसामुद्दोत्ता अशरफ़ खाँ (खानदोरों अमीरुल_उमरा झ़वाजा आसिम)--यह आरम्भ में 
अज़ीमुश्शान के बालाशाही सवारों में छोटे मंतब पर भर्ती हुआ । उत्तराधिकार-युद्ध के अवसर पर 
'फर खसियर ने उसे दीवान-इ-खास का दारोग़ा नियत किया और अशरफ खाँ की पदवी दी। 
फ़र खसियर के युद्ध मे विजयी होने पर इसने सात हजारी ७००० का मसब तथा समसामुद्दोला खान 
दौराँ बहादुर मयूर जंग की पदवी पाई । कालान्तर में यह नायब मीर बख्शी, बझ्शी, तथा गुजरात 
के सूबेदार के पदों पर कार्य करता रहा। कुछ समय के पश्चात्‌ इसे अमीरलू उमरा की पदवी 
मिली और मौर बख्शी नियत हुआ । नादिरशाह की सेना से युद्ध करते समय वह घायल हुआ 
आर मर गया।ं 

अज्ञीमुश्शानी (अज़ीसुश्शान)--मुहम्मद श्रजीमुश्शान बहादुर शाह का तृतीय पुत्र था| 
इसका जन्म १६ दिसंबर, १६६४ ई० को हुआ था। उत्तराधिकार-युद्ध मे रावी नदी मे डूब गया। 
फरु खसियर इसका पुत्र था ।* ह 

अरसला खाँ (अस ला खाँ) -कवि का इस नाम से संभवत: उस असला खाँ से अभिप्राय 


) सआसिरुल_ उसरा, भा०२, ४०१६१-७२; लेदर मुऱलस, भा १, ४०३१, ३४, २०३-२, 
२०६, २१३, २१७, २२९६-३४, २४७-८, २६५, २९८, २३६४-३०१, इे२७-३७, ३४०, ३२४८-३९, 
डैम१ रेमरे, २८९, रे८प३। ३२१०,३६२, ४१६-७; वही, भा०२, ए० १४, ९१, ९२, ६६; ५२, ७७, 
& १-२, ६६, ६७-३०० * मआसिरुल_ उसरा, भा० २ ४० १६६; लेटर सुग़लस , भा० १, छृ० 
२०८ २ मआलसिरुलू उमरा, भा० १, ४० २४२; लेटर मुग़लस, सा० ३, ०३८७, २४७७, २६० 
* सअसिरुतू उप्तरा, भा० २, पु० ४२३०७; लेटर मुग़लस्‌ू, भा० $, पु० २२६ (पाद-टिप्पणी), 
२१४८-३६, २९१, २९२, २६०, २६२, २६४ * वही, साग ३१, ए०१४३, १४४, ३७२-७ 


जगनामा की ऐतिहा सिकता २६१ 


है जो श्रौरज्ञजेब के ५वे वर्ष बनारस का 'फौजदार हुआ। इसके अनन्तर यह सुलतानपुर बिल- 
हरी का ,फौजदार हुआ ओर दो हज़ारी ८०० सवार दो अस्पा सेह अस्पा का मंसबदार हुआ। 
४०वें वर्ष में ५०० सवार बढ़े ।* 

आज़म खाँ--(नवाब) इसका नाम मुहम्मद माह था | यह फिंदाई खाँ का पुत्र था।* 

करूदी' खाँ (कमरुद्दीन खाँ बहादुर एतमादुद्दौला)--इसका वास्तविक नाम मीर मुहम्मद 
फाजिल था और यह एमादुद्दौला मुहम्मद अमीन खाँ बहादुर का पुत्र था। औरंगज ब के 
राज्यकाल के अन्त में इसे यथोचित मंसब् और कमदरुद्वीन खाँ की पदवी मिली थी | फुर ख़ सियर 
के समय में यह अच्छा मंसव पाकर अहृदियों का बख्शी हुआ । शनेः शनेः यह प्रधान-मन्त्री के पद 
पर पहुँच गया । यह अहमद शाह दुर्रानी से युद्ध करने के लिए ससैन्य सरहिंद गया। वहीं गोला 
लगने से १७४८ ई० में इसको मुत्यु हुई | 3 

गाजियुद्दीन खान (ग़ाज़ी उद्दीन ख़ाँ बहादुर ग़ाखिब जंग)--यह सुलतान मुइज्जुद्दन का 
घाय-भाई था और अ्रहममद बेग के नाम से प्रसिद्ध था। उक्त सुलतान की सेना में कुछ समय तक 
रहने के पश्चात्‌ यह सुलतान अजीमुश्शान की सेवा में नियत होकर फूछ ख़सियर के साथ बंगाल 
गया | फुरु खसियर ने उत्तराधिकार-युद्ध के अवसर पर इसको श्रच्छा मसब और ग़ाजी उद्दीन खाँ 
की पदवी देकर सैन्य एकत्र करने को नियत किया । विजयी होने पर इसका मंसव छः इज़ारी 
५००० सवार हो गया तथा गाजी उद्दीन खाँ बहादुर गालिब जग की पदवी और तीसरे बख्शी के 
पद से सम्मानित हुआ । ४ 

जुल्फ़िकार ख़ाँ नसरत जंग--ईंसका नाम मुहम्मद इस्माइल था | यह असद खाँ. आस- 
फुद्दौलाइ का पुत्र था | ११वें वष॑ आलमगीरी में इसने तीन सदी का मंसब पाया । ३०वें वर्ष में 
यह गुसुलखाने का दारोगा हुआ । ११०१ हिजरी में इसे जुल्फिकार खाँ की उपाधि मिली। ३६व 
वर्ष में बादशाह ने इसे पॉच हजारी ४००० का मसबत्र और नसरत जझ्छ की पदवी दी । ४६वे' 
वर्ष में यह मीर बख्शी के पद पर नियत हुआ । बहादुरशाह ने इसको सात हजारी ७००० सवार 
का मंसब और समसामुद्दोलाह अमीरल उमरा बहादुर नसरत जज्ज की पदवी देकर दक्षिण की सूबे- 
दारी पर बख्शीगीरों के पद के साथ नियत किया। जब जहाँदार शाह बादशाह हुआ तब 
जुल्फिकार ने वज़ीरी और शाही प्रबन्ध का मंडा उठाया। फुर ख़तियर से युद्ध में जहाँदार शाह 
के साथ हारने पर जुल्फिकार खाँ दिल्‍ली लोट गया। फूद खसियर ने उसको मरवा डाला ।* 

जा निसार ख़ाँ।* 

* सआसिरूल_ उमरा, भा० २, छ० २७०; लेटर सुगलसू, भा० १, ए० २४६ " जरनल 
आँव्‌ एशियाटिक सोसायटी ऑव्‌ बंगाल, १६०० ई०, ए० ९६; लेटर सुगलस, भा० १9, छृ० 
२१७, २२६ (पाद-टिप्पणी), २४६  + मआसिरुल_उमरा, भा० ३, ४० १२-४७; ल्लेटर मुशत़स, 
भआा० १, ए० २५६ ४ वही, वही, ए० २०१, २१०, २१२, २२६, २६०, २६६, २६७; मआ- 
सिरुल_ उमरा, सा० हे, घु० ३३११-३२ + वही, वही, ए० ३२२-३४; लेटर मसुगूलस, भा० १, ४० 
8-१०, १८६, २२६ (पादु-टिप्पणी सहित), २९६ (पादु-टिप्पणी सहित) * देखिए द्वितीय खं०, 
अध्याय ७, रासा भगवंतसिदह की ऐतिहासिकता के अन्त्यतर पात्र-विवरण; मआसिरूल उमरा, भा 
३, ए०२७४-८; लेटर मुगुलस्‌, भा० 3, ४० २२२-६ (पादु-टिप्पणी), २४२ 


श्६२ हिंदी वीरकाव्य 


ज्ञकरिया ख़ाँ--भ्रीधर ने इस नाम से संभवतः जिकरिया खाँ बहादुर हिजुत्र जंग की ओर 
संकेत किया है, जो सैफ़ुद्दोला अबदुस्समद खाँ का पुत्र था। यह अपने पिता के समय उसी के 
स्थान पर लाहौर का सूबेदार नियत हुआ | पिता की मृत्यु पर इसी के साथ इसे मुलतान की भी 
सूबेदारी मिल गई। १७४४ ई० में यह मर गया।!” 


दिलावर ख़ाँ बद्ादुर--यह अब्दुल श्रजीजु दिलावर खाँ का पुत्र था और इसका नाम 
मुहम्मद नईम था ।अपने पिता के मरने पर उसकी पदवी (दिलावर खाँ बहादुर) पाकर फ़र खसियर 
के राज्यारंभ में यह निजामुलमुल्क आसफ़जाह के साथ दक्षिण गया । ११३८ हिं० (१७२६-२७ 
ई०) में इसकी मुत्य, हुईं ।* 

निजामुद्दी अली खज़ां (नज्मुदीन अली खाँ बारह सैय्यद)--यह अबृदुल्लाह खाँ सैय्यद मियाँ 
का पुत्र तथा ,कुठ॒बुल्‌ मुल्क अब्दुल्लाह ,ख़ाँ का कनिष्ठ श्राता था। फूरु खूसियर का पक्त लेकर यह 
मंसब कीं उन्नति पाकर सम्मानित हुआ । कुछ समयोपरांत यह दिल्‍ली का सूबेदार बना | एक बार 
यह बन्दी-गह में डाल दिया दया। उससे मक्त होकर यह क्रमशः गुजरात और ग्वालियर का 
शासक नियुक्त हुआ । ग्वालियर में ही इसकी म॒त्यु हुई । २ 


नूरडल्लाह खाँ--ऐसा प्रतीत होता है कि इस नाम से कवि का अमिप्राय कादिर दाद खाँ 
बहादुर से है | इसका नाम शेख नूझललाह खाँ था। यह शाहजहाँ के समय के रशींद्‌ खाँ अंसारी 
के पुत्र कादिर दाद खाँ का पुत्र था। इसे औरंगज़ेब के समय चार सदी मंसब और दक्षिण के 
दुर्गा में से एक की सूबेदारी मिली । बहादुर शाह के समय इसका मंसब एक हजारी हो गया 
ओर अपने पिता की पदवी पाकर खानदेश प्रांत में जामबद का फ़ौजदार नियत हुआ । फुरु ख- 
सियर के समय में जब निजामुल्मुल्क आसफजाह दक्षिण का प्रांताध्यक्ष नियत होकर वहाँ गया तब 
यह, जो उस सरदार की माँ की ओर से सगा संबंधी था, मेट करने आकर उसका साथी हो गया | 
धीरे-धीरे इसका मंसब बढ़कर पॉच हजारी ४००० सवार हो गया | धोखे से यह एक नौकर के हाथ 
से मारा गया । 

महमद ख़ाँ बंगश (सुदस्मदु ख़ाँ बगश) ।* 


ख़ाँ ज़मां अली असऱर ख़ाँ--यह कारतलब अंसारी का पुत्र तथा इटावा का फ़ौजदार 
था | इसका जन्म १६७४-४ ई० में और मृत्यु २& जनवरी, १७४३ ई० को हुई थी। फुद खसियर 
ने इसे खाँ जमाँ की उपाधि देकर बख्शी बनाया था।* 


अफ़रासयाब ख़ाँ--यह सुहराव मिर्जा अजमेरी नाम से विख्यात था। अफ्रासयाब खॉँ 
बहादुर रुस्तम ज॑ंम इसकी उपाधि थी। यह गिरशास्प का पुत्र था। इसकी २१ अगस्त, १७१८ ई० 





) सझ्मासिरुल उमरा, भा० ३, घृ० ३१०-१३ * वही, भसा० वहीं, ए० ४३१३-४, 
3 वही, वही, ए० २०२-७; ल्लेटर सुगुलस, भा० १, ए० २०८, २२६ (पाद-टिप्पणी) * वही, 
भा० वही, ए० २८ * देखिए द्वितीय खंड, अध्याय ३, भूषण-ञ्र थावली की ऐतिहासिकता, ए० 
२०६; लेटर सुगुलस्‌ , भा० १, ए० २१६-२१७, २२६ (पाद-टिप्पणी), २३०, २३१, २३२, २३३ 
5 ब्रही, भा० वही, ४० १०१ (पादुटिप्पणी सहित), २३४, २२९, २३०, २३२३ 


जंगनामा की ऐतिहासिकता १५६३ 


को देहलीं में मुध्यु हुईं। इसने फरु ख़सियर को दुश्ती लड़ने ओर घनुविद्य की शिक्षा दी थी। 
फूर खूसियर ने इसे अपना तृतीय बख्शी नियक्त किया था |" 

अमीर ख़ाँ--भ्रीधर ने इस नाम के दो व्यक्तियों का उल्लेख किया है जिनका विवरण 
इस प्रकार है ४+-- 

(१) अमीर ख़ाँ मीर मीरान--यह खलीलुल्ला खाँ यज़दी का लड़का था। शाइजहाँ के 
शासन काल में क्रमशः उन्नति करते-करते औरंगजेब के राज्य के समय में यह जम्मू के ग्रान्त का 
फौजदार नियत हुआ । औरंगजेब के १०वें वर्ष इसने यूसुफजुई की चढाई में बड़ी वीरता प्रदर्शित 
की | १६वें वर्ष में काबुल की चढ़ाई में यह साथ गया | २७ अप्रेंल १६६८ ई० को यह मरा।* 

(२) अमीर ख़ाँ--(मीर इस्हाक, उमदतुल्मल्क)--यह अमीर खा मौर मीरान का पुत्र था। 
इसने जहाँदार के युद्ध में फ़ुद खुसियर की अच्छी सेवा की, जिससे यह शस्त्राध्यज्ष और शिकारी 
चिड़ियाघर का दारोगा नियत हुआ | ११५४२ हिजरी में यह इलाहाबाद का सुबेदार बना | ११४६ 
हिजरी में (४ जनवरी, १७४६-४७ ईं० ) यह एक नौकर द्वारा मार डाला गया ।* 

जैनदीं खाँ (ज़ेनुद्दीन खाँ बहादुर खाँ)--यह गैरत खाँ का पुत्र और बहादुर खाँ दाऊद जुई 
का पौत्र था। यह शाहजहाँपुर का एक निवासी था | इसने खजुआ के युद्ध में ऐज़द्दीन पर वीरता- 
पूवक आक्रमण किया था। इसी युद्ध में मुहम्मद माह आजुम खॉ ने इसे घायल करके गिरा 
दिया था |* 

कोकिलतास (कोकल ताश खा)--अली मुराद ,ख़ाँ जहाँ कोकल ताश खाँ जहाँदार शाह 
का धाय-माई था। जहाँदार शाह ने इसे अमीरुल उमरा उपाधि देकर द्वितीय मसन्त्री नियक्त 
किया । फूर ख़सियर के विरुद्ध युद्ध करते हुए यह छुबीलेराम के हाथ से मारा गया ।४ 


ग़ाज्ञीउदीन ख़ाँ चिकलीच खाँ निज्ञामुल्सुल्क --यह गाजीउद्दीन ,फीरोजु जंग का पुत्र था। 
इसका नाम मीर कुमरुद्दीन तथा चिकलीच खॉ उपाधि थी। यह धीरे-धीरे उन्नति करता गया और 
जहाँदार शाह के शासन के अन्तिम दिनों में यह आगरा का रक्षक नियत हुआ । वहाँ उसने फुर खु- 
सियर का साथ दिया। सिंहासनारूढ़ होने पर फरु खुसियर ने इसे खान खानान निजामुल्मुल्क 
बहादुर फतह जज्ध की उपाधि से विभूषित करके सम्पूर्ण दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया। इसका 
जन्म ११ अगस्त, १६७१ ई० और मृत्यु १७४८ ई० मे हुईं थी | 

सैय्यद्‌ फ़तदह अली ख़ाँ- सैय्यद ,फतद अली खाँ सेयूयद अब्दुल्लाह खाँ की बहिन का 
लड़का था| यह फुरु ख़सियर के तोपखाने का अध्यक्ष था। फुद खुसियर के उत्तराधिकार 
युद्ध में वीरतापूवंक लड़ते हुए यह मारा गया। एक ऐतिहासिक के मतानुसार इसकी वीरता की 


१ लेटर सुग़लस्‌ भा० १, ४०२१७, २३० (पाद-टिप्पणी), २५८ * मआसिख्लू उम्ररा 
भा० २, ए० २५०-८ 3 वही, भा० वही, ए० २४८-१; लेटर मुगूलस्‌, भा० १, ४० १८७ (पाद- 
टिप्पणी सहित), २०७, २६० (पाद-टिप्पणी सहित) * वही, सा० वही, ए०२११ (पाद-टिप्पणी 
सहित), २१७, २२९५, २३०, २३२१ _+ वही, वही, भा० १, ४० $८६, ३६६७, २२३, २२६ 
(पाद-टिप्पणी सहित); २३०, २३३ _* वही, भा० वही, ४० ३३४ (पाद-टिप्पणी सहित); २२१, 
२२६, २३२, २३३, २४४, २४१; २६२, २६८-७२; सआसिरुलू उमरा, भा० हे; ४० २२१०७ 


२६४ हिंदी वीरकाव्य 


ख्याति से विद्वे ष-भावना के वर्श,भूत होकर सेय्यद अब्दुल्ला खाँ ने एक योरोपीय डाक्टर 
क] >> प ँ 
द्वारा फृतह अली खाँ के घावों पर व्थित्ी औषधियों का प्रयोग करवा करके इसे मरवा 
डाला | 
'ब झली ख़ाँ (गुलाम झली ख़ाँ) जुल्फ़िक्ार ख़ाँ बहादुर--यह ,फर खूसियर के बाला- 
शाही में नोकर था। उत्तराधिकार-युद्ध मे विजयी होने पर सम्राट फरु खसियर ने इसे जुलफिकार 
उपाधि से विभूषित करके तोपखाने का अध्यक्ष नियत किया ।* 


गेरति खाँ (गेरत खां)--यह अमीरुलू उमरा हुसेन अली ,खाँ का भानजा था और उसके 
सूबे अजीमाबाद-पटना (बिहार) में उप-सूबेदार के पद पर नियुक्त था।* 


दाऊद ख़ाँ दुपट्टे बाज़--यह निर्णय करना कठिन है कि श्रीधर ने इस नाम से किस व्यक्ति 
की ओर संकेत किया है। इतिहास से विदित होता है कि “जब फुरु खुतियर दिल्ली की ओर जा 
रहा था, तो माग में बिंदकी नामक स्थान पर २७ नवम्बर, १७१२ ई० को हमीद खाँ कुरेशी का 
पौत्र हया खाँ शत्रु-पक्ष को त्याग कर फरु खुसियर से श्रा मिला था। सम्राट ने उसे दाऊद खाँ 
की उपाधि से विभूषित किया था [४ सभवतः कवि का इसी नाम से श्रभिप्राय है। 

उमादतुल मुल्क अमीरुल उमरा बहादुर फीरोज़ जंग सेय्यद हुसेन अली ख़ां--यह सैय्यद्‌ 
मिर्याँ अ्ब्दुल्लाह खाँ का पुत्र श्रोर कुतुबुलमुल्क सैयद अब्दुल्लाह खाँ का छोटा भाई था। ओऔरद्भज्ञेब 
के शासन-काल में यह क्रमश: रणथम्भौर तथा हिडोन-बियाना का शासक रहा । बहादुरशाह के 
मरने पर अपने भाई के साथ हुसेन अली खा ने फद खुतियर का साथ दिया। परिणामस्वरूप उसके 
सम्राद्‌ बनने पर यह उसका मीर बख्शी बना । १७२० ई० में इसकी हत्या' कर दी गईं ।* 

इमत्याज़ खान (इस्त्याज़ खाँ) -फ़रुखुसियर के उत्तराधिकार-युद्ध में इसने बड़ी वीरता 
प्रदर्शित की थी ।* 


जानी ख़ाँ--यह जहाँदार शाह की हरावल में फर खूसियर के विरुद्ध था। वीरतापूब॑क युद्ध 
करते हुए इसने वीरगति प्रात की ।* 


ख्वाजा हुसेन--यह जहाँदारशाह के प्रमुख अ्मीरों में से था। कोकल ताश खाँ की पत्नी को 
भगिनी से इसका विवाह हुआ था। जहाँदार शाह ने इसे ख़ानदौरों की उपाधि देकर अपना द्वितीय 
बख्शी बनाया | जब ऐजुद्दीन फद खतियर का सामना करने के लिए भेजा गया था, उस अवसर 
पर यह उपकी सेना के प्रमुख अफ़परों में से एक था। यह ऐजुद्दीन को बहला-फुसलाकर विना युद्ध 


* लेदर मुग़लसू , भा० १, ए० २३७, २२६ (पाद-टिष्पणी) २३०, २३१ (पाद-टिप्पणी 
सहित) * वहीं, वही, ए० २२६ (पाद-टिप्पणी), प० २६० 3 वहीं, भा० वही, ए० २६२ 
3 बही, भा० वही, ए० २१८ * वही, सा०यही, ए० २०३-९, २०६, २१७, २२७, २२६, २३०, 
२५८, रेप२, र८घ७-६०, २६२, ३०२, ३०३, ३३४७-६२, ३७७, र२े७७-३, रेप) शे8९, ४०७, 
४१७, ४२२-६; वही, वही, ए० १४, ३४७, ४९, २१, ४१३, १६-६२, १०० * वही, वही, 
पृ० रे3े० * वही, भा० वहीं, श० १८१, २२३१, २२६ (पाद-टिप्पणी सहित), २३०- 
२३१, २३२ 


ज॑गनामा की ऐतिहासिकता श्हप 


किये ही युद्ध-भूमि से भर्गा लाया था। फूर खसियर की विजय के अ्रनन्तर देहली पहुँच कर सैय्यद्‌ 
अब्दुल्ला ने इंसको बन्दी बनाकर इसके सारे सामान को अपने अधिकार में कर लिया था ।॥* 
ख्वाजा सुज़क़्कर अजी खा ज़क़र खाँ तोराबाज़ (तुर्राबाज़ खाँ)--ख्वाजा मुजफ़्कर खॉ 
पानीपती को जफूर ,ख़ाँ को पद॒वी देकर फर ख़सियर ने शल्लालय का अध्यक्ष नियुक्त क्रिया 
था। यह तथा इसके साथी पगड़ी के ऊपर तुर्रा घारण करने के कारण तुर्राबाजु (तोड़ाबाज) 


कहलाते थे ।* 
मुज़प़फ़र अली ख़ाँ ख़ान-इ-जहाँ--यह समसामुद्दोला खान दौरा ख्वाजा आसिस का भाई 


था। इसे खान जहाँ को उपाधि मिल्ली थो | यह कुछ समय तक गुजरात का सूबेदार रह चुका था। 
नादिरशाह की सेना के साथ यद्ध करते हुए यह ११५१ हिजरी मे मारा गया |* 

सयूयद्‌ सुज्ञक़्फर अली खा--यह ,कुतुबुल्मुल्क श्रब्दुल्लाह खॉका मामा था । फूर खसियर 
ने इसे सैय्यद ख़ॉँ जहाँ बहादुर की उपाधि से विभूषित करके अजमेर का सूबेदार नियुक्त 
किया था ।१ 

ख़ानाज्ञाद ख़ाँ शाइस्ता ख़ाँ--इस व्यक्ति के सम्बन्ध में निणंय करना कठिन है। ऐतिहासिक 
ग्रन्थों से विदित होता है कि फुर खसियर के मामा का नाम ,ख्वाजा इनायतुल्‍लाह खाँ था, जिसे 
शाइस्ता खाँ की उपाधि मित्री थी ।* सम्भव है कि श्रीधर ने इसी की ओर संकेत किया हो । यह 
भी हो सकता है कि उक्त कवि ने फुरु खुसियर के मामा का अपने ग्रन्थ में इनायतुल्‍ला, जिसका 
विवरण नीचे दिया जायेगा, नाम से ही उल्लेख किया दो और खानाजाद शाइस्ता खाँ नामक 
कोई अन्य श्रमीर उसकी सेना में रहा हो । 

इनायतुल्लाइ ख़ॉ--इतिहास ग्रंथों में फूल खसियर के समकालीन उक्त नामधारी दो 
व्यक्तियों का उल्लेख मिलता है। उनमें से एक फ्रु खुसियर का मामा था, जिसका ऊपर उल्लेख 
किया जा चुका है। इस नाम का द्वितीय व्यक्ति इनायतुल्ला खाँ काश्मीरी था, जिते जहाँदार 
शाह ने काश्मीर का सूबेदार नियत किया था। फूर खसियर के शासन के प्रारम्भ में यह मक्का 
चला गया था ओर उसके राज्य-काल के मध्य' में लौटकर पुनः मंसब प्राप्त करके काश्मीर का 
शासक नियुक्त हुआ था। ११३६ हिजरी में इसको मृत्यु हुई थी।* 

भ्रौधर द्वारा दिए गए. इस नामधारी व्यक्ति के विवरण से ऐसा प्रतीत होता है कि उसने 
इनायतुल्‍ला खाँ काश्मीरी की ओर संकेत नहीं किया है | उसका अभिप्राय या तो फुर खुसियर के 
मामा से है अथवा किसी अन्य व्यक्ति से | 

लुतुऋल्लाह ख़ाँ सादिक़--यह दिंलेर दिल खां का भाई था। जदाँदार शाह ने इसे अपने 
बड़े शादजादे ऐज दीन का दीवान नियत किया था| जब उक्त शाइजादा फर खतेयर का सामना 

करने के लिए सेना के साथ गया था उच्च समय यह अमीर उत्तके साथ था । युद्ध-भूमि से भागने के 


3 लेटर सुग़ंललस्‌ म्रा० $, ए० १८६, १६१, २१८, २४८ वही, सा० वही, |ए० २६० 
(पादु-टिप्पणी सहित) * सआसिरुद्ध उमरा, भा० २, ए० ४२६ ४ वही, भा० 4, ० २१४ 
(पादु-टिप्पणी सहित), २६१ ० लेटर सुग़ल़स , सा० १, पृ० १४४, ३०४ * मआसिरूल 
उमरा, सा० २, ए० ४४२३-७० स्लेटर मुगलस, सा० १, प्ू० १८७, २४६६, २६१, रेशे३े, ३३४; 
बंदी, भा० २, ए० ३६०२, १रे८ 


२६६ हिंदी वीरकांब्य 


लिए ऐजहीन को परामश देनेवाले श्रमीरों में यह प्रमुव था। कालान्तर में इसने फूर खुसियर 
का पक्त अहण किया । सिंहासनारुढ़ होने पर फुरु खसियर ने लुत॒ुफ़्ल्लाह खाँ बहादुर सादिक्‌ को 
दीवान-इ-तन नियुक्त किया ।* 

मुख़त्यार खाँ--यह ख़ान श्रालम बहादुर शाही का लड़का था | जहाँदार शाह की ओर से 
युद्ध करते हुए इसने वीरगति प्राप्त की थी ।'* 

महमसद बाकर (सुहम्मद्‌ बाक्रिर)--कवि का इस नाम से संभवतः मुहम्मद बाक्किर मौतमिद 
खाँ से अभिप्राय है। यह श्रमीर कुछ समय तक शाहजादा मुहम्मद आजूमशाह का खान-ई-पार्माँ 
रह चुका था। इसके अनन्तर यह शाहजादा जहॉशाह का दीवान रहा था। सिंहासनारूढ़ होने 
पर फूद खसियर ने इसे दीवान-इ-खालसा के पद पर नियुक्त किया था | 

तकरुंब खाँ--अधर ने तकरु ब खाँ नाम से संभवत: महम्मद्‌ जुफूर ,खाँ शीौराजी तकर ब 
खाँ की ओर सकेत किया है। यह फरु खसियर का निजी मनन्‍्त्री था। आगरा की विजय के उपरात 
उक्त सम्राद ने इसे ,खान-ई सामान नियुक्त किया। इसको मृत्यू, १ अप्रेल, १७१६ ई० को हुई 

सैय्यद राजे खाँ (सैयद राजे मुहम्मद खाँ)--यह इलाहाबादांतगंत मानिक्रपुर के गारदेजी 
परिवार का सैय्यद था। कहा जाता है कि इसका नाम हुसेन उद्दीन खाँ था और इसे सैस्यद राजे 
खाँ बहादुर दिलावर जंग की उपाधि मिली थी। फूर ख़सियर के युद्ध में यह जहाँदार शाह की 
ओर से लड़ा थ (+ 

समीर जुमला--इसका वास्तविक नाम अबैदुल्लाह तथा इसके पिता का नाम मीर मुहम्मद 
वफा था। इंसका जन्म १६७०-७१ ई० में हुआ था । यह क्रमशः बच्भाल और विहार में काजी के 
पद्‌ पर रह चुका था। लाहौर से लोठते समय यह आगरे में फुछ ख़सियर से मिला। इसकी उपा- 
धियाँ क्रशः शरीभतुल्लाह ,खाँ, इबादुल्‍लाह खाँ, बहादुर, मुजफ्फुर जंग, सौतुमिदुल्मुस्क 
मुअज्जुम खाँ, खान खानान, बहादुर मुजफ्फूर जंग, मीर जुमला, तरखानी, छुलतानी थीं। यह 
फूद खसियर का विशेष विश्वास-पात्र था।* 

सरबलन्द खाँ--इसका वास्तविक नाम रफ़ी सर बुलन्द खॉँथा। यह फर खसियर के 
पिता अजीमुश्शान का साला था। इसका जन्म १६७४ ई०में और देहावसान १६ जनवरी, १७४२ 
ई० को हुआ था। अजीमुश्शान ने इसे कड़ा-मानिकपुर का फ़ौजदार नियक्त किया था। विजयी 
होने पर फ़रु खसियर ने इसे अवध का सूबेदार बनाया । 

रशीद खाँ--यह अफूरासयाव खाँ बहादुर, रुस्तम जंग का बड़ा भाई था |८ 


) लेटर मुरालस भाग ३ पु० १८१३ १5६, १८४७, २१८, २१६, २४२, २४८, 
३०३१-०२ * कहीं, भा० २२२, २३१, २३२२, ररेश 3 वहीं, वही; ए० २*ु८एण * वही, 
भा० वही, ए० २४३,२६० ( पाद-ठिप्पणी सहित ), २९३, २९९२, २९६ वही, भा० वही, 
घृ० १८६, २०७-८ (पाद टिप्पणी सहित), २२५, २२३ (पादु-टिप्पणी सहित), २३६ + वही, 
भा० वही, पृ० २२६, २४४ २४८, २४६, २५२, २२१२९, २९६ ६०, २६२, २६३७-८, २७६, र४३े, 
२६७, ३०१, रे३०, रे३१ रे३े२, २१२, २६ * वही, भा० वहीं, ए० ३३६३, ३६&-२०० 
(पाद-टिप्पणी सहित), २६२ 5 वही, सा० वही, ए० १६६, २५३ (पादु-टिप्पय्यी) 


ज॑गनामा की ऐतिहासिकता २६७ 


सैय्यद शुजातुल्लाह खाँ--सैय्यद शुजातुल्‍लाइ खाँ कुतुबुलमुल्क अबृदुल्लाह खाँका 
भानजा था। विजयी होने पर फूर ख़सियर ने इसे दाग़ लगाने के विभाग (दाग़-ओ-तशीहय) का 
श्रध्यक्ष नियत किया था ।* 

शिकिन खान (सफ़ शिकन खाँ) --इसका वास्तविक नाम हसन बेग था। यह उड़ीसा का 
उप-पूबेदार था। उत्तराधिकार-युद्ध में इसने फुल खसियर का पक्ष लिया और आगरा के युद्ध में 
बड़ी बीरता प्रदर्शित की थी।* 

सादात खाँ--इसका नाम मीर मुहम्मद तकी था। इसे क्रमशः हसन खाँ और सादात 
खाँ की उपाधियाँ मिल्ली थो। यह सादात खाँ का पुत्र था। यह हुसेनी जाति का था। ,फोरस 
का मार्जेद्रान प्रान्त इसके वंश का आदि निवास-स्थान था। कुछ दिनों तक इसफहान में रहने 
के पश्चात्‌ इसके पूवज भारत में आये थे । इसको लड़की के साथ ,फरु ख़तियर का विवाह हुआ 
था | सिहासनारूढ़ होने पर सम्राठ ने इसे काश्मीर का सूबेदार नियुक्त किया । ,फर खसियर के 
गद्दी पर से उतारे जाने के अवसर पर फरवरी, १७१६ ३० में यह घायल हुआ और कुछ दिन के 
उपरान्त इसकी अस्सी वर्ष की अवस्था में मृत्य हो गईं।२ 

अली नक्रीं ाँ--“यह उक्त सादात खाँ का ज्येष्ठ पुत्र था | इसकी मृत्यु ६ रत्री, ११२६ 
हिं० को हुई । 

फ़रज़्द खाँ--इसका वास्तविक नाम मुहम्मद मेहदी फरजंद खाँ था। यह सादात खाँ 
का द्वितीय पुत्र था। यह १८ शब्बान ११२८ हि० को रेई वर्ष की आयु में मरा । 

सैंफ़ खाँ--यह सादात खाँ का तृतीय लड़का था। ८ मुहरम ११५०हि० को इसका देहा- 
वसान हुआ | 

सलावत खाँ--इसका नाम सलावत खाँ जुलफिक्वार जंग था। यह सादात खाँ का 
चतुर्थ पुत्र था । इसका शरीरान्त ११६६ हिं० के पश्चात्‌ हुआ [४ 


सफल्लाह खाँ--सैफल्लाह खाँ बहादुर ,फर ख़तियर के बालाशाही” सैनिकों मे से था। 
विजयी होने पर सम्राट ने इसे जागीरों को ज़ब्त करनेवाले विभाग का अध्यक्ष बनाया था ।* 

संम्यद्‌ सफ़ुदीन अली खाँ--यह कुतुबुलमुल्क का छोटा माई था | 

सिराजुद्दीन अली ,ख़ाँ-यह अब्दुल्लाह ,खाँ कुतुब॒ल्मुल्क का छोटा माई था। अब्दुल- 
ग़फ़्फार का सामना करते हुए सराय-आलमचन्द के निकट इसकी मृत्यु हुई | 

हसन खाँ (दीवान प्रागी)--कवि का इस नाम से संभवतः सैय्यद इसन खाँ से अमि 
प्राय है, जो सैय्यद्‌ हुसेन खाँ का पुत्र था। यह अन्य अमीरों के साथ शत्र-पक्ष को त्याग कर 
फर ख़सियर से जा मिला था | 


* खेटर सुग़लस्‌ भा० १, ए० २६० २ कही, भा० वही, 9०२११, २२६ (पाद-टिप्पणी ) 
ह बही, भा० १, एृ० २६१ (पाद-टिप्पेणी सहित), ४७००-१३ ह वही, सा० वही, थू० ४०१ 
> वही, भा० वही, पू० २३०, २९४७, २६० * वही, भा० वही, ए० २०८, २२३ (पाद- 
टिप्पणी) वही, सा० वही, एु० २०८, २०६ < कहीं, भा० वहीं, ए० २१६ 
डेप 


श्ह्् हिं दी वीरकाव्य 


अफ़्ज़ल ,खाँ--इसने ,फद ख़सियर को कुरान पढ़ाई थी । सिहासनारूढ़ होने पर सम्राद_ 
ने इसे सैय्यद अफ़जूल खाँ बहादुर सदर-जहाँ की उपाधि देकर सदारत-इ-कुल (अध्यक्ष दान-पुर्य- 
विभाग) नियत किया |! 

सौर अशरफ़--यह मीर मुशरिफ का भाई था। फरु ख़सियर के उत्तराधिकार-युद्ध मे वोरता- 
पूर्वक शत्रु-संहार करते हुए इसने वीर-गति प्राप्त की ।९ 

मोर सुशरिफ्र--यह लखनऊ निवासी और उपयुक्त मीर अशरफ़ का भाई था। यह 
फरु ख़सियर का समर्थक था । 


रफ़ीडलक़दर (रफ़ीडलूकद्र ) शाहजादा रफीउलकद्र को रफ्ठीउश्शसान की उपाधि से विभू- 
रफींसान (रफ़ीउश्शान) ) षित किया गया था | यह सम्राद बहादुर शाह का शुत्र 


और जहाँदार शाह का भाई था | इसका जन्म १०८१ हि० में हुआ था । बहादुर शाह के मरने 
पर लाहौर के उत्तराधिकार-युद्ध में जहाँदार शाह के विरुद्ध लड़ते हुए यह १७ मार्च, १७१२ 
ई० को मारा गया । 


अनिश्चित-पात्र 


निम्नलिखित पात्रों के सम्बन्ध भें सहायक ऐतिहासिक भ्रन्थों में विवरण अप्राष्य है । 
अतएव इनके सम्बन्ध में निश्चायात्मक रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता | पर सम्भावना यही 
है कि प्राय; ये सभी ऐतिहासिक व्यक्ति ही रहे होंगे ;-- 

हिन्दू-पानत्न--जयकृष्णुदास (नज्मुद्दोन श्रली खाँ का दीवान), ठीकाराम, बेनीराम नागर, 
भगोती राम (छबीलेराम का पुत्र), राठ दलपति, राजा रतनचन्द, राय भगवन्तराय दीवान 
(काकोरी निवासी), राजा गन्धव्सिह, राय शिरोमणिदास, गुलाबराय (राजा छबीलेराम का 
दामाद), साहिब राय माथुर, सुवंस राय (भगवन्तराय का पुत्र) | 

सुसलमान पान्न--अब्दुल्लाह खाँ खोजा (ख्वाजाह श्रब्दुल्लाह खॉ),सैय्यद अनवर खाँ, 
असद अली खाँ, अकबर अली खाँ, अब्दुल_ रसूल, अकरम मीर, अहमद खाँ सरबानी, आतस 
(आतश) खा, इलायची बेग (बहादुर दिल खाँ-उपाधि), इफ्तखार खाँ (इफ़्त्खार खाँ), इख्ति- 
यार खाँ, इनायत खो, इनायत शाह, इृद्गार बेग, इबराहिम हुसेन (इब्राहीस हुसेन), कासिस बेग 
खा मिर्जा, खैरददीं अली खाँ, खोजा रहमतुल्लाह, गुलाब मेंहदी खाँ, (गुलाम मेंहदी खाँ) 
गुलाम मुईउद्दीन खाँ, जॉ बाज़ खाँ, (जबरदस्त खाँ, जब्बर खाँ, तैयब, तैमूर खाँ, तोफेवाज, दर- 
बार खाँ, दरबेश अली खाँ, सैयद, दरवेश मुहम्मद सैय्यद, दिल दिलावर खाँ, दिल दिल्तेर खाँ, 
दोस्त अ्रली खाँ, नौशेरी खॉ (कोकल ताश खाँ का पुत्र), नेक नाम खाँ, पीरमुहम्मद (शेख) 
फ़तहुल्लाद खाँ, फर्नीबल्ताह खाँ (मिर्जा), फिदाईखाँ, बैरम खाँ (बैरामखॉ), बासे खाँ (मुहम्मद 
बासेह खाँ---अफूरासयाब खाँ का कनिष्ट प्राता), मुसलेह खाँ, (जफ्रजज्ञ खाँ (फिदाई खा का पुत्र) 
मुहम्मद साले (सालेह) खा (आ्राजम खाँ का प्राता), मंजूर (मिर्जा अथवा मियाँ), मुखलिस खाँ, 
मुहम्मद अमान बेग, महियार खाँ, मुहम्मद हयात खाँ सैथ्यद्‌, मुहम्मद अली सैय्यद, मीर मुहसिन 


? छोटर सुग़लस , भा० १, ५० २३९ _+ वही, भा० वही, ए० २३०, २३१, * चहीं, 
भा० वही, पए०, वही * वही, सा० बंदी, ए० ३६, १8३, १४२-६, १६१, १८७, १८रे 


जंगनामा की ऐतिहासिकता २६६ 


खाँ, मुहम्मद शुजा (श्राजम खाँ का भाई), मुहम्मद हुसेन, मुमताज खाँ, मीर अजीज खां मिर्जा 
बहराम बेग (बरकंदाज खाँ का पुत्र), मीर खान (अमीरखों का पुत्र), मीर मुकरम, मुहम्मद अमीन 
खॉँ, रहमरहमान खाँ, रुस्तम खा (रुस्तम दिल खाँ), रहमतुल्लाइ खा (शेख), रहमतुल्लाइ (ख्वा- 
जाह), यादग्रार बेग, बली महम्मद, शुजातुल्लाइ%, सादी (शादी खाँ), शुजायति अलीखान 
(शुनाअभ्रत अली खाँ), शेख रसूखियत खाँ, (रसृखियत खाँ), सुलतान कुली खाँ, शाकिर 
मुहम्मद (मीर), सैय्यद इमाम शेख, सैय्यद मुझतजा खाँ, सुलतान बेग खाँ, बली खाँ मिर्जा, 
हलीम ,.खॉ दिला जाक, हेसम खाँ, बहराम बेग (यह अपने पिता की उपाधि बरकन्दाज खाँ से 
विभूषित हुआ था), मियाँ निहाल (इतिमाद ख़ॉ उपाधि), रहमत खाँ (मृतहृब्बवर खॉ उपाधि), 
शेख, खैरल्लाह, रनदूल्लह, समुन्दर खान, हिजुबर ,खाँ, मदी अली खा (मेंहदी अली .खाॉ) 
मुहम्मद असकरी (मियाँ), मुहम्मद इमाम, मुहम्मद बसी खाँ, सुलतान जहाँ (सेय्यद)। 

फ़रुख़सियर का अपने को सम्राद्‌ घोषित करना--ता० २७ फुरवरी, १७१२ ई० को बहा- 
दुरशाह की मृत्यु लाहौर में हुईं। उत्तराधिकार-युद्ध में जुल्फ़िकार की सहायता से विजयी होकर 
जहाँदार शाह २६ मार्च, १७१२ ई० को सिहातनारुद हुआ | वह लाहौर से चलकर २२ जून, 
१७१२ ई० को दिल्ली पहुँचा । 

बंगाल से आगरा को जाते समय अजीमाबाद-पटना में फुरु खसियर को उपयुक्त सारी घठ- 
नाओं तथा उत्तराधिकार-युद्ध में अपने पिता अजीमुश्शान के मरण का समाचार ज्ञात हुआ | 
उसने वही पर अपने को सम्राट घोषित कर दिया । साथ ही बिहार के सूबेदार हुसेन अलीं खाँ 
तथा उसके ज्येष्ठ श्राता अब्दुल्लाह खाँ को, जो उस समय प्रयाग का शासक था, विशेष रूप से 
सम्मानित करके श्रपनी ओर मिला लिया |" 

कवि श्रीधर कथित विवरण तथा ऐतिहासिक उल्लेख समान हैं। उनमें कोई विशेष श्रन्तर 
नहीं है। श्रीधर द्वारा महाजनी चिट्ठी के चलने का, जो उल्लेख किया गया है, वह भी सत्य है। 
महाजन अपने पत्रों में तत्कालीन सम्राद्‌ के नाम का उल्लेख किया करते थे। व्यापार के लिए 
दूर देशों में जाकर ये समाचार फेलाते थे। इसका उक्त घटना के सम्बन्ध में तत्कालीन इतिहास- 
लेखकों ने भी उल्लेख किया है, जैसा कि उनके आधार पर दिए. गए इरविन के कथन से विदित 
होता है ।र 

यहाँ पर एक बात अवश्य विचारणीय है। भ्रीधर ने फुर ख़सियर द्वारा अब्दुल्लाह खाँ 
को प्रयाग का सूबेदार नियुक्त करके भेजने का उल्लेख किया है। पर इतिहास से विदित होता 
है कि वह उस समय प्रयाग का सूबेदार था। अतएव उसका पटना में पहुँचना असम्भव प्रतीत 
होता है। इरविन महोदय इस घटना को अनैतिहासिक बतलाते हैं ।* इतिहास इस बात का 


अयह निश्चित पाज्नों में उल्लिखित सेययद्‌ शुजातुल्लाह खाँ से मिन्न व्यक्ति है। 
3 जंगनामा, पक्ति $-२६; लेटर मुराल्स, भा० १, घू० १३९, (४८-८६, १8०- 
२, १६८०६, २०१-६; दी सेर मुताख़रीन, भा० १; छए० २२, ३७, ४१, ४४-६४ * जंगनामा, 
पंक्ति६ * लेदर मुग़लसू, भा० १, पृ० $८३ ४“ जरनल आऑँव्‌ एशियाटिक सोसायटी आँव्‌ 
बंगाल, १६७७ ई०, ह० रे 


३०० हिंदी वीरकाव्य 


साज्ञी है कि सैय्यद हुसेन अली खाँ तथा अब्दुल्ला खाँ को अपने-अपने सूबों की सूबेदारी 
फूर खसियर के पिता श्र॒जीमश्शान की इपा से ही प्राप्त हुई थी। साथ द्वी सिहासनारुढ़ होते 
दी जहाँदार शाह अब्दुल्लाह खाँ को प्रयाग की सूबेदारी से अलग करने कीं तैयारी कर 
चुका था।* ऐसी परिस्थिति में भ्रीधर के उक्त कथन का केवल यही अभिप्राय प्रतीत 
होता है, कि फुर खसियर ने अब्दुल्लाह खाँ को सम्मानित तथा अपनी ओर से प्रयाग 
का सूबेदार नियत करके संदेश भेजा था। श्रतः लक्षणा कीं सहायता से अर्थ लेने पर श्रीधर का 
कथन एकदम अनैतिहासिक नही माना जा सकता | 

मीर ज़मला और जहाँदार शाह--भीधर के उल्लेख से ज्ञात होता है कि मीर घुमला मुई 
जुद्दीन की सेना में रहकर फूरु ख़सियर को सारा ससाचार लिखता रहता था। 

पात्रों की ऐतिहासिकता पर विचार करते समय मीर जुमला के संबंध मे लिखा जा चुका है 
कि लाहौर के युद्ध में अजीमुश्शान के मरने पर यह अमीर फूरु ख़सियर से मिलने के लिए पूर्व की 
ओर चल दिया था । मार्ग में जहाँदार शाह के व्यक्तियों ने इसे आगे नहीं बढ़ने दिया । यह भी 
जहाँदार की सेना के तूरानी सरदारों को बहकाने में सफल हुआ था | आगरे में वह फुरु खसियर से 
मिला था। इस बीच में यह जहाँदार शाह संबधी विवरण अवश्य ही अपने स्वामी के पास भेजता 
रहा होगा | अ्रतएव भ्रीधर का उक्त कथन सत्य है । 

इरविन महोदय ने इस घटना को असत्य माना है।3 उनके कथन की वास्तविकता जानने 
के लिए नीचे भ्रीधर की पंक्तियाँ तथा इरविन कृत अश्रगरेजी अनुवाद दिया जा रहा है :-- 

“तहें मीर जुमला मीर बुद्धि गंभीर बाहु विशाल । 
मडि रह्चो मोजदीन की कटक गहि. करवाल ॥” ६ 

इरविन के शब्दों में :-- 

॥6 2 पृण्णाब), 8 7000. 2९ए९०, 6९९७; ४7078 ० धा5, 
0प्रथ्ठा॥ ब्पढप्रतेतांगाौ3 8279, 2759५०702 [46 3ए०:१.7५ 

कहने की आवश्यकता नह्दी है कि 'मढ़ि रह्मो! का युद्ध करना! (/0घ९॥/) अनुवाद करने 
से इरविन महोदय को उक्त भ्रम हो गया है। इस शब्द का अर्थ सम्मिलित हो गया,” 'मिल गया? 
करने से उक्त भूल के लिए स्थान ही नहीं रह जाता है । 

अतएव श्रीधर का उक्त कथन ऐतिहासिक है और उसके संबंध में इरविन महोदय की 
धारणा एकदम निराधार है। 

अब्दुल ग़फ़्फार खाँ और अबुल॒ हसन का युद्ध--जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि 
जहाँदार शाह ने अबदुल्लाह ख़ॉ को प्रयाग की सूबेदारी से अलग कर दिया, उसके स्थान पर 
राजे मुहम्मद खाँ को यूुबेदार तथा सैव्यद अबदुल ग़फ्फार को उप-सूबेदार नियुक्त किया । 

अब्दुल ग़एफार कड़ा-मानिकपुर के निकट पहुँचा । अब्दुल्लाह ने अपने बख्शी सैय्यद 


* लेटर सुग़लसू, सा० ३, ए० २०३१-७० * जंगनामा, पंक्ति ३०-३; लेटर मुग़लस, भा० 
39 ४० २६७-८ + जरनल आँव्‌ पशियाटिक सोसायटी आऑच्‌ बंगाल, १६०० हं०, घू० २ ४ जंग- 
नामा, पुंछि ३०-१ “ ज़रनत ऑँव एशियादिक सोसायटी आँच्‌ बंगाल, १8०० ईं०, घु० ३२ 


जंगनामा की ऐतिहासिकता ३०१ 


अबुल हसन खाँ को उसका सामना करने के लिए भेजा । सराय आलमचन्द (प्रयाग से २० मील 
उत्तर-पश्चिम) के निकट युद्ध हुआ । इस युद्ध में अच्दुल्लाह खाँ का भाई सिराजुद्दीन अली खाँ 
मारा गया । अब्दुल्लाह ख़ॉ को विजय हुईं। अब्दुल गफ्फार खाँ ने आगरे की ओर भागकर 
शहजादपुर (प्रयाग से लगभल २५ मील उत्तर-पश्चिम) में दम लिया |! 

सेर मुताखरीन में अव्दुल्लाह खाँ के उस युद्ध में मृत भाई का नाम नूरुद्दीन लिखा है, 
पर इरविन महोदय ने खफी खाँ आदि के आधार पर उसका नाम सिराजुद्दीन लिखा है जो भरी- 
घर के कथन का समर्थन करता है। इस प्रसंग संबंधी शेष सभी घठनाएँ इतिहास के विवरण से 
मेल खाती हैं। 

फ़रु खुसियर का प्रयाग पहुँचना--हुसेन श्रलीं के फूर ख़सियर के पक्त में हो जाने पर 
ग़ाजीउद्दीन खाँ ग़ालिब जड्ध, ख्वाजा आसिम (अशरफ्‌ खाँ) उससे पटना में मिले । सपम्राद ने 
सफ्शिकन को उड़ीसा का उप-सूबेदार और अशरफ खाँ को दीवान-खास का शअ्रध्यक्ष नियक्त 
किया । इसी अवसर पर मीर मुशरिफ, जैनुद्दीन खाँ आदि अमीर भी उसके पक्ष में आ गए। 

१८ सितम्बर, १७१२ ई० को फुरु ख़सियर ने अपना डेरा आगे भेज दिया | चार दिन के 
पश्चात्‌ स्वयं पटने से चला। दानापुर, शेरपुर आदि स्थानों पर होते हुए वह बनारस के निकट 
छोटे मिर्जापुर में रमजान की तीसवीं तारीख (३० अक्टूबर) को पहुँचा। वहाँ एक दिन आराम 
किया । रैसके अनन्तर यात्रा पुन आरंभ हुईं। ५४ नवम्बर, १७१२ ई० को फुरु खसियर भूसी 
पहुँचा | उस स्थल' पर उसने अब्दुल्लाह खाँ को अपना प्रधान-मन्त्री बनाया और हुसेन अली खाँ 
को अ्रमीर-उल-उम्तरा की पदवी से विभूषित किया । तदननन्‍्तर १२ नक्म्बर को गड्ा जी को पार 
करके फूर खसियर ने नए और पुराने प्रयाग के मध्य डेरा डाला |* 

श्रीघर ने इस घटना संबंधी अपने विवरण में फूर ख़सियर के पक्ष में आने वाले सरदारों 
की एक लम्बी सूची दी है। इनमें से अधिकांश के नाम इतिहासअअंथों में मिल जाते हैं । 

उक्त कवि ने बनारस में फुरु खसियर द्वारा ईद मनानें का उल्लेख किया है, जो ठीक ही 
प्रतीत होता है | जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि, वह बनारस के निकठ ३० अक्टूबर को पहुँचा 
था ओर वहाँ पर आगामी दिन (३१ अक्टूबर) को आराम किया था। उस वर्ष ईद ३१ अक्टूबर, 
१७१२ ई० को पड़ी थी | वत्कालीन इतिहास लेखक कामवर भी इसे स्वीकार करता है | 

पटना से प्रयाग की ओर चलने वाल्ते अ्रमीरों की दीघ सूची में श्रीधर ने मीर जुमला के 
नाम का उल्लेख किया है, जो अ्रसत्य है। वास्तव में मीर जुमला उस समय उसके साथ नहीं 
था। बहादुरशाह के मरने पर लाहौर में जो उत्तराधिकार-युद्ध हुआ था, उसमें मीर जुमला फुरु ख- 
सियर के पिता अर्ज,मुश्शान के साथ था। अपने स्वामी के मारे जाने पर वह फुरु खसियर से 
मिलने के लिए चला और उसके श्रायरे में पहुँचने पर उससे भेठ की थी ।५ अतः कवि भ्रीधर 

का उक्त कथन इतिहास से विपरीत पड़ता है । 


१ जंगनामा, पंक्ति ३४-१३०; लेदर मुग़लसू, भा० ३, ए०२०७-६; दी सेर मुताज़रीन, 
भा० १, पु० ४८ ६ '* जंगनासा पं० १३१-३६२; लेटर सुग़लसू, सा० १, ए० २१०-ह 
रे जरनल आँव्‌ एशियादिक सोसायटी झॉव्‌ बंगाल, १६०० ई०, प्रृू० ५४ ४ जंग्रवामा, पं५ 
२०४५ ६ " लेटर मुग़लस, भा० 3, ४०२२७, २६८-८ 


३०२ हिंदी वीरकाव्य 


खजुआ का युद्ध और ऐजुहीन की पराजय--“जब जहाँदार शाह लाहौर से देहली को लौट 
रहा था तब उसे फूद खसियर के पटना पहुँचने का समाचार मिला था। उसने फुर ख़सियर की 
गति-विधि पर दृष्टि रखने के लिए ,ख्वाजा हुसेन खाँ दोराँ तथा लुठुफुल्लाह सादिक्‌ की संरक्षता 
में अपने बड़े बेटे ऐजद्दीन को आगरे भेजा | 

अब्दुल गफ्फार की पराजय का समाचार ज्ञात होने पर जहाँदार शाह ने ऐजद्दीन को प्रयाग 
की ओर रवाना होने की आशा दी । इटावा पहुँचने पर शाहजादे ऐजद्दीन से अली असग़र खा 
जो फर ख़सियर का सहायक था, मिला । वह नवम्बर, १७१२ ई० को कोड़ा पहुँचा । वहाँ पर 
उससे चकला-कड़ा-मानिकपुर का ,फौजदार (इजाद के अनुसार कोड़ा का फौजदार) छबीलेरास, 
जो गुप्त रूप से फरु खसियर का मित्र था, मिला। श्रन्त में खजुआ पहुँचकर ऐजुद्दीन ने अपना 
डेरा डाला । 

फरु ख़सियर भी प्रयाग से प्रस्थानित होकर हथगाँव, कुंवरपुर, रोशनाबाद आदि स्थानों 
पर होता हुआ अक्विलाबाद में पहुंचा । 

मार्ग में खमसरा घाट के निकट अपने भतीजे गिरधरलाल के साथ छुबीलेराम फुरु ख- 
सियर से जाकर मिला | कुँवरपुर नामक स्थान पर असग़र खाँ उसके पास आया। बादशाह ने 
उसे खाँ ज॒माँ की उपाधि से विभूषित किया | अकिलाबाद में महम्मद खाँ बंगश आकर फ्र ख- 
सियर के पतक्त में हो गया । 

२४ नवम्बर, १७१२ ई० को रोशनाबाद से श्रब्दुल्लाह ख़ॉँ तथा हुसेन अली खाँ युद्ध- 
भूमि का निरीक्षण करने के लिए आगे बढ़े और एज़ुद्दीन की खाइयों के मिकट तक जा पहुँचे । 
२६ नवम्बर को .फरु ख़तियर को प्रधान सेना आधे मील आगे अकिलाबाद तक तथा २७ नवम्बर 
को बिंदकी तक बढ़ गई। इसी दिन शनत्रु-पक्ष को त्याग कर हया खाँ ,फरद खसियर से जा मिला, 
जिसे दाऊद खाँ की उपाधि दी गई। 

रझ नवम्बर, १७१२ ई० की रात्रि में ख़्वाजा हुसेन ,खॉ दौरों तथा लुठ॒फ़ल्लाह खाँ 
के बहकाने से ऐजुद्ीन सपरिवार आगरे को भाग गया जहाँ वह एक सप्ताह में जा पहुँचा । 

प्रातःकाल होने पर फर खसियर की सेना ने शत्रु की सेना की मन मानी छूठ की। 

खजुआ के स्थान पर शत्रु-पक्ष के आए हुए संय्यद मुजफ्फूर खाँ ( अब्दुल्लाह खाँ के 
मामा), सेय्यद हसन ,खों, मुस्तफा हुसेन, लुतुफुल्लाह खाँ आदि अमीर फूर खसियर से मिले ।* 

जंगनामा तथा इतिहास में वर्णित उक्त घटना सम्बन्धी विवरण प्रायः एक से हैं। कुछ 
बातों के संबंध में साधारण अ्रन्तर अवश्य है। श्रीधर ने छुबीलेराम के फुरुखसियर से मिलने के 
स्थान का नाम कड़ा दिया है, पर इतिहास अंथों के अनुसार कड़ा से दो या तीन मंजिल प्रयाग 
की ओर कोई अन्य स्थान था। ईसी प्रकार हथगाँव में अली असग़र खाँ को खाँ ज॒माँ की 
उपाधि दिये जाने का श्रीधर ने उल्लेख किया है श्रोर इतिहास से विदित होता है कि वह बादशाह 
से कुँवर पुर में मिला था। फरु खसियर हथगाँव में १६ नवम्बर और कुँवर पुर में २३ नवंबर को 


* जंगनानामा, पक्ति ३७, ३६३-६६३२; लेटर सुग़लसू, भा० १, घृ०१६०-१, २१३०४; 
दी सर मुताखरीन, मा० १, पु७ &०- 


ज॑ंगनामा की ऐतिहासिकता ३०३ 


पहुँचा था। इस प्रकार कवि श्रीघर और इतिहास में कथित असगर के मिलने की तिथि में चार 
दिन का अन्तर पड़ता है। साथ ही उसको खाँ जमा की उपाधि कई दिन के पश्चात्‌ मकरन्द- 
नगर में १३ दिसंबर को दी गई थी। 

इसी प्रकार मुहम्मद ख़ॉ बंगश के फर खसियर से मिलने के संबंध में भी दोनों में मत- 
भेद है | जगनामा के अनुसार यह अमीर ,फरु ख सियर से खजुआ के युद्ध के उपरान्त और इति- 
हास के मत से उस युद्ध से पूव मिला था ।* 


इस प्रसंग में एक बात और विचारणीय है| श्रीघर ने लिखा है कि उक्त यद्ध के अवसर 
पर ,फरु खसियर ने शाहज़ादे को सेनाध्यक्ष बनाकर दरावल में भेजा था [* यदि उसके इस कथन से 
फ़र ख़सियर के पुत्र से अभिग्राय है तो उस समय उसके केवल एक दी बड़ा पुत्र मरृहम्मद्‌ फख न्दा- 
सियर जहाँगीर शाह था| उसका जन्म २७ दिसंबर, १७११ ई० को पटना में हुआ था ओर सत्य 
देहलीं में १२ मई, १७१३ ई० को हुई थी ।* इस प्रकार उस शाहज़ादे की उक्त युद्ध के अवसर पर 
अवस्था केवल ११ मास की थी । ऐसी परिस्थिति में श्रीधर के कथन का केवल इतना ही अमिप्राय 
प्रतीत होता है कि उस बालक शाहजादे को केवल सेनाध्यक्ष घोषित कर दिया गया होगा। इति- 
हास से प्रकट होता है कि सम्राट बनने के पश्चात्‌ ,फद ख़सियर ने अपने इसी अल्पवयस्क शाह- 
जादे फखु न्दाबख्त उपनाम जहॉगीर शाह को बंगाल का सूबेदार नियुक्त करके मुशिद कुली खाँ 
को उसका उप सूबेदार नियत किया था। कुछ मास के उपरान्त उसकी मुत्यु हो गई थी।४ अत- 
एवं कवि का उक्त कथन तथ्यपूर्ण प्रतीत होता है । 

श्रीधर ने इस युद्ध के अवसर पर दोनों पक्षों के वीरों की युद्ध की तैयारी, युद्ध तथा ऐजुद्दीन 
के भागने आदि का विस्तृत वन किया है, पर इतिहास से ज्ञात होता है कि ऐजुद्दीन युद्ध किये 
विना ह्वी वहाँ से भाग खड़ा हुआ था | 

श्रीधर के उक्त घटना संबंधी शेष विवरण ऐतिहासिक हैं | 

जदहाँदारशाह और दिल्ली-दर॒बार--श्रीधर ने जहाँदारशाह के समय में दिल्ली के राज-दरबार 
की जो दशा थी, उसका सजीव चित्रण किया है। इस वर्णन का समर्थन .फारसी-प्न्थों के आधार 
पर लिखे गये इरविन के इतिहास से हो जाता हैं। दोनों विवरणों में कोई विशेष अन्तर नहीं है । 
उनका सार इस प्रकार है :-- 

#४जुलाई १७१२ ई० से जहॉँदार शाह के दिसम्बर, १७१२ ई० में आगरा रवाना होने के 
समय तक पाँच मा दिल्ली में मोग-विलास का साम्राज्य रहा | सवत्र अव्यवस्था छा गई । नगर 
में प्रत्येक मास में तीन बार प्रकाश किया जाता था। अनाज बहुत महँगा हो गया था। 
जदाँदारशाह की प्रेगती नर्सकी लाज्ञकुंवरिं के सम्बन्धी अमीर बनाकर उच्च पदों पर नियुक्त कर 
दिए गए थे। वे स्वच्छुन्दतापूवक देहली की सड़कों पर अवाछित कार्य करते फिरा करते थे | 

नीच व्यक्तियों को उच्च जागीर और अन्य सम्मान प्रदान कर दिए गए ये । रात्रि में 


* ज्ंगनामा, पंक्ति ७६३-२, लेटर सुरालस्‌, भा० १, ध० २१६-७, २२६. जंगनासा, 
पंक्ति ३०३६-३०, ४८० " लेटर मुग़लस्‌ू, भा० १, पु० ४०२ * वही, भा० वही, पु० २६२ 


श्र 


३०४ हिंदी वीरकांब्य 


नीच गायक राजप्रासाद में बादशाद के साथ मदिरा-पान करते और उनमत्तावस्था मे जहाँदार 
शाह का अपमान करते, पर वह लालकूंबरि के भय से कुछ न कहता था। 

इसके अतिरिक्त, प्रधान-मन्नरी जुल्फिक्वार खाँ तथा अ्मीर-उल उमरा कोकल ताश खाँ में 
झगड़ा खड़ा हो गया था । इस कारण राज्य-व्यवस्था भी गड़बड़ होने लगी थी। अ्रभिप्राय यह 
है कि केन्र मे एकदम अ्रव्यवस्था एवं स्वेच्छाचारिता का साम्राज्य हो गया था [”' 

जहाँदार शाह का आगरा पहुँचना--“तारीखू २ दिसम्बर, १७१२ ई० को दिल्ली में जहाँ- 
दार शाह को ऐजुद्दीन के खजुआ से भाग आने का समाचार ज्ञात हुआश्रा । आगरे पहुँचकर शत्रु 
का सामना करने का उसने निश्चय किया | सोना, चाँदी तथा श्रन्य सामान बेचकर सेना को गत 
११ मास का वेतन चुकाने,का प्रयक्ञ किया गया। चिन किलिच खाँ को आगरे की रक्षा करने के 
लिए पहले से ही रवाना कर दिया गया। 

६ दिसम्बर १७१२ ई० को जहाँदार शाह दिल्ली से चला । मार्ग मे उसे बहुत से अपशकुन 
हुए । देहली से आगरे तक जाते समय आ्राकाश अ्रविरल रूप से मेधाच्छन्न रहा, वर्षा होती रही, 
ठंडी वायु चलती रही और मारी कुहरा पड़ता रहा | 

एक लाख सेना के साथ यात्रा करते हुए जहॉदार शाह ने २६ दिसम्बर को आगरे से ३ 
मील दक्षिण में बाग दददरा में डेरा डाला | वहाँ पर शाहजादा ऐजुद्दीव ने जाकर बादशाह से भेंट 
की | तारीख ३० दिसम्बर को जहाॉँदार शाह आगरे के पूव लगभग ८ मील, यमुना किनारे सामू- 
गढ़ नामक स्थान पर पहुँचा | वहीं पर उसने ७ जनवरी १७१३ ई० को ईद मनाई ।?”'* 

श्रीधर ने कहा है कि जहाँदार शाह अपनी सेना को दो मास का अग्रिम वेतन देकर दूसरे 
ही दिन आगरे की ओर चल पड़ा था, पर इतिहास से ज्ञात होता है कि उसने विगत मासों का 
वेतन चुकाया था और प्रस्थान करने मे उसे एंक सप्ताह लग गया था | उस समय की दिल्ली 
की दुदंशा को देखते हुए इतिहास का कथन अधिक मान्य प्रतीत होता है। 

अपशकुन सम्बन्धी उल्लेख दोनों में समान रूप से पाया जाता है। 

श्रीधर के अनुसार ऐजुद्दीन जहॉदार शाह से सामूगढ़ में और इतिहास के विचार में वह 
उससे बाग दहरा में मिला था | इस संबंध मे निश्चयपूवक कुछ कहना कठिन है, पर ऐसा अनु- 
मान लगाना अनुचित न होगा, कि देहली से आगरे को आते समय जहाँदार शाह बाग दहरा में 
पहले पहुँचा था और सामूगढ़ में बाद को। इसके अतिरिक्त बाग़ दहरा सामूगढ़ की अपेक्षा 
आगरे के अति निकट था। अतएव उन दोनों का बाग़ दहरा में मिलना ही अधिक स्वाभाविक 
लगता है। 

फ्रुखुसियर का आगरा पहुँचना--फुरु ख़सियर १ द्सिम्बर, १७१२ ई० को खजुओा से 
चलकर कोड़ा में पहुँचा | वहाँ शेख बदरुद्दीन की दरगाह के दशन किए । वहाँ से चलकर अन्य 
स्थानों पर होता हुआ ६ दिसम्बर को मक्खनपुर# पहुँचा | दूसरे दिन उसने शाहमदार की दरगाह 

# यह नगर कानपुर से ३४ सील उत्तर-पश्चिम को है (त्लेटर मुगुलस्‌ भाग १, पृष्ठ २२३, 
बाद-टिप्पणी) । 

* जंगनासा, पंक्ति ६९७२-६२, लेटर सुग़ल़सू, भा० 3, पृ० ३१३१२-७ * जंगनामा, पंक्ति 
६३८-७७३; लेटर सुग्रलसू, भा० 3; प्ृ० २६१६-२९, दी सेर मुताख्रीच, भा० १, एू० १३-३ 








जंगनामा की ऐतिहासिकता ३०५ 


पर अचना की | जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, तारीख १३ दिसम्बर को मकरन्दनगर में अली 
असगर खाँ को खाँ जमों की उपाधि देकर उसने आजस खाँ के स्थान पर बख्शी बनाया | वहाँ 
से चलकर फूद खसियर ने कन्नौज, इटावा, शिकोहाबाद आदि स्थानों पर होते हुए २ जनवरी, 
१७१३ ई० को ऐतमादपुर# में डेरा डाला । 

४ जनवरी को वहाँ से चलकर वह ६ मील पर स्थित सरायवेगम नामक स्थान पर पहुँचा | 
यहाँ पर उसे शात हुआ कि मीर जुमला के बहकाने से तूरानी नेता चिन किलिच खाँ तथा मुहम्मद 
अमीन खां जहाँदारशाह का पक्ष न ल्लेकर युद्ध के अवसर पर तटस्थ रहेंगे । 

इसी प्रकार आगे चलते हुए उपने तारीख ८ जनवरी को रात्रि में यमुना पार की। तदनन्तर 
उप्तकी सेना ने आगरा दुर्ग से ५ मील पश्चिम में सिकन्दरे के पास सराय रोजबहनी पर डेरा 
डाला । ख़फी खाँ के मतानुसार उक्त सराय आगरे से € मील पश्चिम में थी। यहीया नामक लेखक 
के विचार में इसकी सेना सिकन्दरे मे ठ5हरी थी। श्रीधर के अनुसार सिकन्द्रे से २ मील पर रोज़ 
बहासु” (रोजबहरी) स्थान था । इसी स्थान के मध्य से सेना नदी के पार उतरी थीं। इसी स्थल 
पर ६ जनवरी को सेना ने आराम किया |* 

इतिहास लेखकों के मतानुसार फूरु खिसयर को ग़ाजीउद्दीन आदि अमीरों के फूडने की 
सूचना सराय बेगम नामक स्थान पर और श्रीधर के मत से शाहमदार (कोड़ा) में मिली थी। शेष 
विवरणों में दोनों म कोई विशेष अन्तर नहीं है। 

आगरा-युदू--/जब जहाँदारशाह को ज्ञात हुआ कि फुर खसियर ने यमुना नदी पार कर ली 
है, तत्र वह सामूगढ़ से हृठकर ससैन्य सिकन्दरे के निकट पहुँचा | तारीख १० जनवरी, १७१३ ई० 
को दोनों पत्तों की सेनाये युद्धक्षेत्र में आ डटीं। ग्रात+काल से वर्षा होती रही। तीन बजे 
पानी बरसना बंद हुआ। तब युद्ध का श्री गणेश हुआ । छुब्ीलेराम नागर और खाँ ज़र्माँ 
( अली असग़र ) शत्रु-पक्त के जानी ,खॉँ की ओर बढ़े और जुल्किकार खाँ फुर खंसियर के 
सामने आने का प्रयत्न करने लगा। इसी प्रकार दोनों पक्ष के वीर अपने विपक्तियों पर 
आक्रमण करने लगे। अब्दुस्समद के साथियों ने घायल करके हुसेन श्रली खाँ को गिरा दिया । 
मीर अशरफ्‌ (मीर मुशरिफ्‌ का भाई); सैयद ,फतह अली खाँ, जानी खाँ, रज़ाकुली खां, इस्मा- 
इल खा, कोकलताश खां, मुतजा खा, मुख्त्यार खा, वजारत खा आदि वीरों ने वीरतापूबंक 
युद्ध करते हुए वीरगति ग्राप्त की। 

(अ्रन्त में पराजित होकर जद्यदारशाह दिल्ली को भाग गया और फर खतियर विजयी 
हुआ | ओर श्‌ 

सेनाएँ 


(अ) सुइज़्जहीन जहाँदारशाह की सेना--श्रीधर ने इसकी सेना की संख्या आगरे 


छपयह नगर यमुना नदी से ३ मील और सामू गढ़ से £ मील उत्तर-पूर्व में है। 

3 जंगनामा, पंक्ति ६४३-७, ७७४-परे८; लेटर मुग़लस, भा० $, घू० २२५-८, दी सर 
सुताख्रीन, पु० ९२-१३) जंगनामा, प क्ति 5३६-३६२० , लेटर सुग़लस्‌, भा० ६, ए० २२८; 
२२३४-४० दी सर सुताखरीन, भा० १, ए० *३-५६ 

दै६ 


३०६ हिंदी वीरकाव्य 


के युद्ध के अवसर पर तीन लाख मानी है।' इरविन के मतानुार उसकी संपूर्ण सेना एक 
लाख थी ।* 

(आ) मुहम्मद खाँ बंगश की सेना--त्रीस सहख |? 'ऐतिहासिकों के मत से वह चार अ्रथवा 
पाँच सहख अफगानों को लेकर .फर खसियर के पक्ष में गया था |?* 

(३) मीर जुमला की सेना--दो लाख |" इस सेना की [संख्या के संबंध में मुख्य सहायक 
अ्थों में विवरण उपलब्ध नहीं है । 

ऊपर के विवरण से सहज ही में यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भ्रीघर ने सेना के 
संबंध में अतिशयोक्ति तथा कल्पना से अधिक काम लिया है| 

उपयक्त ऐतिहासिक विवेचन के पश्चात्‌ यह निष्कर्ष निकलता है कि जंगनामा में प्रयक्‍्त 
तिथि अशुद्ध है और अमीरों के नामों की दीघे-सूची की पुनः पुनश आवृत्ति के कारण अ्ँथ में 
रोचकता की मात्रा बहुत कम हो गई है। यह होते हुए भी श्रीधर का यह संज्षिस ग्रन्थ इतिहास 
संबंधी मौलिक एवं तथ्यपूण सामग्री प्रचुर मात्रा में पाठकों के सम्मुख रखकर उनके ऐतिहासिक शान 

की भ्रीवृद्धि करने में सहायक होता है । 


* जंगनासा, पंक्ति ३७०, ८४६ लेटर मुग़लस्‌, भा० १, ए० २२३ 3 जंगनामा, 
पंक्ति ७६२, ७३६ लेटर मुग़वस्‌, सा० १, ए० २६६-७ * जंगनासा, पंक्ति १२४७१, १२४३, 
१२४६ 


अध्याय ७ 
रासा भगवंतर्सिह की ऐतिहासिकता 
निम्नलिखित पृष्ठों में रासा मगवन्तसिह में वर्णित युद्ध-तिथि, वंश-नाम, पात्र, चर्चेंड़ी 
एवं पद्यो-विजय तथा भगवन्तराय और सशञ्नादृत .खाँ-युद्ध की ऐ.तिहासिकता पर विचार किया 
जा रहा है। 
युद्ध-तिथि 
सदानन्द ने अपने अंथ में युद्ध की तिथि इस प्रकार दी है ;--- 
“सम्ब॒त्‌ सन्नदह सौ सतानवे कातिक मंगलवार । 
सित नोमी संग्राम भो विदित सकल संसार ॥” 
अर्थात्‌ संबत्‌ १७६७, कार्तिक शुक्ल ६ मंगलवार को यह युद्ध हुआ ।* 


कात्तिक श्रमा चन्द्र का मध्यन्य समाप्ति काल ४ अक्टूबर ६.४८ 
६ तिथियों का समस्त व्याप्तिकाल | ८-१ पट 
१४ श्टर, २४ 


नशनिवार १८ अक्टूबर, १७४०. 

इतिहास से विदित होता है कि “सम्रॉदत खाँ भगवन्तराय को दंड देने के अभिप्राय से 
६ नवम्बर, १७३४ ई० में कोड़ा पहुँचा तथा भगवन्तराय को मारकर वह २२ नवम्बर, १७३५ ई० 
को दिल्ली में जा उपस्थित हुआ था ।”* अतएव यह युद्ध १७३५ ई०में ६ ओर २२ नवम्बर के 
मध्य किसी दिन हुआ था । ऐसी परिस्थिति में यही स्वीकार करना पड़ता है कि सदानन्द द्वारा दी 
हुईं उक्त तिथि इतिहास में कथित तिथि से मेल नहीं खाती है। 

बा० ब्रजरत्नदास ने इस तिथि की अशुद्धि को दूर करने के लिए उपयुक्त दोहे में 'सतानवे* 
के स्थान में 'बानवे” करके पाठ शुद्ध करने का प्रयत्न किया है | उनके इस पाठ परिवत्तन से उक्त 
घटना की तिथि सम्वत्‌ १७६२, कात्तिक शुक्ल ६, मंगलवार, तदनुसार सन्‌ १७३४ ई०, अ्रक्टूबर 
१४ मंगलवार पड़ती है। यह तिथि इतिहास में कथित तिथि के बहुत निकट पहुँच जाती है |३ 
पर इस प्रकार के पाठ परिवत्तन करना उसी समय उचित है जब उक्त ग्रंथ की किसी प्रामाणिक 
हस्तलिखित प्रति में ऐसा पाठ दिया हो। बा७ बजरत्नदास ने पाठ परिवत्तन के जो प्रमाण दिए 
हैं, वे इस आधार पर अवलंबित नहीं हैं। अतएव उनके द्वारा प्रस्तावित पाठ-परिवतन का प्रयत्न 
अनुचित है। प्रस्तुत अध्ययन से हमारा यहीं अ्रमिप्राय है कि कवि द्वारा दी हुईं तिथि ठीक है 


१ जागरी प्रचारिणी पत्रिका, नवीन-संस्करण, भा० *, १६८१ वि०, प्रू० १०८ ' फ्स्टे टू 
नवाब्स ऑवू अवध, ए० ४६-११, + नागरी प्रचारिणी पत्रिका, नवीन संस्करण, भा० १; १६०१ 


वि०,; पु० १०८०-०४, 


रेग्प हिंदी वीरकाव्य 


अथवा नहीं । परीक्षा करने पर यही सार निकलता है कि कवि ने तिथि देने में भूल करके अपनी 
असावधानी का परिचय दिया है । 

वंश-नाम --सदानन्द ने भगवंतराय खीची के वंश के लिए “चौहान” शब्द का प्रयोग 
किया है।" उनका यह कथन ठीक ही है। वास्तव में खीची ओर चौहान एक ही राजपूत हैं | 
संभवत: मध्य-भारत के खीचीदरा अर्थात्‌ राघवगढ़ में रहने के कारण चोहानों की एक शाखा का 
नाम खींचीं पड़ गया है| ब्रजरत्नदास के कथनानुसार उक्त खीचीदरा के सन्‌ १५४३ ६० में देव- 
गजसिंह नामक एक चौहान क्षत्रिय अन्तवंदी में यमुना के किनारे आकर बस गए थे। इन्हीं के 
बंश में मगवंतराय अवतीर्ण हुए ये ।* अतणव इन्हें चौहान कहना इतिहासानुकूल ही प्रतीत 
होता है। 

निश्चित पात्र 

दिन्दू-पात्न - भगवंतराय--यह असोथर के राजा अररूसिह के पुत्र थे। इन्हीं मगवंतराय 
के युद्ध का प्रस्तुत ग्रथ में वर्णन है। 

सुखलान-पान्न :--झुहम्मद्शाह--दिल्ली के मुग़ल शासक (१७१६-१७४८ ६०) थे ।९ 

सहादत खाँ, सादति खाँ--(बरुर्डानुल्मुल्क सञदत खॉ) यह अवध के प्रथम नवाब थे। 
इन्होंने ६ सितम्बर; १७२२ ई० से १६ माच, १७३६ ई० तक राज्य किया था ।१ 

मनसूर--(अब्दुल मन्सूर खाँ सफदरजग मंसूर)_यह सञ्लॉदत खाँ के दामाद; दिल्‍ली के 
प्रधान-मन्त्री और अवध के द्वितीय नवाब थे |* 

जा निसार खाँ--कोड़-जहानाबाद का फ़ौजदार जां निसार खाँ दिल्‍ली के प्रधान-मन्त्री 
कुमरुद्दीन खाँ का बहनोई था।* कुछ स्थलों पर वह कुमरुद्दीन खॉ का भाई भी लिखा 
मिलता है ।* 

अनिश्चित-पात्र 

हिन्दू-पात्र - गौरासिंह, जेसिंह, तेजसिह, दलसिह, दुजनसिंह, नौल, भवानी प्रसाद, 
मद्नसिंह | 

सुसल्लमान-पान्न--अलीखान, तठुराब खाँ, दीन मुहम्मद, नूर मुहम्मद, मीर मुहम्मद, महम्मद 
खाँ, सेर अली | 

युद्ध-चणन 
च्चेड्री-विजय--(१७२६ ई०) सदानन्द ने सशञ्रॉदत खाँ द्वारा च्चोड़ी-विजय करने का 


* ज्ञागरी अचारिणी पत्रिका, नवीन-संस्करण, भा० ४; १६८१ वि, छुं० ७, 
पृ० ११९ _' वही, ए० १०६ 3 वही; वद्दी, ए० ३१०६-१०; फुर्टे ६ नवाब्स ऑव_ अवध, ए० 
४७, | देखिए द्वितीय खंड, अध्याय ८, सुजान-चरिन्र की ऐतिहासिकता के अन्तर्गत मुसलमान 
पात्रों का विवरण,  फुस्टे टू नवाब्स ऑचू अब, प्ृू० ३०-७५ ' वही, ४० ७६ से पुस्तक के 
झनन्‍त तक " नागरी अचारिणी पत्रिका, नवीन संस्करण, भा० *, १६८१ वि०, पु० ३३० 


५ फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट गज़ेटियर, छ० ११३ 


रासा भगवंतसिह की ऐतिहासिकता ३०६ 


उल्लेख किया है।' चचंड़ी नामक राज्य अ्रवध की पश्चिमी सीमा पर स्थित था | यह नगर कन्नौज 
शाहदाबाद के पास है। उस समय वहाँ पर हिन्दू्सिह चंदेल शासक थे। सन्‌ १७२६ ३७ में 
सत्रॉदत खाँ ने गोपालसिह भदोरिया को साथ लेकर चचेड़ी पर आक्रमण कर दिया। राजा 
गोपालसिद ने हिन्दूसिंद के पास जाकर यह प्रार्थना कीं कि यदि वह दुर्ग तीन दिन के लिए. रिक्त 
करके सआदत खाँ को दे दे” तो वह पुनः: उसे लौठा दिया जायेगा। दिन्दूसिह बातों में आ गया 
और दुर्ग उसे सौंप दिया। अन्त में वह दुग॑ उसे नहीं लौदाया गया। इस प्रकार सआदत खाँ 
ने दुग पर अपना अधिकार कर लिया । इस कवि ने उसके इसी विश्वासघात की ओर संकेत 
किया है ।* 

पव्यो विजय--कवि सदानन्द ने अपनी रचना में सआदत खाँ द्वारा पस्यो नामक स्थान 
को जीतने की ओर संकेत किया है ।3 उक्त ग्रन्थ के संपादक ने पत्यों से प्रतापगढ़ की पट्टी नामक 
तहसील से श्रमिग्राय लिया है।* सआदत खाँ ने बैसवाड़े के अनच्तगेत पाटन नामक स्थान पर 
विजय प्राप्त की थी ।! संभव है कि सदानन्द ने इसी पाठन विजय की ओर संकेत किया हो, तो 
कोई आश्चये की बात नहीं है। 


भगवन्तराय-युद्ध-वर्णन--(१७३२ ई० में) सदानन्द ने भगवंतराय द्वारा जाँ निसार खाँ के 
मारे जाने का उल्लेख किया है |* इस घटना के सबंध में इतिहास-ग्रन्थों से निम्नलिखित विवरण 
प्राप्त होता है :-- 


“दिल्ली के प्रधान-मन्त्री का सम्बन्धी जॉ निसार खाँ कोइ-जहानाबाद का फ़ौजदार था। 
इसने किसी धामिक विषय पर भगवन्तसिंह से बिगाड़ कर लिया था। इससे कुद्ध होकर मगवन्त- 
सिह ने विद्रोह का मंडा खड़ा करके उसे तग करना आरम्म कर दिया। जाँ निसार खाँ मार्च 
सन्‌ १७३२ ई० को भगवन्तसिंह को दंड देने के लिए कोड़ा से ग़ाजीपुर की ओर चला। एक दिन 
जब कि फौजदार का डेरा चार मील पर था, भगवन्तसिह् उस पर हट पड़ा । उसने जॉ निसार खाँ 
को मार डाला और उसके सारे सामान को लूट लिया। इसके साथ ही कोडा- जहानाबाद का एक 
बड़ा भाग भी उसके अ्रधिकार में आ गया ॥*?* 


इस घटना के फलस्वरूप दिल्ली-परकार भगवन्तराय से और भी असन्तुष्ट हो गई | इन्हें 
दंड देने और वश में करने के लिए अनेक ब(र सेनाये आई', पर वे विफल होकर लोग गई' | अंत 
में “उन्‌ १७३५ ई० में मुहम्मद शाह ने अवध के सूबेदार सञ्रॉदत खाँ को कोड़ा-जहानाबाद की 


) नागरी अचारिणी पत्रिका, चवीन संस्करण, भा० ९, १६४८१ वि०, छु० रे८, घू० १२०७ 
२ बही, पादु-टिप्पणी, ए० १२०; फ़॒र्ट हू नवाब्स ऑव अवध, पृ०४९-६ _+ नागरी श्रचारिणी 
पत्रिका, नवीन संत्करण, भा० *, १६८१ वि०, छु० ३६, ए "५१२०-१४ यही, पाद-टिप्पणी, 
पूृ० १२०, फररर्ट द्ू नवाब्स ऑँव अवध, पृू० ४३ '* नागरी प्रचारिणी पत्रिका, नवीन 
संस्करण, भा० ३, १६८१ वि० छु० ४२, ए०१२१ * वही, ४०१३१०-११; फुस्टे टू नवाबस 
आऑँवबू अवध, ए० ४७-३$ 


३१० हिंदी वीरकाब्य 


फ़ोजदारी भी सौंप दी ।!?* सदानंद ने इस घटना की ओर मी संकेत किया है ।* आगे चलकर उसने 
भगवन्तराय द्वारा नूर मुहम्मद फ़ोजदार के लूटने, राजाशा से सआँदत खाँ के दिल्ली जाते समय 
भगवन्तराय को दंड देने के लिए उसके राज्य पर आक्रमण करने, आदि का उल्लेख किया है।३ 
इन में से नूर मुहम्मद के लूटने की घटना का विवरण अप्राप्य है। पर यह निश्चित है कि अपने 
स्वभाव के अनुकूल भगवन्तराय ने उक्त नाम धारी कोड़-जहानाबाद के किसी नायब को लूटा 
अवश्य होगा । शेष घटनाओं के सम्बन्ध में इतिहास से यह विवरण प्राप्त होता है +-- 

५शाही आज्ञा से दिल्ली को जाते समय प्रधान-मन्त्री कमरुदीन खॉ का एक पत्र सआदत खाँ 
को मिला, जिसमें भमगवन्तसिंह को दंड देने की उसे झ्राज्ञा दी गई थी । वह तुरन्त ही पीछे लौटा, 
बाई” ओर को धूमा, गंगाजी पार की और ६ नवम्बर, सन्‌ १७३६ ईं० को कोड़ में पहुँच गया। 
उसके साथ चालीस सहस्त सेना थी | 

उसके आगमन कीं सूचना मिलने पर भगवन्तसिंह दश-बारह सहरत सेना के साथ गा ज्ी- 
पुर# से निकल कर सञ्ॉदत खाँ पर द्वूठ पढ़ा । भगवन्तसिह्द ने नवाब की हरावल में लड़ते हुए 
तुराब ख्रॉ को भाले से मार डाला । अन्त में शेख रहुल अ्रमी खाँ बिलग्रामी, शेख अव्दुल्लाह खाँ, 
दुजनसिंह, अ्रजमत॒ल्लाह खॉ आदि ने भगवन्तसिंह को घेर लिया । दुर्जनसिंह के भाले से वह मार 
डाला गया । दोनों ओर के लगभग पाँच सहस सैनिक खेत रहे | सञ्राँदत के पक्ष के सोलह उच्च 
पदाधिकारी मारे गए तथा वह स्वयं घायल हुआ | मगवन्तसिह्द का शिर दिल्ली मेज दिया गया। 
इसके उपरान्त सऑदत खो दिल्ली को चला गया, जहाँ वह २२ नवम्बर, १७३५४६० को पहुँचा ।”*४ 

उपर्युक्त ऐतिहासिक विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि भगवन्तराय के सम्बन्ध में सदानन्द्‌ 
ने जो भी कुछ लिखा है वह सत्य एवं प्रामाणिक है। उसने प्रमुख सैनिकों के जिन नामों का 
उल्लेख किया है उनमें और ऊपर के ऐतिहासिक उद्धरण में आए हुए नामों में प्राय: अन्तर है । 
ऐसा ज्ञात होता है कि इन नामों के वीर अवश्य ही इस युद्ध में सम्मिलित हुए होंगे। यह एक 
भयंकर युद्ध हुआ था ओर बड़े-बड़े उच्च पदाधिकारी मारे गए थे । इसी से अनुमान लगाया जा 
सकता है कि ये नाम प्रामाणिक हैं। 


इस प्रकार उक्त युद्ध-तिथि तथा अन्य कुछ छोटी-मोगी बातों के अतिरिक्त सभी अ्रधान 
घटनाओं की ऐतिह्ासिकता प्रमाणित हो जाती है । सामग्री के के अभाव में जिन घटनाओं के विषय 
में निश्चायत्मक निर्णय नहीं हो सका है वे भी ऐतिहासिक ही होगी, ऐसा अनुमान लगाना अनु- 
न होगा । अत; भगवन्तराय की जीवन-लीला समाप्त करने वाले उनके अ्रन्तिम युद्ध से सम्बन्धित 
(रासा भगवन्तर्सिह! एक संज्षित पर ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूण कृति है, इसमें 


कोई भो सन्देह नही है। 


#कानपुर के निकट एक नगर। 

) फ़स्ट हू नवाब्स ऑव्‌ अवध,पए्० ४६ २ नागरी अचारिणी पत्रिका, नवीन संस्करण, 
भा० २, १६८९ वि०, छु० ७, ए० ११४  ' वही, छुं० ४-१७, ए० ११४-६ ४'* फ्स्टेट 
नवाब्स ऑव अवध, ए० ४६-२१; नागरी प्रचारिणी पत्रिका, नवीन-संस्करश, भा० &, १३८१ 
वि०, पू५ १११०२, 


अध्याय ८ 
सुजान-चरित्र की ऐतिहासिकता 


निम्नलिखित पृष्ठों में सुजान-चरित्र में प्रयुक्त तिथियों, वंश-नाम, पात्रों, युद्धों, सेना आ्रादि 
की ऐतिहासिक प्रामाणिकता पर विचार किया जा रहा है :-- 

तिथियाँ--सूदन ने केवल हिंदी मासों और संवतों ही का उल्लेख किया है। उन्होंने तिथियाँ 
और दिन नहीं दिए. हैं | ऐसी परिस्थिति में पूण गणना नहीं की जा सकती है | श्रतएव नीचे सूदन 
द्वारा कथित प्रत्येक घटना की तिथि देकर अंगरेज़ी मास ओर सन्‌ दे दिए गए हैं। साथ ही इति- 
हास की साक्ष्य से प्राप्त तिथियों का भी उल्लेख कर दिया गया है । 

प्रथम जंग--सूरजमल द्वारा फ्तेह अली खाँ की सहायता की तिथि ;--- 

अगहन, ,१८०२ वि०१७- २८ अक्टूबर-२७ नवम्बर, १७४४ ६०। 

सरकार ने अपने इतिहास में उक्त युद्ध की तिथि नवम्बर, १७४५ ई० दी है |* अतएव 
सूदन कथित तिथि ठीक है। 

द्वितीय जंग -सूरजमल द्वारा ईश्वरीसिंह की सहायता की तिथि /--- 

श्रावण, १८०४ वि०१ ७-११ जुलाई-१० अगस्त, १७४७ ई० | 

सरकार के विचार में उक्त युद्ध बगरू-महल नामक स्थान पर हुआ था, जो १ अगस्त 
१७४८ ई० को प्रारम्भ होकर ६ दिन तक चलता रद्दा, तहुपरान्‍त सन्धि हो गईं । इसके पश्चात्‌ १० 
श्रगस्त को मराठे अपने देश को लौट गए ।४ क्राबूनगो ने इस संग्राम की तिथि २० अगस्त, 
१७४६ ईं० मानी है ।* 

ऊपर दिए हुए विवरण में प्रायः सभी लेखकों ने मास एक ही माना हे। वर्ष के सम्बन्ध 
में तीनों विद्वानों में मतमेद है । 

तृतीय जंग--सल्वावत खाँ-पराजय-तिथि ;-- 

सित पक्च, पोष, १८०५ वि०९ --६ दिसम्बर-२४ दिसम्बर, १७४८ ई० | 

सरकार ने इस युद्ध की तिथि १ जनवरी, १७३० ईं० स्वीकार की है ।* क्वानूनगो के सता- 
नुसार यह युद्ध ११६२ हिं० को हुआ | 

चतुथ जंग--पढठानों के विरुद्ध सफुद्रजंग की सहायता की तिथि १--- 

भाद्रपद, १८०६ वि०*--दिए हुए इस सम्वत्‌ में दो भाद्रपद पड़े थे | प्रथम माद्र पद १८ 


3 सुजान-चरित्र, छुं० १, ए० ७ ' फ़ाँल आऑँव दी सुगुल हस्पायर, भा० २, ए० ४३४ 
3 सुंजआन-चरित्र, छुं० २, ए० र८म_ * फ़ॉल आऑँद्‌ दी सुगुल इम्पायर, भा० $ ए० २३४, २३२; 
वही, भा०२ , पु०४३४ “ हिस्ट्री आँवू दी जादस, भा० ३ ए० ६७ * सुजान-चरित्र, छुं०२, घ्ू०४१, 
» फॉल आँव्‌ दी मुगल इम्पायर, सा० $, ४० ३०८; वही, सा० २, ०४३४-२१ “८ हिस्द्री आँव्‌ 
दी जाट्स, भा० १, ए० ७१ (पादु-टिप्पणी सदित) + सुजान-चरित्र, छुं० २, श० २& 


११२ हिंदी वीरकार्ष्य 


जुलाई से १७ अगस्त तक तथा द्वितीय (शुद्ध) भाद्पद १८ ग्रगस्त से १७ सितम्बर १७४६ ई० 
तक रहा था। यह वर्ष १७४६ ई० था। 

सरकार के अनुसार वे युद्ध, जिनका उल्लेख सुजान-चरित्र की इस जंग में मिलता है, 
क्रमश; सितम्बर, १७४० तथा फ़रवरी १७५१ ई० से अप्रैल १७५४२ ई० तक हुए थे ।१ 

काननूगो ने उक्त युद्धों की तिथियाँ क्रमशः १३ सितम्बर, १७४० ई० और मंगलवार २२ 
जनवरी, १०५४१ ई० से २४ अग्रेल १७५१ ई० तक मानी हैं ।* 

पचम जग--राजा बहादुरसिह-पराजय-तिथि :-- 

१३ गतागत मास (चैत्र), १८०श्वि०३-०३ अप्रेंल--१८ अप्रेंल, १७४३ ई०। सरकार 
ने इस युद्ध की तिथि २३ अ्रप्रेल, १७४३ ई० स्वीकार की है | 


षष्ठ जंग -दिलली की लूट की ठिथि ; -- 
वैशाख, १८१० वि००-- १८ शअ्प्रेल--१७ मई, १७५३ ई०। 


इतिहास में दिए हुए विवरण से ज्ञात होता है, कि सूरजमल उक्त युद्धों के अवसर पर सफ- 
दरजज्ज के पास १ मई, १७५३ ईं० को पहुँचा था। युद्ध की समाप्ति पर सूरजमल ने दिल्ली के 
बादशाह मे २५ अ्रक्टूबर को तथा सफ़दर जद्भ से ७ नवम्बर, १७५३ ई० को संधि की थी ।६ 


सप्तम जंग--बादशाही सेना तथा मराठों को भरतपुर पर चढ़ाई की तिथि ;--- 
गोप मास (११) १८१० वि०१-+ १७५३ ई० | 


इस जद्भ से संबंधित विविध घटनाओ्रों की तिथिया इतिहास में नवम्बर, १७५३ ई० से मई 
१७४४ इं० तक दी हैं हे 
ऊपर तिथियों के संबंध में जो कुछ कहा गया है, उससे प्रकट होता है कि सूदन द्वारा दी 


हुईं तिथियों में से केवल एक ही --प्रथम जक्ल की--तिथि इतिहास की तिथियों से मेल खाती है । 
शेष तिथियों के संबंध मे सूदन तथा इतिहास-प्रंथों में बहुत अन्तर है । 
बदनसिह को राजा की उपाधि मिलना--छुदन ने सुजान-चरित्र में कतिपय स्थलों पर 


डक को कष्ण-वंशीय, यादव, यदुवंशीय, महेन्द्र, अजेश” आदि विशेषणों से सम्बोधित 
केया 
प्राचीन-परमपरा, महाभारत तथा पुराण आदि के आधार पर जाट अपने को चन्द्र-वंशीय 


एवं यदुव॑शीय क्षत्रिय मानते हैं १ 


) फॉल आऑँव्‌ दी सुऱाल इंग्पायर भा०१, ए०श८०, शे८*, ३२६२, ४०३, ४०७, ४१०;वही, 
भा०२, ए० ४३१५,४८९, + हिस्ट्री ऑवू दी जादस, भा०१, (०८१, परे + सुजान-चरित्र, छुंद० २, 
पृ० १०४ फॉल ऑव_ दी सुगल इस्पायर, भा० २, ए० ४३६  सुजान-चरिन्र, छु० २, छ० 
१९४ -* फ़ॉल आऑँव दी सुगल इंग्पायर, भा० १, घू० ४७३) ४०७०८, ४८१, ४८३, <०३, २०४; 
वही, भा० २, ५० ४३६, हिस्ट्री ऑव दी जाद्स भा० १, पृ० ८३; फ़स्ट टू नवाब्स ऑव, अवध 
पु० २२३, २२४, २२८, २२६, २३१, २४२ * सुजान-चरित्र, छु० २, ए० २२४ ८ फ़ॉल 
झँव्‌ दी मुगूल इंग्पायर, भा० 3; ए० ११२, €१३, *१8, *२०, *२२; वही, सा० २, ए० ४३७ 
« सुजान-चरित्र, छु० १२, १३, ए० ४-९; छुं० ३०, छ० ६-७; छू० २६, ए० २४२ )" हिस्ट्री 
आँव्‌ दी जादूस, भा०१, ए५ ३३५१-४०; देशराज, जाट-इतिहास, ए० १६-१०७; दवाला, जाट-क्षत्रिय 
इतिहास, ४६ रं८-६३; फ्रॉल आँव दी सुगुल इस्पायर, भा० २, पृ० ४३१७-२२ 


सुजान-चरित्र की ऐतिहासिकतां ३१३ 


बदनसिंह की राजा आदि उपाधियों के संबंध में कानूनबगो का कथन है कि “उसका (बदन- 
सिंह का) ईप्सित उद्देश्य राजा की उपाधि प्राप्त करना था। इसके लिए! वह शाही सिंहासन के 
समक्ष झुकने के लिए भी उद्यत था। पर उसे सफलता न सिली, संभवत: जयपुर के शासक की 
ईष्या के कारण, क्योंकि वह जाटों को श्रपनी प्रजा मानता था। कदाचित्‌ इसी समय से भरतपुर 
के राजवंश ने अपने को यादव वंशीय कहना प्रारंभ कर दिया और स्वयं को ब्रजराज की उपाधि 
से सम्बोधित करने लगे | यद्यपि प्राचीन परम्परा से सिद्ध न होते हुए भी, त्रजमएडल अथवा मथुरा 
पर अधिकार होने से वह न्याययुक्त था। मारवाड़ के शासक श्रजीतसिह और अभयसिंह उसको 
राजा नाम से संबोधित करते ये | महाराजा सवाई जयसिंह ने उसे श्रश्वमेध यज्ञ में बुलाया था।*?'* 

ऊपर के उदाहरण में कानूनगो का यह कथन, कि बदनसिंह के राजा की उपाधि प्रात 
करने में जयपुराधीश अड़चन डालते थे, कोरा अनुमान लगता है। सवाई जयसिंह द्वारा 
उनको अश्वमेध मे बुलाया जाना ही, इस बात का यथेष्ट प्रमाण है, कि जयपुर-दरबार बदन- 
सिंह को प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखता था। यही नहीं वरन्‌ “जयसिंह ने बदनसिंह को टीका, निशान 
ढोल, पंच रंगीय ध्वजा और ब्रजराज की उपाधि से विभूषित किया था। पर वह स्वयं को सदेव 
जयथुर के अ्रधीन ही मानता रहा' |” 


उपयुक्त कथन से प्रमाणित होता है कि बदनसिंह को ब्रजराज” की उपाधि जयपुर-द्रबार 
द्वारा प्रदान की गईं थी। २० अक्टूबर, १७५२ ३० में दिल्ली के बादशाह ने भी इन्हे महेन्द्र! और 
(राजा? की उपाधि से विभूषित किया था ,) यद्यपि सम्पूर्ण ब्रजमंडल बदनसिंह के अधिकार में नहीं 
था। मथुरा-प्रान्त का कुछ ही भाग उसके आवीन था । शेष भाग को सूरजमल ने ज़ीता था । 

र्‌ः र कप सूः दः (&8 नसि | 5 । ६ जेन्द्र? 

उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि सूदन द्वारा बदनसिह को 'यदुवशीय? तथा “ब्रजेन्द्र” आदि 
विशेषणों से सम्त्रोधित करना-इतिहास सम्मत है, क्‍योंकि उस समय तक जा८ अपना सम्बन्ध यहु- 
वंश से स्थापित कर चुके थे ओर बदनसिह को राजा की उपाधि मिल चुकी थी। 


पात्रों की ऐतिहासिकता 
निश्चित पात्र 
हिन्दू-पात्न--बदनसिह--यह सुरजमल के पिता थे। इनके त्मय में भरतपुर राज्य का पर्याप्त 
विस्तार हुआ था। इनकी सत्यु & रमजान, ११६६ हि० (७ जून, १७४६ ६०) को हुई थी ।* 


सूरजमल्, | यह उक्त कक का सबसे बड़ा पुत्र था। इसने भरतपुर राज्य का बहुत 
सुजानसिंह | विस्तार किया । यही सुनान-चरित्र का नायक है। इनकी मृत्यु २५ दिसंबर, 


१७६३ ई० को हुई थी।॥ 


* हिस्ट्री आँव दी, जाट्स भा० 4, ए० ६१-२ + फॉल आँव्‌ दी सुगूल इंग्पायर, भा० 
२, एू० धरम 3 वही, भा० वही, पु०४७३२९५ ४ वही। भा० वही, ४० ४डर८ (पाद- 
टिप्पणी) " हिस्ट्री ऑच दी जादूस सा० १, ए० ६०-४, फॉल आँवू दी झुगृल इस्पायर, भा० 
२, ४०४२४-३२, जाट इतिहास, पु० ६३५, मआसिरुख उमरा; सा० १, ४० ३, २७-८ * फॉल 
झॉँव्‌ दी मुगल इस्पायर, भा० २, ए०४३३-४३; हिंस्ट्री ऑव्‌ दी जादूस, सा५ 9, ए०६४-१<ं८; 
जादस इतिहास, 2० ६३६६-४४; मआसिरुत्‌ उमरा, भा० १, ४० १२१८-३० 
ुुस 


३१४ हिंदो वीरकाब्ये 


जवाहरसिह--यह सूरजमल का ज्येष्ठ पुत्र था। सूरजमल के पश्चात्‌ भरतपुर का शासक 
हुआ | मई, १७६८ ई० में इसकी मृत्यु हुई ।* 

रतनसिह--यह सूरजमल ऊा पुत्र था। अपने भाई जवाहरसिंह के मरने पर गद्दी पर बैठा । 
इसने मई १७६८ ई० से अप्रेल १७६६ ई० तक शासन किया ।* 

नवल (सिंह)--यह सूरजमल का पुत्र था। अपने भाई रतनसिह के मरने पर उसके अ्रल्प- 
वयस्क पुत्र केहरीसिह का घरेलू-युद्ध के पश्चात्‌ संरक्षक बना | गुरुवार, १० श्रगस्त, १७७५ ई० 
को इसका देहावसान हुआ | 

चूरामणि--(१६६५-१७२१) यह सिनसिनी के भज्जासिह का पुत्र श्रौर राजाराम का 
कनिष्ठ भ्राता था| इसने इधर-उधर लूटमार करके अपने राज्य का विस्तार अधिक बढ़ा लिया था | 
जहॉँदार शाह ओर फ़रु ख़सिर के युद्ध में अवसर पाकर इसने दोनों ओर की सेनाओ्रों को लूटा था। 
फरु खसियर के प्रधान-मंत्री तथा अ्मीरुल उमरा सेय्यद-माइयो का चूरामरिण विशेष विश्वास-पात्र 
बन गया था। उ8ने अपने भतीजे बदनसिह को बन्दीण्इ में डाल दिया था, पर दूसरे जाठों के 
हस्तक्षेप करने पर उसे छोड़ दिया था | चूरामणि ने सितंबर-अक्ट्ूबर, १७२१ ई० में आत्महत्या 
कर ली ४ 

मोहकससिह--यह चूरामणि का पुत्र था। आगरे के नाजिम सश्रॉदत खा बु्ानुलमुल्क 
ने इसे दबाने का प्रयत्न किया, पर वह असफल रहा। बदनसिद् और इसमें कुछ समय तक मूगड़ा 
चलता रहा । श्रन्त में उसने बदनसिंह की अधीनता स्वीकार कर ली ।* 


बढलू (बलराम जाट)--यह देहली के निकटस्थ फ़रीदाबाद का चोधरी था। इसने आस- 
पास के आमो को छीनकर उन पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था | उसके विरुद्ध कई बार 
शाहदी सेना भेजी गई, पर प्रत्येक बार मुगलों को पराजित होना पड़ा । अ्रन्त में बल्ल ने प्रधान- 
मन्‍्त्री सफद्रज॑ग से सन्धि कर ली। उसने मिट्टी का एक दुग बनाकर उसका नाम बल्लमगढ़ रक्खा। 
अवसर पाकर उसने दिल्ली के निकटवर्ती सिकन्दराबाद को खूब लूझा । सफ़दरजंग ने बल्ल, को दंड 
देना चाहा, पर वह इसमें असफल रहा । अन्त में २६ नवंबर, १७५३ ई० में मुग़लों द्वारा उसकी 
हत्या कर दी गई | 

जयसिद द्वितीय--यह १६६६ ६० में जयपुर का शासक बना । उस समय इसकी अवस्था 
१८ वर्ष की थी। उसने शाहजादा बीद्र बख्त के साथ दक्षिण में मराठों के विरुद्ध युद्ध में बड़ी 
वीरता प्रदर्शित की थी। कालान्तर में यह क्रश; आगरा और मालवा का सूबेदार नियुक्त हुआ । 


) फ्रॉल आऑँवबू दी सुग़ल इस्पायर, भा० २, ए० ४६४६-८०; हिस्ट्री ऑवू दी जादस, भा० 
१, पू० १९६-२२३; जाट इतिहास, ४० ६१४४-४६: मणझासिरुलू उमरा, सख्रा० १, छू० १३०-१ 
२ हिस्द्री ऑवू दी जादस, भा० १, ४०२२४-६, जाट इतिहास, ७० ६१६-७ 3 हिस्ट्री ऑव दी 
जादस, भा० १, ०२२७-८३; जादस इतिहास, पृ० ६१७-८ ४ हिस्ट्री ऑवू दी जादस, प्ृ० ४३- 
रैम, जाट इतिहास, घृ० ६३३-९; मआसिरुल उमरा, भा० ३, ए० १३१६-२६" वही, भा० वहीं 
पु० १२६-७ _* फॉल आँव दी सुराल इस्पायर, भा० 4, प० ३६६३-७२, २१०-२; दी हिस्ट्री आँव 
दी जाद्स, भा० १) पृ० ७८-८०; जाट इतिहास, छू० ७१६-७ 


सुजान-चरित्र की ऐतिहासिकता ३१५ 


१७३६ ६० में मालवा में मराठों से हारकर यह जयपुर चला गया । २१ सितंबर, १७४३ ई० को 
इसकी मृत्यु हो गई |" 

ईंसुरी सिंह (इंश्वरी सिह)--यह सवाई जयसिंह द्वितीय के स्येष्ठ पुत्र थे। पिता के मरने पर 
जयपुर के शासक नियुक्त हुए । इन्होंने ७ वर्ष राज्य किया। इनका कनिष्ठ आता माधोतिंद राज्य 
पाने के लिए इनसे सदेव युद्ध करता रह । ईश्वरीसिह ने अपने भाई को कई युद्धों मे पराजित 
किया, पर यह बगरू-सहल के युद्ध में (अगस्त, १७४८ ई०) स्वयं पराजित हुआ | अन्त में मराठों 
के भयंकर आक्रमण का समाचार श्ञात होने पर ईश्वरीसिह ने १३ दिसंबर, १७५४० ई० को आत्म- 
हत्या कर ली ।* 

माधोसिंह (माधव सिंह)--यह उक्त ईश्वरी सिंह का कनिष्ठ श्राता था। राज्य-प्राप्ति की 
लालसा से प्रेरित होकर यह सदैव अपने भाई से लड॒ता रहा । ईश्वरी सिंह के मरने पर यह जयपुर 
का राजा बना | & मा, ७६८ ई० को इसकी मत्य हुई ।३ 

नवलराय--यह सक्सेना कायस्थ था और इटावा परगना के एक क्वानूनगो परिवार से 
सम्बन्धित था। अवध के सूबेदार नवाब सफदरजंग ने इसे श्रपनी नौकरी में रक्‍्खा | क्रमशः 
उन्नति करते-करते यह अवध की सेना का बख्शी नियत हुआ। इसके अनन्तर अक्टूबर, १७४३ ई० 
में अवध का उप-सूबेदार बना । १७४८ ई० में इलाहाबाद की सूबेदारी मिल जाने पर सफदरजंग 
ने वह सूबा भी इसी को सौंप दिया | जनवरी, १७५० ई० में फरु खाबाद के नवाबों का राज्य भी 
इसी की देखरेख में कर दिया गया । १३ अगस्त, १७४० ई० को फरु ख़ाबाद के पठानों द्वारा 
इसकी हत्या कर दी गई।४ 

राव बहादुरसिंह बड़गुजर--यह चकला-कोयल (अलीगढ़) का फ़ोजदार था। इसको परा- 
जित करके सूरजमल ने इस के दुर्ग घासेरा पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था ।" 


राजेन्द्रगिरि गोसांई--बुन्देलखंडान्तगंत झासी नामक स्थान का यह एक संन्यासी था। 
इसने स्ासी के मोठ परगने पर १७४५ ई०में अधिकार करके एक दुग बनवाया और शीघ्र दी ११४ 
ग्रामों का स्वामी बन बैठा | मराठा सूबेदार नरूशंकर ने, जो प्रारंभ में इसका संरक्षक था, मौठ से 
१७४६-४० ई० में इसे निकाल दिया। वहाँ से यह प्रयाग चला गया और वहाँ पर अपने पॉच 
सहख नागा सन्यासियों के साथ पुराने नगर ओर दुर्ग के मध्य में डेरा डाला । जब नवाब अहमद 
खाँ बंगश ने प्रयाग के दुर्ग पर आक्रमण किया, तब इसने दुर्ग की रक्ता के लिए युद्ध किया 
(सितंबर, १७५०-अग्रेंल् १७४१) | इस दुर्ग का घेरा उठ जाने के उपरान्त बका उल्लाह खाँ 
ने इसे वजीर सफदरजंग के पास ले जाव.र नौकर रखवा दिया। इसने झहेलखंड के आक्रमण के 





१ फ़ॉल आऑँव दी मुग़ल्‌ इम्पायर, भा० १, पु० २४२-३; मआसिरुल_ उसरा, भा०३, पु० 
१६४-८  * वही, सा० वही, पृ० १६८; फ़ॉल ऑव्‌ दी सुगल इंस्पायर, भा० $, पु० र्९- 
३०० 3 चही, भा० वही, ४० २८२-३०९, २०२; वही, भा० २, ए० <०६-६, ४११, १२, 
११३, ९१४. * फ़ॉल आँव्‌ दी सुराल इम्पायर, भा०१, ए० शे८५; फ़रट हू नवाब्स ऑव अवध, 
पु० १९१, २७१-३ * वही, ए० १९१६, १६०; फ़ॉल आंच दी सुराल इंस्पायर, आा०३२, छ० 
ड्च्दे६ 


३१६ हिंदी वीरकाव्य 


अवसर पर सफ़्दरजंग और देहली सम्राट के युद्ध में लड़ते हुए १४ मई०, १७५३ ६० को इसके 
एक गोली लगी, जिसके फलस्वरूप दूसरे दिन इसकी मृत्यु हो गई।* 

अनूपगिरि, उमरावगिरि*; पृथ्वीराज ।* 

हिम्मतर्सिह--यह मदावर-नरेश गोपालसिह का पुत्र था। पिता के मरने के पश्चात्‌ संवत्‌ 
१८८०० वि० (१७४३ ई०) में गद्दी पर बैठा । इसके प्रमुख दुर्ग बाह, पिनाइट (दोनों स्थान आगरा 
जिले में है), अटेर (चंबल के दक्षिण किनारे पर) और मिंड (अटेर से १६ सील दक्षिण-पूर्व) थे । 
इसने सफूदरजग के विद्रोह के समय के युद्धों मे मुगल सम्राट के विरुद्ध वज्ञीर की सहायता की 
थी | १७४४ ई० में इसकी मत्य हुई 


मल्लार (सल्हार राव होल्‍्कर)--यह एक वीर मराठा सरदार था। माचे, १७३१ ई०७ में 
गुजरात को जाते समय बाजीराव इसको नर्मदा के पास इसलिए छोड़ गया था कि वह निजा- 
मुल्मुकक्क तथा अहमद खॉ बंगश, जो क्रमशः दक्षिण एवं मालवा के सूबेदार थे, की 
गति-विधि पर दृष्टि रखता रहे | ५ जनवरी, १७४१ ईं० को होल्‍्कर ने धार के मुगल रक्षक 
को हराकर उस पर अधिकार कर लिया। नवंबर, १७४० ई० में यह एक विशाल सेना के 
साथ जयपुर में प्रविष्ट हुआ। २ माचे, १७४१ ३० को, उसने सफदरजंग की पठानों के विरुद्ध सहा- 
यता करने के लिए, उससे सधि की। १७५४ ३० में इसने कुम्मेर, भरतपुर आदि जाट दुर्गों पर 
घेरा डालने के लिए सेना भेजी | इसी प्रकार यह आजन्म सधि-विग्रह करते हुए उन्नति करता 
रहा । अन्त में आलमपुर के निकट २० मई, १७६६ ई० में इसकी मृत्यु हो गई ।* 


खंड (खांडेराव होलकर)--यह मल्द्वार राव होल्क़र का पुत्र था। इसके पिता ने एक 
मराठा सेना इसके साथ दिल्‍ली को भेजी थी, जो वहाँ २१ नवम्बर, १७५३ ई० को पहुँची । २६ 
दिध्म्बर, १७५३ ई० को खाडेराव ने मुगल सम्राट से मैट की । अपने पिता की आज्ञानुसार यह 


3 फ़्ॉल आऑब दी मुग़ल इस्पायर, भा०१, छघु० ४६०-२; फ़र्ट हू नवाब्स ऑच_ अवध, पु० 
१६६ (पादु-टिप्पणी सहित), १७०, १७१; १८७, २०४६, २०७, २१९, २२४; २२८, २२६, २३२, 
२४९, जरनल ऑव_ एशियाटिक सोसायटी आऑँव, बंगाल, भा०>(],५]प[, १४७६ इं०,छ०७६ (पादु- 
टिप्पणी), ८० * देखिए द्वितीय खं०, अध्याय १०, हिम्मतबहादुर-विरुदावली के पान्नों की ऐतिहा- 
सिकता * देखिए द्वितीय खंड, अध्याय ११, हम्मीररासो के पात्रों की ऐेतिहासिकता, * जरनल 
आॉच_ एशियाटिक सोसायटी, ऑव बंगाल, सं०४],५[[], १८७६8 ह०, ए०७२, फुस्ट टू नवाब्स 
आँव_ अवध, ए० १९६, १४८, ११६, १६०, १६२ _ न्यू हिस्ट्री ऑव_ दी मराठाज़ भा०२, छ० 
१०१, १२६, १४२, १९३५ १४६७, १६४, २०१, २१६, २३९, २३८, २३२६, ३२६, ३६१, दे७७, 
३७६, रे८र२, २६६-७, ४००-१, ४०२, ४११, ४१२, ४२१,४२२, ४४२, ४४६९६, ४९१, ४६७,४७० 
४०२, ९०९, ६०७; फॉल ऑव दी मुगल इम्पायर, भा०१, ४०९१९, <१६, ९१६, €२१, २२, 
४३७; वद्दी, भा० २, ए० ११९, १३४६, २२७, २९८, २३३, २४८, ३२६, ३४३, ३६५, ४७१, 
४७२, ९०४; हिस्द्री ऑव दी जादस, भा० १५४० ६७, ८२, ८६, ६६, ११० (पाद-टिप्पणी),११८ 
१२८, १३६, १४२. १७४, १७७, १८६; फ्स्टे हू नवाब्स ऑवु अवध, ए० १९, *९, १३२, १७६, 
१७६, ३८5६४, १८६, ३१८७; १८८, ३६०, २००, २०१, २०३, २०४, २३६, २४७) २४७६ 


ब्रा 


सुजान-चरित्र की ऐतिहासिकता ३१७ 


होडल, मेवात आदि को लूठता हुआ जाटों के दुर्ग कुम्मेर के घेरे में अन्य मराठा सैनिकों के 
साथ जा पहुँचा । इसी घेरे में १५ मार्च, १७४४ ई० को गोला लगने से इसकी मृत्यु हो गई । 
प्रसिद्ध अहिल्याबाई इसकी घर्मपत्नी थी ।" 


रघूधू (रघुनाथराव)--यह पेशवा बालाजी राव का कनिष्ठ श्राता था| जाटों के हग॑ कंभेर 
के घेरे में यह वतमान था (फ़रवरी-मई १७४४ ई०) | सम्राद्‌ अहमदशाह की हत्या के अवसर पर 
यह उपस्थित था। अब्दाली तथा नजीब खा के विरुद्ध इसे मेंह की खानी पड़ी थी। इसे 
अहिल्याबाई के सामने भी दहारना पड़ा था। यह बन्दीण्ह में डाल दिया गया था, जहाँ से वह 
मिकल भागा था | 


आपा (जयाजी अप्पा सिधिया)--वालियर के सिधिया राज्य के प्रवतक यनो जी सिंधिया 
का यह ज्येष्5 पुत्र था। ३ जुलाई, १७४५ ई० को अपने पिता के मरने पर यह उसका स्थानापन्न 
नियुक्त हुआ । १० जनवरी, १७४१ ई०को जयपुर में राजपूतों ने इसकी लगमग तीन सहख्र सेना 
का सहार किया । पठानों के विरुद्ध इसने सफदरजंग की सहायता की (मा, १७४१ ई०) | जाठ- 
दुर्ग कुंमेर के घेरे के समय यह भी वहाँ पर सरेन्य व्तमान था। २५ जुलाई, १७४४ ई० को यह 
नागौर नामक स्थान पर मार डाला गया [2 


सुसलमान-पान्र अल्लावदीन (अ्रल्लाउदूदीन),* बब्बर (बाबर), हिमाऊँ (हुमायूं ),१ 
जलाल उद्दीन अकबर, जहांगीर,* साहि जहां (शाहजहा), औरंगसादहि (ओरगजेब), बहादुरसाह 
(बहादुरशाह),* मोजदी पातशाह (मुइजुद्दीन जहादार शाह), फरु कसेर (फ़रु खसियर),5 शहा- 
दत खां (बुहनुलूमुल्क सऑदत खा), सफदरजंग मसूर,'" सलावत खा |११ 


00७ शा लत न 


) फॉल आँव दी सुगूल इस्पायर, भा० १, ए४० ९१९, २१६, *१७, €*१८, ४१६, <२०, 
४२१, ४२२; न्यू हिस्द्री ऑव दो मराठाज, भा० २, ए०२७७; हिस्ट्री ऑवू दी जादस, भा० १, ४० 
८३, फट टू नवाब्स ऑवू अवध, ए० १८९२. फॉल आँव्‌ दी मुगल इमस्पायर, सा०१, पृ०५१२, 
&१६, २१६, €२०, €<२२; वही, भा०२, घू०१३७-७० , हिस्द्री ऑव दी मराठाज, भा २, पु०१ ४३, 
३१२, २७२-७, ३७६, झे८०-३, २६१, २६९, २६७,३६६-३४००, ४०१, ४०२, ४६२-७, ४७१, ४७४३, 
४७६, ४७६, ४८६, ४७६०, ७६१, €०७, €०८, <२१-५, ४२६; हिस्द्री ऑव दी जादस, भा ० १; 
पृ० ८८, ८६, ६६, १०७, १८६, १६१, २००; फर्स्ट टू नवाब्स ऑवू अवध, ए० २४७ : न्यू 
हिस्द्री ऑव दी मराठाज़, भा० २, प०२३३, २३६, २३८, २३६, ३६१, ३६२९, २७२, ३७७, बे ८३, 
३८४, हिस्ट्री ऑच दी जाटस, भा० १, छू० ६०, ६१, ३६; फ़स्ट टू नवाब्स ऑँचू अवध, ए०१३३२, 
१७६, १७६, १८८६, १८७, 4८८, २००, २०१, २३३१, २४७ _* देखिए द्वितीय खं०, अध्याय ११; 
हम्मीररासो के पात्रों की ऐतिहासिकता * देखिए द्वितीय खं०, अध्याय ३) ४०२०६ “देखिए द्वितीय 
खं०, अध्याय १, ० १८० * देखिए द्वितीय खं०, अध्याय ९, ए०२७०, २०७१ <“ देखिए द्वितीय 
खं०, अध्याय ६, प० २८६ * देखिए द्वितीय खं०, अध्याय ७,ए० इ०८ ?* स्॑० वही, भा० बही, 
पृ० वही; सआसिख्ल्‌ उसरा, भा० २, पृ० ८७-३६ १९ देखिए द्वितीय खं०, अध्याय ६; 
पू७ २६७ 


श्श्प हिंदी वीरकाव्य 


सहाब गौरी (शिहाब॒हीन मुहम्मद ग़ौरी)--यह ग़ोर देश का शासक था। इसने भारत पर 
नो बार आक्रमण किए थे ।* 


वैम्र--यह मध्य एशिया के समरकंद नामक स्थान का स्वामी था। फारस, अफगूनिस्तान 
आदि स्थानों पर विजय प्रास करके उसने सिंध नदी पार की और १३६८ ई० में मारत पर आक्र- 
मण किया। २८ फ़रवरी, १४०४ ३० को इसकी मृत्यु हुई ।*९ 


उमर सेख--(उम्र शेख मिर्जा)-यह फरग़ना का स्वामी और बाबर का पिता था। 
इसकी मृत्यु १४६४ इं० में हुईं थी।* 

सेरसाहि (शेरशाह् सूर)--इसका पिता हसन खाँ सहसराम (बिहार) का स्वामी था। शेर- 
शाह का नाम फ़रीद खाँ था। पिता से अनबन होने के कारण इसने इब्राहीम लोदी के दरबार में 
जाकर दौलत खा के साथ नोकरी कर ली। इसके पश्चात्‌ कुछु समय तक यह बाबर की सेवा में 
रहा । इसने चौसा के युद्ध में हुमायूँ को पराजित किया (२६ जून, १५३१६ ६०) | उसने पुनः 
कन्नौज के युद्ध में उसे हराया (१७ मई, १५४० ई०) | इस प्रकार यह हुमायू को भारत से भगा 
कर देहली का शासक हो गया । २२ मई, १५४५ ई० को कालिजर के घेरे के समय इसकी मृत्यु 
हो गई । 

सलेम साहि (सलीम शाह -- इस्लाम शाह)--यह शेरशाह सूर का द्वितीय पुत्र था। इसका, 
नाम जलाल खाँ था । अपने पिता के मरने पर यह इस्लाम शाह के नाम से गद्दी पर बैठा । कुछ 
इतिहास-लेखकों ने इसको सलीम शाह के नाम से पुकारा है, पर इसके सिक्‍कों से विदित होता है 
कि इसका नाम इस्लिम शाह अथवा इस्लाम शाह था। इसकी मृत्यु २२ नवंबर, १५५४४ ई० को 
हुई थी ।५ 

रफ्री दरजाति साहि (रफ़ीउहर्जात)--यह रफ़ीउश्शान का पुत्र था । यह फरु खसियर के 
स्थान पर र८, फूरवरी, १७१६ ई० को सम्राद घोषित किया गया | इसे ४ जून, १७१६ ई० को 
गद्दी से उतार दिया गया इसके एक सप्ताह के उपरान्त इसकी झत्यु हो गई |६ 


साद जहाँ (रफ़ी उद्दोलाह शाहजहाँ द्वितीय)--यह रफ़ीउदर्जात का बड़ा भाई था। अपने 
भाई के पश्चात्‌ यह ६ जूत, १७१६ ई० को बादशाह बना । १७ जूत, १७१६ ई० को इसकी मृत्यु 
हो गई ।* 


महमद साहि (मुहस्मद शाह)--यह १७१६ ई० में १७ वर्ष की अवस्था में दिल्‍ली के 


) केम्ब्रिज हिस्ट्री ऑचू इंडिया, भा० ३, ए्‌ृ० इे८-४८ * वही, भा० वही; ए०८६६, १८७, 
१३५-२००, २०२९, २९१, २७६, रे८घ० ? वही; भा० ४, पृु० २ * वही, भा० वही, ए० २१, 
२८, २६, ३०, रे३े, ३४, ३१, ३६, ४९, ४६, ४७, ४७६, १०, ९१, ९२, ३४०, ४९, ४६, ९७, 
३९७, ४९६-८, *२६-८ + वही, सा०वही, ए० <८, ९६, ६०, ६१, ३२, ६४, ४२८, ३३१ £ 
वही, सा० वही, ए० ३३६, ३४०; लेटर सुगुलस्‌ भा० 3, ए० ३८६, ४७१६, ४३१८-२० * वही, 
भा० वही, ए० ४२०, ४२८, ४३१, ४३२; केम्ब्रिज हिस्द्री ऑवू इंडिया, भा० ४; 
पू७ ३४० 


सुंजान-चरित्र की ऐतिहासिकत ११६ 


सिंहासन पर आरूढ़ हुश्रा | गद्दी पर बैठने से पूर्व यह सात वर्ष तक बन्दीणह में रहा था । इसने 
२८ वर्ष शासन किया । २५ अग्रैल, १७४८ ई० को इसकी मृत्यु हुई ।* 
अहमद साहि (अहमद शाह)--मुहम्मद शाह के देहावसान के पश्चात्‌ उसका इकलौता 
पुत्र अहमद शाह र८ अप्रेल, १७४८ ई० को २२ वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठ)॥ २ जून, 
१७५४४ ई० को प्रधान-मन्त्री इमादुल्मुल्क ने इसे गद्दी से उतार कर बन्दी-ग़ह में डाल दिया।* 
काम बकस (मुहम्मद कामबख़्श) “यह औरंगजेब का सबसे छोटा पुत्र था | इसका जन्म 
ता० ७ माचे, १६७७ ई० को और मृत्यु १७०८ ई में हुई थी ।९ 


अकबर झदल साहि (अकबर आदिल शाह)--जब अश्रहममद शाह ने वज्ौर सफ़दरजंग को 
पदच्युत कर दिया (१३ मई, १७५३ ६०), तब वजीर ने एक अ्रपरिचित युवक को काम-बख्श का 
पौत्र बतलाकर अकबर आदिल शाह के नाम से बादशाह घोषित कर दिया था।ं 


झहमद खाँ पठान--यह फ्र ख़ाबाद के नवाब मुहम्मद खाँ बंगश का पुत्र और कायम 
खा का भाई था। मुग़ल वज़ीर सफदरजंग द्वारा फ़रु खाबाद को अपनी जागीर में मिला लेने 
पर इसने उसके विरुद्ध सेना एकत्रित की। इसने प्रथम पठान-युद्ध (१७४० ईं०) तथा द्वितीय-युद्ध 
(१७४१-४२ ई०) में सफ़दरजंग के विरुद्ध बड़ी वीरता प्रदर्शित क, थी ।५ 


इंसमाइल (इस्माइल .खाँ)-यह आरंभ में एक गुलाम था, पर सफदरजंग की कृपा 
से इसने विशेष उन्नति कर ली। यह अपने स्वामी का विशेष विश्वास-भाजन, प्रमुख कार्य-कर्ता 
तथा प्रधान-सेना-नायकों में से था। सफदरजंग के युद्धों में उसने बड़ी वीरता का परिचय 
दिया था [* 


जलाल्लुदीन (जलालुद्दीन हैद्र शुजाउदौलाह)--यह अहमद शाह सपम्राद के प्रधान-मन्त्री 
तथा नवाब-्ग्रवध सफदरजंग का पुत्र था। इसकी उपाधि शुजाउद्दोलाइ थी। सफदरजंग के 
पश्चात्‌ यह नवाब-अ्रवध बना ।* 


,फतेह अली ,खाँ--यह श्रलीगढ़ के प्रसिद्ध सूबेदार साबित खां का पुत्र था | 
महमूद आखवत (आक्रिब्त महमूद काश्मीरी)--यह अहमद शाह के मीर बख्शी इमादुल- 


$ लेटर सुऱलस, भा० २, ५० १-३७९४; फॉल आँव्‌ दी सुग़ल इस्पायर, भा० ३ ए० १- 
३२७ * वही, भा० वही; ए० रेश्म-र*४४ लेटर सुग़ालसू, भा० १, छू० २, रै, ३०, ११, 
५६-५६, &८, ६२, ६६, २९२, ? फॉल आँवू दी सुगल हम्पायर, भा० १, ४० ४८३, 
४०९ '* वही, वही, ए० देप*#-#६७, ४००-४१३; फरट टू नवाब्स आऑँव्‌ अवध, ४० 
१६०, १९३, १९७, १५१६-६२, 4६९-६, ३१६८-७३, ३७९, ३७६, ३१७८-६०, ११४ ' वही 
पू० १४६, १४८, १६१६, १६०, १६२, १७३, रशे३, २३२४, २४१, २९९; फ्रॉल आवब्‌ ढी मुगल 
इम्पायर, भा० 4, ४० ३६०, ३२४२, रेह३े, ४७६, ४८८, 3४३७ 3 वही, भा० वही, पृ० ३४०; 
४३९४, ४४८, ४६९, ४६६, ४८०; फ़र्ट टू नवाब्स ऑवू अवध, ४० १९, ३६, ७३, १३२, १३५२, 
१६३, १७७, २१२, २१३, २१९६, २२०, २२६, २४६, २९०, २श्८ “ फ्रॉल आँव्‌ दी सुराल 
इम्पायर, भा० २, ४० ४३४ 


३२० हिंदी वीरकाव्य 


मुल्क का एक प्रमुख पदाधिकारी था। इसने सफदरजंग के विरुद्ध बड़ी वीरता प्रदर्शित की थी | 
बल्ल, जाट की हत्या करवाने में भी इसी का प्रमुख हाथ था ।* 

मीर बक़ा --यह सफ़दरजंग की सेना मे एक प्रमुख पदाधिकारी था। अफ़गानों के विरुद्ध 
इसने सफदरज ग की सेना में रहकर कई युद्ध किये थे ।* 

रमज़ानी (रमज़ान ,खाँ)--यह सफ़्द्रजंग की सेना में बंगशों के विरुद्ध कई बार सेना के 
साथ गया था और बड़ी वीरता दिखलाई थी ।* 

नज़ीम खाँ (नजीब खाँ रुहेला)--यह रहेलखंड का शासक था। सफ़दरजंग के विद्वोह- 
युद्ध में इसने अहमद शाह की ओर से युद्ध में भाग लिया था | 


ग़ाज़दी खाँ, | (शद्बुद्दीन, एमादुल्मुल्क, ग़ाजी उद्दीन खॉ बहादुर, फ़ीरोज़ जड़, निजा- 
गजहिय खान ” मुलम॒ुल्क आसफ जाह) यह निजामलूस॒ल्क आसफजाह के लड़ के अमीरुल 


उमरा फ़ोरोज जद्ध का पुत्र और एतमादुद्दोला कमरुद्दीन खाँ का दौछित्रि था। अपने पिता के 
सरने पर सफुदरजंग की सहायता से यह मीर बख्शी नियत हुआ ओर पिता की पद्‌वी पाई | जब 
अहमद शाह और सफदरजंग मे यद्ध प्रारम्भ हुआ, तब इसने सम्राट की ओर से बड़ी तत्परता और 
लग्नता के साथ कार्य करके सफदरजंग को पराजित किया था। यद्ध समाप्त होने पर यह बहुत 

दिनों तक मुगल साम्राज्य-संचालन में सवब-सर्वा रहा |" 

शमसामुहौलाह मीर--यह उस खॉ-दौराँ का पुत्र था, जो नादिरशाह से युद्ध करते हुए 
सारा गया था। अहमदशाह ने शमसामुद्दौलाह को ८ मई, १७५३ ई० में मीर-आतिश नियुक्त 
किया था | 

शेर जंग--यह सफद्रजंग की सेना में एक प्रयख पदाधिकारी था।* 

सादिल ख़ाँ (शादिल खाँ) रहेला--यह अहमद खाँ बंगश का सेनानायक था। सफ़दर- 
जंग के विरुद्ध रुदेलों के युद्ध में इसने कोड़ा के पास भाग लिया था। १७५१ ई० में इसे अलीगढ़ 
से मराठों ने मगा दिया था। सफ़दरजग के विद्रोह के अवसर पर इसने सम्राट की ओर से माग 
लिया था ॥ 


) लेटर मुग़लस्‌ , भा० वही, ए० ४९४, ४७७, भ७८, ४८७, ९०३, ४०६, २१०, 
३१११, ९१२, ९१७, २१, *२७, ९२९, १२६, €२७, ४१८, €३०, २३१, *३२९, ४३६, २४२, 
४४३ फ्रटे टू नवाब्स ऑवू अवध, पएृ० १९२९, १४८, १६० 3 वही, पृ० १९८, १६० ४ फ्र्ट 
टू नवाब्स ऑचबू अवध, ए० १८७४, १८७, २३१, २३४७, २३८, २३१, २४१; फॉल आँव दी मुराल 
इम्पायर, भा० १, पृ० ४२९, ४८४६, ४६७, ४६८, ४६६ वही, भा० वही, ए० ४४६, ४२३, 
४९४, ४२४, ४६७, ४७७, ४७८, ४८०, ४परे, ४८७, ४८६, ४८७, ४८८, ४६१, ४६७ ४६८, 
४३६६, ९००, ९०१, ९०२, ४०३, २०७; मआसिरुल उमरा, भाग २, ए०४४६-५३ फट टू नवाब्स 
आँव अवध, ए०२१३,२१८, २२२, २२४, २२१, २२६, २२७, २२८, २२३६, २३१, २३२, २३४, 
२३९, २३६,२३७, २३८, २३६, २४०,२४१, २४२, २४३,२४४, २४६, २४७, २४८,२४६, २४३ 
35 फॉल आव दी सुग़ज्ञ इस्पायर, भा० $ प० ४६६ (पाद-टिप्पटी), ४८०, २४७० (पादू-टिप्पणी 
सद्दित) ०“ फ़र्टे टू नवाब्स ऑच_ अवध, पु० ४९५, ६३, ६६, ३१, १०४, १०६, १२८; ३६०, 
२३६ “ वही, पू० १७१, ३७७, १७८; फ्रॉल ऑँव_ दी मुराल इम्पायर, भा० १, पएू०४००, ४०३ 


सुजान-चरित्र की ऐतिहासिकता औै२१ 


रुस्तम खाँ (अफ़रीदी)- यह अहमद खाँ बंगश का मीर-बख्खी तथा प्रमुख सेना-नायक 
था। सफ़दरजंग के विरुद्ध युद्ध करते हुए इसकी मृत्यु हुईं थी ।* 


अनिश्चित पात्न 


नीचे उन पात्रों के नाम दिए जा रहे हैं, जिनके संबंध में प्रात्त ऐेतिहासिक अंथों में विशेष 
विवरण उपलब्ध नहीं हैं :-- | 

हिन्दू-पात्र--भूरे, रौरिया, पे, सुन्दर, मदू, एथ्वीराज, परवान ( प्रथ्वीपति ), मकनि, 
खानचंद, ब्रजराज (ब्रजसिह), भावसिंह, प्रतापसिंह, जोधसिह, देवीसिंह, मेद्सिह, भवानीसिंह श्रषैं- 
पिंह, सुलतान कुमार, सभा राम, बलराम, मानसिह, दुत्लेल कुमार, वीर नराइन, खुस्यालसिंह, लाल 
सिंह, उदयसिंह, न.हर, हरी (हरीसिंह), बहादुरसिंह, अब्ल बिहारी, अवधूत, अ्रमर बाला सौगरियां, 
अ्रजीतसिंह, अनूपसिंह, अमरसिह, अमानसिंह, अ्रिसाल, उद्यराम, उदयभान, उजागर, 
कृपारास, गूजर राज, किसनेस (किशनसिंह), खिंमानन्द, गोकुला (गोकुल राम गौर), गजसिंह, 
गंयाराम, चंद्रभान, चैनसिंह, छतरताल, जयकझष्ण, जालिमसिंह, जैतसिंह, ठाकुरदास सेगर, तिरखा- 
राम, तिलोकसिंह तोमर, तोफ़ाराम, थानसिंह, देलेल, दयासम, दयानाय, द॑लला, दौकुला, दौलत 
राम, घनसिंह गौर, ननन्‍्दनतिंह, परसोतमा, पाखरिया (पाखर मल), कूर्म प्रताप, प्रथ्वीसिंह, पैससिंह, 
प्रेमा, पहुपसिंद, फतेहसिंद वैस, फोंद।, बकस राय, बलसिंह, बदल्ज़ा, बलिराम, बाबूराय, बैरीसाल, 
भरतसिंह, भीखाराम, भौपति भाठ, भज्जू दीवान, मनसा राम, मलिवन्तसिंह, महावीर, मस्तराम 
गौतम, मंस्ता, मन्ताता (मानधाता), मोहनसिंह, मोहनराम, मीर दुजन, मेदसिंद चौहान, रनसिंहं, 
रामसिंह, राम बलै, राम सेवक, रतनसिंह (मैड्ट-नरेश), रामचन्द्र तोमर, राउ बलोच अहीर, 
राजाराम गूजर, लक्ष्मणदास, लोकमन; विसनदास, श्यामसिंह, श्रीराम चोधरी, सदाराम, सहीराम, 
सहजराम, समरसिंह सेंगर, समरसिंह चन्देल, संभू, साहिब राम, सादूलनंद, सुखराम, सूरतराम, 
सुदास सेंगर, हर सुख (द्विज), हटी सिंह अवारिया, दरनागर मिश्र, हरि नारायण, हाथीराम, रन- 
जीत, मोदन मोदी, टीकैत, तांतिया, बढ्ादुरसिंह, मुहकमसिंह (बैरीसाल-सुत) । 

सुसंलमान पात्र -असद खाँ, अली कुत्नी, इसा खाँ, महमद पनाह, हकम खाँ कुबरां, 
हवस खाँ (मुहम्मद अली का पुन्न), मीराँ साहि, सुलवान मुहमद, अ्रबूसंद (ये अन्तिम तीनों व्यक्ति 
तैमूर के वंशज थे) | 

प्रथम जंग --सूदन कवि ने प्रथम जंग के अन्तर्गत सूरजमल द्वारा की गईं मेवात, मालवा 
की राजधानी माँड् की विजय तथा अव्ीगढ़ के शासक फतेह श्रली खाँ की सहायता का उल्लेख 
किया है। 

उक्त युद्धों के संबंध में सरकार का कर्थन है कि “तूरजमल ने भेवात पर श्नैं*शनैः 
अधिकार शज्रवश्य जमा लिया होगा, क्योंकि निकथ्वर्ती इस राज्य को अधिकृत किए. बिनां मरत* 
पुर का विस्तार असंभव था ।” मॉड्र-विजय संबंधी विवरण इतिहास में अग्राप्य है। 

“नवंबर, १७४५ ई० में अलीगढ के प्रसिद्ध युवेदार साबित खाँ के पुत्र फ्तेह अ्रली खाँ 


2 ! 
१ फॉल आँव्‌ दी सुगुल् इस्पायर, भा० ३, ४०३४३, ३६४, ३१७, फ़र्ट टू नवाबस ऑँव., 
झवध, ए० १९०, १९१; १९३) १*६, ३६६० 
४१ 


३२२ हिंदी वीरकाव्य 


की सूरजमल ने सहायता की । इस युद्ध का कारण यह था कि असद खाँ खानाजाद ने फ़तेह 
श्रली खाँ की कुछ जागीर छीन ली थी | चंदौसी (चंडौस) नामक स्थान पर भयड्डर युद्ध हुआ, 
जिसमें असद्‌ खाँ मारा गया ओर जाट पूर्णंडपेण विजयी हुए. ।”* 

द्वितीय जंग---मराठों के विरुद्ध जयपुराधीश की सूरजमल द्वारा सहायता--“जयपुर-नरेश' 
जेयसिंह द्वितीय के मरने पर उनके बड़े पुत्र ईश्वरीसिंह उत्तराधिकारी हुए । (२१ सितंबर, १७४२ 
६०); पर उनके कनिष्ठ श्रोता माधवसिंह मेवाड़ के राना और मराठों की सहायता से स्वयं राजा 
बनने का प्रयत्न करने लगे | इन दोनों भाइयों का रगडा इसी प्रकार चलता रहा | 

अन्त मे मल्हारराव होल्कर, गंगाधर तॉतिया, मेवाड़, जोधपुर आदि सात शक्तियों की 
समवेत सेना ने जयपुर पर आक्रमण कर दिया। इस पर ईश्वरीसिंह ने सूरजमल से सहायता 
माँगी। बगरू (साँभर से २३ मील पूव) नामक स्थान पर दोनों ओर की सेनाओं का सामना 
हुआ। सीकर निवासी शिवसिह के मारे जाने पर सूरजमल को जयपुर की सेना के हरावल में 
रखा गया | वर्षा होते रहने पर भी भयडूर युद्ध होता रहा । 

यह संग्राम छु; दिन तक चलता रहा | मराठों ने सॉमर तक का देश उजाड़ दिया श्र 
ईश्वरीसिह ने बगरू महल में शरण ले रक्‍खी थी। अन्त में युद्ध से तंग आकर संधि की चर्चा 
होने लगी। ईश्वरीसिह ने अपने भाई को पाँच परगने और उम्मेदरसिहर को बूँदी देना स्वीकार 
कर लिया | इस प्रकार संधि हो जाने पर मराठे श्रपने देश को ओर इईश्वरीसिंह अपनी राजधानी 
को लोट गए [”* 

सूदन के मतानुसार माधवरसिंह को दो और इतिहास के श्रनुसार पाँच परगने मिले थे | इस 
युद्ध के प्रसंग में सूदन ने मोती-डुगरी नामक स्थान पर संग्राम होने का उल्लेख किया है। शेष 
विवरण के संबंध में इस कवि और इतिहास के विवरणों में कोई उल्लेखनीय अन्तर नहीं है| 

तृतीय ज॑ग--सलावत ख़ाँ पराजय'---आगरा ओर अजमेर का सूबेदार मीर बख्शी सला- 
वत खॉ मारवाड का सिंहासन प्राप्त कराने में बछ्त सिंह की सहायता करने के लिए अ्रजमेर की 
श्रोर चला | मार्ग में उसने मेवात को लूटना आरंभ कर दिया। राजा बदनसिंह ने उससे मेधात को 
नष्ट न करने की प्राथेना की । इस पर बखुशी ने कहला भेजा कि भेवात उसकी जागीर के अन्त- 
गंत था। साथ ही उसने जाट राजा से दो करोड़ रुपये दंडस्वरूप माँगे पर बदनसिंह नें इसे 
अस्वीकार कर दिया। 

नारनौल से पाँच मील पूव में सराय शोमाचन्द के पास सूरजमल उसका सामना करने के 
लिए पहुँचे | यह जानकर मुगल सेना भाग खड़ी हुईं। सरजमल ने पीछा करके भयंकर मारकांट 
मच। दी। इक्कीम खाँ खेशगी मारा गया तथा अली रुस्तम खॉ घायल हुआ | सुरजमल दो दिन 
तक शाही सेना को घेरे पड़ा रहा ) 

अन्त में फ़्तेह अली के प्रयत्न से सन्धि हो गईं। बूरजमल ने श्रजमेर सूबे की मालगुज्ञारी 
का १५ लाख रुपया वसूल करके शाही कोष में भेजने का बचन दिया, जिसके बदले में बख्शी ने 


१ सुआन-चरिन्न, ए० ७-२७; फॉल ऑव_ दी सुगरंल इस्पायर, भा० २, ए० ४३३-४ 
९सुजान-चरित्र, ए० २८-४०; फॉल आऑव_ दी मुगल इंस्पायर, भा० १, पु० २८२-३, २६१-८; वही, 
भाग २, पृ० ४३४; दिस्ट्री ऑव, दी जादस, धू० ६६-७० 


। 


सुजान-चरित्र की ऐतिहासिकता ३२३ 


नारनौल से श्रागे न बढ़ने कीं प्रतिज्ञा की । साथ ही सूरजमल ने नो लाख रुपए. चन्दा देने और 
पांच सहख सैनिकों के साथ बख्शी की सेवा में रहने की स्वीकृत दी। 

इस प्रकार सम्धि हो जाने पर सलावत खाँ अजमेर की ओर चला गया ।?* 

सूदन के मतानुसार उक्त युद्ध में रुस्तम खाँ मारा गया और इतिद्दास-लेखकों के विचार 
में वह घायल हुआ | इस युद्ध-विवरण संबंधी अन्य सभी घटनाये दोनों में समान रूप से वर्णित 
हैं। उनमें कोई उल्लेखनीय श्रन्तर नहीं है । 

चतुथे जंग में पठानों को परास्त करने में सूरजमल द्वारा सफ़द्रजंग की सहायता करना-- 
५नवंबर, १७४६ ई० में फुर खाबाद के क्रायम खाँ बंगश ने रुहेलों पर आक्रमण किया। दौंरी-रसूल- 
पुर नामक स्थान पर दोनों सेनाश्रों में युद्ध हुआ | इस संग्राम में कायम ,खाँ खेत रद्दा। 

इस घटना का समाचार ज्ञात होने पर सफ्दरजक्ञ फ़रूखाबाद की ओर चला। वहाँ 
पहुँचकर उसने क्लायम खाँ की माता बीबी साहिबा को कारायार में डालकर और उसके लिए, 
केवल १२ ग्राम छोड़कर-पठानों के शेष राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। उसने राजा नवल 
राय को वहां का सुबेदार नियुक्त किया । तदनन्तर वह दिल्‍ली को लौठ गया । 

बीबीं साहिबा अपने चातुर्य से कन्नौज के कारागार से म॒क्त होकर मऊ-रशीदाबाद पहुँची | 
साथ ही क्रायम खा के भाई अहमद ने रात्रि में आक्रमण करके नवल राय को मार डाला और 
कन्नौज को अफगानों ने अधिकृत कर लिया। 


यह विदित होते ही रफद्रजग फर खाबाद की ओर चला | उसने एटा से अ्रठारह मील 
उत्तर में राम-चौतनी नामक स्थान पर पड़ाव डाला । इसी स्थल पर,उसका अफ़ग़ानों के साथ युद्ध 
हुआ । सफ़दरजंग के दक्षिण पक्त में सूरजमल-ओर वाम भाग में इस्माइलबेग खां ये। शत्रु-पत्त 
का रुस्तम खाँ अफरीदी मारा गया | यह देखकर शत्रु सेनन्‍्य में भगदड़ मच गई। सूरजमल तथा 
इस्माइल बेग ने उसे मीलों तक खदेड़ा । सफ़दरजंग की सेना का अधिकांश भाग भागी हुई 
शत्र-सेना का पीछा करता हुआ दूर तक निकल गया और सफररजंग थोड़े से साथियों के साथ 
युद्ध-क्षेत्र में रह गया। यह अवसर पाकर अहमद खाँ बंगश ने उस पर धावा बोल दिया। घोर 
संग्राम हुआ | सफ्दरजंग का एक निकटवर्त्तों संबंधी नासिरुद्दीन हैदर मारा गया | उसका "“महात्रत 
भी खेत रहा ओर वह स्वयं मूछित होकर द्ौदे में गिर पड़ा। जग्रतूनारायण उसके हाथी पर 
सवार होकर उसे सुरक्षित स्थान पर निकाल ले गया। मुहम्मद अली तथा अली-नक़ी भी घायल 
हुए। मुगल सेनापनि नज्मुहदोंलाह इश'क खाँ द्वितीय, मीर गुलाम नवी तथा मीर अजीमुद्दीन 
बिलग्रामी इस युद्ध में काम आए | 
इसके अनन्तर सफद्रजंग तथा मुहम्मद अली खाँ लगभग दो सो सैनिकों के साथ भागकर 
देहली चले गए | रुस्तम खाँ अ्रफरीदी की सेना का दूर तक पीछा करने के पश्चात्‌ लौटकर मुगल 
सेना ने अपनी सैन्य की दुदंशा देखी । वजीर को वहाँ न पाकर वे भी पश्चिम की ओर चल पड़े | 
२२ जनवरी (अथवा ११ फरवरी), १७४१ ई० को सफदरजंग पुनः अफगानों पर आक्रमण करने 


3 सुजान-चरिन्न, पूृ० ४१-७८, फ्रॉल ऑव दी सुग़ल-इम्पायर, भ्राग़ ३, पु० ३०७० 
4० (पृ० ३०३४-३० की पाद टिप्पणी सहित); हिस्द्री आँवू दी जादस, ए० ७०-४३ 


श्श्ड हिंदी बीरकाव्य 
के लिए दिल्‍ली से चला। मार्ग में उसके सहायक माधवराव होल्कर तथा सूरज्ममल उससे 


मराठों ने कोयल (अलीगढ़) और जलेसर के बंगश नवाब शादिल खाँ पर आक्रमण 
किया । बह काली नदी और गंगा पार फ़र खाबाद की ओर भाग गया | 

अहमद खाँ ने फ़तेहगढ़ दुग में रहकर शत्रु का सामना करने का निश्चय किया । मराठे एक 
मास तक उस गढ़ को घेरे पड़े रहे । १६-१७ अग्रेल, (अथवा १५ मई को मराठे और जाट गंगा 
पार करके दक्षिण किनारे पर पहुँचे । आ्रागामी दिन मुठभेड़ हुईं। पराजित होकर सादुल्‍लाह खाँ 
आंवले को तथा महमूद फ़तेहगढ़ को माग गए.। रात्रि में अहमद ,खाँ भी छिपकर निकल भागा 
और आंवले में जाकर शरण ली । १६ श्रप्रैल को फ़तेहगढ़ पर मराठों का अधिकार हो गया | 

बहुत समय तक युद्ध होता रहा। अन्त में माचे, (अथवा अग्रेल) १७४२ ई० को सन्धि 
हो गई | सफदरजंग पर मराठों का जितना रुपया चाहिए था उसको चुकता करने के समय तक 
के लिए अहमद खा बगश का आधा राज्य मराठों को दे दिया गया। कुछ स्थान सफ़द्रज'ग ने 
अपने अधिकार में भी रक्‍्खे ।?" 

इन युद्धों का ऊपर जो विवरण दिया गया है उसमें कायम खॉ के मरणोपरान्त सफ़द्रजग 
का फ़रु ख़ाबाद की ओर जाना, उसका बीबी साहिबा से मिलना, नवलराय की मृत्य, तदुपरान्त 
युद्ध, रस्तम खाँ-मरण, अ्रफ़ग़ानों का युद्ध-भूमि से भागना, मराठों तथा जाटों द्वारा उनका 
पीछा किया जाना, ईसा खाँ-गरण, सफुद्रजग का भागना, संधि होने पर मराठों और वजीर द्वारा 
अफ़ग़ानों के राज्य का कुछ अंश अपने अधिकार में रख लेना, आ्रादि प्रमुख घटनायें सूदुन तथा 
इतिहास के विवरणों में समान रूप से उल्लिखित हैं । 

उछ युद्धों में से प्रथम युद्ध सरकार के विचार में रामचौतनी नामक स्थान पर, कानूनगो 
के मतानुसार पथरी में, ओर सूदन के कथनानुततार नौलखा नामक स्थान पर हुआ था | 

उपयु क्त विवरणों में श्रन्य कोई उल्लेखनीय अन्तर नहीं है । 

पचम जंग-सूरजमल और राव बहादुरसिंह बढ़गूजर में युछइ---“ऊपर वर्णित युद्धों के 
कुछ समयोपरांत सूरजमल ने मुग़ल मत्री (सफदरजग) की सहायता से चकला कोयल (अलीगढ़) के 
फ़ौजदार राव बहादुरसिंह बड़गूजर को हराया | यही नहीं, उसके पैतृक दुर्ग घासहरे (देहली से ४० 
मील दक्षिण) को तीन मास के घेरे के पश्चात्‌ अधिकृत कर लिया। इस स्थल पर दुर्ग की 
दीवारों पर से गोली-वर्षा करके शत्रु ने पन्द्रह सौ जाटों को मार गिराया। अ्रन्त मे निराश दौकर 
बहादुरसिंह ने अपनी स्त्रियों को मारकर दुर्ग के कपाट खोल दिए श्रौर अपने पश्चीस साथियों के 
साथ बाहर निकल कर युद्ध करता हुआ मारा गया (२३ अप्रेंल, १७५३ ६०) । 

उत्त समय बहादुरसिह का पुत्र फतेहसिंद देहली में होने के कारण मत्यु-मुख से बच गया। 

$ सुजान-चरित्र, ४० ९६-१०४; फॉल आँव दी सुशाल दग्पायर, भा० १, ए० रे७८-८8, 
३६२-७, ४०४-११; वही, भा०२, ४०४३९; जरनल आँव्‌ रायल एशियाटिक सोसायटी आँव बंगाल, 
संख्या >]/०[[, $८७८.ई६०, ए० ३७६-८३; वही, संख्या >९,५7]][, $८७६ ई०, ए० ६०-७, 
६०-८६, ७१०९, एु०८६-६६, ३१०२-३१, १२०-३; फ़रदे टू नवाब्स ऑवू अवध, ४०१४३-६३, १७२- 
४८३; हिस्ट्री ऑव दी जादस, छु०८०-३ 


सुजान-चरित्र की ऐतिहासिकता ३२५४ 


उसने मुगा लो की सहायता से जनबरी,१७४४ ई० में घ.सहरे पर पुनः अपना अधिकार स्थापित 
कर लिया ।”" 

सूरजमल द्वारा बहादुरसिह पर श्राक्रमण किया जाना, उसका घासहरे में जाकर शरण लेना 
तथा जोहर करते हुए प्राण-वित्तजंन करना एवं उसके पुत्र का दिल्‍ली में होना आदि घटनाएँ सूदन 
एवं इतिहास में समान रूप से मिलती हैं । 


षष्ठ जग--इस जंग के प्रारंभ में सूदन ने इन्द्रप्रस्थ के प्राचीन इतिहास का वर्णन 
किया है। महाभारत, प्रथ्वीराज चौह्दान आदि के विवरण के उपरांत उसने अलाउद्दीन का उल्लेख 
करने के साथ ही देहली में पठान-शासन की अवधि २०० वर्ष मानी है। देहली में बाबर द्वारा 
मुग़ल-राज्य-संस्थापन्र से पूर्व मुसलमानों के पाँच वंशों, गुलाम, खिलजी, तुग़लक, सैय्यद, लोदी ने 
३२० वर्ष तक शासन क्रिया था। यह पाँचों वंश इतिहास में पठान नाम से विख्यात हैं। अ्तएव 
सूदन द्वारा कथित २०० वर्ष का समय ऐतिहासिक तथ्य के विपरीत ठहरता है । 


ऐसा प्रतीत होता है कि इस कवि ने तैमूर के आक्रमण काल (१३६८ ई०) से ही भारत में 
मुग़ल-साम्राज्य की नीव पड़ना माना है। यदि ऐसा होता तो उसका बतलाया हुआ २०० वर्ष का 
समय (वास्तविक २०८ वर्ष) ठीक माना जा सकता था। पर इतिहास से स्पष्ट है कि तैमूर केवल 
लूटमार करके स्वदेश को लौट गया था। भारत मे मुगल-साम्राज्य की नीव बाबर ने १४२६ ई० 
में डाली थी | अ्रतण्‌व तैमूर से लेकर बाबर के पूव के जितने मुग़ल शासकों के नामों का उल्लेख 
सूदन ने किया है वे सब मध्य-एशिया में शासक रहे थे, भारत में नही । 

इसके अनन्तर बावर, हुमायूँ के शासन, सर-बंश के राज्य, पुनः हुमायूं द्वारा राज्य- 
प्राप्ति का उल्लेख करने के पश्चात्‌ अकबर से लेकर अहमद शाह के सिंहासनारूढ होने (र८ 
अप्रेल, १७४८ इ०) तक के समस्त मुगल शासको के नामों तथा उनके शासन काल की अवधि 
(केवल वर्ष, तिथियाँ नहीं) का उल्लेख किया है ।”* इन सम्राटों के नाम एवं शासन-काल हतिहास 
सम्मत एवं प्रसिद्ध हैं। 

अहमद शाह तथा सफद्रज॑गद में अनबन होने के कारण --“सिंहासनारुढ़ होते ही 
अहमद शाह ने सफदरजग को अपना प्रधान-मन्त्री और सम्रॉदत खॉ सैय्यद्‌ सलावत खाँ 
जुल्फिकार जंग अमीरल उमरा को प्रधान बख्शी नियत किया । सफ़दरजंग ईरानी था और अपने 
चारों ओर ईरानियों ही को इकट्ठा किया करता था। 

तारीख ७ जून, १७११ ई० को अहमद शाह ने अप्रसन्‍्न होकर सलावत को पदच्युत करके 
निजामुलूपुल्क के पुत्र ग/जीउद्दीन खा को अमीरलू-उमरा की उपाधि देकर आगरे का सूबेदार 
नियुक्त किया। तूरानी जाति के इस बख्शी की नियुक्त से सफूद्रज ग॒ के कार्यों पर नियन्त्रण रहने 
लगा | 

कुछ समयोपरांत ग़ाजीउद्दीन ख्राँ का देहावसान हो जाने पर उसका पन्द्रहद वर्षीय पुत्र 


) खुजान चरिच्न, पृ० १०५९-४३; फॉल आँव्‌ दी सुगृल् इम्पायर, सा० २, ए० ४३६ (पादु- 
टिप्पणी सहित) .* सुजान-चरित्र, ० ११४०७ 


३२६ हिंदी वीरकाव्य 


शिह्बुद्दीन ग़ाजीउद्दीन खाँ बहादुर, फ़ीरोज जंग अमीरलू उमरा, इमादुलूमुल्क की उपाधियों से 
विभूषित करके मीर-बख्शी नियत किया गया (१२१द्सिंबर १७४२ ई०)। 

इमादुलमुल्क प्रकट रूप से सफदरज ग का अनुयायी था पर गुप्त-हूप से वह उसको पद- 
च्यूत कराने के लिए सदैव षडयन्त्र रचता रहता था | 

शनैः शनेः इन दोनों का वैमनस्थ बढ़ता ही गया। सफद्रजग ने राज्य-प्रबन्ध की सारी 
शक्ति अपने हाथ में ले ली थी। उसने अ्रन्य अमीरों की जागीरे एवं अन्य अधिकार छीन लिए ये | 
अपनी अ्योग्यता के कारण वह साम्राज्य की रक्षा करने में असमर्थ रह्य था | वह जायें और मराठों 
से मैत्रीमाव बनाए, रखता था। इसी कारण से विरोधी अमीर इसके विरुद्ध सम्नाद के कान भरते 
रहते थे। परिणामस्वरूप बादशाह और सफ़्दरजंग का वैमनस्य चरम सीमा को पहुँच गया था| 
अन्त में सम्र।ट्‌ से श्रवध जाने की श्रनुमति लेकर सफ ररजंग ने देहली से ब हर नूराबाद में अपने 
डेरे डाले (२६ माच, १७५३) । 

दिल्ली की लूट--देहली से निकल कर सफुदरजंग बाहर पड़ा रहा | उसकी सहायतार्थ सूरज- 
मल, सलावत खाँ, गोयाई राजेन्द्रगिरि आदि आ पहुँचे। मराठों ने शाही पक्ष का समर्थन 
किया । 

इसके अनन्तर सफुदरज ग के परामर्श से सूरजमल और राजेन्द्रगिरि ने पुरानी दिल्ली, 
विशेषकर शाहजहाँ के नगर के लाल फाटक से बाहर स्थित अनाज की मंडी तथा मकानों को लूटा । 
नगर के इस भाग में प्रायः मध्यम्‌ एवं निग्न भ्रेणी के व्यक्ति रहते थे। मकानों को त्याग कर 
नगरवासी शरणार्थी नई दिल्ली में जा पहुँचे (६ मई, १७४३ ई०) | दूसरे दिन (१० मई) को जाटों 
ने सैय्यद्‌ द्वारा, बोजल मस्जिद आदि मुहल्लों में मनमानी लूट की । उन्होंने नगर को फाटक तक 
लूटा, लाखों की सम्पति लूटी गई | मकान गिरा दिए गए तथा सभी पुरे प्रकाश रहित कर दिए 
गए /? “पुरानी दिल्ली निवासियों के प्राण, सम्पत्ति, स्रोन्‍्सतीत्व आदि का अपहरण किया गया |”? 
“भागने में असमर्थ बहुत से नागरिकों ने निराश होकर अपनी दृत्या करली ।” देहली की यह लूट 
बहुत समय तक जाष्ट-गर्दी के नाम से देहली-बासियों द्वारा स्मरण की जाती रही । 

जाटों ने पुरानी दिल्ली को नित्य लूटा । “पहाँ के सभी प्राणी नए नगर में शरणार्थ जा 
छिपे | दिल्लीवासी एक मकान से दूसरे घर में एक गली से दूसरी मे, निराश और विश्वमग्रस्त, लहरों 
पर नाचते हुए भग्न-जलयान सदृश्य भठकते फिरने लगे । प्रत्येक ब्यक्ति पागल, विश्रमित, दुःखी 
ओर अपनी रक्षा में श्रसमर्थ होकर भागता फिर रहा था ।? सभी बाजार, गलियां और मकान 
शरणायियों से भर गए थे। सरकारी मकान और बाठिकाये ऊँच, नीच सभी श्रेणी के मनुष्यों से 
भर गई थीं | 

सफद्रजग का पद-च्युत होना--दिल्ली की लूट तथा प्रजा की अन्य प्रकार की दुशा के 
एक मात्र कारण सफद्रजंग को पद-च्युत करके अहमदशाह ने उसके स्थान पर इन्तजाम को 
कमरुद्दीन खां बहादुर तथा एत्मादुउद्दोलाह की उपाधि से विभूषित करके प्रधान-मन्त्री बनाया (१३ 
मई, १७५३ ६०) | मीर बख्शी इमाइुल्‍मुल्क को उसके बाबा की निज,मुल्मुल्क तथा आसफू जाह 
की उपाधियां प्रदान की गई । इसके प्रत्युतर में सफदरजंग ने एक अपरिचित लड़के--संभवतः 
'शुजा उद्दोलाइ द्वास कुछ समय पूव क्रीत एक नपुंसक--को कामबख्श का पोता घोषित करके अक- 


सुजान-चरित्र कीं ऐतिहासिकता 9२७ 


बर आदिल शाह के नाम से सिंहासनारूढ़ कराया, स्वयं उसका मन्त्री हुआ और सलावत जंग को 
बख्शी नियुक्त किया |”! 


ऊपर जिन घटनाओं का विवरण दिया गया है उनसे सम्बन्धित सुदन तथा इतिहास के 
वरणनों में जो समानता तथा अन्तर है, वह संक्षेप में नीचे दिया जा रहा है :--- 


अहमदशाह का बादशाह होना, सफ़दरजंग का मन्त्री बनना, सलावत खाँ को पद से इृठा- 
कर इमाइुल्मुल्क का मीर बख्शी के पद पर नियुक्त होना, अहमदशाह और सफदरजग के मनमुठाव 
आदि का वर्णुन यूदन ने अपेक्षाकृत संक्षिप्त पर इतिहासानुकूल किया है। ईरानी एवं तूरानी 
अमीरों की अनबन के कारण राज्य-व्यवस्था में शैयिल्प आ जाना, सफ़द्रजंग का मराठों एवं जाटों 
से मैत्री-भाव, सफूररजज्ञ का अवध को प्रस्थन करना पर देहली के बाहर ही पड़े रहना, जाटों का 
उसकी सहायता करना आदि घटनाये सूदन द्वारा यथास्थान उल्लिखित कर दी गई हैं | देहली की 
लूट और आ्राग जलाने का जो सजीव एवं विस्तृत चित्रण सदन ने किया है उसकी प्रामाणिकता 
इतिहास से सिद्ध हो जाती है। नगर में व्यापार सम्बन्धी वस्तुश्रों के जलने, हाह्कार मचने, भग- 
दुड़ पड़ने; व्यक्तियों के त्राहि त्राहि पुकार कर इधर-उघर भटकने आदि का सदन ने जो सजीव, रोमांच- 
कारी; विशद एवं यथातथ्य चित्रण किया है वैसा विवरण अन्यत्र, विशेषकर फ़ारसी इतिहास ग्रन्थों 
में कठिनता से मिलेगा । 


सुदन के मतानुवार सूरजमल के प्रस्तावित करने पर सफूदरजंग ने अकबर-आदिल शाह 
को सम्राट घोषित किया था, पर फारसी इतिहास लेखकों के विचार में प्रथम श्रहमदशाह ने उसको 
त्री-पद से च्युत कर दिया था तब सफ्दरजंग ने अकबर-आदिल शाह को सम्राट बनाया था ॥। 
कुछ भी हो, यह तो निश्चित ही है कि सफूद्रजंग ने अकबर आदिल शाह को सम्राट बनाया और 
अहमदशाह ने उसके स्थान पर इन्तजाम को मनत्री नियुक्त किया। सदन ने शार्ज।उद्दीन खाँ को 
अहमद शाह का मन्त्री माना है, जो ठीक नहीं हैं। उसके नए मन्त्री का नाम इतजाम था और 
गाजीउद्दीन खाँ इमादुल मुल्क उसका मीर बख्शी था, न कि मन्त्री । इसी प्रकार शम्सामुद्दौलाह को 
मीरबख्शी बतलाना भी सदन की भूल है । वास्तव में शम॒भामद्दोला को अहमदशाह ने शुजा के 
स्थान पर शाह्वदी तोपखाने का सेनापति (मीर आतश) बनाया था।* साथ ही सदन का यह 
कहना कि इंतजाम अहमद शाह के पास ही रहता था ठीक है। इतिहास से भी स्पष्ट है कि वह न 
तो स्वयं युद्ध-स्थल में गया और न उसने सम्राद को जाने दिया ॥डे 


कोटरा (कोहतिला)-युद्धू --बहुत समय तक दोनों ओर की सेनाओं के पड़े रहने के उप- 
रान्त अन्त में युद्ध करने का निश्चय किया गया | सफररजंग ने नई दिल्ली से तीन मील दक्षिण 
में कोहतिला पर अधिकार कर लिया (१७ मई) | वह पुरानी दिल्ली के काबुली दरवाजे में ग्रविष्ट 





१ सुजान-चरित्र, ए० १६९७-८१ (छं० ३े तक); ,.फॉल आँव्‌ दी सुग़ल इस्पायर, भा० १, ४० 
३४०-१, ३४३, दे १८-३६, ४५३, ४९५, ४६०, ४६२, ४६४, ४६६-८, ४७३६ ४७म-८रे$ फ़रस्टे 
हू नवाब्स ऑवू अवध, ४० $२६-८, २१२९-७०, २३१३-२४, २९२८-३१ _+ फ़ॉल आप दी सुगल 
इस्पायर,भा० १, ४० ४८० + वही, भा० वही, एू० ४३३०२०० 


श्र हिंदी वीरकाब्ये 


हुआ । सादल खाँ और देवीदत्त ने उसका सामना किया । उसने रात्रि में कोहतिला पर बन्दुर्के 
चढ़ाकर शाही दुर्ग पर गोली-वर्षा प्रारम्भ कर दी । 

५ जून को सफ़दरजंग के इस्माइल खां आदि सेनापतियों ने शहर की दीवार पर श्राक्रमण 
आरम्म किया | साथ ही उसकी सेना ने रेती पर से भी धावा बोला | नजीब खाँ ने उसका सामना 
किया | फलस्वरूप मनत्री की सेना तोप छोड़कर भागने लगी। पर जाटों ने आकर युद्ध को जारी 
रक्‍खा | नजीब अपने भाई सहित घायल हो गया और उसके तीन-चार सौ आदमी मारे गए। 
रात्रि भर युद्ध होता रहा । प्रातःकाल होने से कुछ पहले सफ़दरजंग की सेना कोइतिला से हट गई । 
शाह्दी सेना ने उसकी तोपों आदि को लेकर कोहतिला पर अधिकार कर लिया । वहाँ से शाही सेना 
सफ़दरजंग के दल पर गोली बरसाने लगी । विवश द्वोकर सफ़दरजंग ने अपने डेरे नगर से दूर 
हटा लिए । 

इसके पश्चात्‌ थोड़ा बहुत युद्ध नित्य-प्रति चलता रद्दा। सफुरर की सेना इधर-उधर घूमती 
रहती और अवधर पाकर लूट खसोट कर लेती थी। साथ ही उसे प्रतिदिन हानि भी उठानी 
पड़ती -थी । १२ जून की ई३गाह की लडाई मे जाटों को बहुत हानि सहनी पड़ी थी । 

राजेन्द्रगिरि मरण--इसी प्रकार यद्ध चलता रहा । १४ जूमन को सूर्यास्त में ढाई घंटे पूर्व 
सफ़दरजग की सेना और जाटों ने बादशाह की सारी खाइयों पर एक साथ धावा बोला, जिसके 
फलस्वरूप शाही सेना के बदखुशानी श्रौर मराठा सैनिकों को भारी हानि उठानी पड़ी । पर इमाद 
स्वयं वहाँ पर आकर अ्रपनी सेना को प्रोत्साहन देने लगा। अन्त में शाही सेना की विजय हुईं। 
इस युद्ध में काली पहाड़ी पर आक्रमण करते समय राजेन्द्रगिरि के गोली लगी जिसके परिणाम- 
स्वरूप वह दूसरे दिन मर गया । इमाँद नामक इतिहास लेखक की धारणा है कि इस्माइल,खॉ ने 
ईष्यावश एक मनुष्य द्वारा राजेन्द्रगिरि को गोली से मरवा डाला था। इसके मरने से सफ़दरजंग 
अत्यन्त इृतोत्साहित हुआ | इस घटना के पश्नात्‌ वह स्वयं कभी यद्ध में नहीं गया | 

राजेन्द्रगिरि की मृत्यु के उपरान्त अनूपगिरि ने उसका स्थान ग्रहण किया | 

ग़ढ़ी-मैदान तथा बदरपुर-युछू--जैसे-जैसे कालयापन होता गया वैसे-वैसे सफ़्दरजंग की 
सेना हतोत्साहित होती गई | वह पीछे हटता गया और मराठे' उसकी सेना का पिछला भाग लूटते 
गए, । कमीनकभमी एक आध-मुठभेड़ भी हो जाती थी। १६ जुलाई तक सफदरजंग दिल्ली से हट 
कर १५ मील दक्षिण में बद्रपुर और फ़रीदाबाद के मध्य में पहुँच गया । उसके छोडे हुए स्थल' पर 
यमुना के पश्चिम में कुठुबमीनार के निकट कालिका देवी तक शाही सेना ने अपनी मोर्चा-बन्दी 
करदी । मिट्टी की दीवार से वेष्टित “गढ़ी-मैदान! गॉँव का घेरा डाले हुए रुदेलों को जाटों ने वर्षा 
होते रहने पर भी बुरी तरद से नध्ट करके उनके अस्त्र-शस्त्र छीन लिए. (२५ जुलाई) | १६ अग्रस्त 
को तुग़लकाबाद तथा यमुना के मध्य के मोच पर जाठों और रुहेलों में मयड्डर युद्ध हुआ | दूसरे 
दिन शाही सेना ने बदरपुर पर अधिकार कर लिया। इस स्थान से केवल ४ मील पर-दक्षिण में 
फ़रीदाबाद के पास सफद्रजंग डेरा डाले पड़ा था। कुछ दिन के पश्चात्‌ वह वहाँ से £ मील और 
हटकर सीकरी (बल्लमगढ़ के ३ मील दक्तिण) तक दृठ गया तथा इमाद फुरीदाबाद की ओर बढ़ा। 

तारीख ६ सितम्बर को सफूदरजंग ने शत्र की खाइयों पर आक्रमण किया, पर इमाद ने 
उसे पीछे खंदेड़ दिया | जायों ने दिल्ली और शाही खाइयों के बीच ग्यारह मील तक मनमानी 


३३० ढिंदी वीरकांब्ये 


पित कर लिया | वह कुछ दिन के लिए देहली जाकर पुनः खाँडोजी होलकर के साथ फ्रीदाबाद को 
लौट आया (२७ दिसम्बर), पर जाटों ने उससे सारे दुर्ग पुनः छीन लिए । 

खॉडोजी ने होडल॑ (पलबल से १७ मील दक्षिण) पर डेरा डाल्ला और अपनी सेना आगे 
भेजी, जिसने बरसाना (१२ मील दक्षिण) और नन्‍्दर्गाँव (१७ मील दक्षिण) से सूरजमल के लड़के 
को निकाल दिया (दिसम्बर का अन्त, १७३४३)। इमाद भी बल्‍लमगढ़ होता हुआ पलबल की ओर 
बढ़ा । उसने घासहरा पर फुतेहसिह (स्वर्गीय बहादुरतिंह के पुत्र) का अधिकार करा दिया। इसके 
फलस्वरूप मथुरा तथा आगरे के निकट तक इमाद का अधिकार हो गया। कोयल और जत्तेसर से 
भी जाट निकाल दिए गए | इस प्रक्रार जनवरी के मध्य, १७५४४ ई० तक इस प्रदेश में पुनः शांति 


स्थापित हो गई। 
मराठों द्वारा ऊंभेर दुग का घेरा-मराठों की एक सेना बूँदी, जयपुर और मारवाड़ से 


चौथ वयूल करने के लिए जयपुर की सीमा में दो माध से अधिक (६ नवंबर, १७४३ ई० से १५ 
जनवरी १७५४ तक) पड़ी रही थी। यूरजमल ने रूपराम कोठारी की भराठों के डेरे में मेजा। 
मल्हार ने उससे, यह कहकर कि सूरजमल ने दिल्ली की ल्यू2 में बहुत सा घन एकत्रित किया हे, दो 
करोड़ रुपये मॉँगे । रूपराम ने मुग़लों से प्राप्त करके अतिरिक्त ४ लाव रुपये और देने चाहे, पर 
मल्द्वर ने इसे अस्वीकार करके जाट-राज्य पर आक्रमण करने काही निश्चय किया। जाट भी 
उसका सामना करने के लिए तैयार हो गये । 

मराठों ने दुग डीग पर (१६ जनवरी, १७५४ ई०) तथा भरतपुर पर शआ्राक्रमण किया । 
जाटों ने उन्हें पीछे हटा दिया | मराठों की संख्या की अधिकता से पराजित सूरजमल ने कुंमेर दुग 
में जाकर शरण ली । मराठों ने उसका घेरा डाल दिया। उनके पास तोपें न थीं, अतः उन्होंने आ 6- 
पास के देश को लूट लिया । रघुनाथराव कंभेर के सामने के मैदान में २२ मई तक पड़ा रहा । 
खाडेराव होल्कर अपनी ४ सह सेना के साथ होडल से मेवात होता हुआ और माग में लूटमार 
करता हुआ कंमेर पहुंचा । 

माच में इमाद मथुरा से क॑भेर पहुँचा। वहीं आरकिबत भी इससे भिल्ा। १४ माच, १७४४ 
ईं० को खांडेराव गोली लगने से मारा गया । शोकातुर मह्हार ने मथुरा में जाकर उसके श्रन्तिम 
संस्कार किये । सूरजमल, श्रदमद्शाह आदि ने उसके साथ सवेदना प्रकट की । 

कुमेर का घेरा ४ मास तक पढ़ा रह्य । अन्त में मई के महीने में सन्वि हो गई | जाठों की 
आर से रूपराम ने तीन वर्ष में तीस लाख रुयये दंड-ध्वरूप देने का वचन दिया। इसके अतिरिक्त 
जाटों द्वारा, जो दो करोड़ रुपये देहली सम्राद को दिये जाने वाले थे, वे इमाद तथा मराठों को दिए 
जायें, यह निश्चय हुआ | अ्रतएव घेरा समाप्त हुआ, इसाद १८ मई को ओर रघुनाथ राव २२ सई 
को मथुरा' चल्ले गये ।?! 

बल्ल चौधरी की हत्या के प्रध॑ंग में सूदन ने उसके साथ उतपक्े दो पुत्रों के मारे जाने का 
उल्लेख किया है, पर इतिहास के अनुसार बल्ल, के साथ उसका केवल एक पुत्र ओर एक दीवान 
मारे गये थे । 


* सुज्ञान-चरिश्र,प० २२०४-४३; फॉल आँव दी सुगृल्ल इम्पायर, भा० १, पु० १०३६-११; 
११३६-२२; दिस्ट्री ऑवू दी जादूस, एू० ८७-६२, 2५-६९ 


सुजान-चरित्र को ऐतिहासिकता ३३९१ 


इस घटना के पश्चात्‌ आकिबत का बल्लमगढ़ पर अधिकार करके ब्रज के होडल 
आदि स्थानों की ओर खांडेराव के साथ आगे बढ़ना, सूरजमल के पुत्र जवाहरसिंह का उस 
समय ब्रजमण्डल में रहना आदि घटनायेँं सूदन एवं इतिहास की कृतियों में समान रूप से 
मिलती हैं। 

उक्त प्रसंग में सूदन ने लिखा है कि खांडेशव और जवाहरसिंह दोनों को अपने-अपने पिता 
से यह आदेश मिला कि वे युद्ध न करे! | संमवतः ऐसा लिखकर कवि ने या तो जाटों की बरसाने 
आदि पर हुईं पराजय को छिपाने की चेष्टा की है श्रथवा इसके द्वारा कुंभेर के युद्ध की ओर संकेत 
किया है । 

आगे चलकर खॉडेराव द्वारा मेवात को लूटने, जाटों की युद्ध संबंधी विशद तैयारी, मल्हार- 
राव होल्कर द्वारा रूपराम से रुपए माँगने आदि बातों का सूदन और इतिहास लेखकों ने समान रूप 
से वर्णन किया है। कुम्मेर-दुर्ग के घेरे, खांडेराव की मृत्यु आदि घटनाओं के सम्बन्ध में सुजान- 
चरित्र की वतमान प्रति मौन है और उसमें उनके स्थल पर त्रज-शोभा, ऋृष्ण-लीला आदि का 
उल्लेख किया गया है। 

सेनायें 

सूदन ने अपने ग्रंथ में विभिन्न युद्धों में सम्मिलित होने वाली सेनाओं के जो आँकड़े दिए 
हैं, उनमें से केवल प्रमुख संख्याओं की प्रामाणिकता पर नीचे विचार किया जा रहा है :-- 

(अ) फ़तेह अली कीं सहायता के समय सूरजमल की सेना--उक्त युद्ध में सुजानसिंह के 
विभिन्न सेना-नायकों के साथ में जो सेना थी उसकी पूर्ण संख्या २,७०० थी।'* 

(आ) जयपुराधीश की सहायता के समय सूरजमल की सेना :-- 

अश्वारोहीं १०,००० 


पदाति २,००० 
बरछैत ब्रै १०९०७ 
योग १४,००० 


सरकार ने उक्त सेना की संख्या १० सहख अश्वारोहीं मानी है ।*ै 
(ह) सूरजमल्न की सलावत के विरुद्ध सेना--सूरजमल ने छ सहर् सेना के साथ सलावत 
खॉ का सामना किया था, सरजमल के आश्रित कवि सूदन का ऐसा मत है। इतिहास लेखक भीं 
इसी संख्या को स्वीकार करते हैं | 
(ई) घासहरे के घेरे के अवसर पर सूरजमल की सेना चार सहख थी ।" 
(3) विद्रोही सफ़दरजंग की सहायताथे सूरजमल पन्द्रह सइख अश्वारोही के साथ युद्ध में 
सम्मिलित हुआ था | सरकार ने भी उक्त संख्या का समर्थन किया है ।९ 


१ सुजान-चरिन्न, छुं० ३२, ए० १६-२० + वही, छु० १०, ४० २४ 3 फ़ॉल आँबु 
दी सुराल॒ हस्पायर, भाग २, ए० ४३४ '* सुजान-चरित्र, छु० १०, ए० ४४-६; फ़ॉल आँव दी 
सुग़ल इस्पायर भा० १, ४० रेण्य सुजान-चरित्र, छु० १६, ए० १११०-११ ' वही, छुं० 
१७, ए० १३३; फ़ॉल आँव्‌ दी सुग़ल इम्पायर, भा०१, ए० ४७८ 


शै३२ हिंदी वीरकाव्य 


(ऊ) खांडेराव की ब्रज पर श्राक्रमण करते समय सेना चार सहख थी। इतिद्यात्व में भी 
इसी संख्या को माना गया है।" 

(ए) पठानों के विरुद्ध सफ्दरज॑ग की सहायता के लिए मल्हार राव की सेना पचास सहस्त 
आई थी ।* इतिहास गंथों से ज्ञात होता है. कि उक्त अवसर पर होने वाले युद्धों में अलीगढ़ में 
मराठों की केवल २० सहस्र सेना सम्मिलित हुईं थी ।* 

(ऐ) राव बहादुरसिंह की सेना--सूदन ने घासहरै के राव बहादुरसिंह की सेना के संबंध 
में दो विवरण दिये हैं। एक स्थल पर उन्होंने उसकी सेना की संख्या आठ सहस मानी है तथा 
दूसरे पर पाँच सह ।* इसी युद्ध में उसके साथ मरने वालों की संख्या क्रमश; ७०० तथा ४०० 
सैनिक उक्त कवि के द्वारा मानी गई है ।* 

(ओ) असद्‌ खाँ की सेना -चसूदन ने अ्रतद खाँ की सेना की संख्या छः सह 
मानी है । 

(औ) सलावत खाँ की सेना--सूरजमल के राज्य पर आक्रमण करते समय मीर बख्शी 
सलावत के साथ ३० सहख सेना थी ।* सरकार के विचार में उक्त अ्रमियान में सलावत की सेना 
अठारइ सहख तथा क।नूनगो के मत में पन्द्रह सहख थी |* 

(अं) सफ़्द्रजंग की अफ़ग़ान-यु द्ध में सेवा--जब सफूदरजंग अ्रफग़ानों के विरुद्ध दिल्ली से 
प्रस्थानित हुआ, उस समय उसके साथ दश सहख सेना थी। अलींगढ़ के पास उसके अन्य सहा- 
यक आकर उपस्थित हो गये थे, इसलिए उसकी सेना की सख्या चालीस सहख हो गईं थी।* 
इतिहास से ज्ञात होता है कि राम-चौतनी के युद्ध में सफ़्दरजंग की सेना सत्तर, अस्सी 
हज़ार थीं |* * 

ऊपर सूदन द्वारा उल्लिखित सैन्य-संख्याओं का जो विवेचन किया गया है, उससे ज्ञात 
होता है कि कवि कथित सेना के आकड़ों में से अधिकांश इतिहास लेखकों द्वारा दी हुईं संख्या से 
मेल खाते हैं, पर कहीं-कद्दीं पर कवि ने इस प्रसंग मे कह्यना से भी काम लिया है। 

उपयुक्त ऐतिहासिक विवेचन के पश्चात्‌ यह सार निकलता है कि सुजान-चरित्र में दी हुई 
अधिकांश तिथियाँ ऐतिहासिक तिथियों से मेल नहीं खाती, पात्र प्रायः सभी ऐतिहासिक हैं और 
घटनायें भी इतिहास-सम्मत हैं। इस प्रकार यह अंथ ऐतिहासिक दृष्टि से एक अमूल्य क॒ति है। 
वर्णित विषयों का जितना विस्तृत एवं तथ्यपूर्ण वर्णन इस ग्रथ मे मिलता है, उतना उक्त विषय 
सम्बन्धी अन्य ग्रंथों में संभवतः न मिल सकेगा । अतएव यह पुस्तक पाठकों के इतिहास-ज्ञान की 
वृद्धि करने में विशेष रूप से सहायक होती है। 


सुजान-चरित्र, छे० ९, ए० २३८; फ़ॉल ऑव दी भुग़ल इस्पायर, भा० 3, एू ४१४ रे 
सुजान-चरित्र, छुं० ३, पु० १०० 3 फॉल आँवू दी सुगल इग्पायर, भा० १, पु० ४०६ ४ सुजान- 
चरि्न, छुं० ४, ९, ४० १११-२, ११३ “ वही, छुं० ३२, छ० १४९ ४ वही छुं० र८, ए० $८ 
5 बही, छुं० ३, ४० ४१-२  फ्रॉल आँव्‌ दी मुगल इस्पायर, भा० $, छु० ३०७, हिस्ट्री ऑँव 
दी जादख, भा० ३, ४० ७१ * सुजानचरित्र, छुं० $, ० ६०; छुं० ३, ए० ७० १*फ़ॉल आँव दी 
मुग़ल इम्पायर, भा० १, ए० ३३; हिस्ट्री ऑव दी जादस, भा० १, घु० ८१ 


अध्याय € 
करहिया कौ रायसौ की ऐतिहासिकता 


नीचे करहिया को रायसो” में वणित तिथि, वंशोत्पत्ति, पात्र, युद्ध, सेना आदि की ऐतिहा- 
सिक्रता पर विचार किया जा रहा है :-- 


करहिया के युद्ध की तिथि - संवत्‌ १८२४ भाद्रपद, असित ६, शनिवार" 





श्रावण अ्रमा चन्द्रमा का मध्यन्य समाप्तिकाल १ जुलाई २६.१० 
२१ तिथियों का समस्त व्याप्तिकाल २० २०.६७ 
२१ ४६,७७७ 


न शनिवार, १५६ अगस्त, १७६७ ईं० 

गुलाब कवि द्वारा दी हुईं तिथि गणना से ठीक निकलती है | अ्रतएव यह युद्ध १८२४ वि० 
भाद्रपद कृष्ण पक्ष ६, शनिवार तदनुसार १४ अगस्त, १७६७ ईं० को हुआ था | 

वंशोंत्पत्ति--इस कवि ने करहिया के प्रमारों को (रवि वंशिन-अंश?* तथा “धारा-घनी' ३ 
लिखा है | 

गुलाब ने प्रमारों को रवि वंशीय” मानकर परंपरागत ऐतिहासिक सत्य का अनुकरण 
किया है। यह राजपूत वास्तव में सूर्यवंशीय ही हैं।४ 

करहिया के प्रमार मालवा प्रमार-शाखा के वंशधर हैं। इस शाखा के खरगराय नामक 
व्यक्ति ने आश्वनि शुक्ल ४, सवत्‌ १६३२ वि० ( १५७५ ई० ) में नखर से १६ मील उत्तर में 
करहिया नगर को बसाया था, जो अब तक उनके वशधरों के अधिकार में है ।" कुछ विद्वान कर- 
हिया के प्रमार-वंश की स्थापना-तिथि १४५६४ ई० मानते हैं |* अतएव मालवा शाखा के वशज होने 
के कारण करहिया के प्रमार 'घारा-धनी? कहलाने के अधिकारी हैं, क्‍योंकि इनके पूर्वजों के 
समय में घारा-नगरी प्रमारों की राजघानी थी, जो उस काल में अत्यन्त प्रसिद्ध नगरी थी । इनको 
धारा-धनी विशेषण से युक्त करके गुलाब कवि ने अपने इतिहास ज्ञान का सच्चा परिचय दिया है | 


निश्चित पात्र 
जवाहर सिह ।* 


नमन» +-नः+34४434 पतन पपापनकका पथ पका फल 


१ ज्ञागरी प्रचारणी पत्रिका, नवीन संस्करण, भा० ३०, १६८६ वि०, छुं० १९, ए० २७८ 
२ बही, वही, छुं० ६३ ए० २८६ २ वहीं, छुंद १८, १8, ए०२७६; छुं०२९, छु० २८०; छु० शे८, 
पृ० २८४; छुं० ४३, ए० २८९, छुं० ४६, ए० २८६; छु० ४८-१०, घू० २८७; छू० <२, ९७, ए० 
रघ्म * देखिए द्वितीय खण्ड, अध्याय ११, हसम्मीररासों की ऐतिहासिकता के अन्तर्गत अपक्‍्नि- 
कुलोत्पत्ति-विवरण “ नागरी अचारिणी पत्रिका, नवीन संस्करण, भा० ३०, १३८७ वि०, घू० 
२७२-५  * ब्वालियर स्टेट गज़ेंटियर, १६०८ हु०, भा० १, घृू० २९१” देखिए द्वितीय खण्ड, 
अध्याय ८, सुजान-चरित्र के पान्नों की ऐतिहासिकता, ४०३१४ 


३२४ हिंदी वीरकाब्य 


रामसिह--इनके सम्बन्ध में अधिक वृत्त उपलब्ध नहीं हैं। कैवल इतना ही ज्ञात है, कि 
करहिया के उक्त युद्ध के अवसर पर नरवर की कछवाहा शाखा के यह राजा थे और उन दिनों 
करहिया इनके भ्राधीन एक जागीर थी ।* 

अनिश्चित पात्र 

निम्नलिखित पात्रों के विषय में ऐतिहासिक विवरण अप्राप्य है ;--- 

उद्दयोतसिह, उदारसिंह, किसुनेस, कीरतसिंह, केसवराय, केहरीसिंह, खुमान, गजा छितपाल, 
घनसिध, दांदिक (0, दिमानसिहं, दुजनसिह, देवीसिंह, घुरमंगद, धौकलसिह, नवलेश, पंचमसिद, 
भीम, मान कुमार, माखनततिंद बुन्देल, मुहुकम, म॒कुंद, मोहनसिह, मंगद, रघुनाथ, रतिमान, लछ- 


नेस, वृजभान; विग्यसिंघ (बिशसिह), श्यामदास, सामंतसिदहद, सिरदारसिंह, सुजानसिंह, सोनेसिह, 
हरिसिघ (हरिसिंह)। 


युदध-वर्णन--शुल्लाब कवि ने अपने 'रायसो” मे करहिया के युद्ध का जो विवरण दिया 
, है, उसका उल्लेख इतिहास ग्रन्थों में नहीं मिलता है | पर इतिहास से यह स्पष्ट है कि भरतपुरा- 
घीश जवाहरसिंह ने बुन्देलखंड श्रादि पर विजय प्राप्ति की अमिलाषा से एक विशाल सेना के साथ 
आक्रमण करके कतिपय स्थानों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। नीचे इन्ही युद्धों का 


अंक विवरण दिया जा रहा है। इससे श्रप्रत्यक्ष रूप में करहिया के युद्ध पर पर्याप्त प्रकाश 
पड़ जायेगा :--- 


“मराठों को पराजित करने (१७६६ ई०), अपने प्रतिहवन्द्दी नाइरसिंह के मारे जाने 
(दिसंबर, १७६६ ई०), और उमरावगिरि आदि गोसाई विद्रोहियों की शक्ति क्षीण हो जाने से 
जवाहरसिह अ्रधिक शक्तिशाली हो गया | दादा और उनकी सेना के उत्तर से चत्ते जाने पर (१६ 
मई, १७६७ ई०) को जवाहरसिंह सिरौंज पहुँचा। वर्षा काल में (जुल्ाई-सितंबर) में आक्रमण करके 
उसने कालपी तक मराठों के सभी राज्यों और जमीदारों को जीत लिया । केवल ग्वालियर और 
काँसी मराठों के अधिकार में रह गए। शेष सभी स्थलॉ--भदावर, कछवाह्य धार, तोमरधार सिकर- 
कार, आदि पर जादों का अधिकार हो गया। जवाहरसिंह ने कालपी में अपना राज्य स्थापित किया, 
दतिया और सेउँढा पर कर लगाया तथा नरबर के पुल तक जा पहुँचा । यहाँ से दक्षिण की ओर न 
बढ़कर वह वापस लौटा । ग्वालियर कीं ओर लोठते समय उसने मराठों से जिगनी छीनी । पिछौर 
आर गोहद के राजा उससे मिले। उसने उन्हे आश्वासन दिलाया कि यदि दक्षिण से और मराठ 
सेना न आ गई तो वह अक्टूबर में उनके राज्यों से मराठों को निकाल देगा।?* 

ऊपर के उद्धरित ऐतिहासिक विवरण से स्पष्ट है कि जवाहरसिह १७६७ ई० में जुलाई से 
सितंबर तक कालपी, नरवर, आदि के प्रदेश में अपनी सेना के साथ वतंमान था | गुलाब कवि के 
कैथनानुसार करहिया के युद्ध की तिथि १३५ अगस्त, १७६७ ई० आती है ।३ अतएव यह यद्ध 
अवश्य ही इसी अवसर पर हुआ होगा । इसके अतिरिक्त उक्त विवरण से यह भी ज्ञात होता है कि 
जवाहरसिंह नरवर के पुल्ल तक पहुँच गए थे । करहिया राज्य उन दिनों नरवर के ही अन्तर्गत था | 


3 नागरी प्रचारिणी पाहिका, नवीन संस्करण, भा० १०, १ ६८६ वि०, ए० २७६ * फ़ॉल 
झोँव्‌ दी मुगल इस्पायर भा? २, ४० ४७०-३; हिस्द्री ऑव्‌ दी जादस, ए० १३१-२ * देखिए 
इसी अध्याय में ऊपर उदिलिखित करदििया-युद् की तिथि, पु० ३४३ 


करहिया कौ रायसौ की ऐतिहासिकता ३३५ 


उसकी इस युद्ध-यात्रा में आनेवाले जिन प्रमुख स्थानों का उल्लेख किया गया है उनते पता चलता 
है कि वह अ्रवश्य ही करहिया की सीमा से होऋर निकला होगा। अतः उसे अ्रवश्य ही यह 
युद्ध करना पड़ा होगा । अतणएव यह सिद्ध हो जाता है कि गुलाब कवि द्वारा कथेत करहिया का 
युद्ध अवश्य ही हुआ था । एक स्थानीय जागीरदार द्वारा यद् युद्ध लड़ा गया था। जवाहरसिंह को 
ऐसे ही अनेकों यद्ध लड़ने पड़े होंगे, जिनका उल्लेख इतिहास ग्रथों में अग्राप्य है, पर उनकी सत्यता 
में संदेह करना अ्रनुचित है। 

इस स्थान से यह जाट शासक भरतपुर की ओर लौठ पड़ा । कवि ने इसका कारण कर- 
हिया पर उसकी हार को माना है। उपने करहिया के प्रमारों को विजयी भी स्वीकार किया है। सभव 
है कि उसने इस सम्बन्ध में कुछ अतिशओक्ति से काम लिया हो, पर यह निर्विवाद है कि यह युद्ध 
हुआ था जिसमें प्रमारों ने वीरता प्रदर्शित करते हुए जोहर-बत लिया था। इस युद्ध में उन्होंने 
जाटों के अवश्य ही दाँत खट्टे किए होंगे। जवाहरपिंदह चाहे अन्य ऐतिहासिक कारणों से वहाँ 
से लौटा हो, पर उसने इस युद्ध में राजपूतों की आदर्श वीरता का अवश्य ही कु अनुभव किया 


होगा । 
सेनायें 
(श्र) जवाहरसिंह की सेवा--गुवाब कवि ने जवाहरतिंह की सेना आठ सहख मानी है ।* 


इतिहास-अ्थों में सूरजमल की सेना के सम्बन्ध में विविव उल्लेख मिलते हैं उनसे जवाहरसिह की 
सेना की संख्या जानने में सहायता मिल सकती है | इस विषय में (सिश्लॉर! का मत है कि/सूरजमल 
के तबेले में बारह सहख घोड़े उतने ही चुनींदा सवारों सहित थे ।”* फॉदर वंडिल लिखता है 
कि “सूरजमल ने अपने उत्तराधिकारी के लिए पॉच सहख घोड़े, साठ हाथी, पन्द्रह सहर्ल सवार 
पच्चीस सहख से अ्रधिक पैदल, तीन सौ से अधिक तोप, तथा... ...अन्‍्य युद्ध का सामान 
छोड़ [? [3 

ऊपर दिये हुए (सिश्नॉए और फ़ॉदर वंडिल के विवरणों में महान्‌ अन्तर है । सम्भव है कि 
सिश्लॉर ने केवल अ्रश्वारोहियों ही का उल्लेख किया हो और फॉदर वेडिल ने उसकी संपूण सेना 
का विवरण दे दिया हो। फॉदर वेडिल द्वारा दी हुईं संख्या गुलाब कवि द्वारा दी हुई संख्या के 
बहुत निकट पहुँच जाती है। स्मरण रहे कि धुरजमल की मृत्यु २५ दिसंबर, १७६३ ई० में हुई 
थी ।* अतः फॉदर वडिल द्वारा दी हुई सैन्य-संख्या उसी वर्ष की माननी चाहिए । 

“सन्‌ १७६५ ई० में जवाहरसिह ने देहली पर आक्रमण किया । उस सप्य उनके साथ 
निजी आठ सहख पैदल सेना और सो तोपें थीं? ।* इस कथन से रेसा प्रतीत होता है कह्लि जवाहर- 
सिंह ने धीरे-धीरे अपनी सेना को बहुत कुछ बढ़ा लिया था। इन विभिन्न विवरणों से अनुमान 
लगाया जा सकता है कि गुलाब कवि द्वारा दी हुईं जवाहरसिंद की सेना की संख्या उसकी वास्त- 
विक सेना की संख्या के बहुत निकट पहुँच जाती है। 


१ ज्ागरी प्रचारिणी पात्रिका, नवीन संस्करण, साथ १०, १६८६ वि०, छू? १०, ए०२७६१; 
छुं० ३२, ४०२८१-२ * देशराज, जाट-इतिहास, ४० ६४६ ३ वही, एष्ठ वही वही, शृष्ठ 


६४३. ' वही, एष्ठ ६३४७ 


३३६ हिंदी वीरकार्वेय 


(आ) करहिया की सेना -गुलाब कवि ने करहिया की सेना के संबंध में लिखा है कि हर 
“इधर से सरोत्तर सहस जुआन दोड़े [”?* 

संभवत: इससे उनका अभिप्राय एक सहख से अधिक सेना से है। करहिया की सेना की 
संख्या के जानने के लिए अन्य साधन उपलब्ध नहीं हैं । 

ऊपर के विवरण से यह सार निकलता है कि 'करहिया कौ रायसो? बहुत बड़ी सीमा 
तक ऐतिहासिक एवं प्रामाणिक अ्रथ है। 'रायसो? अंथ होते हुए भी (पृथ्वीराजरासो”, ६म्मीर 
रासो? आदि के समान अनैतिहासिक तथा काल्पनिक विवरणों से यह अंथ एकदम अछूता है। 
यह रायसो ऐतिहासिक एवं वास्तविक घटना पर अ्रवलम्बित होने के कारण अपनी निजी विशेषता 
रखता है। 


१ ज्ागरी अचारिणी पात्रिका, नवीन संस्करण, भा० १०, १८६ वि०, छुं० ३२, पु० 
२८१-२ 


अध्याय १० 
हिम्मतबहादुर-विरुदावली की ऐतिहासिकतां 

आगामी प्ृष्ठों में पद्माकर कृत 'हिम्मतबह्ादुर-विरुदावली” की तिथि, पात्रों और युंद्ध 
विवरणों की ऐतिहासिकता पर विचार किया है जा रहा है :--- ५ 

तिथि--पद्माकर ने अपने इस अंथ में केवल एक ही तिथि--हिम्मतबह्दुर और अजुनसिह 
के युद्ध की--दी है। उन्होंने उत्त युद्ध का समय निम्नलिखित माना है :-- 

हिम्मतबहादुर तथा अजुनसिह नोने के युद्ध की तिथि 

सस्वत्‌ १८४९३, वेशाख वदी ३२, बुधवार ।* 


सप्ताह दिवत मास मास«दिवस 
वैशाख अ्रमाचन्द्र का मध्यन्य समाप्ति काल (५). माच २२.९३ 


१२ तिथियों का समस्त व्याप्ति काल २६+ १ २६,५८८ 
(३२ ) ४६.४१ 
क्रमशः चार सप्ताहों ] के दिवस सर्प ३१.०० 


प्“बुधवार, १८ अप्रेल, १७६२ ई० 

पॉगसन के सतानुसार “अलीबहादुर और हिम्मतबहादुर ने १७६० ई० में बुन्देलखंड में 
प्रविष्ट होकर अ्जु नसिद्द को पराजित किया था ।”* 

ध्यानपूवक विचार करने से विदित होता है कि पॉगसन द्वारा दी हुईं तिथि अलीबहादुर 
तथा हिम्मतबहादुर के बुन्देलखंड में प्रवेश करने की है। सन्‌ १७६० ई० से १८०२ ईं० तक ये 
लोग बुन्देलखड को लगातार पादाक्रान्त करते रहे ये। अजु नतिंह से युद्ध करने से पूर्व उन्हें मार्ग में 
कुछ अन्य युद्ध भी करने पड़े थे । अतएव पॉगसन की दी हुई तिथि ठीक नहीं प्रतीत होती । पद्मा- 
कर की मानी हुईं तिथि गणना करने पर ठीक आती है । अ्रत; उनकी दी हुईं तिथि ही शुद्ध है। 

निश्चित पात्र 

राजेन्द्रगिरि ।* 

राजा हिस्मतबहादुर (अ्रनुपगिरि)--पद्माकर ने इन्हें राजेन्द्रगिरि का पुत्र माना है 5, पर 
वे वास्तव में उनके शिष्य थे। यह अवध के नवाब शुजाउद्यैलाइ की सेना में चार सहस रुपए 
(सस्मवत्तः वाषि 5) वेतन पाने वाले एक उच्च पदाधिकारी थे ! यह सदेव दस सइस्त वीरों के साथ नवाब 
की सेना के अग्र-भाग में रहा करते थे । उस समय के राजनीतिक क्षित्र में यह एक प्रमुख वीर व्यक्ति 


* हिम्मतबहादुर-विरुदावली, छु०२२-३, ५० * * हिस्ट्री आँव्‌ दी बुन्देलॉज़, ४० ३१६४ 
२ देखिए द्वितीय खण्ड, अध्याय ८, पृ० ३१६४-१६ हिम्तमबहादुर-विरुदावली, छों० ४२, 
पू७ ७ 


डरे 


३८ हिंदी वीरकोब्य 


माने जाते थे। जहाँ कहीं भी युद्ध होता था वहाँ यह अवश्य ही भेजे जाते थे। ये कभी देहली 
की सेना का सामना करते और कभी गोविद बलल्‍्लाल जैसे शक्तिशाली मराठा सैंनिक को 
पराजित करते थे | इन्होंने पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमदशाह अब्दाली की सहायतार्थ शुजा- 
उद्दोलाह की सेना का नेतृत्व किया था | (१४ जनवरी, १७६१ ६ई०)। इनकी कूटनीति के फलस्वरूप 
गणेश शंभाजी नवाब अवध को माँसी समर्पित करने को उद्यत हो गया था और कालपी पर शुजा 
का अधिकार करवा दिया था। अपनी इन विजयों से उनमत्त होकर दिम्मतबहादुर ने १७६२ ई० 
में बुन्देलखंड पर आक्रमण किय/, पर हिन्दूपति ने इन्हें बुरी तरह पराजित किया ।* 

शुजाउद्दोलाह और अंगरेजों के मध्य होनेवाले पंचपहाड़ी (३ मई, १७६४ ई०) तथा 
बक्सर (२३ अक्टूबर, १७६४ ई०) के युद्धों में इन्होंने नवाब की ओर से अभूतपूर्व वीरता प्रदर्शित 
की थी। उक्त युद्धों में द्वरकर शुजाउद्दोलाह असहायावस्था में इधर-उधर मारा-मारा फिरने लगा। 
इन दुर्दिनों मे नवाब का साथ छोड़कर अनूपगिरि ने भरतपुराधीश जवाहरसिह के यहाँ जाकर 
सेवा-बृत्ति स्वीकार कर ली। कुछ समय के उपरांत वहाँ से वह रघुनाथ दादा से जा मिला। 
१७६७ ई० में शुजाउद्दौलाह को अंगरेजों ने पुनः अवध के अधिकार सौंप दिए। यह शुभ समा- 
चार शांत द्वोने पर अनूपगिरि पुन. उसके यहाँ लौट आए.। इस प्रकार एक स्थान से दूसरे पर 
चले जाने से इनकी अ्रवसरवादिता, कृतन्नता एवं स्वार्थपरता का पर्याप्त आभास मिल जाता है। 
१७७२ इं० के आरंभ सें कूटनीति विशारद हिम्मतबहादुर को नवाब ने मराठों से संधि करने के 
निमित्त बाहिरजी के साथ भेजा । इसी वषे अगस्त मास में इन्होंने नवाब से प्रार्थना करके राय 
द्वारिकाप्रसाद को ज्ञमा प्रदान कराई ।* 

कुछ समय तक इटावा की फ़ौजदारी पर रहने के पश्चात्‌ समस्त मध्य दोआब--इटावा, 
एटा, मैनपुरी, रामब्राट तथा आगरे की सीमा तक का उय-सूबेदार नियुक्त हुआ । इसके उपलक्ष्य 
में वह ५२ लाख रुपये वार्षिक नवाब के कोष में भेजा करता था। नवाब ने नौबत आदि प्रदान 
करके भी उसे सम्मानित किया था (१७७४ ई०। १७७५ ई० में आसफूउद्दौला की आशा से वह 
एक सेना लेकर बुन्देलखंड की ओर भी गया था | 

मां, १७७६ ई० में नवाब ने इसे दोश्राबा से अलग कर दिया। तब उसने नजफ्‌ 
खॉ के यहाँ जाकर नोकरी कर ली। उस समय की देहली की डॉवाडोल दशा के अवसर पर 
इसने बड़ी वीरता, चाठुर्य तथा साहस का परिचय दिया मुड़सान के युद्ध में वीरता प्रदुशित करने 
वाले और अंबाजी मराठा को प्रलोभन देकर फोड़ लेनेवाले हिम्मतबहादुर को नजफ्‌ खाँ ने जयपुर 
से कर चुकाने का कार्य सौंपा । हस कार्य में असफल रहने के कारण एक वर्ष पश्चात्‌ १७८० ई० 
में उसे वहाँ से हट दिया गया | 


१ शुज्ञाउद्दौलाह, भा०, ए० १७, ३२, ३३-६०, ७७-८०, $४-३६, १०३-७, १रेम्८-६, 
१4४७-६३; वही, भाग २, ए० ३४०; फ़ाँल ऑव_ दो मुशल हस्पायर, भा० ३, ४० ३१३ ० हिस्ट्री 
आऑव_ दी बुन्देलाज़, ४०११३, ११६; पशियन करसपाँडंस, सा० १, पत्र संख्या २०२३, एृ० २७२; 
पत्र सं० २२३२, ए० ३११; शुजाउद्दोलाह भा० १, ए० १६७-२००, २०४-९, २७७, २८६-७; 
वही, भा० २, एू० १६८ (पादु-टिप्पणी ४६ सद्दित), १८९६-७०; फ़ाँल ऑव, दी सुग़ल इस्पायर, 
सा० रे, ए० ३१३ 


हिम्मतबहादुर-विरुदावची की ऐतिहासिकता ३३६ 


उस समय की मुग़ल सरकार की बिगड़ी हुईं परिस्थिति को सुधारने और अपनी स्वार्थ-सिद्धि 
के लिए यह सदेव सावधान रहने लगे | नजफखाँ की मृत्य (६ अ्रप्रेल, १७८२ ई०) के जाद अफ्रा- 
सयाब के साथ रहकर यह उसके प्रमख परामशंदाता बन गए। इसके उपरान्त वह शफी और 
सिन्धिया में मैत्री-संस्थापन कराके देहली के 'प्रमुख दूत बनकर सिन्धिया के दरबार में रहने लगे । 
नवम्बर, १७८४ ईं० में अफूरासयाब की हत्या कर दी गई | अवसर पाकर हिम्मतबहादुर ने उनके 
तीन वर्षीय पुत्र को मीर बख्शी बनाकर स्वयं उसका संरक्षक बनने और सिन्विया को धन देकर 
दक्षिण को लोटा देने का विफल प्रयत्न किया । 

वह सिन्धिया का प्रमुख परामशंदाता बनकर रहना चाहता था, पर महादाजी सिन्धिया ने 
उसकी उपेक्षा करना आरम्म कर दिया | आगरा दुर्ग पर अधिकार प्राप्त करने में वदद असफल 
रहा, इससे सिंधिया उससे ओर भी अग्रसन्‍न दो गया । इस प्रकार दोनों में शनेः शनैःवैमनस्य बढने 
लगा । अनूपगिरि ने सिंधिया के विदद्ध अलीगढ़ के दुर्गाध्यक्ष को कुछ पत्र लिखे जो सिंधिया के 
हाथ पड़ गए (जनवरी, १७८६ ६०) | प्रयत्न करने पर भी मृत अफरासयाब के धन का सिंधिया 
को इन्होंने पता न लगने दिया | इनकी सेना के व्यय के लिए सिंघिया को लमभग तीन लाख रुपए. 
मासिक व्यय करने पड़ते थे | तग आकर सिंधिया ने उत्ते आशा दी क्रि वह अपनी सारी जाग्रीर 
(दोनों माइयों की लगभग २० लाख रुपए वार्षिक आय की) छोडकर चला जाये । वह लगमग 
एक मास तक इसमें ठाल-मठोन्न करता रहा । इसके बाद सिंधिया ने अनूपमिरिं को मोट (राँसी 
से तीस मील उत्तर-पूष) और वृन्दावन की जागीर, इस आज्ञा के साथ, प्रदान की कि वह 
संन्यासी बनकर वृन्दावन में निवास करे, अपनी सेना का व्यय उठावे और उसे सिंधिया की सेवा 
में रहने दे | पर वह इससे सहमत न हुआ और बृन्दावन को चला गया (१६ फ्रवरी, १७८६ ६०) 
कुछ समय से पश्चात्‌ यमुना पार करके उसने फीरोजाबाद पर अधिकार कर लिया और अबघ की*» 
सीमा में जाकर शरण ली (जुलाई, १७८६ ई०)। 

अगस्त १७८७ ई० में लालसोत के युद्ध में सिंधिया की पराजय हो गई | इंस अवसर से 
लाभ उठाने के अमभिप्राय से इसने उसके राज्य में अशान्ति फैलाने के प्रयत्न प्रारम्भ कर दिए। 
जब उसने फीरोजाबाद श्रधिकृृत कर लिया, तो अवध के नवाब और अगरेजों ने अपनी सीमा में 
उसका प्रवेश निषिद्ध कर दिया | अगरेज उससे सदैव सावधान रहते थे । शुलाम कादिर से दिल्ली 
की रक्षा करने के लिए शाह आलम ने इसे बुलाया | उसका सामना करने में स्वयं को असमर्थ 
पाकर वह उस समय तक फीरोजाबाद में ठहरा रह्य जब तक गुलाम क्ादिर का दिल्ली पर अधि- 
कार हो गया (अगस्त, १७८८ ई०) | उसी वर्ष अक्टूबर मास में दिल्ली से .गुलाम क्रादिर को 
भगाने में इसने सिंधिया की सहायता की | 

जुलाई १७८६ ई०में वह बॉदा के अलीबहादुर की शरण में चला गया । उसे पकड़ने के लिए 
किये गये सिंधिया के समस्त उपाय विफल हुए और वह स्वय आपत्ति ग्रस्त हो गया | १७६० ईं» 
में अलीबद्गादुर के साथ हिम्मतबह्दादुर ने बुन्देलखंड में प्रवेश किय[। वहाँ इन्द्रोंने नोगाँव, अजय- 
गढ़, देवगाँव, गुढ़ा, चरखारी आदि में भयंकर यद्ध करने के उपरांत रीवाँ की ओर प्रस्थान किया | 
तदुपरान्त कालिजर का घेरा डाला (१८०० ई०)। अलीबहादुर की मृत्यु हो जाने पर १८०२ ई० 
में उसके पुत्र शमशेरबह्दाढुर का साथ छोड़कर हिम्मतबद्वादुर अंगरेजों से जा मिला | 


३४० हिंदी वीरकाब्य 


इसकी सहायता से कर्नेल पॉवेल ने कनवारा तथा कुवसा के युद्धों में शमशेरबह्दुर को 
पराजित किया (सितंबर, १८०३ ई०)। इसने मराठों के विरुद्ध अगरेजों की जो सहायता की उससे 
प्रसन्न होकर उन्होंने इसे बुन्देलखड का एक भू-भाग--यम्नुना निकटस्थ एक भू-खण्ड, कालपी, 
सिकन्दरा (कानपुर जिले में) आदि जागीर में दिये जिसकी वाषिक आय लगभग २२ लाख 
रुपये थी । 

इसके कुछु समय के उपरान्त सत्तर वर्ष की अवस्था में जनवरी, १८०४ ६० में बॉदा 
निकटस्थ कनवारा नामक स्थान पर हिम्मतबह्नादुर की मृत्यु हो गई ।* 

उपयु क्त विवरण से स्पष्ट है कि वह अपने समय का एक अ्रद्भभवी सेनापति, चतुर कूट- 
नीतिश, लोभी, स्वार्थी तथा शक्तिशाली व्यक्ति था, जिससे सभी उसकी ओर से सावधान रहने का 
प्रयत्न किया करते थे । 

डमरावगिरि---उमरावगिरि के समकालीन “आसफडद्दौलाइकार! तथा अर्वांचीन लेखक 
“इरविन' दोनों के मतानुसार यह हिम्मतवहादुर के कनिष्ठ श्राता थे | सरकार ने इन्हें उनका ज्येष्ठ 
भाई माना है। अपने भाई के उम्रान यह भी चार सहसर रुपये (संभवतः वार्षिक) पर शुजाउद्दौलाह 
की सेवा में नोकर ये | इनके सेनापतित्व में दो सहख अश्व रहा करते ये। कहा जाता है कि वह 
शुआाउद्दौलाह की एक प्रेयसी नत्तकी को लेकर चलते गये और फुरु खाबाद के अहमदशाह बंगश 
की सेवा में जाकर रहने लगे । इस पर असंतुष्ट होकर शुजाउद्दौलाह ने फरु खाबाद पर आक्रमण 
कर दिया | नजीब खाँ की मध्यस्थता से दोपों में सधि हो गई । फरू खाबाद से निर्वासित होकर 
उमरावगिरि आगरे की ओर चला गया (१७६३ ई०)। कुछ समय के पश्चात्‌ वह फिर अवध को 
लौट गया । 

२६ जनवरी, १७७५ ई० में शुजाउद्दौला की सत्यु हो गई। उमरावगिरि शोक विहल 
होकर रात-दिन उसकी कब्र के पास पड़ा रहने लगा | यह समाचार मिलने १९ आरुफ उद्दौलाह ने 
इसे श्रपने पास बुला लिया ) कालान्तर में यह अ्रवध को छोड़कर नजफु खाँ की सेवा में चला 
गया (१७७७ इ०)। 

इसके अनन्तर यह अपनी पारिवारिक जागीर की देख-रेख करने लगा । अनुकूल अवसर 


१ शुजाउद्ोलाह, सा० २, ए० २३१५-६३, २७९-६; आसफ़उठद्ौलाह, छू० 
२-६, १७; पशियन करसपॉरड्स, भा० ४, पन्न सं० १६६३; वही, भा० ६, पन्न सं० ४४३; 
वही, भा० ७, पत्र सं० ४१ (पाद-टिप्पणी ९, ए० १७), ३१४ ([), ४८४७, 5३०, 
१९५६, १६४४, १८२६; पूना रेज्ञीडंसी करसपॉडेंस, भा० १, पन्न सं० ७, ८, १०, ११, १६, २८, 
२६, ३२, रे३, ३६; ४०, ४१, ४६, ६०, ६६, दे८०, १४०, १४३, १४६, १२०, १६८, २१० 
२१६, २२०, २२१, २२८, २३७, २९२, २१३, २९९, २९६, २७८, फ़ॉल आऑँव दी सुगल 
इम्पायर, भा० ३, ए०१२३ १२७०८, १६९-६, १६६, १७२, २०८७-०८, २१०, २३२, २४२९, २२४६- 
६०, २७२, २७२९-७, २७६, २६१-२, २६६, ३०१-२, ३०७, ३१३-६, ३२३९, ३४१, ३२४६, ४२७, 
४३७-४१, ४६१, ४६४; हिस्ट्री ऑव दी बन्देलाज़, ए० १३१६-२६, १२८; इस्पीरियत्ल ग़जेटियर, 
भ्रा० १४७, ५० ३१८ (कालपी);डिस्ट्रिक्ट गज़ेटियर, जालोन, ४० १३०, वही, मांसी; छु० २७०, 
वही, कानपुर, ए० २०६; ऐचिसनः ट्रीटीज़, इंगेजमेंट्स आदि भा० £, खं० २, प्रृ० ४७ ३६ 


हिम्मतबहादुर-विरुदावली की ऐतिहासिकता ३४१ 


पाकर वह अपनी जागीर में स्थित सिंधिया के थानों पर आक्रमण करने लगा। यही नहीं, 
सिन्धिया द्वारा इसकी जागीर पर अधिकार करने के लिए भेजे गये केशवपन्त की इसने 
हत्या तक कर डाली और फ़ीरोजाबाद पर श्रपना अधिकार कर लिया (१६८६ ६०) | इसके 
पश्चात्‌ उसने अतरौली, छर्रा, ममौरी, आदि के मराठा अधिकारियों को निकालकर भगा दिया, 
उसने अंमाजी की सेना को मार भगाया और उसकी बन्दू्ें छीन लीं । देवजी गोले की अध्यक्षता में 
आती हुईं मराठा सेना का समाचार जानकर वह कासगज की श्रोर भाग गया (१७८६ ई०का अन्त) | 

वहाँ से उमरावगिरि नवाब-अवध की सीमा में रुहेलखंड में चला गया । वहाँ वह लगभग 
एक वर्ष पर्यन्त शान्तिपूवक काल-यापन करता रहा । लालसोत में सिंधिया के पराजित हो जाने पर 
(अगस्त, १७८०७ ई०) उसने पुनः मराठों को तंग करना आरम्भ कर दिया । इससे अप्रसन्न होकर 
नवाब-अवध ने इसे अपनी सीमा से निर्वांसित करने की घोषणा की (सितम्बर, १७८७ ई०)। इस 
मास में उसने फीरोजाबाद का घेरा डाला और माऊ बख्शी की विस्तृत सीमा पर अधिकार कर 
लिया । वह इसी प्रकार इधर उधर लूटमार करता रहा | अन्त में वह ७ अप्रैल, १७८८ ई० को 
पक्रहा गया | सिंधिया ने उत्का उचित आदर सत्कार किया। १८ मई, १७८८ ई० को अवसर 
पाकर वह सिंधिया के कारागार से मुक्त होकर भाग गया। 

कुछ समयोपरान्त उमरावगिरि ने नवाब-अवध के विरुद्ध एक मयंक्र षड्यन्त्र रचा, जिसके 
कारण नवाब ने इसे कठोर काराबास का दड दिया। उसे दीघ काल तक कारागार भोगना पड़ा 
यहाँ तक कि वह १८०३ ई० के लगभग भी बन्दीं जीवन व्यतीत कर रहा था ।* 

सबसुखराय -इनका अधिक विवरण ज्ञात नहीं है। केवल इतनां ही विदित है कि यह 
हिम्मतबह्मादुर के एक प्रमुख सेनापति तथा कोषाध्यक्ष थे ।* 

अजुनर्सिह नोने--कद्दा जाता है कि अजु नसिंह का जन्म बाँदा प्रान्तान्त्गत कुल-पहाड़ 
निकटस्थ कुँवरपुर नामक थाम में हुआ था | इनके पिता जैतपुर के एक जागीरदार थे। वयस्क 
होने पर इन्होंने बॉदा के राजा गुमानसिंह की सेना में नोकरी कर ली और अपनी वीरता के कारण 
अल्पकाल ही में वे प्रमुख सेनापति बन गए | इन्होंने पद्साकार से दीक्षा ली थी। 

दिसम्बर, १७६२ ई० में जब हिम्मतबहादुर ने हिन्दूपति पर आक्रमण किया था, उस समय 
अजु नसिंह भी उक्त युद्ध में सम्मिलित हुए थे | यह युद्ध तेंद्व/री नामक स्थान पर लडा गया था | 

गुमानसिंह की मृत्यु के उपरान्त अल्यवयस्क बख्यसिंह बाँदा की गद्दी पर बैठे। सरकार 3 


3 झआसफ़डद्दौलाइ, ४० ६, ३७, २०, २२, ३०, जरनल आऑँव्‌. एशियाटिक, 
सोसायटी ऑवू बंगाल, संख्या #,५[![, १४७६ ईं०, ए० १३७ (पाद-टिप्पणी सद्दित), 
१४०, १४२; फ़्रॉल आँब दी सुग़ल इम्पायर, सा० ३, प्रृू० दइ१२-१३, ३१७-३, 
४१६, ४४९; शुजाउहौलाह, भा० १, ए० १७, ८०, १४४, १५१८; वहीं, भा० २, 
पृू० २६२, ३३४, ३४०; पूना रेज्ञीडेंसी करसपाडंस, भा० १, पत्र संख्या २६, ३२, ३8, ३४०, 
१४३-४, १४६-७, ११६-८, १६७, १७३ ३६, २२१,२२८७ पशियन करसपॉर्ड्स, भा०७, पत्र संख्या 
0८७, $३०, १६९६, १७८७, १८२६; एचिसन, ट्रीटीज़, इं गेज्मेंट्स आदि, भा०%, खें०२, एू०४७ 
*९ हिस्ट्री ऑव्‌ दी बुन्देलाज़, ४० १२२; हिम्मतबहादुर-विरुदावली, (पाद-टिप्पणी), पु० २४ 
3 फ़ॉल आँव्‌ दी मुग़ल इस्पायर, भा० ३, घु० ३२१ 


३४२ हिंदी वीरकाव्य 


ने बाँदा के उस शासक का नाम समधुकरशाह माना है। अजु नसिंह बॉदा के उस अल्पायु शासक 
के संरक्षक तथा शासक नियुक्त हुए ( १७७८ ई० )। उसने चरखारी के खुमानसिंह को 
भौधा? पर पराजित किया । वह फिर विशाल सेना लेकर आ उपस्थित हुए। पंडौरी पर घोर संग्राम 
हुआ जिसमें खुसानसिंद खेत रहे (अग्रेल, १७८५४ ६०) । 

जब पन्ना में उत्तराधिकार युद्ध आरंभ हुआ तो अ्रजु नसिंह ने सरनेतसिह (अथवा सर- 
मेंदसिह)का पक्ष लेकर पन्‍ना की सेना को गज्योरी पर पराजित किया ओर पन्ना का अधिकांश 
भाग बाँदा में मिलाकर स्वयं शासन करने लगे (१७८५ ई०)। इसके कुछ समय के उपरांत इन 
पुन पन्‍ना की सेना से चछोरी (09४८०, 776८७) नामक स्थान पर युद्ध करना पड़ा जिसमें 
दोनों पक्तों को भयड्डर हानि उठानी पड़ी । 

अजु नसिंह का अन्तिम युद्ध हिम्मतबहादुर के साथ हुआ था जिसका वर्णन पद्माकर ने 
अपने ग्रैथ में किया है ।* 

छुत्नसाल बुन्देला' 

अनिश्च पात्र 

नीचे लिखे हुए पात्रों के संबंध में विशेष विवरण उपलब्ध नहीं हैं : -- 

हिन्दू-पात्र--उत्तमगिरि, गंगागिरि, दिलावरजग, राजगिरि, जगत्‌बहादुर, सर्पगिरि, सुदर- 
गिरि | कहा जाता है कि ये सभी व्यक्ति हिम्मतबह्ादुर के भतीजे थे ।३ 

मानधाता--यह सबसुखराय के पुत्र बतलाए जाते हैं ।* 

नरिद्सिह्न पमार, जगतसिंह पमार, हिन्दूपति पम्ार, बहादुरसिंह, कंमतराज, उमरावसिंह सेंगर, 
बुद्धसिंद सेंगर, दिलीपतिंह गौर, निवाजसिंह गौर, दुजनसिद गौर, उत्तमसिद्द गौर, नवलसिंह 
(गुलौलीवाले), निधानसिंह पड़िह्दर, दीवान दूलहसिंह, दीवान खुमानसिंह, दीरालाल, सरुपसिंह 
ज्योतिषी । 

मुसलमान-पान्र--मेवात के नवाब जुलफिकार । 

युद्ध-ब्णन 

पदुमाकर ने प्रस्तुत अथ में हिम्मतबद्नादुर द्वारा किए गए तीन युद्धों का उल्लेख किया है। 
उन्हीं तीनों युद्धों की ऐतिहासिकता पर नीचे क्रशः विचार किया जा रहा है :--- 

प्रथम युड--पद्माकर ने लिखा है कि हिम्मतबहादुर ने “गूजर गलीम (ग़नीम >-शन्न) 
को जीता |?" इससे लाला भगवानदीन ने अनुमान लगाया है “कि हिम्मतबह्ादुर ने किसी 
समय गूजर-देश अर्थात्‌ गुजरात पर भी चढाई की थी ।”* परन्तु हिम्मतबद्बादुर सबंधी प्राप्त विव- 


) फ़ॉल ऑँव दी मसुराल इंस्पायर, भा० ३, ० ३१६४-२२; हिस्ट्री ऑव दी 
बन्देलाज़, पू० १०३६, ११२-४; हिम्मतबहादुर-विरुदावाली, भूमिका ४० २६-३३, एशियाटिक 
एनुअल रजिस्टर, १८४०३ इईं०, अध्याय-विविध (750८]]8772079) एृ० ४८-६२; बन्देलखंड का 
संज्षित्त इतिहास, ए० २३१, २९७, २६४, २६८ * देखिए द्वितीय खं०, अध्याय ९, ए० २६६ 3 
हिम्मतबहादुर-विरुदावली, भुमिका, ए० २८ तथा २६ के मध्य का वंशयृत्त; वही, पाद-टिप्पणियाँ, 
एृ० २७, २८, २३, ३२ * वही, पादु-टिप्पणी, घ०२४ ० वही, छूं० १५, ए० ४ ४ बही, 
पाद टिप्पणी, ह० चह्ी्‌ 


हिम्मतबंहादुर-विरुदावली की ऐतिहासिकता ३४३ 


रण से यह नहीं विदित होता है कि उसने कभी भी गुजरात पर आक्रमण किय। था। वत्तमान 
परिस्थितियों में “गूजर” से गुजरात का अर्थ लेना कोरा अनुमान ही है । हो सकता है कि बुन्देल- 
ख़ड के किसी भू-भाग अथवा अन्यत्र किसी प्रदेश पर गूजर-वंश का कोई शासक उस समय राज्य 
करता हो जिसको हिंम्मतबह्मादुर ने पराजित क्रिया हो। कुछ मी हो; इस युद्ध के विषय में वर्तमान 
सामग्री के आधार पर कोई भी निश्चयात्मक निर्णय करना कठिन है। 


द्वितीय युद्ध -पद्माकर द्वारा वर्णित उसका दूसरा युद्ध दतिया के शासक के विदद्ध था 
जहाँ से उसने मनमानी चौथ ली। इस युद्ध का विस्तृत विवरण अग्राप्य है। केवल इतना ही 
ज्ञात है कि उस समय दतिया में राजा रामचन्द्र राज्य करते थे। हिम्मतबहादुर ने उन्हे गद्दी से 
हटाकर कर उग्राह्य था ।! 


तृतीय युद्धू--दतिया-युद्ध के उपरांत हिम्मतब्रह्मदुर ने छत्रसाल के देश में प्रविष्ट होकर 
वहाँ के निर्भाक्ष मनः अज्ु नतिंह पर आक्रमण किया |”? 

पद्माकर के छत्रसाल के देश कहने का केवल इतना ही अभिप्राय है कि बाँदा और 
ग्रजयगढ़ उस समय छत्रसाल के वंशजों के आधीन थे । उन्होंने अज्जु नसिंह को वहाँ का शासक 
माना है। पर, वह वास्तव में शासक नहीं था, वरन्‌ वहाँ के अ्रल्ववयस्क्र राजा का संरक्षक और 
प्रमुख सेनापति था | संमवतः इसी से कवि ने उन्हे शासक मान लिया है । 


पद्माकर का विचार है कि अजुनतिंद किसी से डरता नहीं था। इधी से कोर करके हिम्मत- 
बहादुर ने श्राक्रमण किया था | पर इतिहास से विदित हीता है कि बात ऐसी नहीं थी। वास्तब में 
बुन्देलखंड के शासकों के पारस्परिक युद्धों के कारण उस प्रदेश की जीणं-शीर्ण दशा हो गई थी । 
नोने अज्ु नसिंह ने पन्‍ना राज्य का अधिकाश मांग बादा में सम्मिलित कर लिया था । बुन्देलखंड' 
की ऐसी दुयनीय दशा से लाभ उठाने के उद्देश्य से नाना फइनबीस ने अली बहादुर को सिंधिया 
के ढेरे में मेज दिया था, कि वह अवपर पाकर बुन्देलखंड को अधिकृत कर ले । 

इसी उद्द श्य की पूर्ति की लालवा से हिम्मतबहादुर तथा अली बहादुर की संयुक्त सेना ने 
बुन्देलखंड में प्रवेश किया (१७८६ ई० अथवा १७६० ई०) | नोने अज्ञु नसिंह ने इनकी आधी- 
नता अस्वीकार की | अतः नयागाँव (नौगॉव) ओर अजयगढ़ के मध्य भयड्डर युद्ध हुआ । जिसमें 
अजु नसिह मारे गए. | उनका सिर काटकर अली बहादुर को भेंट किया गया ।* 


पद्माकर का कथन है हिम्मतबह्यादुर ने स्वयं अजु नसिंह का तिर काठा था ।* पर लाला 
भगवानदीन की धारणा है के वे अपने बंश के किसी व्यक्ति, जो हिम्मतबद्गादुर की ओर से लड़ 
रहा था, के हाथ से मारे गए ।* कुछ भी दो वे इस युद्ध में वीरतापूवक लड़ते हुए मारे गए थे, 
यह निश्चित है । 


"१ वही, छुं० १६, घ० ४; बंदेलखंड का संक्षिप्त इतिहास, ए० २४५७ * हिस्मतबह्दादुर- 
बरुदावली, छु०१६-८, पृ० ४ * हिस्ट्री आँव्‌ दी बुंदेलाज़, पु० १११, १२१; बृंदेलखड का संक्षिप्त 
इतिहास, ४० २७३-४; एशियाटिक एनुअल रजिस्टर, ३८०६ ईं०, विविध ()(80९!]806075) 
पृ०३०-१ * हिस्मत बहादुर-विरुदावली, छू०, २०७, ४० ४३ " वही, भूमिका, ४० २४-४६ 


३४४ हिंदी वीरकाब्य 


इस प्रकार हिम्मतबहादुर-विरुदावली के ऐतिहासिक विवेचन से स्पष्ट है कि यह बड़े 
महत्त्व को कृति है। इसमें हिम्मतबद्ाहुर का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है, पर घटना ऐतिहासिक 
विवरण पर अवलंबित है| कवि ने अजु नसिंह का भी सच्चा एवं तथ्यपूर्ण वृत्त दिया है । उक्त युद्ध 
की तिथि, सम्मिलित होनेवाले पात्रों, युद्ध-विवरण आदि की दृष्टि से यह संज्षित काव्य इतिहास 
का एक अत्यन्त महत्त्वशालीं अंथ है । 


अध्याय ११ 
हम्मीररासो की ऐतिहासिकता 


आगे के पृष्ठों में हम्मीररासो में वणित तिथियों, राजपूत-अग्निकुलोत्पत्ति, पात्रों, हम्मीर 
और अल्ाउद्दीन की शत्रता के कारणों, रणथम्भौर पर आक्रमण, युद्ध-वणन, हम्मीर के मंत्रियों 
द्वारा विश्वासघात, मुसलमानों द्वारा रणथम्मौर-विजय, राव हम्मीर, मीर महिमा आदि की मृत्य, 
अलाउद्दीन का रामेश्वर में जाकर प्राण-विसजन करना, चन्द्रकला-दृत्य, राव हम्मीर ओर अला- 
उद्दीन की सेनाओं की संख्या आदि पर विचार किया जा रहा है। 


तिथियाँ 


जोधराज ने ऐतिहासिक घटनाओं सम्बन्धी निम्नलिखित तिथियों का उल्लेख किया है ;--- 

(अ) रणथम्मोर-संस्थापन-तिथि > सं० १११० वि० बैशाख सुदी अक्षय तृतीया, 
शनिवार।" 

(आ) पद्म-ऋषि-मरण-तिथि "सं ० ११४० वि०, साध शुक्ल १२, सोमवार ।* 

(है) हम्मीर की जन्म-तिथि ८सं० ११४१ वि०, कातिक शुक्ल १२, रविवार |र 

(ई) अलाउद्दीन की जन्म-तिथि>-कवि ने हम्मीर और अ्रलाउद्दीन की जन्म-तिथि एक 
ही मानी है ।* 

(उ) रणथम्भौर पर आक्रमण की तिथि >सं० ११३१८ वि० चैत्र द्वितीया अ्रथवा ११८८८ 
वि०, चेत्र तृतीया ।* 

(ऊ) युद्ध-समाति-तिथि#-- युद्ध आरम्म होने की तिथि से चौद॒ह वर्षोपरान्त, अर्थात्‌ 
११४२ अथवा १२०२ वि० चेत्र द्वितीया ।* 

(ए) हम्मीर-मरणु-तिथि >> इस कवि ने युद्ध-समासि-तिथि ही राव हम्मीर की मरण- 
तिथि मानी है ९ 

(ऐ) अ्लाउद्दीन की मृत्यु तिथि--जोधघराज ने रणथम्मौर-विजय, हम्मीर-मरण तथा 
अलाउद्दीन की मृत्यु एक ही समय में हुई मानी है | 

(झो) छाड़गढ़-पराजव और रण--- 


अटिप्वणी १ कवि ने छुं० ९०७, प्ू० १०१ सें १२ वर्ष पर्येन्त युद्ध होते रहने का उल्लेख 
किया है। यह सी उसकी अज्ञानता का छोतक हे | 

" हस्मीररासो, छु० ८६, पृ० १७; वात्तां, एृ० $८४ २ वही, छु० १६५१-७१, वात्तिक, 
प्रू० इे३े-४ वही, छु० १७०२-८१, घ० ३*-६; वचनिका, ए० ३७-८ ४ वही, छुं० वही, ए० वह 
५ बही, छुं० ३७२ (पाद-टिप्पणी * सहित), ४० ७६ * बहीं, छुं० ४२८-६, पू० ८७; छुं० ६८७, 
प्ृ० ३६१३; कचनिका, ए० १८४ देखिए ऊपर (ऊ); वचनिका, एू० १८९५-६५ देखिए ऊपर 
(ऊ); छु० ६१५३-४७, प्ृ० १८३६; छुं० ६६९, ए० १८७ 

डड 


३४६ हिंदी वीरकांव्ये 


घीर-सुत्यु-तिथि +- युद्धारम्म होने के पाँच वर्ष के पश्चात्‌ अर्थात्‌ ११४३ वि०, चैत्र शुक्ल 
६, शनिवार | 


उपयुक्त तिथियों की प्रामाणिकता पर नीचे विचार किया जा रहा है| 
(झ) रणथम्भौर-- संस्थापन-तिथि :-- 


स० १११० बि० बैशाख सुदी अक्षय ठृतीया, शनिवार (अप्रेल, १०४३ ई०) 





वैशाख अमाचन्द्र का मध्यन्य समाप्ति काल ३ अपेल २०.८६ 
३ तिथियों का समस्त व्याप्ति काल २+-१ २,६५४ 
६ २३.८४ 


नज्शुक्रवार २४ जनवरी, १०५३ ई०। 

अतः गणना से ठिद्ध होता है कि कवि द्वारा दी हुई उक्त तिथि अशुद्ध है । 

हम्मीर महाकाव्यर के अनुसार सं० १३३६ वि० (११८२ ६०) में और प्रेबन्ध-कोषर के 
श्रन्त की वंशावली के अनुसार १३४२ वि० (१५८५ ई०) में हम्मीर सिंहासनारूढ हुए । श्रतएव 
उनके पिता जैत्रसिह का सं० १११० वि० (१०४३ ६०) में वर्तमान होकर रणथम्भौर की नीव 
डालना जोधराज के मस्तिष्क की कल्पना है। 

रणथम्भौर का प्राचीन इतिहास अभी तक श्रन्धकार के गत्ते में निहित है। कहा जाता है 
कि १२वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान ने यादवों से यह दुग छीना था ।* इससे भी यह्द सिद्ध 
होता है कि जैत्रसिंह से बहुत पहले ही यह दुर्ग संस्थापित हो चुका था । 


(झा) पद्म-ऋषि-मरण-तिथि 

सं० ११४० वि०, माघ शुक्ल १५, सोमवार 
भाध अ्रमाचन्द्र का मध्यन्य समाप्ति काल ४ जनवरी १०,५४१ 
१२ तिथियों का समस्त व्याप्ति काल ११--१ ११,८१५ 


१६ २२,३२ 
व्ूसोसमवार २९ जनवरी, १०८४ ई०। 
गणना के अनुसार उक्त तिथि ठीक है, पर पदूम ऋषि को ऐतिहासिक ब्यक्ति मानने के 
लिए कोई सामझ्री प्राप्त नहीं है। वह पौराणिक श्रथवा काल्पनिक पात्र प्रतीत होते हैं, अ्रतएव उक्त 
तिथि का कोई विश्वलेष महत्त्व नहीं है। इस तिथि के आधार पर उन्हें जैत्रसिंह अथवा हम्मीर का 
समकालीन भी नहीं माना जा सकता । 


(६) इम्मीर की जन्म-तिथि 


) हस्मीरेरासों, छुं० १०४, ए० १०१; छुं० ४८४, ए० ६१६ _* हम्सीर महाकाव्य, 
संर्ग ८, शेखोक २६ र राजपूताने का इतिहास, भा० 4, प्रृू० २२८ * दी हम्पीरियल मज़ेटियर 
आँव्‌ इंडिया, .मा० २१, पृ० २३२ 


हम्मीररासो की ऐतिहासिकता ३४७ 


सं० ११४१ वि०, कात्तिक शुक्क १९, रविवार 





कात्तिक अमाचन्द्र का मध्यन्य समाप्ति काल ४ अक्टूबर २ २६ 
१२ तिथियों का समस्त व्यासति काल ११+१ _११.८१५ 
१६ १४,६१० 
“सोमवार, १४ अक्टूबर, १०८४ ई० | 
यह तिथि भी अशुद्ध है | 


अलाउद्दीन ने १३०० ई० में रणथम्भौर पर आक्रमण किया था | उस समय हम्मीर की आयु 
र८ वर्ष की थी।' इसके अनुसार हम्मीर १२७१ ई० में उत्पन्न हुआ होगा । यह कथन भी रासो 
की उक्त तिथि की निस्सारता सिद्ध करता है। 

(ई) झलाउद्दीन की जन्म-तिथि---जोधराज ने हम्मीर और अलाउद्दीन कीं जन्म-तिथि एक 
ही मानी है | इसके अनुसार ११४१ वि० कात्तिक शुक्ला १२ रविवार अक्टूबर, १०८८ ३ई० को 
गलाउद्दीन ने जन्म लिया। यह-तिथि भी निरथैक हैं। 

अलाउद्दीन के समकालीन किसी भी इतिहास लेखक ने उसकी जन्म तिथि का उल्लेख 
नहीं किया है । पर १७वीं शताब्दी के आरंभ में हाजीउद्वीर ने लिखा है कि :-- 

“सन्त्‌ १३००-०१ ई०» में रणथंभौर की विजय के पश्चात्‌ वह (अलाउद्दीन) अमिमानी 
तथा विलार्सा हो गया | उस समय उसकी अवस्था ३४ वर्ष की थी ।””* यदि इस कथन को सत्य 
माने तो अलाउद्दीन का जन्म १२६७ ई० में हुआ होगा | इतिहास से स्पष्ट है कि अलाउद्दीन का 
शासन-काल १२६६ से १३१६ ई० तक था | इन प्रमाणों से सिद्ध होता है कि कवि जोधराज द्वारा 
दी हुई अलाउद्दीन की जन्म-तिथि एकदम काल्पनिक है। 

(ड) रखथंभौर पर आक्रमण की तिथि :--- 

सं० ११३८ वि०, चैत्र, द्वितीया (माच १०८१ ३०) 
अथवा 
सं० ११८८ वि०, चैत्र द्वितीया (मा, ११३१ ई०) 

जोधराज ने इस तिथि के साथ दिवस एवं पक्ष का उल्लेख नहीं किया है, अ्रतः गणना 
द्वारा इसकी जाँच नहीं की जा सकती | हम्मीर महाकाव्य, राजपूताने का इतिहास,* केम्ब्रिज 
हिस्ट्री आँव_ इंडिया," श्रलाउद्दीन मुहम्मद खिलज्ञी,' आदि के अनुसार सुलतान अलाउद्दीन ने 
१३००-०१ ई० में रणथंभोर पर आक्रमण किया था। अतएव जोघराज द्वारा दी हुई उक्त तिथि 
एकदम निराधार है। 

(ऊ) युद्ध-समा प्ि-तिथि--अ्र लाउद्दीन के आक्रमण के अवसर पर हम्मीर ने पूजा द्वारा 
महादेव जी को प्रसन्न करके चोंदह वर्ष के उपरान्त आषाड़ सुदी पुष्प (नक्षत्र) को शाका पूर्ण होने 
का वरदान ग्रास किया ।* 


* अलाउद्दीन मुहम्सद ख़िलजी, ए० इस ९ वही, प्ू० २ 3 सर्ग॑ १३, श्लो० 
38६ ४ भा० ३) (० २२७ " तृ० सा०) पू० ६६६ ६ घृ० ७७, $३ “ हम्सीररासो, छूं० 
४६२८-६, ए० मूछ 


३८८८ हिंदी वीरकाव्य 


ऊपर विचार किया जा चुका है कि जोधराज ने रणथम्भोर पर आक्रमण की तिथि ११३८ 
वि०, चैत्र द्वितीया (मार्च, १०८१ ई०) अथवा (मार्च ११३१ ई०) मानी है। इस अंकार कवि के 
मतानुसार युद्ध १४ वर्ष पर्य्यन्त होता रहा और आषाढ़, सम्बत्‌ ११४२ वि० (जून १०६५ ई०) 
अथवा आषाढ़ १२०२ वि० (जून ११४५ ई०) में समास हुश्रा । 

इस सम्बन्ध में अ्रमीर खुसरो ने 'तारीख-इ-अलाई?” में लिखा हे कि “रज्जब से जिल्काद 
मह्दीने तक (वि० सं० १३५४८ के चैत्र से श्रावण 5६० सन्‌ १३०१, मार्च से जुलाई तक) सुलतान 
की सेना किले के नीचे डी रही ।... ...इम्मीरदेव ने... ...शाही फ़ोज पर आक्रमण कर वीरगति 
प्रात की । यह घटना हिं० स० ७०० के जिल्क़ाद (वि० सं० १३४८ भावण शुक्ला ४६:-३ं० सं० 
१३०१, जुलाई ११) की है ।??' 

इस विवरण से रणथम्भौर के घेरे की अवधि छः मास ठहरती है, न कि चौदह वर्ष । 

ज़ियाउद्दीन बरनी ने इस युद्ध का समय एक वष माना है। बरनी द्वारा दी हुईं तिथियाँ 
प्रायः भ्रमात्मक हैं ।' 

अमीर खुपरो ने 'अशीका देवलरानी व खिजत्र खाँ3 नामक काव्य में लिखा है :--- 
एक महीने के घोर युद्ध के पश्चात्‌ अ्रलाउद्दीन ने ढुगे पर अधिकार करके उलग्र 
खॉ को वहाँ का सूबेदार बनाया । 

सम्मवतः इसका वात्परय सुलतान के वहाँ पहुँचने के एक मास उपरांत से होगा ।””४ 

तारीख-फरिश्ता" के अनुसार “हिं० स० ६६६ (वि० सं० १३५७--ई० सन्‌ १३००) 
में अलाउद्दीन ने अपने भाई उलग़ खाँ और नुसरत खाँ को रणथंभौर पर आक्रमण करने को भेजा । 
एक वर्ष तक लड़ते रहने पर भी जब मुसलमानों को बिजय की कुछ भी आशा नही दिखाई दी, 
तब रेत से मरे हुए बोरों को नीचे ऊपर रखवाकर दुग पर चढ्कर मुसलमानों ने अधिकार कर 

है 
पट उपयु क्त विवेचन से स्पष्ट है कि रणथभौर का युद्ध छः मास अथवा एक वर्ष तक हुआ 
था, न कि चौदह वर्ष तक जैसी कि जोधराज को कल्पना है| इसके अतिरिक्त उसके द्वारा दिया 
हुआ संबत्‌ भी अशुद्ध है। 

(५) हम्मीर की मरण-तिथि--ऊपर युद्ध-समाप्ति की जो तिथि दी गई है वही तिथि हम्भीर- 
निधन की मी कवि द्वारा मानी गई है। कावि कथित इस तिथि की निस्सारता ऊपर सिद्ध की जा 
चुकी है। फारसी इतिहासों के आधार पर ११ जुलाई, १३०१ ई० को हम्मीर की मृत्यु हुई थी | 

(ऐ) अलाडद्दीन की मुत्यु-तिथि-- जोधराज ने हम्मीर और अलाउद्दीन की मृत्यु एक ही 
दिन मानी है, पर इतिहास मे इसके विपरीत प्रमाण मिलते हैं। केम्ब्रिज हिस्ट्री ऑव इंडिया* में 
अलाउद्दीन की मृत्यु की तिथि २ जनवरी, १३१६ ६० दी है। डा० किशोरीशरणलाल< ने उसका 


) इलियट, हिस्ट्री ऑव, इंडिया, भा० ३, ४० ७२-६; भारत के आाचीन 
राजवंश, भा० १, ४० २७४ * झलाउद्दीन सुहस्मद ख़िलजी, ए० २४ (पादु टिप्पणी) + हिस्ट्री 
झआॉव_ इंडिया, सा० रे, ए० २४६; भारत के माचीन राजवंश भा० १, ए० २७२ “* वही, ए० 
वही * वही, 2० २०६ _* अल्ाडद्दीन सुहस्मद ख़िलजी, शु० ०७ * भ[ू० ३, ए० १३६ 
« अलाउद्दीन मुहम्मद ख़िलजी, शु० २३६ ह 


हम्मीररासों की ऐतिहासिकता ३४६ 


मरणु-काल सन्‌ ७१५ हि०, शब्बाल ७ (६ जनवरी, १३१६ ई०) माना है। भीयुत ओका जी" के 
मतानुसार अलाउद्दीन ता० ६ शब्बाल, ७१६ हिं० (१३७३ वि०, पौष सुदी ७-- १३१६ ६०, २२ 
दिसंबर) को मरा । 

उपयुक्त प्रमाणों से स्पष्ट है कि १३०१ ई० में रणथंभौर-विजय होने पर राव हम्मीर वीर- 
गति को प्राप्त हुए और उसके पन्द्रह वर्ष पश्चात्‌ अलाउद्दीन मरा । अत: कवि जोधराज का उसकी 
मृत्यु-तिथि संबंधी कथन कोरी कल्पना पर निर्भर है। 

(ओ) छादगढ़-विजय ओर रणधीर की झत्यु-तिथि--जोघराज ने, पाँच वर्ष पर्य्यन्त छाड़- 
गढ़ का घेरा पड़ा रहने के उपरात उस पर अलाउद्दीन के अधिकार हो जाने का, उल्लेख किया 
है| इस दृष्टि से इस घटना की तिथि ११४३ वि०, चैत्र शु० £ शनिवार आती है। 


चैत्र अमाचन्द्र का मध्यन्य समाप्ति काल रे मार्च १७.८४ « 
६ तिथियों का समस्त व्याप्ति काल प्ट+१५ प्ट्य्द्‌ 
श्र २६ ,७० 


« बृहस्पतिवार, २६ मा्च,१०८६ ई० 

उक्त तिथि गणना से अशुद्ध सिद्ध होती है। इसके श्रतिरिक्त, जब रणथंभौर, दुर्ग पर 
केवल छः मास अथबा एक वर्ष तक युद्ध हुआ तो छाड़गढ़ में पॉच वर्ष तक रण होते रहने 
की घारणा कवि की मनगढ़न्त बात है। अतएव छाड़गढ़-बिजय और रुणधीर मरण-तिथि 
एकदम निराघार हैं। 

जोधराज ने घटनावलियों की तिथियों का वास्तविक ध्यान नहीं रखा है। प्रत्येक घटना 
के घटित होने से बहुत पहले ही उन्होंने उसके होने की कल्पना कर ली है | यह बात निम्नलिखित 
तुलनात्मक तिथिन्पत्र से भी स्पष्ट हो जाती है $-- 


दा] ण न सन | कं | किला. ॥ इतिहास में को. में दी पल कर |... व... द्वारा ४ 
संख्या हुईं तिथि | दी हुईं तिथि विवरण 


4 रणथम्भौर - 











| $२८२ ई० | १०४३ ६० | २२६ वर्ष | इस तिथि को हम्मीर का 

| राज्यासिषेक हुआ था। अतः 

लगभग २२६ वर्ष पूर्व जैन्न- 

सिंह: का वर्त्तमान होना और 

रणथंभौर की नीव डालना 

शक की निराधार कल्पना 
। 


२ | इम्मीर-जन्म। १२७१ ई० | १०८४ ईं० | १४८७ वर्ष 


३ | अलाउद्दीन-- १२६७ हुँ० १०८७ ई० | १८३ वर्ष 


जन्म 
३४ | रखथंभौर पर। १३००- १०८१ ई० | २१६ वर्ष 
आक्रमण | ३३०१ ई० अथवा अथवा 


डक... 99 ३१३१ ह० १६८६ व्षे 
१ राजपूताने का इतिहास, भा० २, पू० ४३६ 


कक, 

















३५०७ हिंदी वीरकाब्य 
क्रम- | इतिहास में दी | जोधराज द्वारा | ५ 
संख्या. | हुईतिथि |दीहुईतियि | पर विवरण 
&€ | युद्ध-समाधि[ १३०३६ हुँ० १०६४७ ह०_ | २०६ वे 
अथवा अथवा 
डे ११४४ ईं०_ | १३६ वर्ष 
६ | अलाउद्दीन | १३१६ ह० १०६४ ई० | २२१ वर्षे 
की झुत्यु | अथवा अथवा 
श । ११४४ ई० | १७१ वर्ष 





[0० 


ऊ'९ए के संज्षिप्त विवेचन के पश्चात्‌ यही सार निकलता है कि कवि ने सवत्‌ और तिथि 
का प्रयोग करने में वास्तविकता का ध्यान नहीं रक्‍्खा है । प्रत्येक घटना के घटित होने से सैकड़ों 
वर्ष पूर्व के सन्‌-छंवर्तों को मानकर मनगढूँत तिथियों का उसने प्रयोग कर दिया है। उसके द्वारा 
उपयुक्त घटनावली संबंधी सारी तिथियाँ पूर्गरूप से काल्पनिक और ऐतिहासिक प्रमाणों से रहित 
हैँ । भ्रतः उनका कोई भी ऐतिहासिक मूल्य नही है। 

अग्नि-कुल्नोत्पत्ति 

जोधराज ने चौहान, चालुक्य (सोलंकी), प्रतिह्दार और प्रमार राजपूतों की अ्रभ्ि-कुल से 
उत्पत्ति का उल्लेख किया है।” इनके इस कथन की वास्ततिक्रता की परीक्षा नीचे की जा 
रही है :--- 

“अ्रवृदगिरि पर वशिष्ठ जी के यश-कुंड से चौहान, चालुक्य (सोलंकी) प्रतिह्र और प्रमार 
राजपूतों के मून पुरुषों की उत्पत्ति का उल्लेख हिन्दी के प्राप्य ग्रन्थों मे सब-प्रथम प्रथ्वीराजरासो 
में मिलता है| इसी अंथ का आश्रय लेकर यह मत प्रचारित हुआ । (ृथ्वीराजरासो” विद्वानों के 
लिए अभी तक एक समस्या बना हुआ है। श्री ओका जी के मतानुसार यह जाली ग्रंथ विक्रमी 
संवत्‌ की सोलहवीं शताब्दी के पूर्व का रचना नहीं है ।* इस अन्थ के निर्माण से पूर्व उक्त ज्ञत्रिय 
वंश “अमि-कुल' नाम से विख्यात नहीं थे, जैसा कि नीचे के विवरण से स्पष्ट है :-- 

चौहान--प्ृथ्वीराज चौहान के राज-कवि पंडित जयानक ने प्रथ्वीराज-विजय-मदाकाब्य रे 
में अनेक स्थलों पर चोह्ानों को सूर्य-वंशी बतलाया है, यथा +--- 

काकुत्थेमिषवाकुरघू च यद्धत्पुराभवत्त्रि अवरंरघोः कुलम्‌ | 

कला वि प्राप्य सचाहमानतां ग्ररूदतुय ६वरं बभूव तत्‌ ॥२॥७१॥ 
5०55 भानोः प्रताषोन्नति । 

तन्वन्गोत्र गुुरोनिजेन नृपतेजंशे सुतो जन्मना ॥७॥३०॥ 
सुतोप्य परगांगेयो निन्‍्येस्थ रविसूनुना । 

उन्नति रवि वंशस्यथ पृथ्वीराजेन.. पश्यता ॥5॥४५ श। 


3 हस्मीररासो, छुं० ४४-७०, पू० ६ १४ 


१ राजपूताने का इतिहास, भा० १, छुू० ७२ 
वही, छु० ब३े३ सारडा; श्थ्वीराज विजय, ए० ७ 


हम्मीररासो की ऐतिहासिकता २५१ 


अर्थात्‌ जिस प्राचीन रघु के श्रेष्ठ काकुत्त्थ कुल ने इच्चाकु और रघु को धारण किया 
अर्थात्‌ जो काकुत्स्थ कुल इच्चाकुठुओर रघुकुल के नाम से प्राचीन काल में चला, वही कुल 
कलियुग में चाहमान को प्राप्त करके अपने चौथे प्रवर में आया श्रर्थात्‌ उसी का चौथा नाम 
कलियुग में चाहमान से उत्पन्न हुआ ॥२॥७१॥ 

«अपने वंश-गुरु सूर्य के प्रताप की उन्‍नति का विस्तार करते हुए राजा का पुत्र जन्मा | 
७४५४० ४ 

इसका पुत्र भी दूधरे भीष्म के समान हुआ जिसने कि सूर्यपुत्र-पृथ्वीराज के देखते-देखते 
सूर्यवंश को उन्नत किया | ८; ४४: 

प्रथ्वीराज के पूवज विग्रहराज (बीसलदेव चौथा) ने अजमेर में सरस्वती-मन्दिर की स्था- 
पना करके, स्वरचित रिकरेलि नायक! तथा अपने राजकवि सोमेश्वर कृत 'लक्षित-विग्रहराज 
नाटक! को शिलाओं पर खुदवाकर उसमें रखवाया था। वहाँ से प्राप एक बड़ी शिला पर किसी 
अज्ञात कवि के बनाये हुए चोहानों के इतिहात के किसी काव्य का प्रारम्मिक अंश खुदा है। इसमें 
भी चौोहानों को सूये-वंशी ही लिख! है |”* 

हे के शिलालेख में चाहसानों को गूयक का वंशधर माना है। इस शिलालेख से विदित 
होता है कि दसवीं शताब्दी ई० में चौहान अपने को सूर्य-वंशीय मानते थे । यथा ३--- 

“तम्मुक्तूयर्थ मुपागता रघुकुल भू चक्रवर्ती स्वयं ।??* 

“अर्थात्‌ उसकी मुक्ति के लिए रघुवंशीय चक्रवर्ती राज! स्वयं आया ।”? 

१४वीं शताब्दी की रचना हम्मीर-महाकाव्य में भी चोहानों को सूर्य-वशीय साना है [” है 

उपयु क्त प्रमाणों से सिद्ध है क्रि संवत्‌८१३ वि०(७४६ ६०) से प्रथ्वीराजरासो की रचना के 
सम्रय १६वीं शताब्दी (१३४३ ६०) तक चौहान अपने को अग्निवशोय नहीं वरन्‌ सूर्यवंशीय मानते थे। 

चालुक्य वंश --“शक संक्‍त्‌ ५०० (वि० सं० ६३५०-६० स० ४७८) से लगाकर वि० सँ० 
की १६ वी शताब्री तक सोलकियों के अनेक दानपत्र, शिल्ञालेंख एवं ऐतिहासिक उंस्कृत-अंथ मिले 
हैं, जिनमें कहीं भी उनका अग्रिवंशीय होना नहीं लिखा है, किन्तु स्थल-स्थल पर उन्हे चन्द्र- 
वंशीय श्रौर पांडवों कौ सन्‍्तान बतलाया गया है |? 

अतिहार--“वि० संवत्‌ ८७२ (ई० ८१५४) से लगाकर वि० संवत्‌ की १४ शताब्दी के 
पीछे के प्रतिहारों (पड़िहरों) के जितने शिलालेख, दानपत्रादिं मिले हैं उनमें कही भी उनका 
अग्निवंशीय होना नहीं माना है | वि० संवत्‌ ६०० (६० सन्‌ ८४३) के आसपास की ग्वालियर से 
मिली हुई प्रतिहार राजा भोजदेव की बड़ी प्रशस्ति में प्रतिदारों को सूर्यवंशी बतलाया है । ऐसे 
ही वि० सं० की दशवीं शताब्दी के मध्य में होनेवाले प्रसिद्ध राजशेखर ने अपने नाटकों में अपने 
शिष्य महेन्द्रपाल (निर्मय नरेन्द्र) को, जो उक्त भोजराज का पुत्र था 'रघुकुल-विलक”ः (रघुकुल- 
तिलको महेन्द्रपालः) कहा है ।??* 

परमार (प्रमार) --“मालवे के परमार राजा मुंच (वाक्पतिरा ज, अमोधवर्ष) के समय अर्थात्‌ 

५ राजपूताने का इतिहास, भा० $, एृ० छह + हिस्ट्री ऑव मेडिविज्ञ हिन्दू इंडिया, 

भा० २, ए० ३8-१४, ३७ + सर्ग ३, श्लोक १४-८ ४ राजपूताने का इतिहास, सा० ३, 


पु० ७४. कही, १० क्ड्डी 


शैप ३ हिंदी वीरकाब्य॑ 


बि० सं० १०२८ से १०४४ (इ० सन्‌ ६७१ से ६६७) के आस-पास होने वाले उसके दरबार के 
पंडित हलायुध ने पिगल सूत्र वृक्षि? में मुंज को “्ह्मक्षत्र कुल” कहा है। ब्रह्मक्षत्र शब्द का प्रयोग 
प्राचीन काल में उन राजवंशों के लिए होता रहा है, जिनमें ब्रह्मत्व और क्षत्रित्व दोनों गुण विद्य- 
मान हों या जिनके वंशज क्षत्रिय से ब्राह्मण हुए हों । मुज के समय के पीछे के शिलालेखों तथा 
ऐतिहासिक पुस्तकों मे परमारों के मूल पुरुष का आबू पर वशिष्ठ के अप्नि-कुंड से उत्पन्न होना 
अवश्य मिलता है, परन्तु यह कल्पना भी इतिहास के अन्धकार में पीछे से की हुई प्रत्रीत होती है। 
परमारों के शिलालेखों में उक्त वश के मूल पुरुष का नाम धूमराज मिलता है। धूम अर्थात्‌ धुँआँ 
अमर से उत्तन्न होता है, शायद इसी पर परमारों के मूल पुरुष का अम्नि-कुंड से निकलना ओर 
उसके अग्मि-बंशी कहलाने की कथा पीछे से प्रसिद्ध हो गई हो तो आश्चर्य नहीं। 


सारांश यह है कि चौहान, सोलंकी और प्रतिद्वार विक्रम की १७वीं शताब्दी तक अपने को 
श्रम्मि-वंशी मानते ही नहीं थे और राजा मुंज के समय तक परमार भी ब्रह्म-क्षत्र कहे जाते थे, न 
कि अग्नि-वंशीय ।!! 

अतएव, ऐसा प्रतीत होता है कि जोधराज ने उक्त राजवंशों को अभि-कुलोलन्न मानने में 
पृथ्वीराजरासो का अनुकरण किया है । उसका यह कार्य इतिहास के प्रतिकूल है। सच बात तो 
यह है, कि ये चारों राजपूत वंश प्राचीन क्षत्रिय जाति के ही वंशधर हैं। 

पात्रों की ऐतिहासिकता 

हम्मीररासो में बहुत से पात्रों के उल्लेख मिलते हैं। यहाँ पर केवल उन्हीं पात्रों के विषय 
में संज्षित विवेचन किया जारहा है, जो ऐतिहासिक प्रतीत होते हैं| पौरारिषक एवं काल्पनिक पात्रों 
को छोड़ दिया गया है। 

निश्चित पात्र 

हिन्दू पात्र--चाहमान--चाहसान की उत्पत्ति सूर्य-वंश में मानकर इन्हें चौहान वंश का 
प्रवत्तक बतलाया गया है।* इनके जन्म के संबंध में जोधराज का मत निराधार है। चाहमान को 
एक दम काल्पनिक व्यक्ति नहीं माना जा सकता । पर्याप्त सामग्री के अभाव में इनका अधिक 
विवरण देना दुष्कर है । 


जैत्नखिह--“ “११६३ ६० के उपरान्त प्रथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविन्द्राय रणथंभमौर में 
जाकर राज्य करने लगे | उनके पश्चात्‌ बाल्हणदेव, प्रह्मददेव, वीरनारायण, वाग्मट (तह्यददेव) 
तथा राव जैत्रसिह क्रशः शासक हुए ।”१ वि० सं० १३४५ (१२८८ ई०) के कवाल जी के कुंड 
(कोटा राज्य के शिलालेख) के अनुसार जैत्रसिंह ने मंडल (मांडू) के जयसिंह को बार बार सताया | 
मालवे के उस राजा के सैकड़ों योद्धाओं को संपाइथाधट्ट (कपायता के घाटे) में हराया और उनको 
रणस्तंमपुर (स्णथंभोर) में बन्दी रक्‍्खा |* इन्होंने संवत्‌ १३३६ बि० (१२८१-१२८२ ई०) 





* राजपूताने का इतिहास, सा० $; ४० ७२५-६ _* पृथ्वीराज-विज्य-महाकाव्य, सर्ग 
२ श्लो० ४४-२; हम्मीर महाकाज्य, सगे १, श्लो० १४-२४ 3 हस्मीर आँव्‌ रणथम्भौर, ४० 
२-६; भारत के म्रांचीच राजवंश, सा०१, ए० २६३-८ * राजपूताने का इतिहास, भा०३, एू०२२७ 


् 


हम्मीररासो कीं ऐतिहासिकता ३५रे 


अथवा १३४२ विक्रमी (१२८८४ ई०) में वाणप्रस्थ लेकर अपने पुत्र हम्मीर का राज्यामिषेक कर 
दिया ।* 

अतः जोधराज द्वारा इनका जो विवरण दिया गया है, वह भ्रमात्मक है। 

हम्मीर--यह जेत्रसिंह के पुत्र तथा रणथंभौर के प्रसिद्ध शासक ये। यही इम्मीररासों के 
नायक हैं, जिनके साथ अल|उद्दीन का युद्ध हुआ था ।* 

रत्न--जोघधराज ने हम्मीर के पुत्र का नाम रत्न बतलाया है, जो चित्तौड़ का शासक 
था | पर उस समय चित्तोड़ में सीसोदियों का राज्य था, न कि चौहानों का। जोधराज ने यह कोरी 
कल्पना की है। विश्वेश्वरनाथ रेउ ने हम्मीर के उत्तराधिकारी का नाम रामदेव” माना है ।2 
इस संबंध में निश्चित मत निर्धारित करना कठिन है । 

रणधघीर --जोधराज ने हम्मीर के काका रणघधीर का उल्लेख किया है, जो छाडगंढं के 
शासक ये। जयसिंह सूरिए ने अपने अंथ में रसमल्‍ल नामक एक सेनापति का नाम दिया है, 
जो हम्मीर के साथ विश्वासघात करके अलाउद्दीन से जा मिज्ञा था। संभव है, नाम साम्य का 
आश्र लेकर हम्मीररासो के रचयिता ने रणधीर नाम दिया हो। पर दोनों--रणघौर और रणमसहलं- 
के चरित्रों में विषमता है। अतएव उपयुक्त संभावना को अधिक महत्त्व नहीं प्रदान किया जां 
सकता। पर इस नाम को काल्पनिक भी नहीं माना जा सकता । 

भोज--जोघराज के अनुसार यह भील सरदार वीरतापू्वक युद्ध करके हम्मीर की ओर से 
मारा गया। हम्मीर महाकाव्य* में मोज नामक व्यक्ति हस्मीर का भाई, खड़गन्याही तथा दंड- 
नायर माना गया है। अन्त में वह देशद्रोही बनकर अलाउद्दीन से मिल गया था। इन उल्लेखों 
से स्पष्ट है कि भोज नाम का कोई प्रधान व्यक्ति हस्मीर के दरबार में अवश्य रहा था। 

साह सुरजन--(शाह सुजन) ऐसा विदित दोता है. कि अकबर के समकालीन रणथंभौर- 
दुर्गाष्यक्ष, बूं दी के हाड़ा राव सुजन, को भ्रमवश हम्मीर का समकालीन मानकर जोधराज ने 
अपने काव्य में इस नाम का उल्लेख किया है। इन्दी के नाम पर इनके राजकवि चन्द्रशेखर 
वैद्य ने सस्कृत में 'सुजन-चरित्र”' की रचना की थी |* सुजन के इतिहास प्रसिद्ध व्यक्ति होने में 
कोई सन्देद् नहीं है, पर कवि जोधराज ने प्रमादवश उन्हे हम्मीर का समकालीन मान लिया है। 

माझ्िक्वराव--सुजन-चरित्र* के अनुसार सा्णिक्यराज सोमेश्वर का पुत्र और प्रथ्वी- 
राज का भाई था। दर्ष-शितञालेख, बिजोलियन-शिलालेख, प्रथ्वीराज-विजय) प्रबन्धकोष तथा 
हम्मीर महाकाव्य के आधार पर दिए हुए चोहान-वंश वृक्षों में इस नाम का उल्लेख नहीं है । 

अन्य पान्न--हम्मीररासो में प्रसंगवशात्‌ जगदेव, वीसलदेव (वीसलह), सोमेश्वर, प्रथ्वी- 
राज आदि चौहान सम्राठों' तथा जगदेव प्रमार, भोज, विक्रम, आदि अन्य ख्याति-लब्ध एवं 
इतिहास प्रसिद्ध वीरों का उल्लेख किया गया है। 

१ हस्मीर महाकाव्य, सर्ग ७, श्लो० १४१-२; भारत के आचीन राजवंश भा० १, पू० 
२६६ *+ देखिए इसी अध्याय में आगे युद्ध-व्यंच २? भारत के भ्राचीन राजवंश, भा० ३, छ० 
र७८म * हस्मीर महाकाव्य, सर्ग ३०, रलो० ३६; सर्ग १३, रल्ो० १३०-४ " सर्य ४, सल्ो० 
८। १० नागरी प्रचारिणी पत्रिका, सा० १९, १६६१ वि०, पु० १६१-७; सारडा, पृथ्वीराज 
विजय, पृ० $, पादठिप्पणी $ + वही, ० ३९ “ वही, छ० १ ४नभर 3 बद्दी, छ० वही 

डपू 


३५४ हिंदी वीरकाब्य 


स्री-पात्र-झासा (आशा) --ओपराज की सम्मति में हम्मीर की रानी का नाम “आशा 
था। हम्मीर-काव्य” में सात रानियों के साथ उसके विवाह होने का उल्लेख किया गया है। 
सारडार ने इनकी पत्नी का नाम रंगादेवी माना है। 

देवलकुँवरि--जो धराज ने हम्मीर की राजकुमारी का नाम इैवलदेवी माना है। हम्मीर 
महाकाव्य 3 में भी इसी नाम का उल्लेख किया गया है। 

मुंसलमान पात्र मुहस्सद गोरी (अलाउद्दीन का पिता)--जोपराज के मतानुसार गुजनी के 
शहाबुद्दीन मुहम्मद ग़ौरी के घर अलाउद्दीन अवतीर्ण हुआ था; पर इतिहास से विदित है कि 
शहाबुद्दीन मुहम्मद ग़ौरी की मृत्यू, १९०६ ई०में हुईं थी ओर इसके ६१ वर्ष पश्चात्‌ श्रलाउद्दीन 
का जन्म हुआ था। वास्तव में अलाउद्दीन के पिता का नाम शहाबुद्दीन मसऊद खिलजी था। वह 
श्रपने भ्राता जलालउद्‌दीन के साथ बलबन (१२६८-८८ ई०) के यहाँ नौकरी करता था ४ 

सभवतः अलाउद्दीन के पिता के नाम के पूर्वाद्द 'शहाबुद्दीनः के कारण जोघराज ने 
उक्त भूल कर दी है। खिलजी और गौर दोनों ही अ्रफ़्शान वंश के थे। हो सकता है कि इन 
दोनों के मिलाने के प्रयत्न में भी कवि ने अलाउद्द्दीन के पिता के नाम के संबंध में यह भूल कर 
दी हो, तो कोई आश्चय नहीं है। 

झलाउद्दीन--इतिहास प्रसिद्ध यह सुलतान दिल्ली का शासक था ।* 

झअलाइत्त-जोधराज ने अलाउद्दीन के शाहज्ादे का नाम अलावृत्त'ं दिया है, जो 
असत्य है। सुल्तान अलाउद्दीन के चार शाइज़ादे थे जिनके नाम हैं--खिज् खाँ, शादी, शहाब 
और ,कुतुबुद्दीन ।' न उसके अलाबूत्त नाम का कोई पुत्र था और न कभी इस नाम का कोई सुल- 
तीन ही दिल्ली की गद्दी पर बैठा । 

मंहरम ख़ाँ--हम्मीररासो में अलाउद्दीन के मन्त्री का नाम 'महरम खाँ” बतलाया गया है। 
इतिहास में उसके चार मनित्रियों का उल्लेख आया है। अलाउद्दीन के राज्याभिषेक के अवसर पर 
ख्वाजा खातिर उसका मन्त्री था। उसके पश्चात्‌ नुसरत ,खॉ इस पद पर १२६७ ई० से १३०० 
ई० तक रहा। उसके उपरान्त सैय्यद खाँ तथा ताजुद्दीन काफ़्र हज़ार दीनारी क्रमशः मन्त्री 
बने ।* अतएव कवि द्वारा दिया हुआ उक्त नाम असत्य है । 

मीर महिमा --इतिहास में इस नाम के किसी भी अमीर का उल्लेख नहीं मिलता है। 
संभवतः कवि ने मुहम्मद शाह नामक विद्रोही नो-मुस्लिम सरदार के लिए, जिसने हम्मीर के यहाँ 
जाकर शरण ली थी* मीर महिमा शब्द का प्रयोग किया है। 

शसरु--संभवतः काभरू (कबरू) नामक सरदार के लिए यह नाम ग्रयुक्त किया गया है ।* 

मुहम्मद शाह और काभरू दोनों ही हम्मीर की ओर से लड़े थे ।** कवि का यह कहना कि 
गंभरू अलाउद्दीन की ओर से युद्ध में सम्मिलित हुआ था, असत्य है । 


१ पथ्वीराज विजय; संग ४, श्लो० १४३ * हम्म्मीर ऑव रणथंभौर, ए० ४४ | से 
१३, रंसो ० १०६ * झलाउद्दीन सुहम्सद ख़िलजी, ए०१ (पाद-टिप्पणी $ सहित) “ केम्ब्रिज हिस्ट्री 
झँव हूं डिया, भा०३; प० ३३-११६ * अलाउद्दीन मुहम्मद ख़िलजी, ए० २३४ (पादु-टिप्पणी) 
$ वही, ए० १७१ ८ फ़तूह-उल्ू- सलातीन, एृ० २४१ * वही, ए० वही १" झलाउद्दीन 
सुदस्मद खिलजी, एं० दइश - ह 


हम्मीररासो की ऐतिहासिकता 3 ३ ६ 


झनिश्चित-पात्न --निम्नलिखित पात्रों की ऐतिहासिकता के सबंध में, प्रयास सामग्री के अभाव 
में, निश्चयात्मक निर्णय करना कठिन है ;--- 

हिंदू-पात्र : पुरुष-यात्र--अभयसिंह, अजमत्त चहूवान (श्रजमत चौहान), कन्ह, बल्हन 
(बाल्दन), रेशुकुमार, चतुरंग, संखोदर, हरीसिंह बघेल । 

खी-पात्र--चन्द्रकला, सुंदरी कूँवरि | 

सुसलमान-पात्न --पुरुष-पात्र -श्रली सैय्यद, अलीशेर, अलीखान, अजमत, श्रबदुलमीर, 
जमाल खा, जैनसाह सिकन्द्र, निजामदीन, नूर मीर श्रफरस, बादित खाँ, मीर सिकन्दर, गोरीशाह 
मुहम्मद अली, मोहोबत मुदफूफर, हसन हुसेन, हिम्मति (हिम्मति बहादुरअ्रली ११)। 

खत्री-पात्र--चिमना बेगम, रूप-विचित्रा | 

युद्ध-बणन 

हस्मीर और अलाउद्दीन में बैर के कारण--जोधराज के मतानुसार “रूप-विचित्राः पर 
आसक्त होने के कारण मीर महिमा को अलाउद्दीन ने दिल्‍ली से निकाल दिया। उसने रणेथंमोर 
के राव हम्मीर के पास जाकर शरण ली । इसी से कुपित हो दिल्ली सम्राद ने रणयथंमौर पर आक्रमण 
किया |" 

इस भयंकर युद्ध के उक्त कारण की कल्पना में कवि ने परंपरा का अनुसरण किया है । 
पृथ्वीराजरासो कीं 'हुसेन-क्था?* से प्रभावित होकर इसने इस घटना का उल्लेख किया हो, 
तो आश्चयें नहीं । किसी प्रास प्रामाणिक ऐतिहासिक ग्रन्थ अथवा शिलालेख में इस कथानक 
का उल्लेख नहीं है | हम्मीर महाकाव्य भी इस संबंध में मोन है। उसमें युद्ध का यह कारण 
दिया है ३-- 

“जैन्न॒तिंह हम लोगों (अलाउद्दीन आदि) को कर देता था, पर यह उसका बेटा हम्मीर न 
कि, केवल कर ह्वी नहीं देता वरन्‌ हम लोगों के प्रति अपनी घुणा दिखाते के लिए प्रत्येक अवसर 
ताकता रहता है ।”?3 इसके अ्रतिरिक्त उसमें हम्मीर के द्रबार में चार मुग़लों का वर्तमानत्व भी 
युद्ध का कारण माना गया है।हें 

फारसी इतिहास में इस यद्ध के कारणों के संबंध में यह लिखा है :--- 

“गुजरात विजब (१२६७ ई०) के पश्चात्‌ उलग़ खाँ और नुसरत खाँ देहली के लिए चल 
पड़े | जालौर में लूट कीं सामग्री का विभाजन किया गया। सैनिकों ने सामान को छिपाने का 
प्रयत्न किया । इस पर सेनापतियों ने कठोरता-पू्वक व्यवहार किया । सैनिकों में विद्रोह की ज्वाला 
भड़क उठी। उन्होंने नुसरत खाँ के भाई मलिक ऐज़ुद्दीन तथा उलग़ खाँ के घोखे में, सुलतान के 
भांजे को मार डाला। उनग़ खाँ और नुसरत खाँ ने विद्रोह शान्त कर लिया। विद्रोही भाग 
गए । मुहम्मद शाह और कामरू (कबरू) ने रणथंभौर के राणा हम्मीर के यहाँ तथा यलहक़ एवं 
बुरांक ने देव-गिरि के रामदेव के अतिथि, गुजरात के निर्वासित राय करण के पास नन्दुरुवार में 

जाकर शरण ली।“ 

१ हम्मीररासो, छुं० $८८-३७०, पु० ई३३-७६ ' पृथ्वीराजरासो-सार, ० 2-४३ 
3 हम्मीर महाकान्य, सर्म $, श्लो० १०२२-१५ * वहीं, सर्ग १०, श्लो० ७४ “ अलॉउद्दीन 
सुहम्सद खिलजो, पृू७ ४६-०६ केग्त्रिज हिस्ट्री आँव्‌ इंडिया, सा ३) पृू७ १६०७ 


३५६ हिंदी वीरकाव्य 


उक्त विवरण से स्पष्ट है कि जालौर में सेना ने विद्रोह किया था तथा मुहब्भद शाह एवं 
काभरू ने हम्मीर देव के यहाँ जाकर शरण ली थी । कोई भी तत्कालीन इतिहास लेखक इस घटना 
को रणथंभोर पर आक्रमण करने का कारण नहीं बतलाता, परन्तु उत्तरकालीन इतिहासकारों द्वारा 
अनुमोदित अप्रत्यक्ष साक्ष्य से इनकी पुष्टि होती है।'" इसॉमी के अनुसार “यह ज्ञात होने पर कि 
रणथंभौर के चौहान राणा के यहाँ मुग़ल शरणार्थी ठहरे हुए हैं उलग़खोाँ ने सुल्तान के नाम से 
यह सन्देश भेजा कि यदि राय उन शरणाथियों को मरवा दें ग्रथवा उसके पास भेज दें तो सुल्तानी 
सेनाय देहली को लौट जायेगीं। राणा को इस बात के लिए भी सावधान कर दिया ग्या था कि 
जब शरणार्थाी, जिनको सुल्तान ने जीवन और सम्मान दिया, उसके प्रति स्वामि-मक्त न रह सके 
तो मला वे राणा के साथ कैसे सत्य व्यवहार रख सकेंगे। इस राजाज्ञा के विरुद्ध कार्य करने के 
दुष्परिणामों को सहने के लिए प्रस्तुत रहने की चेतावनी भी राव को दी गई थी ४?२ 


इस घटना के पचास वर्ष के उपरान्त इसॉमी ने अपने अंथ की रचना की (रचना-काल 
११४६-३० ६०) । इतसे ओर इसके पश्चात्‌ की रचना हम्मीर महाकाव्य? से विदित है कि हम्मीर 
ने विद्रोहियों को आश्रय दिया था। मुहम्मद शाह ओर मीर काभरु (कबरू) ही हम्मीर महाकाव्य! 
एवं हम्मीररापो” के मीर महिमा शाह तथा मीर गमरु प्रतीत होते हैं। फारसी इंतिहासों एव हम्भीर- 
महाकाव्य के अनुसार जालोर से भागकर उन्होंने रणथंभौर मे आश्रय प्राप्त किया था | जोधराज के 
विचार में दिल्‍ली से निर्वासित होकर केवल मीर महिमा हम्मीर के दरबार में पहुँचा था ओर 
उसका भाई मीर गभर अलाउद्दीन की सेवा ही में रह गया था| इस अन्तर का कारण हुस्तेन- 
कथा, का कवि पर प्रभाव और काव्य में शंगार का समावेश करने की भावना से प्रेरित होना ही, 
प्रतीत होता है | 

यद्यपि अलाउद्दीन ने विद्रोहियों के हम्मीर की शरण में चले जाने के कारण से रणथंभौर 
पर आ्राक्रमण किया था, पूर इसके अन्य कारण भी थे | दिल्‍ली के निकयस्थ एक शक्तिशाली हिन्दू: 
राज्य को अलाउद्दीन अपनी सत्ता के लिए भयप्रद समझता था। इसके अ्रतिरिक्त जलालउद्दीन 
खिलजी की रणथंभोर पर पराजय से मुसलमानी प्रतिष्ठा को भारी धक्का लगा था। इन्ही कारयों 
से अलाउ्द,न ने रणथमौर पर आक्रमण किया था। जोधराज द्वारा दिए हुए कारणों मे से केवल 
इतना ही अंश सत्य है कि सीर महिमा हम्मीर की शरण में गया था ओर उसकी रक्षा करने के 
लिए हम्मीर ने युद्ध किया था। 

आक्रमण--जोधराज 3 के मतानुसार अलाउद्दीन स्वय ससैन्य रणथभौर की ओर चला; पर 
हम्मीर-महाकाव्य के मत में सर्वप्रथम उसके सेनापति उलग़ खाँ ने आक्रमण किया और वह स्वय 
पीछे से गया।* बरनी का कथन है कि खिलजी सुल्तान ने उलग़ खाँ को उसके विरुद्ध चढाई करने 
की आज्ञा दी। इस सेवा के उपलक्ष्य में उसे बयाना का प्रान्त दिया गया। कड़ा का प्रान्त प्राप्त 

करके और सेना लेकर नुसरत खाँ मी उलग़ खाँ की सहायता के लिए जा पहुँचा ।+ 


) झलाउड्टीन मुहस्मद खिलजी, १० ६५ * वहीं, ए० ६६ 3 हस्मीररासो, छुं० 
इे७१-८३, पु० ७६-३६ “ सर्ग ६, श्लो० १०६; सर्ग ११, श्लो० ७, ८“ अलाउद्दीन 
मुहम्मद ख़िलजी, ए० ६६ 


हम्मीररासो की ऐतिहासिकता ३५७ 


मुसलमानी सेना “मलहारणों गढ़” को विजय करती हुई “बनास” नदी के किनारे पर 
पहुँची जहाँ पर राजपूतों ने बड़ी बीरता प्रदर्शित की, पर वे पराजित हुए। हम्मीररासो में उल्लि- 
खित इस मलहारणों गढ़” स्थान की स्थिति का बतलाना कठिन है। पर इतना निश्चित है कि 
दिल्ली से रणथंभोर तक पहुँचने में मुसलमानों को मार्ग में अनेक स्थानों पर युद्ध करना पड़ा होगा । 
उन्हीं स्थानों में से किसी एक का उक्त नाम भी रहा होगा । 

सरकार ने 'फ़ॉल आँव्‌ दी म॒ग़ल इम्पायर! में रणथंमौर दुर्ग से १८ मील उत्तर में अव- 
स्थित मलारना (१(४।७:778) नगर का उल्लेख किया है। संभव है जोधराज द्वारा उल्लिखित 
'मलहारणों गढ़” यही नगर हो |” 

बनास (वर्शनाशा) नदी के युद्ध का उल्लेख करते हुए हम्मीर-महाकाव्यकाररं ने लिखा है 
कि इस यद्ध में भोमतिंह मारा गया और विजयी उल्लू खाँ (उलग़ खाँ) दिल्‍ली को लौट गया। 
वह पुनः रणथंमौर पर चढ़ आया। जोघधराज ने उक्त दोनों यद्धों का वर्णन, जैसा कि ऊपर कहा 
जा चुका है, किया है। इन युद्धों के सबंध में फ़ारसी इतिहासकार मौन हैं। संभवत: श्रलाउद्दीन 
की पराजय ही उनके इस मौन का कारण है। 

वहाँ से चलकर उलग़ खॉ एवं नुसरत खाँ. ने काँर पर अधिकार कर लिया और उसे 
अपना स्कंधावार बनाकर रणथभौर का घेरा डाला | इसॉमी के मतानुतार उलग़ खाँ ने काँई का 
शुहर-इ-नो? नाम रक्खा । बदायूनी ने भी उसका समर्थन किया है। “का! अथवा 'शहर-इ- 
नौ! का अब पता नहीं चलता । परन्तु रणथंभौर से पूव में कुछ दूर पर “नयगाँव जिसका अर्थ 
5(ह२-इ-नौ? होता है, नामक एक स्थान अवस्थित है। संमवतः यही “रकाँई' नामक स्थान है [४ 

हस्मीररासो में प्रयुक्त 'छाड़गढ़” नामक स्थान की वास्तविक स्थिति का अनुमान लगाना 
कठिन है | हो सकता है कि इस स्थान से कवि ने “ऋकाँई” की ही ओर संकेत किया हो । “'छाड़गढ?ः 
पर पाँच वर्ष तक सेना पड़ी रहने और युद्ध होते रहने कीं ऊह्मात्मक उड़ान से यह ध्वनि निकलती 
है कि वह स्थान शादी सेना का पड़ाव-ल्थान था। ऊपर कहा जा चुका है कि कॉई? अश्रलाउददीन की 
सेना का स्कंघावार था। अ्रतणव छाड़गढ़” और “कॉई? एक ही स्थान कीं ओर संकेत करते हुए 
पाए जाते हैं। पर निश्चित मत निर्धारित करना दुष्कर कार्य है। यह भी सकता है कि वह 
कोई अन्य नगर रहा हो, जिसका पता लगना इस समय कठिन है। 

“रणथंभौर में पहुँचकर उसके सेनापतियों नें सुरंगें एवं गरगच बनाने की आज्ञा दी। 
मुग्दर लगने से नुसरत खाँ के प्राण पखेरू उड़ गए | पराजित होकर उलग़ खाँ “काँई” की ओर 
लौट पडा | इस पराजय की सूचना पाकर सुलतान स्वयं दिल्ली से रणथंभौर की ओर चल पड़ा । 
वहाँ पहुँचकर उसने “रण” नामक पहाड़ी पर डेरा डाला | रण” ओर “मदन पहाड़ियों के मध्य की 
घाटी को मुसलमानों ने घास-फूस आदि से भर दिया। राजपूतों ने अग्नि-वर्षा करके उसे भस्मसात्‌ 
कर दिया । दोनों ओर हताहत की संख्या श्रपार थी ।??* 


१ हम्मीररासो, छु० रे८६-४०५, ए० ७६-८२; फ़ॉल आँव्‌ दी सुग़ल इंग्पायर, भा० हे 
प० २०६ _* सगे 8, श्लो> १४६३-४० 3 हम्मीररासो, छुं० ४०६, पृ० ८२-०३ * अलाउद्दीन 
मुहम्मद खिलजी, पृ० ६६ (पादु-टिप्पणी २ सद्दित) “ वही, ए० ६६-७२ 


रफ८ हिंदी वीरकाव्य 


४ यह युद्ध अधिक समय तक चलता रहा | नुसरत ख़ॉँ जैसा सेनापति मारा गया, अला- 
उद्दीन के प्राण लेने का प्रयत्न किया गया, साम्राज्य में विद्रोह-ज्वाला प्रज्वलित हो रही थी, अपार 
सैन्य-संह्ार हो रहा था तो भी सुलतान विचलित होने का नाम नहीं लेता था। कालान्तर में दुर्ग 
में खाद्य सामग्री का इतना अभाव हो गया कि स्वरण के दो दानों में चावल का केवल एक दाना 
मिलने लगा ।?! 

युद्ध का अत--खुसरो लिखता है कि “मनुष्य हर एक दुःख सह्द सकता है, पर छुधा पीड़ा 
उसके लिए, असह्ाय है। अन्त में कष्ट, निराशा एवं भूख-पीड़ा से व्यथित होकर जोहर-कार्य किया 
गया । रानी रंगादेवी आदि महिलाओं ने अग्नि-प्रवेश किया | शेष शूर सासनन्‍्त सहित वीर हम्मीर 
केसरिया वस्त्र धारण करके युद्धाथें निकल पडे | मुहम्मद शाह तथा कामरू अन्त तक वीरतापूव॑ंक 
युद्ध करते रहे, इसाँमी का कथन है कि राणा के परिवार का कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं पकड़ा 
गया । शिवपुर प्रान्त के गढ़ला स्थान के स्मारक (मैमोरियल टेबलिट) से भी हम्मीर के १३०१ ई० 
में मारे जाने की पुष्टि होती है |?” 

उपयुक्त विवरण के अनुसार खाद्य सामग्री के अभाव में जौहर-प्रथा का अनुसरण किया 
गया । जोधराज ने भी जौंरा-भौंरा कोप्ों की सामग्री-समाप्ति की ओर सकेत किया है ।* जोघ- 
राज ने अपने नायक के शोर्य को दविगुणित करने ही के लिए, हम्मीर की विजय, उनके द्वारा पकड़- 
ऋर अलाउद्दीन को मुक्त करने तथा अन्त में शिव जी को शिर समर्पित करने की कल्पना कर ली 
है। अलाउद्दीन को बन्दी बनाकर छोड़ने की घटना का आधार प्रथ्वीराजरासो में वर्णित पृथ्वी“ 
राज द्वारा गौरी को पकड़ कर मुक्त कर देनेवाला कथन भी हो सकता है। 


सुजन का विश्वासघात 

“राणा हम्मीर के दो मन्त्रियों रणमल और रतनपाल के देशद्रोह के कारण रणथंभौर का 
पतन हुआ इस बात की पुष्टि ह्वाजीउद्ववीर और फ़रिश्ता दोनों ही करते हैं| द्वाजींउद॒बीर कहता है 
कि रणमल अलाउद्दीन के साथ सन्धि नियम निश्चित करने के लिए भेजा गया था। वह सुलतान 
की ओर मिल जाने के लिए प्रस्तुत हो गया । उसने एक लिखित प्रमाण-पन्न प्राप्त कर लिया और 
रतनपाल आदि के साथ दुर्ग छोड़कर शाही सेना में सम्मिलित हो गया। फ़रिश्ता लिखता है कि 
ढुग पर अधिकार हो जाने के उपरान्त अलाउद्दीन ने देशद्रोही एवं कृतच्न राजपूत रणमल एवं 
उसके अन्य साथियों को प्राणदंड दिया ।?? 3 

जोधराज ने विश्वासघातक का नाम राव सुजनसिद माना है, जो अनैतिहासिक है।* 
इस घटना के वास्तविक पात्रों के नामों से यह कवि अनमिज्ञ था, यह बात उक्त उदाहरण से 
स्पष्ट है। 

“रणथंभौर निरंकुशतापूवंक लूटा गया। रदेव” का देवालय आदि मन्दिर प्रथ्वी पर 
गिरा दिये गये। मकान नष्ट किये गये । कु फ्र-केन्द्र” इस्लाम का आवास हो गया। उलग़ खाँ 
को कॉई तथा रखथंभौर का शासक नियुक्त करके अलाउद्दीन दिल्लीं को लौट गया |?* 


) अलाउद्दीन मुहम्मद ख़िलजी; प्‌ ०७६-८ (पादू-टिप्पणी २ सद्दित) * हस्मीररासो, छुं ० ९५०- 
७, पु० १३२-३ “ अखाउददीन मुहम्मद खिलजी, ए०७७-८ “हम्मीररासो, छं ६४०७-१९, ४०१३१- 
३ * अलाउदीन, मुहम्मद व्रिलजी, ४० ७३, केम्त्रिज हिस्ट्री ऑवू द डिया, भा० ३, ए० ९१६-७ 


हभ्मीररासो की ऐतिहासिकता १५६ 


“निज्ञामुद्दीन और फ़रिश्ता ने एक घटना का उल्लेख करते हुए लिखा है कि युद्ध-भूमि 
में घायल पड़े हुए मुहम्मद शाह को देखकर अ्रलाउद्दीन को दया आई | उसने मीर से पूछा कि 
थदि घावों की चिकित्सा करके मृत्यु से बचा दिया जाये तो वह उसके साथ कैसा व्यवद्ार करेगा । 
उसने तिरस्कारपूवक निर्भाकृता से उत्तर दिया कि वह सुल्तान को मारकर हम्मोर-युत्र को सिंहा- 
सनारूढ़ करायेगा ।? इस पर क्रोधोन्मत्त सुलतान नें उसे गज-पद्‌ से कुचलवा दिया। अंत में उसने 
उसका वीरोचित अन्‍्त्येष्ठ-संस्कार कराया ।”' 

संभवतः उक्त घटना की ओर संकेत करते हुए जोधराज ने अलाउद्दीन द्वारा मीर महिमा को 
गोरखपुर का परगना देकर अपनी श्रोर फोड़ लेने के लिए विफल प्रयत्न का वर्णन किया है।* 

अलाउद्दीन की मृत्यु--अलाउद्दीन का रामेश्वर में जाकर प्राण-विसर्जन करना भी 
जोधराज के मस्तिष्क की निराधार उपज है | अलाउद्दीन जैसे कट्टर मुसलमान द्वारा रामेश र में 
जाकर श्रचना करना साधारण समम से बाहर की बात है। इसके अतिरिक्त “सन्‌ १२६५ ईब०में 
देवगिरि-विजय के पश्चात्‌ अलाउद्दीन फिर कभी दक्षिण को नहीं गया और १५३०३ ई० के 
उपरान्त तो वह दिकत्ी को भी नहीं छोड़ सका था। पर उसके योग्य सेनापति विजय कार्य करते 
रहे थे । सन्‌ १३०८ से १३१२ ई० तक मलिक काफ़ूर दक्षिण के विविध स्थानों की विजय करता 
रहा था। वह २५ फ़रवरी, १३११ ई० को द्वारसमुद्र तक पहुँचा था |?” 

संभव है कि श्रलाउद्दीन के सैनिक्रों के द्वारसमुद्र तक पहुँचने की इसी घटना से प्रेरित 
होकर प्रमादवश जोधराज ने उपयुक्त अ्नगल एवं भ्रमात्मक वर्णन कर दिया हो। 


चन्द्रकला-नृत्य--कवि जोधराज द्वारा वर्णित चन्द्रकला नत्तेकी-तृत्य का वर्णन हम्मीर- 
महाकाव्य में मी आया है। इस काव्य के अनुसार उड्डानसिंद नामक व्यक्ति ने वाण द्वारा राधा 
नासक वेश्या को मारकर दुर्ग के नीचे उपत्यका में गिरा दिया था और मीर महिमा ने उत्त उड्डान- 
सिंह को लक्ष्य करके काल कवलित कर दिया था। जोधराज* ने मीर गभरू (कबरू) के वाण से 
नत्तकी का घाथल होकर गिरना तथा मीर महिमा के वाण से अलाउद्दीन के मुकुट गिराने की बात 
कही है | इन पर तुलसी कृत रामचरित मानस* में वशित राम द्वारा मन्दोदरी के ताठक गिराने ओर 
अंगद द्वारा रावण के मुकुंथ फेकने की घटनाओं का प्रभाव पड़ा हो, तो अश्चयय नहीं है । 


सेनायें 
राव हम्मीर को सेना --जो धराज ने राव हम्मीर की सेना को संख्या का दो बार उल्जेख किया 
है। सब प्रथम, रणथभौर का विवरण अलाउद्दीन को देते समय दूत ने हम्मीर की सेना की संख्या 
सत्तर सहस॒तुरंगम, दो लाख पैदल तथा पाँच सौ हाथी बतलाई है । दूसरे, जब हम्मीर ने युद्ध 


१ अलाउद्दीन मुहम्मद ख़िलजी, ए०७८ +हम्मीररासो, छुं० ८३०५ ए० १६१ र* हम्मीर॑- 
रासो, छुं० ६१५५-१५, ए० ३१८६-७० * अलाउद्दीन मुहम्मद ख़िलजी, ए० १४७, १९०, ३े४४-४ 
५ हस्मीर महाकाव्य, सम १३, श्लो० २६-२२ * हस्मीररासो, छुं० ६२ २-४२, ए० १२६ ३१ 
७ डा० माताप्रसाद गुप्त, श्री रामचरितमानस, लंकाकांड, ए० ४०४६-१०, ४२१ “ हम्मीररासो, 
छुं० ३३३, १० ६७-८ 


२६० हिंदी वीरकाब्ये 
के लिए प्रस्थान किया है तब उसके साथ अस्सी सहख्त सेना थी ।" इसके अतिरिक्त राव रणधीर 
के साथ में इकतीस सहख्र घोड़े, अस्सी गजराज तथा दश सहख बीर थे ।* साथ ही चित्तौड़ के 
कुमार सोलह सहख्त सेना लेकर इनकी सहायता करने आए थे ।रं 

राव इम्मीर की ओर के युद्ध-स्थल में भरने वालों की संख्या कवि ने अपेक्षाकृत कम मानी 
है। बनास युद्ध में एक सो पशञ्चीस, * चित्तोड़ कुमार के साथ सोलह सहख," और रणधीर के 
साथ तीस सहख* वीर हम्मीर की ओर से काम आए, थे | 

ओर भी ऐसे प्रसंग हैं, जहाँ पर जोधराज ने हम्मीर की ओर के सेनापतियों की सेना तथा 
युद्ध में हताहत सैनिकों की संख्या का उल्लेख किया है| पर उपयुक्त कतिपय विवरणों से स्पष्ट 
हो गया होगा कि कवि ने सेना की सख्या निर्धारित करने में कल्पना से अधिक काम लिया है। 

“यहिया ने राव हम्मीर की सेना की संख्या बारह सहस्त अश्वारोही ओर अमीर .खुसरो ने 
दश सहसख द्वुतगामी सवार मानी है ।?* “हाजीउद्दवीर ने मुहम्मदशाह के साथ तीन सहख सैनिकों 
का उल्लेख किया है ।”५ पीछे बतलाया जा चुका है कि मुहम्मद शाह ही हम्मीररासो का मीर महिमा 
प्रतीत होता है।* अतएव उसकी सेना को भी सम्मिलित कर लेने पर हम्मीर की सेना की संख्या 
पन्द्रह्ठ सहखे अ्रथवा तेरह सहख रही होगी | इस संख्या से तुलना करने पर हम्मीररासो में कथित 
हर्म्मर सेना के ऑकड़े श्रतिशयोक्तिपूर्ण ठहरते हैं ॥ अतएव उसका राव हम्मीर की सेना संबंधी 
कथन विश्वस्त नही माना जा सकता | 

झलाउहीन की सेना--जोधराज के मतानुसार अ्रलाउद्दीन ने पेतालीस लाख सेना के साथ 
रणथभौर पर आक्रमण किया था ।"** हम्मीररासो में अलाउद्दीन की श्रोर के मृतकों की संख्या 
भी अत्युक्तिपूर्ण है। कुछ उदाहरण देखिए | जोधराज ने सुलतान की सेना के बनास-युद्ध में तीस 
सहख, ' *रणधघीर अजमत-युद्ध में अ्रस्सी सहल,* *चित्तोड़ कुमार-युद्ध में पचहत्तर सहल्ल १ 3, तथा रखणु- 
धीर की मृत्यु के अवसर पर एक लाख" ४ सैनिकों के मरने का उल्लेख किया है। यहाँ पर श्रन्य 
अवसरों के मृतकों के विवरणों को नही दिया गया है। केवल उपय क्त कुछ संख्याश्रों से ही ग्रनुमान 
लगाया जा सकता है कि कवि जोधराज ने मनमानी संख्याञ्रों की कल्पना कर ली हे। 

जोधराज द्वारा दी हुईं अलाउद्दीन की सेना की संख्या श्रन्य ऐतिहासिक अंथों में दी हुई 
संख्या से मेल नहीं खाती । हम्मीर-महाकाव्य में कहा गया है कि उलग़ खॉ प्रथम बार अस्सी सहख 
सेना लेकर बनास नदी पर लड़ा था ।१" दूसरी बार वह सवा लाख सेना लेकर रणथंभौर पर चढ़ा 
था ।१९ तीसरी बार नुसरत खाँ के साथ जो सेना आई थी उसका उल्लेख हम्मीर-काव्य में नहीं 
किया गया है। अलाउद्दीन के आने पर प्रथम दो दिन में पचासी सहख मुसलमान मारे गए थे ।  * 


१ हम्मीररासो, छु० ६६६, पु० १४३ + वहीं, छुं० ३३५, पृ० ६८ + वही, छु० २१०५- 
3) ए० १०३ ४ वही, छुं० ४०४, ए० पर” वही छुं० २५३६-७०, ए० ३३१२-३२ ' वही, 
छुं० (८४, ए० १३६ “* अलाउद्दीन मुहम्मद ख़िलजी, ४० ६७ * वही, पृ०७४६ " देखिए 
पु० ३१५४७." हम्मीररासो, छं० ३८१, ए० ७८, छु० रे८३, छू० ८० '" वही, छुं० ४०२, 
घृ० ८२ “२? वही, छुं० ५२३, ए० ६२ १३ वही, छुं०१५१९, ए० ११२ ** चही, छु० €&०, पर० 
१८ +५ सर्ग ६, श्लो०्र३ ६ हम्मीर-महाकव्य, सर्ग १०, श्लोग ३३ * वही, से १२, 


श्लो० ८८ 


हम्मीररासतों की ऐतिहासिकता ३६१ 


फारसी लेखकों के अनुसार अलाउद्दीन की सेना की सख्या का यह विवरण मिलता है :-- 

“अलाउद्दीन सुल्तान बनने के उपरान्त (१६ जुलाई, १२६६ ३०) साठ सहख अश्वारोहदी 
और साठ सइस पदाति लेकर दिल्ली को रवाना हुथ्रा ।...जलालउद्दीन को मारकर जब अलाउद्दीन 
बदायूँ पहुँचा, उस समय उसकी सेना में छुप्पन सहख अश्वारोही तथा साठ सहस्तपैदल थे ।?* 
४१२६६ ई०में उसके पास बहुत से हथी और सत्तर सहल अश्वारोही थे ।?* “फरिश्ता के मतानुसार * 
१२६६ ई० में सुग़लों के विरुद्ध शाही सेना की संख्या तीन लाख अश्वारोहीं ओर दो सहख सात 
सो हाथी ये [?* “राज्य की ओर से नियमित रूप से वेतन पाने वाली सेना में चार लाख पचहत्तर 
सहख अश्वारोही रक्खे गए, थे ।? ४ केम्ब्रिज हिस्ट्री ऑव इंडिया के लेखक ने अलाउद्दीन की स्थायी 
सेना की संख्या लगभग पाँच लाख अश्वारोही बतलाई है ।" 

अलाउद्दीन की सेना के विषय में ऊपर जो विभिन्न विद्वानों द्वारा मिन्न-मिन्न आँकड़े दिए 
गए हैं उनकी तुलना करने से यह स्पष्ट हो जातां है कि जोधराज द्वारा दी हुई उसकी सेना की 
संख्या अप्रामाणिक अतः अमान्य हैं। 

उपयुक्त विवेचन के पश्चात्‌ यह परिणाम निकलता है कि हम्मीररासों ऐतिहासिक दृष्टि से 
अधिक महत्त्वपूर्ण ग्रंथ नहीं है | उतमे प्रयुक्त तिथियाँ एकदम अशुद्ध हैं और अधिकांश पात्रों की 
ऐतिहासिकता संदिग्ध है | कवि ने घटनाओं की वास्तविकता, सत्यता एवं प्रामाणिकता का बहुत 
कम ध्यान रक्खा है । उसने परंपरागत प्रचलित एवं मनग्रढ़न्त बातों का स्वतन्त्रता-पूवक प्रयोग 
किया है, जिसके फलस्वरूप इतिहास की दृष्टि से यह ग्ंथ अत्यन्त साधारण कोदि का बन पड़ा 
है| इसके संबंध में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि जोधराज ने अपनी कृति के लिए 
रोचक, शौर्य-प्रधान और इतिहास-प्रसिद्ध कथानक को चुनकर अपनी दूरदशिता का परिचय दिया 
है । अतः ठोस ऐतिहासिक तथ्यों की दृष्टि से पूर्णरूपेण खरा न उतरने पर भी हम्मीररासो अपने 
ढद्ढ का एक महत्वपूर्ण अंथ है । 





 क्षेम्जिज हिस्द्री ऑवू ह डिया, भा० ३, ए० ६८; अलाउद्दीन मुहम्मद ख़िलजी, ए० ३४ 
* बही, ए० ९६ + वही, पु० ६६ ४ वही, पु० १२६, १६७ " भा० ३, पृ० ११४ 


परिशिष्ट-९ 


सहायक ग्रंथ-सूची 
स्थानाभाव के कारण यहाँ पर संपूर्ण सहायक ग्रंथों की सूची देना कठिन है। केवल प्रमुख 
एवं चुने हुए अंथों और पत्र-पत्रिकाओं की ही तालिका नींचे दी जा रही है :-- 
१, अगरखंद नाइटा ; राजस्थान में हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज, भाग २, प्राचीन 
साहित्य शोध-संस्थान उदयपुर विद्यापीठ, उदयपुर । 
२. श्रखौरी गंगाप्रसाद सिंह ; पदुमाकर की काव्य-साधाना, साहित्य-सेवा-सदन काशी, 
प्रथम संस्करण, जन्माष्टमी, १६६१ वि०।॥ 
३. अयोध्यासिंह उपाध्याय हरिश्रोध : हिन्दी भाषा ओर साहित्य का विकास, पुस्तक- 
भंडार, लद्देरिया सराय, १६२७ ई० | 
४. श्राशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, डाक्टर : फ़र्ट टू नवाब्स आँव्‌ अ्रवध, अपर इंडिया 
पब्लिशिग हाउस लिमिटेड, १६३३ ६० । 


भू, डा : शुजाउद्दौलाह, भाग १, एस० एन० सरकार, 
२, गंगाराम ललित लेन, कलकत्ता । 
६. मा : शुजाउददौलाह, भाग २ ,, ५» 
७, आर० बबल्यू० _फ्रज़र : ए. छिट्रेरी हिंस्ट्री ऑव इडिया, तौसरी आवबृति 
लनन्‍्दन, १६१५ ई० 
८. आर० सी० मजुमदार, एन एडवान्स्ड हिस्ट्री ऑँव्‌ इंडिया, मेक्सिलन 
एच० सी० राय चौधरी, एन्ड को० लिमिटेड, लंदन, १६४८ ई० । 
काली किंकरदत्त 
६. ईश्वरी प्रसाद, डाक्टर : हिस्ट्री आँव मैडीविल इंडिया, इंडियन प्रेस इलाहाबाद, 
१६४० ई० | 
१०. हो : हिस्ट्री व मुस्लिम रूल इन इंडिया। . » 


११, उदयनारायण तिवारी, डाक्टर : वीरकाव्य, भारती-भमंडार, लीडर प्रेत इलाहाबाद । 

प्रथम संस्करण, २००४ वि०। 

१२९. (० के० फोब्स : रासमाला भाग १, लन्दन १८५४६ ई० । 

१३, एच० ए.० एस्वर्थ : बैलइस आऑँब्‌ दी मराठाज, लॉगमैन्स, १८६४ ई० | 

१४-२०. एच० एम० इलियट एन्‍्ड डाउसन ६ हिस्ट्री श्रॉव्‌ इंडिया, भाग १-७, ट्रूबूनर 

एश्ड को ० ८ एण्ड ६० पेटरनोस्टर रो० लन्‍्दन । 

२१. एच०एम०इलियट: मेमायस आँव्‌ दो हिस्ट्री, फ़ॉकलोर एन्ड डिस्ट्रीब्यूशन आँव्‌ दी 
रेसेज श्रॉव्‌ दी नॉर्थ-वेस्टन प्रॉविन्सेज़, आँव इंडिया, भाग १, जान बीम्स द्वारा 
संपादित | क्‍ 

२२, एस० आर० शर्मा : ए बिबिलयोग्रफ़ी ऑँव मुग़ल इंडिया । करनाटक पब्लिशिंग 

र्३े, हे : दी क्रेंसेंट इन इंडिया... | हाउस, बंबई २ | 


सहायक अंथ-सूच्ी ३६३ 


२४. आर० एच० शर्मा : ए स्टडी इन मेडीविल हिस्ट्री, करनाठक पब्लिशिंग द्वाउस, 
बंबई २ । 
२५. एल० पी० ठेसीटरी, डाक्टर ५ छुन्द राउ जेता सी रो विथू सूजे रो किश्रों, 
एशियाटिक सोसायटी आव_ बंगाल, कलकत्ता, १६२०३०। 


२६. न : ढेस्क्रिप्टिव कैटॉलॉग आऑव्‌ बारडिक पोइट्री + + 
१६१७ ई०। 


२७. एच० मुनरो चेद्विक एएड एन० के० चेद्विक + दी गथ आँव लियरेचर, भाग २, 
यूनीवर्सिटी प्रेस केम्ब्रिन, १६३६ ई० | 
रण. एच० जीं० रॉलिसन + शिवाजी दी मराठा, आक्सफ़ोड, १६१५ ई० | 


२६-३१. ए० रोजस एन्ड एच बीवरेज : अकबर नामा, भाग ३-३ ) एशियाटिक सोसा- 

३२-३४. ,, * अकबर नासा फेसीकुलस १-४ | इटीं श्रॉव्‌ बगाल 

३६. हि £ आईन-इ-अ्रकबरी, भाग १ कलकत्ता | 

३७-३८, ,,  तुजुक “इ-जहाँगीरी, भाग १-२ लन्दन, ' 
१६०६ ॥। 

३६. पे : दी मआसिझ्ल्‌ उसरा, एशियाटिक सोसायटी 


* आँव बंगाल, कलकचा, १६११। 
४०. कविराजा मुरारिदान : डिंगल-कोष । 
४१, कृष्णानन्द ४ राग-कल्पद्रुम-खंड १, स्वर्गीय : कृष्णानन्द रागसागर विरचित,प्रकाशक 
: श्रीरमकमलसिंह, २४३, १ अपर सरकुलर रोड, बंगीय- 
साहित्य-परिषद्‌्-मंदिर, कलकत्ता सं० १६७१ वि०। 


४२, दूसरा खड, 9» संवत्‌ १४७३ वि०। 
४३. कन्हैयालाल पौद्दार, सेठ : काब्य-कल्पद्र॒ुम, प्रथम भाग पौद्दार-मवन, 
४४. की द्वितीय भाग मथुरा । 


४५. कृष्णशंकर शुक्ल, पंडित + फेशव की काव्य कला; सुलभ पुस्तकमाला-कार्यालय 
बड़ा गणेश, बनारस, द्वितीय संस्करण, संवत्‌ २००२ | 
४६. कृष्णबिहारी मिश्र + मतिराम-अंथावली, गंगा-अंथगार ३६, लॉद्ूरश रोड, 
लखनऊ, द्वितीय संस्करण, १६६१ वि० | 
४७. कानूनगो. 5 दारा शुकोह; एस० सी० सरकार एण्ड संस, कलकत्ता | 
४ंप्य, रे ; हिस्ट्री ऑवू दी जादस, भाग १, एच० सी० सरकार एन्ड संस, 
कलकचा, १६२५ ३० । 


४६, किशोरीशरण लाल, डाक्टर : अलाउद्दीन मुहम्मद खिलजी (यह थीसिस अब 
प्रकाशित हो गई है। प्रस्तुत अंथ में इसकी ठाइपड़ प्रति (प्रयाग 
विश्वविद्यालय पुस्तकालय में वत्तमान) से सहायता ली गई है | 

५०, कुलपति जीवानन्द-विद्यासागर, पंडित + शब्द-सागर, श्राशुबोध भट्टाचार्य नित्यवोध 

भट्टाचार्य, प्रथम संस्करण, १६०० ई०॥ 


३६४७ 


४९, 
५२. 
४३. 
पै ४, 


४४, 


५६. 
है. ही हु 


हिंदी वीरकाव्य 


केशव ; कवि-प्रिया, नवलकिशोर प्रेस लखनऊ, १६२४ ई० | 
केम्ब्रिज हिस्ट्री आव इंडिया, भाग रे, (केम्ब्रिज) १६२८ ई० । 
केम्ब्रिज हिस्ट्री आँव_ इण्डिया, भाग ४; ( ५9) । 
गणेशप्रसाद द्विवेदी : हिन्दी के कवि और काव्य भा० १, हिन्दुस्वामी एकेडेमी, 
उ० प्र० प्रयाग | १६३७ ई०। 
गड़ादास ५ छुन्दोमंजरी, जयकृष्णुदास-हरिदास गुप्त, चौखंबा संस्क्ृत सीरीज ऑफ़िस 
बनारस सिटी । 
गुलबदन बेगम + हुमायू नामा, रॉयल एशियाटिक सोसायटी लन्दन, १६०२ । 
गुलाबराय, बाबू : नवरस, प्रकाशक-मन्त्री, आरा नागरी प्रचारिणी सभा, आरा, 
द्वितीय संस्करण, १६३४ ई० । 


प्र८-६०, गुलाम हुसेन खाँ : दी सैर मुताखरीन, भाग १-३ आर केम्बे एन्ड को ०कलकत्ता | 


६१. 


६२, 
रे, 


६९४, 


६२, 


६६. 


६७. 


द््द 
६६, 
90, 
७१, 
७२, 
धरे, 


3४० 
छ५, 


(अनुवादक--नोठा मेनस) | 
गोरेलाल तिवारी : बुन्देलखंड का सक्तषित्ति इतिहास, काशी नागरी प्रचारिणी सभा। 
प्रथम संस्करण, संबत्‌ १६६० ॥ 
चन्द्रवरदायी : प्रथ्वीराजरासो, काशी नागरी प्रचारिणी सभा, बनारस | 
चन्द्रशेखर ५ हम्मीर-हठ, इंडियन प्रेस लिमिटेड, प्रयाग, छितीय संस्करण, 
श्६र्८। 
चन्द्रमोहन घोष : प्राकृत पेंगलम्‌, एशियाटिक सोसायटी आँव्‌ बंगाल, कलकत्ता 
१६०२ । 
चिन्तामणि विनायक वैद्य: हिन्दू भारत का उत्क्ष (मध्ययुगीन भारत, भाग २) 
श्री मुकुन्दलाल श्रीवास्तव, श्री काशी विद्यापीठ, काशी। 
प्रथम वार, संवत्‌ १६८६ | 
चौधरी रामलाल जी हाला : जाट कज्षत्रिय-इतिहास ,(जाट क्षत्रिय-भडार संघ, 
आगरा, १६६८ वि०) 


जगन्नाथ प्रसाद भानु! ; छन्द-प्रभाकर, बिलासपुर, १६२२ ई०। 

जदुनाथ सरकार + दी हिस्ट्री आव्‌ औरंगजंब, भाग १, 

० >ग5 ; हा भाग २, 

हर पर ह भाग ३, एस० सी० 

कु [ग ४, १६१६ ईं० | सरकार 

कु दी हिस्ट्री आऑँव औरंगजेब, भाग ५, १६२४ ई० | एश्ड संस, 

कक * दी फ़ॉल आव दी मुगल इम्पायर, | कलकत्ता | 
भाग १, १६३२ ई० 

१ है भाग २, १६३४ ई० 


७६, 
3७. 


, जप, 
७६, 


८५५ 
प्प्र्‌, 
प्प्३े, 
०४, 
/>+- बम 
ट् द््‌ हा 
८७, 
ट्ष्, 
प्६, 


६.०. 


६१. 


६२. 


६३. 


६४. 
ह फू श् 


६६. , 


सहायक ग्रैथ-सूची १६५ 


जदुनाथ सरकार ; दी फ़ॉल आव दीं मुग़ल इम्पायर,भाग ४, ) एस० सी० 


जे शिवाजी एन्ड हिज टाइम्सः सरकार एन्ड संस, 
१६१६ ई० कलकत्ता | 


» * दाउस आँव शिवाजी 
जानकी नाथसिह, डाक्टर ; दी कंट्रीब्यूशन श्रॉब्‌ हिन्दी पोयद्स टू प्रॉसॉडी, 
(थीसिस) १६४५, प्रयाग विश्वविद्यालय | 

जीं० एस० सर देसाई : न्यू हिस्ट्री ऑव दी मराठाज, भाग १, फुनेक्स पब्लीकेशन्स 
चीरा बाजार के लिये के० बी० धावत्ते द्वारा प्रकाशित, 
बम्बई २। 

» नयू हिस्ट्री आऑव दी मराठाज, भाग २ ,, ,, ३ 

जी० ग्रियलन ५ माडन वरनाक्यूलर लिटरेचर ऑब हिन्दुस्तान, कलकत्ता, १८८६ | 

टॉड ; राजस्थान, माग १, कलकत्ता, १८७७ | 

डब्ल्यू है : हिस्ट्री ऑव्‌ श्रासफउद्दौलाह, (अबू तालिब कृत) लंदन, १८८५ | 

ताराचंद, डाक्टर ; रंफुलुएंस आँव इस्लाम ऑआँन इण्डियन कल्चर, दी इस्डियन प्रेस 

लिमिटेड, इलाहाबाद, १६३६ । 
दास गुप्ता एस० एन० एड एस० के० डे:ए. हिस्ट्री आँवू संस्कृत लिटरेचर, 
भाग १, कलकत्ता विश्वविद्यालय | 
दीवान बहादुर एल० डी० स्वामी कुन्नू पिन्नई « इंडियन क्रानॉलॉजी%, ग्राट एन्‍्ड 
को० मद्रास, १६११ । 
देशराज, ठाकुर : जाट इतिहास, भरी ब्रजेन्द्र साहित्य समिति, आगरा प्रथम संस्करण, 
१६३४ इईं०। 
धीरेन्द्र वर्मा, डा० . विद्यापीठ अमभिनंदुनग्रंथ, काशी विद्यापीठ रजत जयंती अभिनंदन 
ग्रंथ का लेख चन्दवरदायी के प्र॒थ्वीराजरासो पर। 

जयचन्द सूरि कत हृम्मीर मह्ाकाव्य, नीलकंठ| _ एज्यूकेशन सोसायटी प्रेस, बाइ- 

जनादंन कीरतने द्वारा संपादित | कुना बम्बई, श्य७६ ई० | 

पशियन करसपॉड्स, केलेंडर आँव, भाग १, प्रकाशक दी इडियन गवर्में: कलकत्ता, 

१६११ 


99 95 भाग ४, १६२५, १3 ग कलकत्ता | 
99 99 भाग ६, रैध्र८, )१ मर्ज देहली । 
ण्ठ भाग ७, १६४०५ १5 १5 देहली | 
पाँगसन कैष्टेन डब्ल्यू० आर० : हिस्ट्री ऑव दी बुन्देलाज़, एशियाटिक लिथ 
आफिक कंपनी, पाक स्ट्रीट, कलकत्ता, श८ूर८ ई० 
प्राकृत-पिंगल-सूत्राणि, निर्णय सागर प्रेस, बम्बई, १८६४ । 


$ अस्तुत अन्थ में तिथियों की गणना करने में इस पुस्तक में दिये हुएं चक्रों आदि र 
सहायता ली गई हे । 


३६६ 


हिंदी वीरकाब्य 


६७. पुरोहित हरिनारायण शर्मा ; व्रजनिधि-अंथावली, काशी नागरी प्रचारिणी समा, 
प्रथमावृत्ति, १६६० वि० ॥ 
६८. पूना रेज़ीडंसी करसपाडस, भाग १, (संपादक जदुनाथ सरकार) बंबई सरकार १६३६ 


६६. ब्जरत्न दास : मुश्नासिडल उमरा, भाग १ काशी नागरी 
प्रथम संत्करण, १९८८ वि० प्रचारिणी 
१००, स ७» भी? २; प्रथम संस्करण, १६६५ वि० सभा 
भा० ३; ,, प्रथम संस्करण, २००४ वि० 
१०१, हे £ भूषण-गंथावली रामनारायण लाल, पब्लिशर और बुक्सेलर, 


इलाहाबाद, प्रथम बार १६३०। 

१०२, बाबूराम सक्सेना, डाक्टर : कीर्तिलता (विद्यापतिकृत) इंडियन प्रेस लिमिटेड, 

प्रयाग, प्रथम संस्करण, १६८६ । 

१०३.०१०५. बाँकीदास-अंथावली, भाग १-३, काशी नागरी प्रचारिणी सभा । 

१०६. ब्रिटिश म्यूजियम कैटॉलॉग 

१०७, बेनीप्रसाद, डाक्टर : हिस्ट्री ऑव्‌ जहाँगीर, भाग १, आक्सफ़ोर्ड यूनीवसिटी प्रेस, 
१६२२ ६० । 

१०८, भगवान दीन, लाला + केशव-कोमुदी (रामचन्द्रिका, पूर्वांद्ध), रामनारायण लाल 

पब्लिशर और बुकसेलर इलाहाबाद, मागशीर्ष 


२००१ विं०। 
१०६. ४ » डत्तराद्ध) मन 
११०, बी राजविलास (कवि मान कृत), काशी नागरी प्रचारिणी सभा ! 
१११. » केशव-पंचरत्न, रामनारायण लाल बुकसेलर कटरा, इजाहाबाद, प्रथमबार, 
श्रावण नागपचमी, १६८६ वि० | 
११२, जे - $ हिम्मतबहादुर-विरुदावली, शंकरदत्त बाजपेयी द्वारा, भारत- 


जीवन प्रेस बनारस में मुद्वित । 
११३. भगीरथ मिश्र, डाक्टर/१ हिन्दी काव्य-शास्त्र का इतिहास, लखनऊ विश्व-विद्यालय 
२००५ वि० | 


११४. भगीरथ प्रसाद दीक्षित : भूषण-विमश, सरस्वती प्रकाशन मंदिर, इलाहाबाद, 
पहला संस्करण, १६६५ । 


११५, भूरसिंह शेखावत, ठाकुर मलसीसर द्वारा संग्रहीत : महाराणा यशप्रकाश, राज्य 
जयपुर, १६०००, श्री बेंकठेश्वर (स्टीम) प्रेस, बम्बई । 

११६, महताब चन्द्र खरैड़ : रघनाथ रूपक गीताँरो, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी | 

११७. मद्दोकवि सूर्य मल्‍ल मिश्रण $ वीर सतसई, बंगाल हिन्दी मण्डल, ८, रायल 
एक्सचेंज प्लेस, कलकत्ता । 

११८. हे * वंश-भास्कर, रामश्याम प्रेस, जोधपुर । 


११६. 


१२०, 
१२१, 
१२२, 
१२३. 
१२४. 


सहायक अंथन-्सूची ३६७ 


भहामहोपाध्याय डाक्टर राय बहादुर गौरीशंकर हीराचन्द ओ्रोका, राजपूताने का 
इतिहास भाग १, वैदिक यन्त्रालय अजमेर द्वितीय संस्करण श्€८रे वि०। 


» 9 भाग २, 9. विं० सं० १६२३ ई० 
9» 9 तीसरा खड, १६८६ वि०। 
» 9» चोथी जिल्द, » १६३८ ई० | 
» ठेदेयपुर राज्य का इतिहास, भाग १, १श्८८ वि० । 
9 9३ गेगि २, १) 


१२४-१२६. महामहोपाध्याय ५० विश्वेश्वर नाथ रेड : मारवाड़ का इतिहास, प्रथम तथा 


द्वितीय भाग, 
आरक्यालॉजिकल डिपाट्मेंट, जोधपुर, १६३८ ई० । 


१२९७-१२६, ,, »: भारत के प्राचीन राजवंश, भाग १-२, हिंदी अ्रंथ-रत्नाकर कर्यालय 


१३०, 


१३१. 


१३२. 


१३४. 
१३५. 


१३६, 
१३७, 


है रे. 


१३६. 


१२४०. 


हीराबाग़ पो० गिरगाँव, बम्बई | 
महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री  प्रेलीमिनरी रिपो८ आँव दी ऑपरेशन इन सच 
आँव्‌ दी मेनुस्कृप्टस व्‌ बॉरडिक क्रॉनीकिल्स 
एशियाटिक सोसायटी आँव्‌ बगाल, कलकत्ता, 
१६१३ ई०। 


माताप्रसाद गुप्त, डाक्टर + श्री रामचरित मानस, साहित्य कुटीर प्रयाग, प्रथम 
संस्करण, १६४६ इईं० । 
बे : हिन्दी पुस्तक साहित्य, हिन्दुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद 
१६४४ ई०। 


८ >. ५ 
मिश्र-बन्धु : मिश्र-बन्धु-विनोद, प्रथम माग, गछ्भा अ्ंथागार, २० अमीनाबाद पाक, 
लखनऊ, चत॒र्थ संस्करण, १६६४ वि० | 


हर 5; द्वितीय भाग, वही, द्वितीय वार, १६८४ वि० । 
मर » देंतीय भाग, गल्ञाअंथागार, ३६, लॉह्रश रोड लखनऊ, द्वितीयाबृत्ति, 
१६६१ वि० | 


हि » चतुर्थ भाग, वही, प्रथमावृत्ति, १६६१ ॥ 
9». » भूँषण-ग्रंथावलीं, नागरी प्रचारिणो सभा, काशी । पंचम संशोधित संस्करण 
, १६६६ वि० | 
» सँज्षिस हिन्दी नवरत्न, गज्ञा-अंथागार ३०, अमीनाबाद पाक, लखनऊ प्रथमा- 
वृत्ति, १६६२ वि० | 

मोतीलाल मेनारिया : डिंगल में वीररस, हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग । संबत्‌ 
२००३ । 

मोतीलाल मेनारिया : राजस्थानी भाषा और साहित्य, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, 
सं० २००६ | 


शेद८ 


१४१, 


१४२, 


हिंदी वीरकाव्य॑ 
न : राजस्थान में हिन्दी के दस्तलिखित ग्रथों की खोज, प्रथम भागे, 
हिन्दी विद्यापीठ उदयपुर | प्रथम बार १६४२ ६०। 
हर : राजस्थानी साहित्य की रूप-रेखा, छात्रहितकारी पुस्तक माला, 


दारागंज प्रयाग, अगस्त, १६१६ ई०। 


१४३-१४४. रामनारायण दूगढ़ (अनुवादक) मुहणोत नैणसी कीं ख्यात, | काशी नागरी 


१४१, 


१४६. 


१४७, 


१४८८. 


१४६. 


१४०. 


१५१. 


१४२, 
१५४१, 


१५४. 


१४.३. 
१४६. 


१५७, 


१४८. 


१४६. 


१६०, 


भाग १-२, ” प्रचारिणी सभा। 
रघुवंश महाकाव्य, श्री बेंकटेश्वर स्टीस प्रेस सन्‌ १६६४, शाके १८२६ | 
(कालिदास कृत) 


रघुवंश सहाय वर्मा, डाक्टर : प्रकृति और काव्य, साहित्य भवन लिमिटेड, प्रयाग । 
रमाशकर शुक्ल, डाक्टर ; हिन्दी साहित्य का इतिहास | 


हा : इवॉल्यूशन आऑव हिन्दी पोयटिक्स (थीसिस) श्रप्रकाशित। 

न : अलंकार-पीयूष (पूर्वाद्ध ), रामनारायण लाल, इलाहाबाद, 
१६२६ ई०। 

मा » उत्तराद्ध , वही । 


पं० राजनारायणेण शर्मा और | भूषणु-ग्रंथावली, हिन्दी मवन, लाहौर | 
देव चन्द्र विशारद 


रामचन्द्र श्रीवास्तव, हिन्दी काव्य में प्रकृति, सरस्वती मंदिर बनारस, १६४८ ३ई०। 


रामचन्द्र शुक्क ; हिन्दी-साहित्य का इतिहास, काशी नागरी प्रचारिणी सभा, द्वितीय 
संस्करण, २००३ वि० [ 


मे : जायसी ग्रथावली, द्वितीय संस्करण, १६३५ ई० | (तथा) चतुर्थ 
संस्करण २००६ वि०, काशी नागरी प्रचारिणी सभा | 
हे चिन्तामणि, भाग २, सरस्वती मंदिर जतनवर काशी २००२ वि०। 


रामकुमार वर्मा, डक्टर : हिन्दी-साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, रामनारायण 
लाल, इलाहाबाद, १६३८। 
रामकर्ण पंडित : राजरूपक, नागरी प्रचारिणी सभा काशी, १९६८ वि० | 
लक्ष्मीसागर वाष्णँय, डाक्टर : हिंदी लिटरेचर एन्ड इट्स कलचुरल बैक-ग्राउंड 
(१७४ ७-१८८४५७ ई०)-थीसिस ।# 
लाला सीताराम ; सिलेक्शन्स फ्रॉम हिन्दी लिदरेचर आय १) यूनीवर्सिटी आँव्‌ 
कलकत्ता, १६२१ ई०। 
98 : हिन्दी सर्वे कमेठी रिपोट, १६३० ई० । 


!., # अब इसका हिन्दी रूपांतर 'हिन्दी-साहित्य की भूमिका" नाम से हिन्दी परिषद्‌ प्रयाग 
विश्वविद्यालय से प्रकाशित हो गया है | 


सहायक अंथ-सूची ३६६ 


१६१-२. विलियम इरविन : लेटर मुग़लूस, भाग १-२, एस० सी० सरकार एण्ड सस, 
कलकत्ता 

१६३. विश्वनाथप्रसाद मिश्र; पद्माकर पंचामृत, प्रथम सस्करण, शभ्रीराममवन पुस्तक 
भवन, काशी, १६६२ वि० 

१६४, विसेंट स्मिथ ; अकबर दी ग्रेट 

१६५, वी० एस० आप्टे ; प्रेक्टीकल संस्कृत इग्लिश डिक्शनरी, गोपाल नारायण एण्ड 
को० बम्बई, १६२४ वि० 

१६६. श्यामसुन्द्रदास (डा०) : हिन्दीशब्द्सागर, (नागरी प्रचारिणी सभा), १६२७ 

१६७. हा हिन्दी भाषा और साहित्य, इडियन प्रेस, इलाहाबाद 

१६८-६. ,, दस्तल्िखित पुस्तकों का विवरण, भाग १-२ 

१७०, श्यामनारायण कपूर ५ डिंगल के गीत और उनका पिगल 

१७१, शिवदयाल जायसवाल 5 वीरगाथा, शिवदयाल ठेकेदार, पत्थर गली, इलाहाबाद 

१७२, शिवसिंह सेगंर : शिवसिहसरोज 

१७३. शिवाजी सोवेनियर । 

१७४  शिवाजीमहाराजचरितम्‌ 

१७५. शिवचरित निबन्धावली 

१७६, सर मोनियर विलियम्सू : ए. संस्कृत इंगलिश डिक्शनरी, क्लेरंडन प्रेस ऑक्सफ़ेंड, 
नवीन संस्करण, १८६६ ई० 

१७७ सत्यजीवन वर्मा ४ बीसलदेव रासो, काशी नागरी प्रचारिणी सभा, १६२२ 

१७८, सरकार एन्ड दत्त ; टेक्सट-खुकू आऑव्‌ मॉडन इंडियन हिस्ट्री, इंडियन प्रेत, इलाहाबाद, 
तीयरी आवृत्ति, १६३७ 

१७६, साहित्यसागर । 

१८८००, सिद्धान्त, एन० के० ४ हीरोइक एज आआँव इंडिया 

१८१, सिन्हा, डाक्टर + राइज आ्ॉव्‌ दी पेशवाज 

श्पर. सी० बी» वैद्य: हिसस्‍्ट्री ऑव मेडीविएल हिन्दू इंडिया, भाग २ 

श्८र३े-४. सी० ए.० किंकेड एन्ड रा० ब० डी० बी० पारतनिस ६५ हिस्ट्री ऑव_ दी मराठा 

पीपुल, भाग १, आक्सफड, १६१६ ई०, भाग १६। 

१८५. सुजानचरित्र की हस्तलिखित प्रति, महाराजा पब्लिक लाइब्रेरी, भरतपुर 

१८६. सूर्यकान्त, डाक्टर : हिन्दी साहित्य का इतिद्दास 

१८७.  हरबिलास सारडा : पृथ्वीराज-विजय, वैद्किन्यन्त्रालय, अजमेर, १६३५४ 


रेल 5 ईम्परर बीसलदेव, 9 रैहिरेप 

श्य्६,.. % हम्मीर झआँव, रणथम्भौर, अ्रजमेर, १६२१ 

१६०... # महाराणा साँगा, अजमेर, १६२४ ई० | 
१६१. महाराणा कुभा, अजमेर 


१६२. दृस्तलिखित ग्रंथों की रिपोट १६४० ई० (अप्रकाशित) काशी नागरी प्रचारिणी सभा 
ड9 


३७० 


हिंदी वीरकाव्य 


१६३-७., आक्कियालॉजीकल सव रिपोट स ; भाग ७, भाग ११, १६१६-१७, १६२५-२६ 

१६८-६, इंडियन एंटीकिवरी, १६०४ ई०, १६११ ६० 

२००-६, इम्पीरियल गर्जेटियर ऑव इंडिया, भाग ६, १४, १६-२१, ५३, २५४ 

२०७-८, एशियाटिक एनुश्रल रजिस्टर, १८०३ ई०, १८०६, ई० 

२ ६. गजेटियर आ्राव बॉम्बे प्रेतीडेन्सी, भाग १८, खण्ड २, पूना ब्रांच, १८८५ 

२१०-११. गज्ेंटियर अरवल तथा जयपुर 

२१२-२१, डिस्ट्रिक्ट ग्जेटियर, राँसी, फ़तेहपुर, गाजीपुर, जालोन, इलाहाबाद, कानपुर, 
बॉदा, विटिश गढ़वाल, ग्वालियर स्टेट गजेटियर, माग १,नाथै-वेस्टन ग्रॉविंसू 
गजेटियर, भाग १ 

२२२. जरनल आँव इंडियन आर एल्‍्ड इंडस्ट्री 

२२३-३१. दी ज़रनल आँव्‌ रॉयल एसियाटिक सोसायटी आ्रॉवू बगाल, स॑० ॥.>फ।, १, 
अंक २, १६०२ ६०, (८८१, सं० >झ,ए५7], भाग १, अंक ४, १८७८ ई०, 
१८७६ ई०, १६०० ई०, भाग ६, १८८७ ई०, १८६७ ई०, १८६५४ ई० 

२३२, जरनल श्रॉव_ इस्डियन आठ, १६१५-१६ 

२३३. जरनल आआँव रॉयल एशियाटिक सोसायटी, १६०६ 

२३४, डी क्रज: पोलीटिकिल रिलेशन्स एक्जिटेस्ग बिट्विन दी ब्रिटिश गवनमेंट एशड 
नेटिव स्टेट्स एएड चीफ सबजेक्ट टू दी गवनमेंट आव नाथ वेस्टन प्रॉविन्सेज 

२३५. द्वादश हिन्दी-साहित्य सम्मेलन लाहौर, कार्य विवरण, दूसरा भाग (निबन्ध माला), 
१६७६४ वि०, स्वागत-कारिणी-समा द्वारा, प्रकाशित 

२१३६-४८, नागरी प्रचारिणी पत्रिका, नवीन संस्करण भाग ३, १६७६, बि०, १६८० 
भाग ५, १६८१ वि०, भाग ३, १६८२ वि०, भाग ८, रै६८४ वि०, भाग १०, 
१६८६ वि०; माग ११, १६८७ वि०, भाग १२, १६८८ वि०, भाग १३, 
१६८६ वि०, भाग १४, १६६० वि०, भाग १४, १६६१ वि०, भाग २७, 
१६६६ वि०, भाग २२, १६६८ वि० , 

२४६-१०. माडने रिव्यू अक्टूबर १६२३, दिसम्बर १६३८ 

२५१. माघुरी सितम्बर, १६३६ 

२५२. राजस्थान, वर्ष १, अंक २, १६६२ वि० 

२५३, विन्ध्य-भूमि, पन्‍ना-राज्य, वर्ष २, सं० १, द्सिम्बर, १६४६ ई० 

२५४. विशाल भारत, अगस्त, १६३० 

२३४४-३६. सी० यू० एचिसन : ट्रीटीज, इड्धेजमेंट्स एण्ड सनदूस इन इन्डिया, भाग ५ 
खंड २, द्वितीय संस्करण, १८७६ ई०, भाग ३े, कलकत्ता, १६०६ ई० 

२५७. सच रिपोर्ट फॉर हिन्दी मैनुस्क॒प्ट्स (सभी प्रकाशित तथा उन्नीस सौ छियासी तक की 

अग्रकाशित रिपोट स), काशी नागरी प्रचारिशी सभा 
रफ्८. हिन्दुस्तानी पत्रिका, भाग २, श्रंक ३, जुलाई १६३२ ई० 


परिशिष्ट (ख) 
हे नामानुक्रमशिका 


हिन्दी वीरकाव्य (१६०० १८०० ईं०) में प्रयुक्त व्यक्तियों, स्थानों, पर्वेतों, नदियों आदि 
के नामों की सूची नीचे दी जा रही है । नामों के सामने के अंक पृष्ठ-संख्या सूचित करते हैं। 


अंकुश, अंकुश श्लाँ दे० ऑँकुश खाँ 

अंकोला २१६ 

अगद (छुन्नप्रकाश का एक पात्र) २७७, २७७ 

अंगद्‌ (रामायण के एक पात्र) ४२, ३२१४ 

झंगरेज्ञ १+, २१७, २३१, २३२, रेरे८, रे३३, 
३४० 

अंगरेज्ञी २१८ 

अंचलसिह राजा १६ 

अंतर्वदी ३०८ 

अंबाजी मराठा, अंभाजी मराठा शेशेम) ३४१, 

अंबरीक, अंबरीष १६४ 

अंब पसाव दे० अंबा पसाद 

अंबा असादु २४१ 

अकबर (द्वितीय) १५ 

अकबर अली खा २६८ 

अकबर अदुल साहि, अकबर आदिल शाह ३१६ 
३२६, ३२७ 

अकबर (सम्राट) ६, १०, १२, १३, १४, 
३१, ३६, ४3०, *२, *७, ८, *&, ६०, 
६४, ६६, ७६, ६8, १७६, १७७, १७८, 
१७६, १८०, १०१, १८२, १८३, १८<, 
१८६, १८७, $८८, १८६, १६८, २०१, 
२४३, २४७६, २४७, २६४, २८६, ३१७, 
३२०, ३४३ 

झकबर शाहज्ञादा ६६, २४७, २४८, २९६, 
२६१, २६२, २६३, २६४, २६५, २७१, 
२८२, २८३ 

अकिलाबाद ३०२ 

अकुत दे० याक़त ख़ां 

अखेराज (सिरोही के एक शासक) २६१ 

अग्गरो दे० आगरा 

अप्नि-कुल ४१, २६८, ३४५, ३९०, ३११, ३५२ 

अप्नि-वंशीय दे० अग्निकुल 

अजगेव २४८ 

अज्ञमत ३े*२<, ३६० 


अजमतुल्लाह खाँ ३१० 

अजमेर १८४, २३६, २४४, २४७, २९७, २९६, 
२६१, २६२, २६३२, २६९,२७७; २२, २८३, 
२८९, २६०, २६९, ३२२, ३२३२, ३<५ 

अजयगढ़ रे३६, ३४३ 

अजयसिंह २४२ 

अजयसी दे० अजयसिंह 

अजीत राई २७२ 

अजीतसिद (महाराज रीवांवाले) २० 

अजीतसिंह (महाराज जोधपुर के शासक) ४३, 
६«&, २४९, २४७, २९६, २६०, २६१, २८२, 
३१३, ३२१ 

अजीतसिह फते दे० नायक रासा 

अज़ीज्ञ कोका १८६ 

अज्ञीमाबाद-पटना २६४, २६६ 

अज़ीमुश्शान (फ़रुखसियर का पिता) २८३६, 
२६०, २६१, २६६, २६६, ३००, ३०१ 

अज़ीसुश्शान ( एक स्थान) र२झ६ 

अज़ीमुश्शानी दे० अज्ञीमुश्शान (फ़रु ख़सियर 
का पिता) 

झटल बिहारी ३२१ 

अटेर ३१६ 

अतरोली ३४५१ 

अधसेरी उमराबव २७२ 

अनंत फंदी १& 

अनंद चौधरी २७२ 

अनवर खाँ ११०, २३४, २८६ 

अनिरुद्ध (भूषण के एक आश्रय दाता) २०२५, 
२१०, २३६ 

अनूपगिरि दे० हिम्मतबहादुर 

अनूपसिंह दे ० हिस्मतबहादुर 

अनूपसिह ३२१ 

अनौर दे० अनवर ख़ाँ 

अपभञ्र श १६२, १६७, १६६, १६८ 

अप्पा साहब दे० रघुनाथराव (सागरवाले) 


३७२ 


अफ़गन दे० सेदु अफ़गन 

अफ़गान १८३, २०६, २२८, २६८, २८१- 
८२, ३०६, ३२०, ३२३, ३२४, २३२, ३५४ 

अफ़गान हुसेन खाँ २०६ 

अफ़गानिस्तान २३३, २८२, ३१८ 

अफ़जल, अफ़जल खां (बीजापुर का एक सरदार) 
६३, २११, २१२, २१३, २१४, २२६, २३२, 
२३६ 

अफजल खां, (फ़रु खसियर। का एक अमीर) 
श्श्८ 

अफ्ररासयाब खां,अफ़रासयाब ख़ाँ बहादुर रुस्तम 
जग २६२, २६६, २६८, रे३४६ 

अबदुरंहमान शेम़ १८६, १८८ 

अबदुर हीम १८१ 

अजुल फ़तेह (शाइस्ता खाँ का एक पुत्र) २१६ 

अजुल्फजूलू ३६, ४०, *७, ६०, ७०, ७६, 
88, १७७, १८४०, १८३, १८९, १-६, १८८, 
२४६ 

अबूमलिक अजेज, अबू मलिक अजीज २४८ 

अबूमलिक सेद (तैमूर का वंशज) २३१ 

अबीसीनियन २३४ 

अजड्ुलू हसन ३०० 

अब्दुल अज्ञीज़ दिलावर खाँ २७२ 

अब्दुल मंसूर ख़ाँ सफ़द्रंजंग मंसूर, (अवध के 
द्वितीय नवाब) ७१, १४, ३०८, ३११, 
३१२, ३१४, ३१४९, ३१६, ३१७, ३१६, हे२० 
३२१, ३२३, २३४ ३२४, ३२२६, ३२७, ३२८, 
३२६, ३३१, दे३२ 

अब्दुल रसूल २४८ 

अब्दुल मीर ३९४४ 

अब्दुल्लाह खाँ खोजा, अबदुल्ला ख़ाँ फ़ीरोज़ 
जंग १८१ ० 

अब्दुल्लाह ख़ाँ सय्यद्‌ मियाँ २६२ 

अब्दुल्लाह खाँ (विलौर का शासक) २२६ 

अब्दुल्लाह भटारी दे» अफ़ज़ल खाँ 

अब्दुल्ला नबाब दे० ख्वाज़ा अबदुल्लाह खाँ 
फीरोज़जंग 

अब्दुल्लाह (जहाँगीर का एक सेनापति जिसने 
चित्तोड पर आक्रमण किया) १७७, २१२ 

अब्दुल्ला खाँ २७०१, २७३, २७४ 

अब्दुल्लाह खाँ खोजा २६४८ 

अब्दुल्लाह खाँ ख्वाजा (अकबर का एक सेना- 
पति) ९६, $८८, १८६ 

झब्दुल्लाह खाँ (सेय्यद) ११, २०३, २६०, 


हिंदी वीरकाव्य 


२६२, २६२, २६४, २६९, २६७, २६६ , ३००, 
३०१ ३०२, ३१४ ३०२ 
अब्दुल गफ़्फार, अब्दुल ग़फ़्फ़र खाँ २६०, 
२६७, ३००, ३०१५ ३०२ 
अब्दुल्ल समद २०६, २३४, २७१, २८५६ 
अब्दुल समद्‌ (अब्दुस्समद खाँ बहादुर दिलेर 
अब्दुस्समद ' जंग, सफुद्दोला) २८६, ३०९५, 
अभय सिह, (जोधपुर-शासक) ३१४, ३४४ 
अमर दीवान २७२ 
झमरवाला सौगरिया ३२१ 
अमर साह १७२ 
अमर सिंह (चन्द्रावव) २०९, २२९ 
अमर सिंह (चित्तौड़ के महाराणा) १७७, २४३, 
२४४७, २५२ 
अमर सिंह (नीमडीवाले) २४६ 
अमर सिंह (छुन्नप्रकाश का एक पान्र) २७२ 
अमर सिंह (महाराणा राजसिह के पौतन्र) २९६, 
३२१ 
अमर सिह (जोधपुरवाले) १८ 
अमानगंज २८ 
अमान सिंह ३२१ 
अमीनुहीन खाँ (बहादुर अमीनुद्दोला) २६० 
अमीर-उल्‌-उमरा दे० शाइस्ता खाँ 
अमीरुल उमरा दे० अब्दुल्लाह खाँ सेय्यद 
अमीर-उलू-उमरा दे० हुसेन अली खाँ 
अमीर उल-उसरा दे० समसासुहोौलाह अश- 
रफ़्ख़ाँ 
अमीर उल-उमरा कोकल ताश खाँ दे० कोकल- 
ताश खाँ 
अमीरुल उमरा फीरोज जंग ३२० 
अमीर खाँ २६३ २६६ 
अमीर खाँ मीर मीरान २६३ 
अभीर खुसरों १६१, १६३, १९३४, 
२००, २०१, २४८, २९८, ३६० 
अमोघवे दे० मुंज 
अयोव्या १७४ 
अरकाट २०९ 
अरब २३०, २४६ 
अरबी १५६, १६१, 
१६६, १७१ 
अरसला ख़ाँ दे० असंला खाँ 
अरसी दे० अरिसिंह 
अरसी, अरिसिंह २४२, २४४ 
अराकान २७० 


४. 


१६९, 


१६२, १६३, १६५, 


नामानुक्रमणिका 


अरारुसिह राजा ३०८ 

अरिसाऊ २७२ 

अरिसाल ३२१ 

झजन दे० अजनसिंह, (नोने) 

अजेन देव १७९, १७६, २६४८ 

अजेनपाल १७९, २६८ 

अज नवसे २७! 

अजेनसिह (नोने) ३२, ३३, ९०, ७२, ७३, 
१९१७, रे३७, ३४१, २४२, श४३, २४४। 

आअड्ट कथा १६ 

अर्व॑दगिरि दे० अर्वली 

अवली २६२, २६३, ३९० 

झसला ख़ो २६० 

अलंकार-दीपक १६ 

अलवर-राज्य ३४ 

अलाउद्दीन-दे० अलाउद्दीन म्ु॒हस्मद ख़िलजी । 

अलाउहीन मुहम्मद ख़िलजी २३, ३४, ४१, 
४१, ६२, ९३, ६१, ६२, ७३, ७५, १६, 
१०२, १९८, १६१, १६२, १६३, १६४, १६५, 
१६६, १६७, १६८, १६६, २०१, २०२, 
२४१, २४२, २४७, २९२, ३१७, ३२९, 
३४९, ३४७, रे४८, डे४३, ३२६०, ३४३, 
३२५४, ३९२, ३१७, ३९८, ३५६, ३६१ 

अलादीन, अलावदीन दे० अलाउहीन, मुहम्मद 
ख़िलज्ञी 

अलातूत्त ३६४ 

अली असग़र, अली असग़र खाँ ३०२, ३०३, 
३०२० 


अली आदिलशाह २०७, २११, २१४, २१६. 


२२६ 
अली कुली ख़ो १७६, १८१ 
अली कुली (छुत्रप्रकाश का एक पात्र) २८४ 
अली कुली (सुजान-चरित्र का एक पात्र) ३२१ 
अली खाँ न्‍याज़ी खाँ २२ 
अलीख़ा २७२ 
अलीखान ३०८ 
अलीखान ३९२ 
अलीगढ़ ३१९, ३१३, ३२०, 
३३०, 3२३२, २३६ 
अली नक़ी ख़ो, २६७, २२३, 
अली बहादुर ३३७, ३३६, १४३ 
अली सुराद खाँ जहाँ कोकल ताश खाँ दे० 
कोकल ताश खाँ 
झली रुस्तम खाँ ३२२ 


३२१, २३२४, 


३७३ 


अली शेर ३५५ 

अली सेय्यद्‌ ३९५ 

अली हुसेन २६१ 

अल्लट, दे० अल्लूरावर २४० 

अल्लामी फ़हामी शेख दे० अबुल॒फुज़ल 

अल्लि फ़ते २१० 

अल्लिहुसेन दे” इसन अली ख़ाँ (ओरंगज्ेब 

का एक सेनाध्यक्ष) 

अवंती प्रदेश २७६ 
अवध ११, १७४७, २८०६, २६६, ३२०८, ३०४६ 
३१९, ३२१६, ३२७, ३२३१, रे३७ शेशेम 
३३६, २४०, ३४१ 

अवधी १६६, १६७ 

अवधूत (एक व्यक्ति) ३२१ 

अवधूतसिह २१०, २३६ । 

अशरफ़ खाँ दे० स्बाजा आसिम 

अशरफ खाँ दे० समसामुद्दौलाह अशरफ़खा 

अशीका-देवलरानी व ख़िज्ञ खाँ २४८ 

अधषेसिह३२१ 

असगर खा दे० अली असग़र खाँ 

असद अली खो २६८ 

असद खाँ (ख़ानाज़ाद) ३२१ ३२२, २२३२ 

असद्‌ ख़ाँ आसफुद्दौलाह २६१ 

असद्‌ बेग १८३, १८४४, १८६ 

असरफ़ खाँ १८१ 

असोथर ७०, ३०८ 

अहमद खाँ बंगश दे० अहमद खाँ पठान 

अहसदु खो बगश ३१०, ३२१६, २१६, ३२० 
३२१ ३२३, ३०२४ ३४३७० 

अहमद खाँ सरवानी २६८ 

झअहमदुनगर २०४, २१०, २१६, २२९४, २८४ 

अहमद बेग दे० गाज़ी उद्दीन खाँ बहाहुर ग़ालिब 
जंग 

अहमदुशाह ( सम्राट ) ११,३१७, २१६, २३२०; 
३२०, २६१६, ३२२७, ३२६, ३३० 

अहमदशाह अब्दाली ११, ३१७, रेशे८ 

अहमदुशाह दुर्रानी २६१५ 

अहमदाबाद २४७ २६६, २७४५ 

अहिल्याबाई ३१७ 
झअहीर ८० 


आंकुश खाँ २११, २१३ 
आंकुस दे० आंकुश खाँ 
आँतरी १२ 


३७४ 


आंध्र देश २७ 

आंध्र-वंश २४० 

आंवला (एक स्थान) ३२४ 

आईन इ-अकबरी १८० 

आकुत दे० याकूत खाँ 

आकिबत ३१६, ३२६, ३३०, ४१३१ | 

आक्रिबत महमूद काश्मीरी दे” आक्िबत 

आकिल खाँ २७६ 

आगरा-११, ३६, «८, ९३, ६६, 59, ३००, 
१०८, १७८, १८२, १८३, १८६, १८७, 
१८८, १८६, १६०, १६८, २०९, २१३, 
२२१, २२३, २३१, २३३, २४३, २४७, 
२९८, २६६, २७०, २७३, २७४, २७९२, 
२७६, २६३, २६६, २६७, २६६, ३००, 
३०१, ३०२, ३०३, २०४, २०४५६ ३१४, 
३१६, ३२२, ३२९, ३३०, देडे८, रे३६, 
३४० 

आजम खाँ नवातब्र १६& 

आजम खाँ ( नवाब ) २६१, २६४८, २६४, 
३०९० 

आजमखान १८१ 

आज़म शाहज़ादा २६२, २६३, २८३ 

आतश खां २६८ 

आतस दे> आतश खाँ 

आदिल शाह दे० अली आदिलशाह 

आनंदराइ चौधरी २७२ 

आनन्दराव, दे० हम्मीर राव (एक मराठा 
सरदार) 

आनंदी पुरोहित १८१ 

आना जी दत्तो २१४ 

आापा ३१७ 

आबू पवेत ४१, ३९२ 

आमनदास १८१, २७२ 

आमेर दे० जयपुर 

आम्र प्रसाद दे० अंबा प्रसाद 

झालम खान १८१ 

आलमगीर दे० औरंगज्ञ ब 

आलमगीर (द्वितीय) ११ 

आलमगीरनामा २७९, २७८, २७६ 

आलमपुर ३१६ 

आलीजाह अकाश, दे० आलीजाह सागर 
आसा ७३, ३५९४ 

आलीजाह सागर ३३, ३४ 

झारहा ३५९६ 


हिंदी वीरकाब्य 


आसकरण (दुर्गादास राठौर के पिता) २४७ 
आसकरन १७६, १७६, १८२, २६८ 
आसफ़डद्दोला (एक अन्थ) ३४० 

आसफ़ड दौला (नवाब) रेशे८, ३४० 
आसफ़जाह' दे० हमादुलमुल्क 

आसाम २०६, २५८ 

आहाड़ (नगर) २४१ 


इंतजाम इे२६, ३२७ 


इंद्ू ३०८ 

इंद्रजीत, इंद्रजणीतर्सिह (ओड़छावाले) २१, २२, 
८, *8, १८०१, १८३, १०६ 

इंद्प्रस्थ दे० दिल्ली 

हंद्रमणि, इंद्रमनि (ओड्छा के राजा) २६६, 
२७७, २७८, र८रे, 

इंद्रमणि घधँघेरा २६६, २७८ 

इंद्रमनि (साहिगढ़वाले) २७२ 

इंपीरियल गज़ेटियर २८३ 

इंद्रपुर दे० दिल्ली 

इस्तियार खाँ २६८ 

इखलास खाँ २२५ 

इच्चाकु २० ३९५१ 

इजाद ३०२ 

इटावा १७४, ३७६, 
३१०, देरे८ 

इृदगार बेग २६८ 

इनायत खाँ २६४८ 

इनायखाँ (सूरत का सूबेदार) २१७ 

इनायतुज्ञा २६५ 

इनायतुल्लाह खाँ (फ़रु खुसियर का मामा) २६९ 

इनायतुज्ञाह खाँ काश्मीरी २६२ 

इनायत शाह २९८ 

इफतख़ार खा २६८ 

इब्नबतूता १8३, २०१ 

इबादुल्ला खाँ दे० मीर जुमला 

इंबाहीम (दिल्ली-सुलतान) २४३, ३१८ 

इबाहीम हुसेन २श८ 

इम्त्याज़् खाँ, इमत्याज खान २६४ 

इमादुल्मुल्क (प्रधानमंत्री) ३१६, ३२०, ३२३, 
३२७, रे२८, ३२६, ३३० 

इमाॉद दे० इमादुल्मुल्क (प्रधान-मंत्री) 

इमॉद (एक इतिहास लेखक) ३२८ 

इरविंन ३०, १२८, १२६, १४२, २७६, २८१, 
श्वण, २६६, ३००, ३२०१, ३०३, २०६; ३४ ०, 


२६२, ३०२, २०९, 


नामानुक्रमशिका 


इलायची बेग २६८ 

इलाहाबाद १७, १८5१, १८९, २०६, २७०, 
र८६, २६०, २६३, २६६, ३१४ 

इलियट १७७, १७४ 

इसा खाँ ३२१ 

इंसफ़्हान २६७ 

इसॉमी १६३, २०१, ३९६, ३९७, रे८ 

इस्माइल खाँ (सफ़दर जंग का एक सेनानायक) 
३०९, ३१६, ३२८, ३२४६ 

इंस्माइल बेग (खाँ) ३२३ 

इस्सास ३५९८ 

इस्लाम खाँ (औरंगजेब का एक सेनापति) २७५ 

इंसलास खाँ (बहादुर खाँ का एक सेना-नायक) 
र्८९ 

इस्लाम शाह दे० सलीम शाह सूर 

इस्लामाबाद २७३ 

इस्लिस शाह दे० सलीम शाह सूर 


इंडर २६२, २६३ 

ईंदगाह श२८ 

ईरान २३१, २४८, ३२२ 

ईरानी ३२९, ३२७ 

इलियट दे० इलियट 

इेंश्वर ६७, ६८ 

इश्वरदास (एक इतिहास लेखक) २६३, 
२७९ 

इंश्वर राउत १८५१ 

इंश्वरी खिंह ३११, ३१५, ३२२ 

इंसफ खान २७२ 

इंसा खाँ ३२४ 

इंसारगढ़ २१६ 

इंसुरी सिद्द दे० ईश्वरीसिंह 


उबर-खंड २१% 

उग्रसेन १८१, २०३, २७२ 

उजागर ३२१ 

उज्जैन २३१, २५७, २६६, २६६, २७९, २७६, 
२७८, रे< ६ 

उड़ीसा २६७, ३०१ 

उत्तमगिरि ३४२ 

उत्तम सिंह गौर ३४२ 

उत्तमचंद १६ 

उत्तम लाल गोस्वामी तैलंग २७ 

उद्यकरण-दे० उदयभानसिंह (कोठारिया वासी) 


३७५ 


उदयपुर (नगर) १६, ३३, ४४, १६१, १९२, 
१६१, १६२, २४७६, २४७३६, २९२, २९३, २९४, 
२५९, २९६, २६१, २६२, २६३, २६४, 
२६९, २८२ 

उदयपुर म्युजियम १९९ 

उदयभान सिंह (कोठारियाबासी) २४६ 

उदयभान (सिरोही के शासक) २६१ 

उदयभान (छन्नप्रकाश का एक पात्र) २७२ 

उदयभान (सुजान-चरिन्नर का एक पात्र) ३२१ 

उदयभान सिंह राठौर (सिहगढ़ वाले) २२४ 

उदयभान सिंह चौहान २६५ 

डउदयराम ३२१ 

उदय सिंह (महाराणा) २४२, ३४३ 

उदय सिंह (कुंभा का पुत्र) २४३ 

उद्याजीत २७१ 

उदार सिद ३३४ 

न२७२ 

उदित-भ्रुव॒पाल २७१ 

उहोतसिंह ३३४ 

डबेदुल्लाह देखिए मीर जुमला 

उमर सेख दे० उम्र शेख मिर्जा 

उमरानी (एक स्थान) २२७ 

उमराव गिरि ३१६, ३३४, ३४०, ३४१ 

उमरावसिंह संगर ३४२ 

उमादूतुलूमुल्क अमीरुल उमरा बहादुर फ़ीरोज्न 
जंग सैयूयद हुसेन अली ख़ां २६४ 

उम्मेद्सिह ३२२ 

उम्र शेख मिर्जा ३१८ 

उदू १२७, १६८, १६६ 

उबेशी १४६७ 

उलग॒ खां ३४८, ३९९, ३५६, ३४९७, रे९८, 
३६० 

उल्लू खां दे० उलग खां 


ऊदा दे० उद्यसिंह (कुंभा का पुन्न) 
ऊदाजी, ऊदोजी (दौलतराव सिंधिया का एक 
मुसाहिब) ३३ 


ऋतु विलास १२० 
ऋषभदास जैन १७ 


एकलिंग महात्त्य १६२, २०० 
एजुडीन दें० ऐज़ुद्दीन 
एटा रे२३, रेरे८ 


३२७६ 


ए्‌ टेल ऑवब टू सिटीज २०१ 

एत्मादठहौलाह <े० इंतज़ाम 

एतमादुद्दौला क़मरुददीन खाँ दे० कमरुद्दीनख़ाँ 
बहादुर एतमादुदौलाह 

एमादुद्दौला मुहम्मद अमीन खाँ बहादुर २६१ 


ऐजुहीन ६६, ८६, २८९१, २६४३, २६७, २९९, 
२६६, रे ०२, ३०४ 

'ऐतसादपुर ३०४ ” 

ऐरछ, ऐरछुगढ़ १८०१ १८६, २७४ 


ओऑकार नाथ (एक तीथ्थे-स्थान) २२३ 

ओमा २२, २३, १६१, १६२, १६३, १६६, 
१६८, २०१, २३६, २४०, २४६, २४८, 
२७६, २९०, २६२, २४३, २४९, २९६, 
३४६, २९० 

ओड्छा, ओरछा २०, २१, ९७, ९८, *६, ६९, 
१७६, १८८, १८४६, १६०, २३४३, २६६, 
२७३, २७७, २७८, रे८१३, रेमरे, रेफर, 
रंघद्‌ । 

ओरंग, दें० औरंगज़ेब 

ओझओसवाल २४६ 


औरंगज़ेब १०, ११, १२, १८, रै८, २६३, ३०; 
४3, ६३, ६४, ६५, ६४, ६७, ८७, १०८, 
१६८, २०४, २०५, २१३, २१६, २१७, 
२१८, २२०, २२१, २२२, २२३, २२४, 
२२९, २२६, २३२३, २३७, २३६, २४४, 
२४६, २४७; २४८, २९९, २९६, २१७, 
२५८, २१६, २६० २११, २६२, २६४, 
२६५९, २६६, २६७, २६८, २६६, २७०, २७१, 
रेण७र३े, २७९, २७६९, २७७, २७३६, २८१; 
रण, रघरे, २८४७8, २८६, २८७३, २६१, 
२६२, २३३, २६४७, ३१७, ३१४६ 
औरंगसाह, और गसाहि दे० औरंगज़ेब 
औरंग्राबाद २०९, २१६, २१७, २१६, र८रे 


कृधार १०, ४९, ६६, १०७, २०४, २३०, 
२३३, २६६, २७०. २३४ 

कस २०३ 

कंसराज ३४२ 

कंस-संहारक दे० 

कंसारि दे० कृष्ण 

कच्छु २९७ 


हिंदी वीरकाव्य 


कछुवाहा १४८, १७६, १८८, दे रे४ 

कछुवाहाधार ३३४ 

कछोवा €८, ६०, ३७७ 

कटेरा गढ़ १७९ 

कड़ा ३०२, ३९६ 

कड़ा-जहानाबाद २८६ 

कडा-मानिकपुर २६६, ३०० 

कनरपीघाट की लड़ाई २० 

कनवज्ज दे० कन्नौज 

कनवारा ३४० 

कनारा २२७, २१८ 

कनेरा २७९ 

कन्नौज १९७, १७४, १८३, २३१, ३६०४५, 
३१८, ३२२३ * 

कन्नौज-शाहदाबाद ३०४ 

कन्ह २९९ 

कन्हर ३८१ 

कन्हा सगताउत दे० कान्हा शक्तावत 

कबरू ३५४, ३५४, ३९६, ३६८, ३९४8 

कमधज्ज दे० राठौर 

220 खाँ (दिल्ली का ग्रधान-मंत्री) ३०८, 

१० हे 

क्रेमरद्दीनखाँ, कमरुद्दीन खें बहादुर एतमादु- 
होला २६१, शे२े०. 

क़मरुदीन खाँ बहादुर दे० इंतजाम 

क़मरुद्दीन ,खाँ हुलास १६ 

कमलचंद २७१ 

करन, कर्ण ( वीरसिदृदेव-चरित के एक पात्न-) 
१७२ 

करन जू कने छुन्रप्रकाश का एक पात्र) २७२ 

करज्न दे० कर्ण (बीकानेर के शासक) 

ककट ३४, ३९ 

कर्य (बीकानेर के शासक) २०९, २२० 

करण, कणंसिह (क्षेमसिंह के पिता और चित्तोड़ 
के शासक) २४०, २४१. २४२, २९१ 

कर्णसिह (शिवाजीं के परवेज) २०३ 

कर्यासिंह महाराणा (अमर सिह के पुत्र) २४२, 
२४४ 

कर्ण (महाभारत के एक पात्र) २२० 

कर्ण-तीर्थे (मंद्रि) १७२३ 

कनल्न टॉड-दे० टॉड | 

कनेल पॉवेल ३४० 

करनला (एक दुर्ग) २१६ 

करनाटक २०६, २२८०, २२६, २३० 


के 


नासानुक्रमणि कां 


करमसीह २४८ 

करहरा १७२ 

करहिया ३२, ४६, ६२, रेशे३े, ३२३४; ३३२, 
३३६ 

करहिया कौ रायसौ १७, ३२, ३७, रे८, ४६, 
७२, ३२, $३, ११३, १७०, ३३३, ३३६ 

करिजा २२५ 

करुदीं खाँ दे० क़मरुद्दीन खाँ बहादुर एतमादुद्दोला 

२३१ 

कलकत्ता २३१ 

कलस २७१ 

कल्यान, कल्याण २१६, २२०, २२४, २३३ 

कल्याणदास (केशव के भ्राता) २१ 

कल्यानदे (रानी) <६६, ६०, ३१८१ 

कवाल जी के कुंड ३९२ 

कवि- प्रिया २१, २२, १४६, १७२ 

कवि-विनोद ३५ 

क़सूर (स्थान-विशेष) २०& 

कांकडोली २९६ 

कांगड़ा १० 

काकुत्स्थ कुल दे० सूर्य-वंश 

काकोरी-(स्थान-विशेष) २६८ 

कानपुर ३३, ३४० 

काठियाबाड २७० 

क्ादिर दाद खां २६२ 

क़ानूनगो ३११, ३१२, ३१३, ३२४, रेशे२ 

क़ानूनगो परिवार ३१४ 

कानोड २४५ 

कान्ह सिंह (गोगूँदेवाले) २४६ 

कान्हा शक्तावत २४६ 

काबुल १७६, २०३६, २३०, २३३, २५८, २४३ 

काभरू दे० कबरू 

कासबक्स, कामबख्श २८७, ३१६, ३२६ 

काम्रवर (एक इतिहासकार)३०५१ 

कायम खाँ बंगश ३१६, ३२३, ३२४ 

कायस्थ ३१२ 

कारतलब खाँ २१९ 

कारतल्लंब अंसारी-२६२ 

कारातीय (एक स्थान) २८<* 

कालजमन ३० 

कालभोजर(द्वितीय) दे० बापा 

कालपी १७९, $८६, २४३५, श३४, २३८, 
३४० 

कालिका देवी ७८, रेसेथ 


४ंप 


३७७ 


कालिजर १७९, १७६, २३१, ३१५, रेझे & 

कालिदास १४७, १४८, २४७ । 

काली नदी २२४ 

काली पहाडी रे२८ 

काली कुमारी २७६ 

कावेरी २२६ 

काव्य-विलास १६ 

काश्मीर २३१, २९८, २६५, २६७ 

काशी १६, १७, १८, २२, <8, १७४; २२४) 
२३४, २६७ 

काशी (शिवाजी के एक सेनापति) २१० 

काशीनाथ (केशव के पिता) २१ 

काशीमेघ (बेगूंवाले) २४५ 

काशीराज २६७, २७१ 

कासगंज ३४१ 

क़ासिस खाँ २७२ 

क़ासिम अली खाँ १७६ 

क़ासिस बेग खाँ मिर्जा २९८ 

कासी दे० काशी 

क़ादिर दाद खाँ बहादुर दे० नूरुल्लाह 
खाँ 


किशनगढ़ २४७ 

किशनसिंह ३२१, ३२४ 

किशनसिंह राठौर २४७ 

किशोरसिह (कोगवाल्ले) २०२ 

किशोरसिंह २२५ 

किशोरीलाल गोस्वामी १७ 

किशोरी शरण लाल ३४८ 

किसनेस, किसुनेस दे० किशनसिंह 

किंसुनदास २७२ 

किसोरी खंगार २७२ 

कीतू (कीत्तिपाल) १8२ 

कीरति, कीरतसाहि २७२ 

कीरवचर्सिह ३३४ 

कीत्तिसिह २२४ 

कीत्ति निरशुंकदेव पराक्रमवाहु २०१, २०रे 

कुंभ दे० कुंसा 

कुंभ लमेर, कुम्मल गढ़, कुंभलनेर १६२, २००, 
२०२, २४१, २४२ 

कुसा २००, २३८, २४३, २५२ 

कुम्भकरण (एक कवि) दे० कुंभा 

कुभनदास २६ 

कुंमेर ३१६, ३३७, ३३०, ३२३१ 

कुंचर कुशल १४६ 


रेप 


कुंवर नरायन दास २७२ 

कुंवर राज रनधीर घंघैरों २७२ 

कंवरसेन २७२ 

कवरपुर ३०२, ३४१ 

कुमाऊँ २३४, २३६ 

कुमारपाल रासो १८ 

कुमारसिह २४१ 

कुलजम (एक अंथ) २७० 

कुलपति मिश्र १८ 

कुल्वार कुरी २६८ 

कुल पद्दाड (स्थान-विशेष) ३४१ 

कुलीर ३४, ३९ 

कुबसा ३४० 

कुडाल २१६ 

कुतुबमीनार शेर८ 

क़तुब॒द्दीन, कुतुब॒द्दीन खाँ १८० 
359, रेश४ 

क़तुबल्मुल्क सेयद्‌ अब्दुल्लाह खाँ दे० 

अब्दुल्लाइ ख़ां सैय्यद्‌ 

कुतुबल्मुल्फ बहादुर यार वक़ादार ज़फ़रजंग 
दे० अब्दुल्ला खाँ सेस्यद 

क़तुबशाह २१६, २२६ 

कुश (राम के पुत्र) १७४, १६१, २६७, २७१ 

कूमें-प्रताप ३२१ 

कृष्ण १६, ३१, ४६, ४६, ध€८, ११७०, 
११९, १२६, १४२, १४९, २०३, २८४, 
३३१ 

कृष्ण जी (अफज़ल खाँ का एक साथी) २१२ 

ऊृष्ण जी बाजी दे० चंद्र राव 

कृष्ण ज्ञी भास्कर २३१ 

कृष्णगढ २४७, २०० 

कृष्णानंद २६ 

कृष्ण नारायण १७४ 

कृष्णदास २६, १८१ 

कृष्ण शास्त्री २७ 

कृष्ण सिह (बूँदीवाले) २०९ 

कण सिंह राठौर दे० किशन सिंह राठौर 

क ष्ण-वंशीय ३१२ 

ऊंपारास १८१, २७२, ३२१ 

केम्बिज हिस्ट्री ऑवू इंडिया १८९५, ३४७, ३४८, 
३६१ 

केवलरास ६४६ 

केशव, केशवदास १४, ३९, १६, १८, २१, २२, 

, हैंड, ४०, ४८, २६, ४७, रै८, ९६, ६०, ६१, 


हिंदी वीरकाव्य 


७६, ७७, ७८, ७६, ८०, €८, ४५, १००, 
१०१, १२०, १२१, १२४, १२९, १२६, 
१२७, १३२१, १२२, १३२३, १२<*, १३६, 
१३८, १३६, १४०, १४१, १४९, १४६, 
१४७, १४८, १४६, १९३, १९६९, १६०, 
१६१, १६८६, १७४, १७९, १७७, १७८, 
१८०, १८०१, $८ण२, १८३, १८७, १८२, 
3८२६, ३६८७, $८८, १८६, १६०, २६८। 
केशव पन्‍त ३४१ 

केशव मिश्र दे० केशव 

हआ बन्देला र८र 

केशरीसिह रावत २६१ 

केसरीसिह चौहान २४२ 


केसरी सिंह सगतावत दे० केहरीसिंह शक्तावत 


केसरीसिंह घंघेरा २७२ 
केसव दे० केशव 
केसचराय (करहिया का एक व्यक्ति) ३३४ 
सौदास दे० केशव 
केहरीसिंह शक्तावत २४४ 
केहरीसिह चौहान दे० केसरीसिंह चोहान 
केसरीसिंह (करहिया का एक व्यक्ति) ३३४ 
केहरीसिंह (सूरजमल का पौतन्र) ३१४ 
कोइना (नदी-विशेष) २१२ 
कसिंह २७६ 
कोकलताश खाँ २६३, २६४, २६८, ३०४,३ ०४ 
कोकिलतास दे० कोकसताश खाँ 
कोटज (एक दुर्ग) २१६ 
कोटरा दे० कोहतिला 
कोटा २६, २०९, २८९, ३५९२ 
कोठारिया २४५ 
कोड़ ३१० 
कोड़ जहानाबाद, कोड़ा जहानाबाद ३०८,३०४, 
३१० 
कोड़ा ३०२, ३०४, ३०९; ३०७, ३०६, ३२० 
कोणकण २१८, २१९, २२६ 
कोनदन दे० सिंहगढ 
कोयल दे० अलीगढ़ 
कोरडे दे० रघुनाथ बल्लाल कोरडे 
कोलर (एक स्थान) २२६ 
कोलन नदी २२६ 
कोलावा (एक जिला) २१५ 
कोली (एक जाति) २२४ 
कोली-प्रदेश २२७, २२८ 
कोल्हापुर २१३, २९८ 


नामानुक्रमशिंका 


कोहतिला ३२७, ३२८, ३२६ 
२७४ 
कौसिलापुरी २३५१ 
चत्रिय ४९, ९१, ६७, ७१, ७३, ३०८, ३१२, 
३३२ 
कज्षीर-दुर्ग २१६ 
क्षेत्रसह २४७२, २२९५१ 


खंडहर २३४ 

खंडू दे० खांडे राव होल्कर 

खंद-कला (एक दुग) २१६ 

खजुआ २३३, २९७, २९८, 
२७७, २६३, ३०२, झे०३, ३०४ 

खड़गराय १८१, १८६ 
रगराइ २७२ 

खरगराय (करहिया के संस्थापक) रे 

खरगसेन १८१ 

खरगे बारी २७२ 

खतन्नी १७८ 

खफ़ी खाँ २९८ ३०१, ३०९ 

खमसरा घाट ३०२ 

खलील उल्लाह खाँ २७७ 

खलीलुल्ना खाँ यज्दी २६३ 

खबा (एक स्थान) ३५९ 

खवास खाँ २१६, २२१ 

खाडेराह २७२ 

खांडेराय ३ ८5१ 

खाँडेराव होल्‍्कर ३१६, शे३ ०, 
३३१, 3३२ 

खांडोजी होल्कर दे० खाँडेराव होल्कर 

खाँ जहाँ लोदी 

खाँ जमा दे० खाँ जमाँ अली असगार खाँ 

खा जमा अली असगर खाँ २६२, ३०२ 

खाँ जमां दे० असग़र खाँ 

खाँ-दौरा (वह व्यक्ति जो नादिरिशाह के युद्ध 
में मारा गया) ३२० 

खाँ दोरा नोशेरी खाँ दे० नौशेर खाँ 

खाँ दौरा नौसरी दे० नौशेर खाँ 

ख़ान जहान १८१ 

ख़ान जहाँ २७२ 

ख़ान 3 सुजफ्फर अली खाँ खान इ-जहाँ 
२६ 

ख़ान-इ-ज़्ञर्मां दे० मुनीम खाँ 

खान दौरा दे० ख़्वाजा हुसेन 


र्‌ ७० $ २ हि द्द्‌ है 


३७६ 


खान-ए-दौरा २७४ 

खान दौरा अमीरुल उमरा ख़्वाजा आसिम 
दे० समसासुद्दौलाह अशरफ़खाँ 

खान दे० शेर अफगान 

खानखानानबहाहुर ज़फ्रजंग दे० मुनीम 
खो 

खानजादा खाँ शाइस्ता खाँ २६५९ 

खानखानान निज्ञाम्ुल्मुल्क बहादुर फतह जंग 
दे० ग़ाज्ञी उद्दीन खाँ चिकक्‍्लीच खाँ निजा- 
मुत्युल्क 

खान आलम बहादुर शाही २६६ 

खान दे० अफजल खाँ 

खान खानान दु० मीर जुमला 

खान खानान महावत दे० महावत खाँ 

खानचन्द्‌ ३२१ 

खानदेश २२४९, २६४२ 

खान खाना नबाब दे० अब्दुरहीम 

खानखाना २७२ 

खानवा २४२ 

खानापुर २१६ 

खालिक २७२ 

ख़्वाजा अब्दुल्ला १८१ 

ख्वाजा आसिस ३०१ 

ख़्वाजा खातिर ३९४ 

ख्वाजा हुसेव २६४ 

खाँ बहादुर दिलेर जंग दे० अब्दुलसमद 

खिज़्खाँ (शाहजादा) १६४, १६९, 
२००, २५९४ 

खिद्लां, (एक बीजापुरी सरदार) २२८ 

खिज़ाबादु १६४ 

खिलजी ३२९, ३९४, ३९६ 

खिसानन्द ३२१ 

खीची-वंशावली (एक ग्रंथ) १६ 

खीची २४६, १०४८ 

खीचीदरा दे० राधवगढ़ 

खीची राव रतनसेन २४६ 

खीर दुग दे० क्षीर दुर्ग 

खुम्माण २४८ 

खुमान २०४ 

खुमान रे३४ 

खुमानसिंह (चरखारी के शासक) २४२ 
खुमानसिहद दीवान ३४२ 

खुरासान १०८, २३०, २३३ 
खुरम दे० शाहजरह्ाँ 


१६७, 


रेप० 


खुसरों शाहजादा १०, १००, १८०, १८४ 

खुस्याल सिंह ३२१ 

खूबू शेख दे० ,कुतुब॒द्दीन खाँ 

खेतल २४८ 

खेरुदीं अली खाँ २६४८ 

खैगढ़ २१६ 

खोजा रहमतुल्लाह २६८ 

ख्वाजा इनायतुल्लाह खाँ दे० खानाजाद खाँ 
शाइंस्ता खाँ 

ख़्वाजा मुजफ्फर खाँ पानीपती दे० खवबाजा 
सुजफ्फर अली खाँ तोराबाज 

ख़्वाजा सुजफ़्फ़र अली खाँ तोराबाज २६९ 

छ़वाजा अब्दुल्लाह खाँ फ़ीरोज जंग २४७ 

ज़्वाजा अब्दुल्लाह खाँ दे० अब्दुल्लाह खाँ 
खोजा 

ज़बाजा हुसेन (खाँ दौरा) २६४, ३०२ 


गंग, गंगा २३, ६१, ११७, १४६, ३१०, ३२४ 

गंगागिरि ३४२ 

गंगादास २४४ 

गंगाधर शास्त्री सैलंग २७ 

गंगाधर ताँतिया ३२२ 

गंगाराम (छुन्नप्रकाश का एक पातन्न) २७२ 

गंगारास (सुजानचरिन्न का एक पात्र) ३२१ 

गंगासिह सगताउत (शक्तावत) २६१ 

गंगा लहरी ३३ 

गंजन १६ 

गंधवेसिह शस्ध्प 

गंधवंसेन २०१, २०२ 

गभीरराय १४ 

ग़ज़नी १८१, ३५४ 

गजददिय खान दे० शहाबुद्दीन एमादुल्सुल्क गाज़ी 
उद्दीन ख़ाँ बहादुर फ़ीरोज़ जंग 

गजसिंह (छन्नप्रकाश के एक पात्र) २७२ 

गजसिंह (जोधपुर के महाराजा) २४६, २९३, 
२६६ 

गजसिह (सुजानचरित्र के एक पात्र) ३२१ 

गजा छितपाल ३३४ 

गजू २४६ 

गठयोरी ३४२ 

गड़ बोर (गांव) २६६ 

गढ़ा माडला ३२ 

गढ़-कुडार १७९ 

गढ़ चांदा २शय 


हिंदी वीरकाब्य 


गढ़नेर २३१ 

गढ़ला (एक स्थान) श९८ 

गढवाल २३६ 

गढ़ा कोटा २८६ 

गढ़ी-मैदान ३२८, ३२६ 

गणेश शंभाजी ३३८ 

गणेश जी ४७, ४७६, ४१, १३१, १३२ 

गदाई खाँ १८४ 

गनेशखेरा १७४९ 

गभरू दे० कबरू 

गया २२४ 

ग़रीबदास कुंचर २४४ 

ग़रीबदास (छन्नसाल का पुत्र) २८४ 

ग़रीबदास (महाराणा राजसिंह का पुरोहित) 
२४६, २४८ 

गहिरदेव (एक व्यक्ति) २६७, २७१ 

गहिरवार कुल ४७, १७७४, २६७ 

गागरौन २८४ 

गाजण (बादल का पिता) १६२, १६४ 

ग़ाज़ीउददीन ख़ां, ग़ाज्ञीडद्दीन खाँ इमादुल्मुल्क 
ग़ाज़ीउद्दीव ३०९, २२९, ३२७ 

गाज़ी उद्दीन खां, याज़ीउडहीन खाँ बहादुर 
गालिब जंग २६१, २०१ 

ग़।ज़ीउहीन खाँ चिकलीच खां निज्ञामुल्सुल्क 
२६३ 

गाज़ीउददीन फ़ौरोज्ञ ह्ंग २६१२ 

ग़ाज़ीपुर (कानपुर निकटस्थ एक नगर , २०४8, 
३१० 

गारदेजी परिवार २६६ 

गिद्टा २७ 

गिरचन २७ 

गिरधरदास १८१ 

गिरधर लाल, गिरिधर लाल बहादुर, (छुबीलेराम 
नागर का भतीजा) २८६, ३०२ 

गिरिवर पुरोहित २४८ 

गिरशास्प (व्यक्ति विशेष) २६४२ 

गिरिजा ६१ 

गुजरात ६९, १७८, १८१, १६६, १ ६८, १६६, 
२०१, २३१, २३३, २४१, २७३, २८, 
२६२, २६३, २६४७, २७०, रे७*९, २७७, 
२६०, २६२, २६२, ३१६, ३४२, दे४३, 
श*< 

गुढ़ा २३६ 

गुमान सिंह (चित्तौड़वासी) २४४ 


नामानुक्रमणिका 


गुमानसिंह (बाँदा के शासक) ३४१ 

गुलाब कवि १७, ३२२, ४६, ७६, ४२, ११४, 
११६, १२१, १२९, १२६, १३१, १३२, १३३, 
१३७, १३८, १७०, १७४७१, १४३ १७८ १७०, 
३३३, इे३४, ३३९, रेडे६ 

गुलाब (एक महात्मा) १३ 

गुलाबराय (राजा छुबीलेराम नागर का दामाद) 
श्ध्प 

गुलाब मेंहदी ख़ाँ, दे० गुलाम मेंहदी खाँ 

गुलाम (वंश) ३२५ 

गुलाब अली ख़ाँ गुलाम अली खाँ, 
जुलफिकार ख़ाँ बहादुर २६४ 

गुलाम क़ादिर ३३६ 

गुलाम मुईउद्दीन ख़ाँ २६४८ 

गुलाम मेंहदी खाँ २६४८ 

गुलौली ३४२ 

गुहिल (वंश) १६१, १६२, २४०, २४२, २४८, 
२२९१ 

गुहदत्त, गुहादित्य गुहिल दे० गृहादित्य 

गूजरराज ३२१ 

गूजर ३४२, ३४३ 

गूयक ३५९१ 

गुपालमनि २७२ 

गुपाल बारी २७२ 

गुपाल खबास १८१ 

गृहादित्य १६१, २४०, २४३, २४०, २६१ 

गैरत खाँ, गेरति खाँ २६३, २६४ 

ग़ॉंड (जाति) १७७, २७३ 

गोंडवाना २३१ 

गोआ २३२ 

गोकुलस्थ शे२ 

गोकुला, गोकुलराम गौर, ३२१ 

गोदावरी ३२, १४८ 

गोगूंदे २४६ 

गोपचंद २७१ 

गोपाल २० 

गोपालदास २४२ 

गोपालदास, (नकटा) १८३ 

गोपालसिह २६३ 

गोपालसिंह भदौरिया ३०६ 

गोपालसिंह ३१६ 

गोपीनाथ (बूँदी के शासक) २८, २७० 

गोपीनाथ कमध्वज्ज २४७६, २६९ 

गोपीनाथ (अफ़्ज़ल खाँ का एक साथी) २१२ 


रे८१ 


गोसती (राजस्थान की एक नदी) २९९, 
र्र्द्‌ 

गोर (राजपूतों की एक जाति) १६२, १६३ 

ग़ोर, गौर (एक स्थान) २३३, ३१८, ३९४ 

गोरखपुर ३९६ 

"गोरखा (एकस्थान) २७२ 

गोरा २३, ६१, ६२, ८०, १६२, १६३ १६९, 
१8६६ 

गोरा बादल की कथा, गोरा बादुल री कथा, गोरा 
बादल की बात १७, २२, २३, ७, रे८, 
४१; ९१, ८5०, १०२, १६१, १६१, १६३, 
१६६, थृ ६७, २०१ 

गोरेलाल दे० लालकवि (बुन्देलखंडवाले) 

गोलकंडा २०४, २२०, २२४७, २२७, २३१, 
२३४ 

गोविन्द (मेवाडवाले) २४८ 

दुर्चेंद्‌ २७१ 

गोविददास मिश्र १८५१ 

गोविद बललाल इरेशे८ 

गोविद्राय ३५२ 

गोविद्राई (पंतपुर बारे) २७२ 

गोविद्र्सिह (सिक्ख गुरु) २८५ 

गोवर्धन ६८, १२६, १४२ 

गोसाई (एक जाति) ३३४ 

गोहद २७२५, २३२३४ 

गोसाई राजेन्द्रगिरि दे० राजेन्द्रगिरि गोसाई' 

गौडवंश ३४ 

गौड देश दे० बंगाल 

गौतम २७२ 

गौर दे० गोर (राजपूतों की एक जाति) 

गौरासिह ३०८ 

गोरी दे० सुहस्मदगोरी 

गोरीशाह ३९९ 

आंड डफ़ २२३ 

प्ियसेन २९, २६, २८, २६, ३०, ३१, ३४ 

ग्वालियर ३३, १७९, १७६, १७३8, १८६, 
२३१, २७१) २७३, २७९, २७६, र८१, 
२८४, २८६, २६२, ३१७, ३१४७, ३९१ 


घनसिह ३३४ 
घनश्याम २७२ 
घनश्याम शुरू १८ 
घनस्याम दे० घनश्याम 
घाणेराव २४६ 


ही 


शे८र 


घासहरा ३१५, ३२४, ३२९, ३०, ३३१, 
डर 

घासेरा दे० घासहरा 

घोरपदे २०३ 


चंडौस दे० चंदोसी 

चंद (चंदबरदायी से भिन्न व्यक्ति) २७२ 

अंदनदास २७२ 

चंद्वरदायी ५१, १२०,१३३, १९७ 

चंदवार (एक स्थान) १७४ 

अंदेल १७४ चदेरी २७७ 

चंदोसी ३२२ 

चंद्रकला (एक नत्तकी) ९२, ३४३, २५९९, ३४६ 

चंद्राव (जावली के शासकों की उपाधि २१० 

चंद्रालोक (एक अंथ) ३४३ 

चंद्रहेंस २७२ 

चंद्रभान (सृूषण-अथवली का एक पात्र) २०९ 

चंद्रभान (वी रसिहदेव-चरित्र के एक पात्र) १८१ 

चंद्रभान (सुजान चरित्न के एक पात्र) ३२१ 

चंद्रभान, चंद्रभाण (नीमराणा के राजा) ३४, 
44 

पंद्र-बंश ४९, २०३, ३१२, ३२१ 

चंद्रशेखर वेद्य ३१३ 

चंपतराद (बड़गूजर-सुत) १४१, १८३ 

चंपति, चंपतिराय बँदेला २८, ३०, ४५, ६६, 
६७, ९८, पर३े,८७, १७७, २०२९, रे३४, २६७, 
२६८, २६१, २७१, २७३, २७४, २७९, २७६, 
२७७, २७८, २७६, २८९, २८७ 

चंबल ६३६, २७२९, ३१६ 

चकत्ता कुल-दे० चगताई कुल 

चकला कडढ़ा-मानिकपुर ३०२ 

चकला-कोयल ३१४, ३२४ 

चगताई-कुल-दे० मुगल 

चचेडी (एक स्थान) ३२०७, ३०८, ३०६ 

चछोरी ३४२ 

चतुरंग ३५२ 

चतुरभज (एक तीर्थ-स्थान) २५९, २९६ 

चतुभुज वैद्य ३२ 

चरखारी ३२३६, ३४२ 

चहुँवाण दे० चौंहान 

चरणदांस १३ 

चाँदा (स्थान विशेष) २७३, २७६ 

चाँपा (व्यक्ति विशेष) २४२ 

चाँवावत (राठौड़ों की एक शाखा) २४२ 


हिंदी वीरकाव्य 


चाकन २१९ 

चाचा २४३ 

चारण ३७, श३े८, ४३, ४४७, ९३, ९६, ६२,३६४, 
७७, १२३, १६७, १७०, १७३, १६२, १६६, 
१88, २००, २०३ २९५, २६६, २६७, २६८, 
श्पर्‌ हे 

चारभुजा दे" चतुभुज 

चारुसती ६४, १२८, २४७, २४९ 

चालुकूंड २३१ 

चात्लुक्य २४९, २९१, ३२९०, २९१ ३५२ 

पघाहमान ३९१, ३९२ 

चिची दे० जिज्ञी 

चिजाउर दे० तंजौर 

चितामनि सुरकी २७२ 

चिकली (एक स्थान) २२७ 

चिकलीच ख़ां दे० शाज्ञीडहीन ख़ाँ चिकत्नीच 
खाँ निज्ञामुल्मुल्क 

चितउर दे० चित्तौड 

चित्तोड २३, ४१, ९२, ६१, १५४२, १७८, 
१8६१, १६२, १६३, १६४; १६३९, १६६, 
१६७, १६८, १६६, २००, २०१, २०२ 
२३६, २४०, २४१, २४२, २४४३, २४८, 
२४६, २९१, २९७, २६१, २६२, २६३, 
३५३, ३8६० 

चित्र॑ंग मोरी २४८, २४६, २९१ 

चित्रां दे० चित्रंग मोरी 

चिन्नंगि, चिन्नंगी दे० चित्रंग मोरी 

चित्रांगद मोरी २४७८, २९१, २६७, २७२ 

चित्रकूट दे० चित्तौड 

चित्रकोट दे० चित्तौड 

चित्रपाल २७१ 

चिद॒ग्बरस्‌ २२६ 

चिन क़िलिच ख़ो ३०४, ३०२९ 

चिमना बेगम ३९९ 

चीताखेड़े २४६ 

चीन २३० 

चूरामनि ३१४ 

चूड रावर २४८ 

चेंलरा १७६ 

चैतकर्ण १७४ 

चैनसिह ३२१ 

चैप्लेन २९५७, २१८ 

चोंड, चोडसिह २४८ 

चौदहा मेघ २७ 


नासनुक्रमणिका 


चौरागढ़ १७७, २७३ 

चौसा ३१८ 

चौंहान ३४, *२, ८९, १७९, १६१, १६४२ 
२४१, २४६, २४७, ३०८, २९०, २३२१ 
३९२, ३९२३६, ३५०५६ 


छुतरसाल (सुजान-चरिन्न का एक पाज्न) ३२१ 

छुता दे० छुन्नसाल बृदेला 

छुतारो दे० छुन्नसाल बुन्देला 

छुत्र-कीति ३० 

छन्न -छुद ३० 

छुन्न-छाया ३० 

छुन्न-दंड ३० 

छुन्न-प्रशस्ति ३० 

छुन्नसालदुशक १७, २९, २६, ३७, 8३, १६० 

छुन्नसालशतक ३० 

छुऋहज्ञारा ३० 

छुन्नप्रकाश १३५ १७, २७, २८, २६९, ३०, ३७, 
3७४, ४९, ६९६, ६६,६८, १०६, १११, ३२०, 
१६६, १७९, २३९, २६७, २६८, २७२, 
२७३, २७२९, २७६, २७६, २८०, २९२८१, 
२८२, २८३, २८४, २८९, २८६, २८७ 

छुम्नमुकुट बुन्देला २८४ 

छुन्नसाल बंदेला १३, १६, २९, २६, २८; 
२६, ३०, शे८, ४3३, 8०५ ४3९, 3७, ६३, 
६४, ६६, ६७, ६८, ८२, ८३, ८७, ८८, 
१०९, ३०६,१०६, ११०, २०६, २३४, २३९, 
२३७, २६८, २६६, २७०, २७१, २७२, 
२७९, २७८४, ९२७६, २८०, रए८र३, रेम२; 
र्८घ३े, २८७, रे८परू, २८७, बदे४२, ३४३ 

छुत्नरसाल-विरुदावली १६ 

छुत्नसालसिंह दे० छत्रसाल बुंदेला 

छुत्रसाल हाड़ा २८०, ९२६, ३०, २०९, रेरे३, 
२४६, २१३, २९४७, २७०, २७९, २७६ 

छुत्रसाहि (गौड देश का शासक) २४८ 

छुत्रसिह (कुँचर) २४४ 

छुबीलेराम (नागर) ६8, ८, रे८म$, २६३, 
रेह८ , ३०२, ३०२ 

छुरों (स्थान विशेष) ३४१ 

छाड़गड़ ३४२, ३४६, ३२९३, ३९७ 

छोटा मिर्जापुर १०३ 

छोटी सादुढ़ी $&२ 


शैपरे 


६६, ७०, ८द८, १११, 
१६७, २८८, २०२, ३०३ 

जंगमनि १८१, १८२ 

ज्ज्ञीरा २३३, २३४, २२९, २२६, २३४ 

ज़करिया खाँ २६२ 

जगन्नाथ (लाल कवि के पूर्चज) २७ 

जगन्नाथ (जयपुर वाले) १७८ 

जगन्नाथ प्राचीन १६ 

जंगजीवन ५३ 

जबत्राज १६ 

जगतना रायण ३२३ 

जगतसिह पमार ३४२ 

जगवबहादुर ३४२ 

जगतूदिग्विजय १६ 

जगतराइ २७२ 

जगतसिह (छुन्नप्रकाश के एक पात्र) ११०, 
२७२) २८५४, २८६ 

जगत्सिदह (मउबाले) १८ 

जगत्सिह (जयपुर-नरेश) ३३, €०, ७३, 
१७६, २३६, २४३ 

जगतूसिंह (मेवाड़ के राणा) १८, ६४९४, २४३, 
२४४७, २९२, २९३, २५४ । 

जगद्विलास १८ 

जगदेव (ममार) ३५३ 

जगदेव गढ़ २२६ 

जगद्विनोद्‌ १७, २०, ३३, ३४, ३२७, *०, ७३, 
७६, 8२३, ६४७, १३१६, १२१, १४१ 

जगमोहन पुरोहित दे० जंगमनि 

जगेतस २७२ 

जटमल १७, २२, २३, ३८, ४१, ४२, ४९, ६१, 
७६, ७७, ८८०, ८१, १०१, १२०, १२९; १३१) 
१३२, १३२३, १३८०, १४२, १४९८, १६१, १६२, 
१६१, १६२, १६३, १६४, १६९, १६६, १€७, 
२०७० 

जनकसिंह (नीमराणा के राजा) ३९ 

जनादे रानी २४७, २४३ 

ज़फ़र ख़ाँ (औरंगजेब का वज्ञीर) २१३, 
२२२ 

ज़फ़र ख़ाँ दे० ज़्वाजा सुज़फ़फ़र अलो खा 
तोराबाज़ 

ज़फ़र नगर २६३ 

ज़फ़रजग खाँ २६८ 

ज़फरुलवली (एक पुस्तक) १ €्८ 

ज़बरदस्त ख़ा २९८ 


| रे है 9 | रे य्ड थ्‌ ५ ह: £। 


रेप्ट४ड 


जबारि दे० जवाहर 

जब्बर खाँ २४८ 

जब्बार १८३, १८९ 

जमल १८१ हर 

जमाल खाँ (वीरसिहदेव का एक पात्र) १७२, 
१८१ 

ज़माल ख़ाँ (हम्मीररासो का एक पात्र) <२; 
३१२ 

जमानाबेग बिन गोर बेग काबुली २०७ 

जमुना दे० यसुना नदी 

जम्मू प्रान्त २६३ 

जयकृष्ण (सुजान-चरिन्न के एक पात्र) ३२१ 

जयकृष्णदास (नज्मुहीन अली खां का दीवान) 
र्श्८ 

जयचंद (पंग) १६, २४७, २९२ 

जयचंद वंशावली १ ४ 

जयतपुर १६४ 

जयदेव (संस्कृत के एक कवि) ३३ 

जयदेवविलास १& 

जयपुर १८, १६, शेशे, २४, ३४९, ९०, ७३, 
११४, १७८; १७६,२२२, २२३,२३४, २३६, 
२६६, ३१३, ३१७, ३१९, ३१६, ३१७, 
३२२, २२३, ३३०, रे३१, शेश८ 

जयमतल १७८, २०१, २४३, २४२० 

जयसलमेर २९९ 

जयसिह राजा 
पात्र) १८८ 

जयसिह (राजपूताना के कोई राजा) २० 

जयसिद (मांड्वाले) ३५२ 

जयसिंह (सीसोदे के राणा) २४२ 

जयसिह (जोधपुरवाले) २७० 

जयसिंह (महाराणा राजसिंह के पुत्र) २३६, 
२४४, २६४ 

जयसिह द्वितीय (जयपुराधीश) ३१३, ३१४, 
३१२९,३२२ 

' जयसिह अथम (सवाई महाराजा) १६, २०४, 

२०६, २१३, २१६, २२०, २२१, २२२, 

२९२४, २३६, २९७, २६६, २७६, २८० 

जयसिह सूरि (एक अंधकार) ३५३ 

जयसिंह-प्रकाश २० 

जयाजी अप्पा सिंधिया दे० आपा 

जयानक रे२० 

जरनल आँव्‌ ऐशियाटिक सोसायटी आँव्‌ बज्ाल 
श्ष्नरे क 


(वीरसिहदेव-चरित का एक 


हिंदी वीरकाव्य 


जलालउद्दीन (खिलजी) ३५४, ३९६, ३६१ 

जलालउद्दीन अकबर दे० अकबर (सम्राद ) 

जलालउद्दीन मुहम्मद अकबर दे०अकबर (सम्राट) 

जलाल खां दे” सलीमशाह सूर 

जलालुद्दीन हेदुर शुजाउशौलाह दे० शु॒जा- 
उद्दौलाह 

जल्लेसर ३२४, ३३० 

जवाहर (एक स्थान) २०५९, २२६, २२७ 

जवाहरसिंह (भरतपुराधीश) ३२, ४६, 2२, 
३१४, ३२३१, २३३, रे३े४, रेरे९, रेरे८ 

जवाहिर दे० जवाहिरसिद्द 

जस (डूँगरपुर के स्वामी) दे० यशकरण 

जसकरन रावल (सीसोदे के एक शासक) १६९, 
२४८ 

जसवंत १८१ 

जसवंत २७२ 

जसवंतसिंह दे० यश-कर्ण 

जसवंतसिह बुन्देला २६६ 

जसवंतसिह, महाराजा (घारानगरीवाले) २४० 

जसवंतसिह राला २४६ 

जसबंत, जसवंतसिह, (जोधपुर के महाराज) 
८, ४३२, ४७, ९९, ८झरूे;। ९०२९, २१९६, 
२१७, २२९१, २२२, २२३, रे३४, २४९, 
२४६, २४७, २९३२, २९७, २९८, २९६, 
२६०, २२१, २६६, २६६, २७९, र८र 

जसवंतविलास १८ 

जसराज दे० यशकर्ण 

जसरारी २२७, २२८ 

जहाँगीर १०, १२, २६, ४०, ९७, ८, ६०, 
१००, १७६, १७७, १७८, १७६, १८०, 
८६१, १८९२, १८३, १८७, १०९, १८९, 
१८७, १८मं८म, १८३, १६०, २०६, २४६, 
२४७, २९५२, २७०, २७३, ३१७ 

जहाँगीर-जस-चंद्विका १८, २२ 

जहाँगीर शाह दे० सुहम्मद फ़ुन्दासियर 
जहॉँगीर शाह 

जहाँदार, जहॉदार शाह११,३१, ४०,६९$, रे८८, 
र८ू६, २६०, २६१, २६३, २६७, २६९, २६६, 
२६८, २६६, ३००, ३०२, ३०३, ३२०४, ३०९, 
३१२, ३१४३, २१४, ३३७ 

जहाँशाह (शाहजादा) २६६ 

जहाजपुर २९४ 

जानिसार खाँ २६१, २६८, ३०४८, ३०६ 

जाट ४०८, ४६, $२, ३१२, ३१३, ३१४, ३१६, 


नाभानुक्रेम णिका 


३१७, ३२२, रै२४, ३२६; ३२७, रे२८, 
३२६, ३२३०, ३२३१, ३२३४, २२२ 

जादों राइ १८१, २७२ 2 

जानी खाँ २६४, ३०४ 

जामकुली खाँ १७६, १८१ 

जामनंगर २७० 

जामवंत (रामायण का एक पात्र) ३१७२ 

जामवद्‌ (स्थान) २६२ 

जामसाह २७२ 

जायसी ४१, १२०, १६६, १६१, १६२, १&३, 
38६६, २००, २०१ 

जालोर ३५९, ३५६ 

जालिमसिंह ३२१ 

जावली २१०, २११, २१४ 

जिजी २२८, २२३, २४७ 

ज़िकरियाँ ख़ाँ बहादुर दिज़ब जंग दे० ज़्क- 
रिया खाँ 

जिगनी ३३४ 

ज़ियाउद्दीन बरनी, ज़ियाबरनी दे० बरनी 

जीजाबाई २०३, २०४ 

जीवमदल २१२ 

जुगराज १८१ 

जुकारसिंह १०, १७७, १४१, रेद८, २६४, 
२७३, रे८र, २८६ 

जुन्लार २१० 

जुल्फिक़्ार (मेवात वासी) र३े४२ 

जुल्फ़िकार खाँ नसरतजंग २४७, २८६, २६१, 
२६६, ३०४, शे०शा 

जुल्फ़िकार दे० गुलब अली खाँ जुल्फिक़ार 
खाँ बहादुर 

जूनागढ़ १६ 

जूनेर २७८ 

जैकोबी २८८ 

जैत पटेल २७२ 

जैतपुर ३२, ३४१ 

जैतसीह (मेवाड़ के शासक) १६१, १६२, २४१ 

जैतसिंद (सुजान-चरित्र के एक पात्र) ३२१ 

जैत्रसिंद (रणथम्भौर वाले) ३४६, ३५९२, ३२३, 
30 4 

जैन २६, ३१, २४६, २०० 

जैनदीं खाँ, जैलुद्दीन खाँ बहादुर खाँ २६३, ३०१ 

जैनसाह सिकन्द्र ३५५ 

जैसिंदह (रासा भगवंतसिंह का एक पात्र), ३०८ 

जैसिंह (छुन्नप्रकाश का एक पात्र) २७२ 


६ 


शेप 


जोगराज दे० योगराज (मेवाड़ के एक शासक) 
रध्म 

जोगिया २७ 

जोधपुर १०, ६४९, २९३, २९७, २४८, २९६, 
२६०, २६४, २६६, २८२, ३२२ 

जोधराज १४, १८, ३४, ३४, श३६, ९१, २२५ 
रे, ९९, ७३, ७४, ७९, ७७, ६४, ६६, ६८, 
११८, ११६, १२१, १२९, ३२६, ३३०, 
१३१, १३२, १ऐ३, १३४, १३६, १शे८, 
4३६, १४०, १४३, १४२, १४३, ३४४, 
4९७, १४८, १३६, ३७१, ३७२, ३४२, 
३४६, ३४७, ३४८, रे४३, ३३०, ३४२, 
३५९६, ३५६, ३१७, ३१८, ३९३, ३६५१ 

जोधसिह ३२१ 

जोरा-भौंरा (कोषों के नाम) ६९८ 


संपाइथाधटद दे? रूपायता के घाटे 
मंपायता के घाटे ३२२ 

झाँई (स्थान विशेष) ३४७, ३५८ 
काँसी ३१९, ३२े३४७छ, रेशेम, 3३६ 
ऋारखंड २३४ 

ऋालाचंद्रसेन २४४ 

भाला जैतसिंह २४४ 

झऋूना २८४ 

भऋूसी ३०१ 


टाँकी (एक दुर्ग) २१६ 
टॉड १६२, १६३8, २००, २४२, २९०, २६३, 
र्क्य 
टिहनपाल २७१ 
टीकाराम २६८ 
३२१ 
टेहरी २१ 
टोडरमल १७८, १७६ 


ठाकरदास सेंगर ३२२१ 


डंडा राजपुरी २२६ 

डच २१०, २३२ 

डासन २३२ 

डिगल १४६, १६९, १६७, १६८, १६६ 
डिकिस्‌ २०१ 

डीग दे३० 

ड्ंगरपुर २४२, २७४ 


शे८६ 


डंगर सी २४८ 
डोडर डोडिया महासिह २४८ 
डोडिया खेरे १& 


ढिल्‍्ली दे० दिल्‍ली 
ढुंडहार दे० जयपुर 


तंजोर २२८; २२६ 

तकमील-इ-अकबरनामा १८९, १८८ 

तकरूुब खाँ २६६ 

तहवर, तहवर॒खा (छुन्नप्रकाश का एक पात्र) 
२३४, २७१, २८, २८६. 

तहच्वर, तहव्वर खाँ (औरंज गब का एकसेना- 
पति) २६२, २७१ २८२, २८३ 

तांतिया ३२१ 

ताजुद्दीन काफूर हजार दीनारी ३५४ 

ताना जी मालुसरे २२४ 

ताप्ती (बंदी) २१७; २१८, २३२ 

तारीख इ-अलाई १६१, १६९, ३४८ 

तारीख-इ-फ़रिश्ता १६७, ३४८ 

तारीख-इ-फ्नीरोजुशाही १8४ 

तारीख-इ-मुबारकशाही १३३, २०१ 

तारीख-इ-मुहम्मदी १६३, २६२ 

ताहिरखां २२२ 

तिकोना (एक स्थान) २१६ 

तिघरा २७ 

तिपुर १७८, १७६, १८४६ १८७, १८८ 

तिरखाराम ३२१ 

तिरुआबादी २०६, २२६ 

तिरुमलवादी २२ 

तिलंगाना १७८, २२७ 

तिलोकसिंह तोमर ३२१ 

तीरोली २४४ 

तीरुवांडी दे० निरुआबादी 

तीर्थराज (एक व्यक्ति) १४१ 

तुजुक-इ-जहांगीरी ३८२ 

तुँव॒र दे० तोमर 

तुकाराम ३३ 

तुगगलक ३२५ 

तुग़लकाबाद शेर८ 

5220 दे० तुलसीदास (वीरसिंह देव का एक 
पात्र 

तुरोंबाज, तुरराबाज खाँ दे० ख्वाजा भुज॒फूफ़र 
अलीखाँ तोराबाज्ञ 


हिंदी वोरकाव्य 


तुराब खो ८६, २१०, २३६, ३०८,३ १० 

तुरुक ६३, ८३, ८०७, १०८, ११०, रेयरे 

तुक दे० तुरुक 

तुकी १५६, १६३ 

तुलसी खूल २१६ 

तुलसीदास (वीरसिंहदेव चरित का एक पात्र) 


१८१ 

तुलसी, तुलसीदास (हिन्दी के कवि) ३७, 
४२, ११७, १२०, १४९, १६५, १६६, १७१, 
१७२, ३९६ 

तूरान २३० 

तूरानी ३००, ३२<*, ३२७ 

तेजा २४६ 

तेजसिंह (मेवाड़ के शासक) २४१ 

तेजसिंह (रासा भगवंतर्सिष्ठ का एक पात्र) 
श०्८ 

तंदवारी ३४१ 

तेलियाना दे० तिलंगाना 

रे 

तत्तरीय शे२ 

तेमूर ३१८, ३२१, ३२२ 

तमूर खाँ (जंगनासा का एक मात्र) रे&८ 

तैयब २६८ 

तैलंग बाह्यण ३२ 

तोड़ाबाज़ दे० तुरांबाज खाँ 

तोफ़ाराम ३२१ 

तोफ़ेबाज़ २६८ 

तोमर १७२ 

तोमरधार ३३४ 

त्रिपुरसीह २४८ 

त्रिभुवन पाल २४१ 


थानसिद्द ३२१ 
थानेश्वर २८२ 


दतिया ३२, १०६, २७३, २७७, २८१, ३३४३ 
३४३ 

दत्त दे० देवराज 

दुमोदर दे० दामोद्र 

दमोह २८ 

दयानाथ ३२१ 

दयाबहादुर दे० दयाराम 

दुयाराम २८६, ३२१ 

दुयाल (छुत्रप्रकाश का एक पात्न) २७२ 

दुयालदास (एक कवि) $८ 


नामानुक्रमणिका 


दयालदास (मद्दाराणा राजसिह के मंत्री) २४६, 
२६२ 

दयालशाह, दयालसाह दे० दयालदास (महा 
राणा राजसिह के मंत्री) 

दयाले (छन्न्रकाश के एक पात्र) २७२ 

दरबार ख़ां २१८ 

दरबेश अली खां सैययद २६८ 

दरवेश मुहम्मद सैययद २६८ 

द्रिया खाँ १८१ 

दुभगा २० 

दुलसाह मिश्र २७२ 

दुलसिगार २७२ 

दुलसिह (छुन्न प्रकाश का एक पात्र) २४४ 

दलसिंद (रासा भगवंतसिह का एक पान्न) ३०८ 

दुलेल ३२१ 

दल्लेल कुमार ३२१ 

दल्लेल ख़ा ६८, २७१ 

दुलेल ख़ान दे० दलेल खाँ 

दलेल दौवा २७२ 

दल्ला ३२१ 

दांदिक ३३४ 

दाऊद खां दे० हया ख़ां 

दाऊद ख़ाँ दुपट्टेबाज २६४ 

दाऊदखों (भूषण-ग्ंथावली का एक पात्र) २०६, 
२२० 

दागी कैसौराई मवासी २७२ 

दादा (एक मराठा सरदार) ३१४ 

दानापुर ३०१ 

दामोंद्र १८१ 

दॉमोल २३२ 

दारा २८, २६, ४९, ६६, ६७, २३३, २४७, 
२९७, १६८, २७०, २७४, २७२, २७६, 
२७७ 

दारा शिकोह दे० दारा 

दारा शुकोह दे० दारा 

दारा सिकोह दे० दारा 

दासजी राइ मवासी २७२ 

दिनकर (सीसोदे एक शासक) २४८ 

द्निराज-वंश दें» सूर्य-वंश 

दिमानसिह ३३४ 

दिल दिलावर ख़ाँ २६८ 

दिल दिलेर ख़ां २४८ 

दिलावर खां बहादुर दे० मुहम्मद नईम 

दिलाबर जंग (हिम्मतबहादुर का सतीजा) ३४२ 


रे८ट७ 


दिलीप रजिनी १६ 

दिलीपसिह गौर ३४२ 

दिलीपसिह राजा १६ 

दिलेर खां २२५ 

दिलेर ख़ां दे० अब्दुल समद ,खां बहादुर दिलेर 
जंग सैफुदौलाह 

दिलेर खां (औरंगजेब खां एक सेनापति) २०४ 
२१६, २२९१, २२९, २९७, २२८, २३०, 
२२३५०, २२६, २३७, २७६, र२८० 

दिलेर दिल खां २६६४, र२ध८ 

दिल्ली ११, ४१; ४८, ४६, ९३, ९४, ४५, 
६०, ६६, ७१, ७२, ८२, ८४७, $०, १०८, 
११२, ११९), १९९, १७७, १६६४, १६७, 
48८, २००, २०४९, २१७, २२१, २९३, 
२३४७) २३३, २३६, २४३, २९६२, २५७, 
२५३, २६०, २६१, २७४, २७४, २७६, 
२८२, २८९, २६१, २६२, २६२, २६४, 
२६९, २६६, २०२, ३०३, २०४७, ३०९, 
३०७, रे०८, २०६, २१०, ३१२, २१२) 
३१४, २१९, २१८, रे२३, ३२२४, २२९, 
३२६, ३२७, ३२८, २२३६, रे३०, ३३१, 
३३२, ३३९, रे३८, ३३६, ३९४, २१९, 
३९६, ३२*७, २६९१ 

दीन दयाल (लाल कवि का भाई) २७ 

दीन मुहम्मद र२े०८ 

दीप दीवान २७२ 

दीपसाह २७२ 

दीपालपुर २७९२ 

दुग्धा (एक गांव) २८ 

दुर्गादास (छुत्र प्रकाश का एक पात्र) २७२ 

दुर्गादास (राठौर) १६१, २४९, २४७७, २६६, 


र्झ२ 

दुर्गादास (वीरसिह देव चरित का एक पात्र) 
व८१ 

दुर्गाप्रसाद २० 

दुर्गा राड १८१ 

दुर्गावती २८, रे२ 

दुर्गा सीसोदिया २०२ 

दुर्जनसाल १८५१ 

दुर्जेनसिंह (करहिया को रायसो का एक पात्र) 


३३४ 
दुजनसिंह गौर (हिम्मतबहादुर-विरुदावली का 
एक पात्र) २३४२ हे 

दुजनसिह (रासा भगवंतसिंद का एक पात्र) 


इ्द्दद 


३०८, ३१७० 

दुनेरा २४७ 

दुल्दची २७२ 

दूनी १८५९ 

दूलहसिह दीवान ३४२ 

दूषणु-उजल्ञास २९ 

देलवाड़े २४९ 

देव १४ 

देवकरन २७२ 

देव कुँवारि २७२ 

देवगर्जासह ३०८ 

देवगढ़ २७३, २७६, २८४०, रे८६ 

देवगांव ३३ 

देवगिरि २०४, २३१, ३४<* 

देवजी गोले ३४१ 

देव दिवान दे० बलदाऊ 

देवपाल २०२ 

देवराई २५८ 

देवराज २० 

देवराय दे०दोराई 

देवधिगण क्षमाश्मण २४४९ 

देवल कुंवरि ३५४ 

देवल देवी दे" देवल कुंबरि 

देववारी २६२ 

देवसूरी २६१, २६२, २६५९ 

देवा पायक १८५१ 

देवारी २६२ 

देवीदत श२८ 

देवीसिंह (ओड्छा के शासक) २६९8, २७४ 

देवीसिंह (करहिया का एक व्यक्ति) ३३४ 

देवीसिह (चंदेरी के राजा) २७७ 
देवीसिंह (शाहमान घंघेरा का पुत्र) २८४ 

देवी सिंह (सुजानचरित्र का एक पात्रों ३२१ 

देह ली दे० दिल्‍ली 

दोआब १७४, रे३८ 

दोस्त अली खाँ २६८ 

दौराई २६७ 

दौरी-रसूलपुर ३२३ 

दौकुला ३२१ 

दौलत ख़ां (अकबर का एक सेनापति) £७ 

दौलत खां (इब्राहिम लॉदी का समकालीन 
एक सरद र) ३१८ 

दौलत खां पठान (वीरसिंह देव चरिन्र का 
छुक पात्र) १८१५ १८२ 


हिंदी वीरकाब्य 


दौलतराम ३२१ 

दौलतराव (सिधिया) ३३ 

दौलताबाद्‌ १७७, २०९, २९७, २७३ 
द्रविड २३१ 

द्वारसमुद्र २०३ 


धंधेरा १७९४, २७८, २७६ 

घनवती २४८४, २२० 

धनर्सिह गौर ३२१ 

धनेश्वर सूरि २४६ 

धर्म २२ 

घमंत २०९, २९७, २९७, २६६, २७१, २७४ 

धर्मपाल सिंह राजकुमार २० 

धर्मसिद्द (मेवाड़ वाले) २४८ 

धर्मसी दे » धर्मासह 

घवल कीरति (मेवाड़ वाले) २४८ 

घामी २७० 

घासमीनी २७३, २८२, २८६ 

धार २६३, ३१६ 

धारमसिघ दे० धमेसिह (मेवाड वाले) 

धारा नगरी २०, शे३३ 

घारू २७२ 

घुरमंगद (छुन्नप्रकाश का एक पान्न) २७२, २८१ 
२८६ 

घूमराज (परमारों का मूल पुरुष) ३५२ 

धभौकलसिह ३३४ 

धौलपुर २८, २९७, २७३४ 


नंग (एक दुर्ग) २१४ 

नंद दे० सदानंद 

नंदगांच ३३० 

नंदन छिपी (छीपी) २७२ 

नद्‌ महाराजा २७२ 

नंदर्सिह ३२१ 

नंदुरुवर ३२५ 

नई दिल्‍ली दे० दिल्‍ली 

नईम २६२ 

नकटा दे० गोपालदास चकटा 

नखशिख (केशव का एक ग्रंथ) २२ 

नखशिख (महताब का एक अंथ) १६ 

नभला (एक स्थान) ३२४६ 

नजफ़्ख़ाँ रे३े८, ३३६, ३४० 

नजीब, नजीब ख़ां (रुहेला) ३१७, ३२०, ३२८, 
३४० 


नामानुक्रमणिका इ्प्ट्‌ 


नजीम खां दे० नजीब ख़ां रुहेला 
नज्मुद्दीन अली खां बारह सय्यद्‌ २६२, २४८ 
नज्मुह्ोलाह इशाक खां दविंतीय ३२३ 

नय गांव (राजस्थान का एक नगर) ३५७ 
नयागांव दे० नौगांव 

नर-दुर्ग २१६ 

नरपंति (सीसोदे के एक शासक) २४८ 
नरप'ज (एक व्यक्ति) २४८ 

नरवर २९२, इ३१े३, २३४ 

नरवाहन २४० 

नरसिंह (देव) दे० वीरसिहदेव 
नरहरिदास १८५१ 

नरिंद्सिह परमार ३४२ 

नरूशंकर ३१४ 

नरेन्द्र भूषण २० 

नरेन्द्रसिह (द्रभंगावासी) २० 

नमेदा १०१, २८१, २२३, ३१६ 
नवकोटि २३४ 

नवल २७२ 

नवलराय ७१, ३१४, ३२२३, ३२४ 
नवल्सिंह (गुलौली वाले) ३४२ 
नवलसिंह (सूरजमल का एक पुत्र) ३१४ 
नवल्लेश ३३४ 

नवाब मुसरफ १८५१ 

नसरत जंग दे० जुल्फिकार खां नसरत जंग 
नसीर खाँ २१० 

नागदा २श्८०, २६०, २९१ 

नागद्राह दे० नागदा 

नागनाथ२७, २८ 

नागमती २०१ 

नाग राजा १७६४ 

नागा (एक जाति) ३१४ 

नागौर (स्थान क्शिष) ३१७ 

नाज़िस खान १८१ 

नाडौल २४१, २६२, १३१, १६२ 
नाद्रिशाह ११, १६, २६०, २६९, ३२० 
नाना फइनवीस १६, ३४३ 

नामदार खाँ २०२, २७९, २७८ 

नायक रायसा २० 

नारनौल २८५, ३२२, ३२४ 

नासिक २२७ 

नासिक ह््यंबक २४६ 

नासिर खाँ २२ 

नासिर मुहम्मद ,खाँ (जिनी के स्वामी) २२६ 


नासिरुहीन हैदर ३२३ 

नाहर खाँ दे० जटमल 

नाहर खान (छन्न प्रकाश का एक पान्र ) 
२७२ 

नाहर (सुजान-चरिन्न का एक पात्र) ३२१ 

नाहरसिंह (भरतपुर का एक व्यक्ति) ३३४ 

नाहुचंद २७१ 

निज्ञामगढ़ ३२६ 

निज्ञाम बेग २१० 

निज्ञामशाह २०४ 

निज्ञामशाही दे० गोलकुंडा 

निज़ासुद्दी अली खाँ दे० नज्मुद्दीनअली खां 
बारह संय्यद्‌ 

निज्ञासुददीन ३९९, ३१४६ 

निजामुल्मुलक्क ३१६, ३२४ 

निज़ासुल्मुल्क दे० इमादुल्मुल्क 

निज्ञाम॒ुल्सुल्क अासफजाह २६२, ३२० 

निधान (एक कवि) १८ 

निधानसिंह पडिहार ३४२ 

नियासत खां $ ७६ 

निर्भय नरेन्द्र ३९१ 

निवाज्ञ तिवारी १६४ 

निवाज़सिंह गौर ३४२ 

नीमड़ी २४६ 

नीमराणा ३४७, ३९, १७४ 

नीवागढ़ दे० नीमराणा 

नुसरत खां ३४८, ३९४७, ३२२, ३९६, ३९७, 
३४८, ३६० 

नूरुदूदीन ३०१ 

नूरुल्लाह खाँ २६२ 

नूरजहाँ १० 

नूरसीर अफरस ३५९४ 

नूरमुहम्मद्‌ ३०८, ३३० 

नूराबाद ३२६ 

नेकनाम खाँ २६८ 

नेताजी (शिवाजी के एक पदाधिकारी) २२२ 

नेनबारा २६१ 

नेपाल २३४ 

नुसिह क्षेत्र-घर्मपुरी २७ हि 

नोने अजुनर्सिह दे० अजु॑नसिह (नोने) 

नौगाँव ( बुंदेलखंड का एक स्थान ), ३३६४ 

३४३ 

नौनगदेव दे० नौनिकदेव 

नोनिकदेव १७६९, २६८ 


३६० 


नौरंग, नौरंगसाह दे० ओरंगज़ेब 

नौलखा (एक स्थान) ३२४ 

नौला (रासा भगवंतसिंह का पात्र) ३०८ 

नौशेर खां, नोशेरी खां, नौंसेरी खां, २१०, 
२७१, रेश्य 


पंचेम (एक व्यक्ति) १७९, २६७, २६८ 

पंचमसिंघ दे० पचमसिह 

पंचमर्सिघ दे० पंचमसिह (करहिया कौ रायसोौ 
का एक पातन्न) 

पंचमसिह $२ 

पंचमसिंह (करहिया कौ रायसौ का एक पात्न) 
३३४ 

पंचपहाडी ३३८ 

पंजाब ११, १२७, १६६, 3७६, १८१, २९८, 
२७०, २७७ 

पंडौरी ३४२ 

पंबल ढीमर २७२ 

पवार भगवान्‌ १८१ 

पंहाला २१४, २१९, २२६, २२७, २२८, २३०, 
२३२, २४६ 

पचे ३२१ 

पटना ६६, ३०१, ३०२, ३०३ 

पटैल ६७ 

पट्टन दे० पाटन 

पद्दी (एक तहसील) ३०६ 

पटयो (स्थान विशेष) ३०७, ३०६ 

पठान ३६, २०६, २३६, ३११, ३१२, ३१६, 
३१०, ३१६, ३२३, ३२५, ३३२ 

पठानकोट १७न 

पठारा (एक गाँव) २८ 

पड़िहार दे० प्रतिहार 

पतरदास राय रायाँ दे० तिपुर 

पत्ता १६३, २४६ 

पथरी (एक स्थान) ३२४ 

पदुमसी दे० पद्समसिह 

पदमनि दे० पद्मिनी 

पद्म ऋषि ९१, १३७, ३४५, ३४६ 

पद्ससिह २४१ 

पद्साकर १६, १७, १८, र३२, ३३, ३४, ९०, 
€*, ७२, ७३, ७७, ह३, ६४, ११६, ११७, 
१२१, ३१२४, १२६, १२६, १३०, १३१, 
3३३, १श८, १४१, १४९, १५६, १६२, 
१७०, १७१, ३३७, ३४१, ३४२, ३४३ 


हिंदी वीरकाव्य 


पद्माकर पंचाम्रत १७ 

पद्माभरण इ३ 

पद्मावत १२०, १६६, १६6३, १६६, १३६७, 
१६६, २००, २०१, २०२ 

पद्मावती दे० पद्मिनी 

पद्मनी ४१, ९६१, ६२, ७६, १०२, १६४६२, 
१६३, १६७, १६६३६, १६७, १६८, १६६, २००, 
२०१, २०२, २४२, २४७ 

पन्ना २७०, २३४२, २४३ 

परताप २७२ 

परताला दे० पंहाला 

परदौन २७२ 

परबतसाह दे० परबतसिह 

परबतसिह २७२ 

परभावती दे० प्रभावती 

परमानंददास २६ 

परमार ४९, ६२, २१९, २२९५, २४१, २२०; 
२६०८, रेरेशे ३३५, ३९०, ३०९१, रे९२ 

परमालरासो १६ 

परवान दे० पृथ्वीपति 

परसराम सोलंकी २७२ 

परसोतमा ३२१ 

पराइछे १८३ 

परंडा दे० परेदा 

परदा १७७, २०९, २१६, २२० 

परेझा दे० परंडा (!) 

पैलबट ३२४६ 

पलबल २३२६, ३२० 

पंलाऊँ दे० पालामऊ 

पवार वंश दे० परमार-वंश 

पहाडसिह (बुंदेला) ४९, ३६६, १७७, २६८, 
२७३, २७४, २७६ 

पदहारसिंह दे” पहाड्सिह (बंदेला) 

पहुपसिह ३२१ 

पांडव ११५, २३९१ 

पांडुचेरी २०४६ 

पाखरमल ३२१ 

पाखरिया दे० पाखरमल 

पॉगसन डे३७ 

पाटय १०८७, ३०६ 

पानीपत रेशे८ 

पार, पारघाट (स्थान विशेश) २११, 

पारसोली २४३ 

पारीक्षत (दतिया के एक शासक) ३२ 


नामानुक्रमणिका 


पालामऊ २३४ 

पाली (स्थान विशेष) २४९ 

पिगल-सूत्र -बृत्ति ३९२ 

पिछोर ३३४ 

पिनाहट (स्थान-विशेष) ३१६ 

पीथड़ दे० एथ्वीपाल (सीसोदे वाले) 

पीर मुहम्मद (शेख) २६८ 

पुण्यपाल (सीसोदे के एक शासक) २४८ 

पुरंघर २०९, २०६, २१६, २२२, २२१, २७६ 

पुराण १४८, १९२, ३१२ 

पुरानी दिल्‍ली दे० दिल्‍ली 

पुरी २२४ 

बुत्तेगाल १०, २३१, २३२ 

पुत्तेगालियों २३१, २३२ 

पूठोली गाँव २९१ 

पूना २०४, २१६, २१६, २१६, २३६, २५८ 

पूरनमल्ल १८१ 

पूणी (एक स्त्री पात्र) २७ 

पूर्णमलल (भीडर वाले) २४९ 

प्रथा दे० पथाबाई 

प्रथाबाई २४३, २९२ 

शा दे० शथ्वीराज (छुन्बकाश का एक 
पात्र 

प्रथीराज दे० एथ्चीराज (वीरसिहदेव-चरित्र का 
एक पात्न) 

पृथ्वीपति ३२१ 

पृथवीपाल (सीसोदेवाले) २४८ 

पृथ्वीसट दे० पृथ्वीराज द्वितीय 

पृथ्वीसमज्ञ (चित्तीड के शासक) २४२ 

पृथ्वीराज (छुन्नप्रकाश का एक पात्र ) २६८५ 
२७२, २७३ 

पृथ्वीराज (वीरसिहदेव-चरित का एक पात्र) 
१७९ 

पृथ्वीराज (सुजान-चरित्र का एक पात्र) ३२१ 

पृथ्वीराज कछुवाहा १७३ 

एथ्वीराज चहुआन दे० पृथ्वीराज चौहान 


पृथ्वीराज चौहान (तृतीय)४२, २४७, २९२, 
३१६, ३२९, ३४६, ३९०, ३५१, ३९२, 
३२३, रेशप 

पृथ्वीराज द्वितीय २४७ 

पृथ्वीराजरासो १६, २३७, ४१, ९२, ९४, ७४, 
७४९, १९७, १९६, १७१, २९२, ३२३६, ३९४०, 
३९१, ३५१२, ३२५९, रे४८ 


३६१ 


पृथ्वीराज-विजय ३९०, ३९३ 

पृथ्वीसिह ३२१ 

पंच (एक स्थान)२२८ 

पेथड दे० प्ृरथ्वीपाल (सीसोदेवालें) 

पेशवा बालाजी राव दे” बालाजी राव 
(पेशवा) 

पेससिह ३२१ 

परधान १८१ 

प्रतापगढ़ (उत्तर-भारत का एक नगर) ३०६ 

प्रतापगढ़ (दक्षिण का एक दुर्ग) २१०, २११, 
२१३, २१४ 

प्रताप पचीसी २० 

प्रताप (महाराणा) १७७, १७८, १७६, १६८, 
२४३, २४९, २४६, २९२, २६९, २७२ 

प्रतापराव १८१ 

प्रतापपाव (एक सराठा सेनानायक) २२९, 
२२७ 

प्रतापरुद्त १७६, २६८ 

प्रताप-विरुदावली १६, १८, २०, २३४७, ३७, 
्गटक 

घमतापसाहि १६, २०: 

प्रतापसिह (जयपुर नरेश) ३३, ३४७, €० 

प्रतापसिह (महाराणा) दे० प्रताप (महाराणा) 

प्रतापसिह-विरुदावली दे० प्रताप-विरुदावली 

प्रलापसिंह (सुजान-चरित का एक पात्र) ३२१ 

प्रतापसीह (महाराणा प्रताप से भिन्न व्यक्ति) 
र्ध्८ 

अतिहार ३९०, ३२९१, ३९२ 

प्रबंध-कोष ३४६, ३९३ 

प्रबंध-चिन्तामणि २४६ 

प्रबोध-पंचास! ३े३े 

प्रभावती १६४ 

प्रभार दे० परमार 

प्रसार बेरिसाल् २४९ 

प्रयाग १६, १७, ३०, ३६, ६८, १४७, १४९, 
3८३, 4८९; १८६९, १८७, २२७, २६६, 
३००, ३०१, ३०२, ३१२ 

प्रशस्ति-महाकाव्य २४९२ 

प्रह्मददेव ३९२ 

प्रागदास २७२ 

आशनाथ १३, ४६, ६८, ८८, १९८, 
र्८छ 

प्रेमचंद (छुत्रप्रकाश का एक पात्र) २७२ 

प्रेमसाह २७२ 


रे ७6 | 


श६२ 
प्रेमा ३२१ 


फ़कीरुज्लाह खां (मिर्जा) २४८ 

फ़जल, फ़ज़ल खाँ (अफजल खां का पुत्र) २१२, 
२१४ 

फतहअली खां (जंगनामा का एक पात्र) दे० 
सेंय्यद फ़तहअलौी 

फतूहा दे० फ़तेहाबाद 

फ़ते खां छुन्नप्रकाश का एक पात्र) २७२ 

फ़ते खां दे० फ़तेह खां (जंजीरा का शासक) 

फ़तेह खां (जंजीरा का शासक) ११४, २२९, 
२२६ 

फ़तेह खां फ़्तेहअली खां, (सुजान-चरिन्न का 
एक पात्र) ३३१, २१६, ३२१, ३२२, ३२२१ 

फ़तेहगढ़ ३२४ 

फ़तेहपुर सीकरी १८०, १८७ 

फ़तेहसिंह (चित्तोड बासी) २४४ 

फ़तेहसिंह बेस २२१ 

फतेहसिंह (बहादुरसिंह का पुत्र) ३२७, ३२३० 

फ़तेहाबाद २४६ 

फ़तेहाबाद (धर्मत के निकटस्थ स्थान विशेष) 
२७६ 

फ़तेहुल्लाह खां (लंगनामा का एक पात्र) २६८ 

फ़तेहुल्लाह खां (सलेहरि का दुर्गोध्यक्) २२२ 

फ़रगना ३१८ 

फ्रजेंद खां २६७ 

फ्रिश्ता १६१, १६३, १६७, २००, २०१, रे९८, 
३०६, ३६१ 

फरीद्‌ खां दे० शेरशाह सूर 

फरीद खान १०८५ 

फरीदाबाद ३१४, ३२८, २२६, ३३०, रे३ ४६ 

फ्रुकशाह दे० फरुखसियर 

फुरुकसेर दे० फ्रुखसियर 

फू्खुंदाबस्त दे० सुहस्मद्‌ फूरु खन्‍्द्सियर जहाँ- 
गीरशाह 

फ्रुखसियर ११, ३१, ४६, ६६, १६६, २०४, 
२८८) २८६, २६०, २६१, २६२, २६३, २६४, 
२६७६, २६६, २६७, २६८, २६६, ३००, ३०१, 
३०२, ३०६, ३०४, ३०५, ३०६, ३१४, झे१७, 
३१८ 

फर्रुखाबाद २०३६, ३१४, ३१६, २३२४, ३२४, 
३४३० 

फाज़िल अली अकॉश १८ 

फोॉँद्र अंडिल ३३२ 


हिंदी वीरकाव्य 


फानु भाट २७२ 

फारस २७१, २६७, ३१८ 

फारसी १९६, १६१, १६२, १६३, १६९, १६६, 
१६८, १७०, १७१५ १७२ 

फाल आँवब्‌ दी मुगल इृष्पायर ३९७ 

फिदाई खाँ (आज़म खाँ का पिता) २६१ 

फिदाई खाँ (छुन्नप्रकाश का एक पात्र) २७२, 
२८१, २०६ 

फ़रिदाई खाँ (फरु खसियर का समकालीन एक 
व्यक्ति ) रेश्८ 

फ़िरंगियों दे० पृत्तेलाली 

फ़ीरोज़जंग दे” अब्दुल्लाह ख़ाँ जहाँगीर का 
एक सेनापति 

फ़ीरोजाबाद ३३०, ३४५१ 

फोजे मियाँ २७२ 

फॉंदा ३२१ 

फंस, फ्रांसीसी, फ्रासीसिओों २०१, २१८, 
२३२ 


बंका २७२ 

बंकापुर २२८ 

बंग दे० बंगाल 

बंगश नवाब ७१, ३२०, ३२४ 

बंगाल ११, १६, ६५०, १७७ १७८, १७६, 
१८श३े, ३४६, २१६, २३१, २६६, २७०, 
२७४, २७८, २६१३, २६६, २६६, ३०३े 

बंदा (सिकक्‍्ख गुरु) २८९ 

बंबई २११, २१७, २२२ 

बक़ा उल्ल।ह ख़ाँ ३१५ 

बक्सर ११, रेरे८ 

बक्सराइ (बीरसिंहदेव-चरित का एक पात्र) 
८१ 

बक्सराय (सुजानचरित्र का एक पान्न) ३२२१ 

बसख्तसिंह (राजविलांस का एक पात्र ) २४८ 

बख़्तसिह (सुजान-चरित का एक पाज्ञ) ३२२ 

बख़्तसिह (हिम्मतबहादुर विरुदावली का एक 
पान्न) ३४१ 

बगरू-महल ३११, ३१९, ३२२२ 

बगलाना २२४ 

बडनगर २६२ 

बढ़ी साहिबा (आदिलशाह की साता) २११ 

बड़ौन ७, ८, <६, ६०, ३८२ 
बढ़ई (एक गाँव) २८ 
बदुरूशां १७७, २७७ 


बदख्शानी , ३२८ 


बदनसिंह' (सूरजमल के पिता) ३१, ६०, १६८; 


३१२, २१३, ३१४, ३२२ 


नामानुक्रमणिका ३२६३ 


बदनेस दे० बदनसिंह (सूरजमल के पिता) 


बदनोर २४९ 
बद्रपुर ३२८,३ २४६ 
बदल्ला ३२१ 
बदाये, ३६१ 
बदायूँनी २२९७ 
बधनोर २६२, २६६ 
बनवारी १८ 


बनारस १७३, २६८, २७५, २६१, ३०१ 


बनारसीदास जैन १६ 

बनास (नदी) ३५७, ३६० 

बब्बर दे० बाबर 

बयाना (एक ग्रान्त) ३५९६ 

बरकदाज़ ख़ाँ दे” बहरामबेग 

बरगीदास २७२ 

बरना २८४ 

बरनी १६३, १६७, २०१, ३४८, ३९५९ 

बरबे (एक ग्रंथ) ३० 

बरसाना (स्थान विशेष) ३३०, ३३१ 

बरार ९६, २२५९, २२७ 

बतलसर १७७, २३०, २३३, २७० 

बलदाऊ २७२, २८१, २८३ 

बल दिवान दे० बलदाऊ 

बलबन २२४ 

बलभद्र (केशव के आता) २१ 

बलसी, बलसीपुर २४७६, २६० 

बलराम जाट ३१४, ३२२०, ३२६, ३३० 

बलिराम ३२१, 

बलरासघुर २० 

बलबंत १८१ 

बलवीर दे० बीरबल 

बलसिंह ३२१ 

बले बैसु २७२ 

बल्देव दे० बलदाऊ 

बत्लभगढ़, बल्लमगढ ३१४, रे२८, 
३३०, शे३१ 

बललू दे० बलरास जाट 

बल्दन दे० बाल्हण देव 

बल्लिका (नगर ) दे० बलभी 

बवंजा २३४ 

बवेरा दे० रूपनगर 


पूछ 


३२६, 


बषतसीह दे० बख्त सिह (राजविलास का एक 
पान्न) 

बसंत (एक दुर्ग) २१६ 

बसंत (एक पात्र) १८१ 

बसंत (सूदन के पिता) ३१ 

बसंत (छन्नप्रकाश का एक पात्र) २७२ 

बसंतराय १८१ 

बसीन २३२ 

बहराम खाँ २१ 

बहरास बेंग २६६ 

बहलोल (बहलोल ख़ाँ से भिन्न व्यक्ति) २१० 

बहलोल खाँ (छुन्नसाल बुन्देला का एक विरोधी) 
२३४ 

बहलोल खाँ (बीजापुर का एक सरद्वर) २२७, 
र्श्ण 

बहलोल ख़ान मयानौ २७२, २८७, २८२, 
२5६ 

बहलोल ल्ोदी २७, १७६ 

बहाददेव दे० वाग्भट 

बहादुर अली १८१ 

बहादुर खाँ (छुन्नप्रकाश का एक पात्र) ४९; 

२७१ 

बहादुर खाँ (मुगल सेनापति) २२७, २२६, 

२७१, २७३, २७६, २७७, २७६, २०८४० 

बहादुर खाँ दाऊद्‌ जुई २६४३ 

बहादुर दिल ख़ाँ दे० इलायची ब्रेग 

बहादुर त्रिन मुज्ञफ़्कर १६४६ 

बहादुर मुज्ञ फ़्फर जंग दे० मीर जुमला 

बहादुरशाह (सम्राट) ११, ६८, २०१, २०४, 
२७१, २८७, रे८९र, २८घण, २८६, २६०, 
२६१, २६२, २६४, २६८, २६६, ३०१, ३१७, 

बहादुरसाह दे० बहादुरशाह 

बहादुर सिंह बड़गूज़र ६१ 

बहादुरसिंह (राजकुमार) २० 

बहादुरसिहद (राजा घासहरे का) ७१, ७२, ३१२, 
३१९, ३२१ ३२४, इे२९, ३३०, ३३२, ३४२, 

बांदा १८, ३२, रेरे, रे३२५द, ३४०, २४१, ३े७२, 
३४२े 

बाँधव दुर्ग १५७८, २३४ 

बाग्भट ३२२ 

बाक़ी ख़ान बुन्देले (!) २७२, २७३, २८१, 

श्पर 

बागड़ दे० डूँगरपुर 

बाग दृहरा ३०४ 


श्६ड 


बाघराज १८१ 

बाजीराव पसालकर २२६ 

बाजीराव (पेशवा) २०९, २०६ २३५१, ३१६, 

बाण १४४६ 

बादित ख़ाँ ३९२५ 

बानसी (एक ठिकाना) २४४ 

बादनगर २६३ 

बादल २३, ६१, ६२, ८०, १३२, १६३, १६९, 
१६६ 

बापा ४७३, २३८, २४०, २४६, २९०, २९१, २६४ 

बाप रावल दे ० बापा 

बाबर ६४, २४३, ३१७, ३१८, ३२१ 

बाबाजी बापू जी २१६, २३६ 

बाबा जी भोंसले २०४ 

बाबा लाल १३ 

बाबी विलास १६ 

बाबू राय ३२१ 

बालकृष्ण (छुम्रप्रकाश का एक पात्र) २७२ 

बालकृष्ण (जोधराज के पिता) ३४ 

बालाघाट २२८, २७० 

बाला जी राव पेशवा ३१७ 

बाला जी विश्वनाथ (प्रथम पेशवा) २०४९ 

बालि-चरित्र २२ 

बाली १८१ 

बाल्हणदेव २६२, ३५५ 

बावनी २३४ 

बावराज परिहार २७३ 

बासकि, बासकी दे० बासू राजा 

बासुदेव राजा दे० बासू राजा 

बासू राजा १७८, १६० 

बासे खाँ २१८ 

बाह (स्थान-विशेष) ३१६ 

बाहिरजी ३३८ 

बिदकी २६७, ३०२ 

बिजोलियन शिलालेख ३५३ 

बिसुनद[स २७२ 

बिहंगराज २७१ 

बिहार १७८, १७६, २६४, २६६, २६३, ३१८ 

बिहारीलाल १६ 

बीकानेर २७ 

ब्रीजवार (एक ग्राम) ३४ 

बीजापुर २०७, २०९, २१०, २११, २१३, 
२१४, २१६, २२१, २२३९, २२६, २२७, 
२२८, २३०, २३१, रे३२, २३९, २३६, 


हिंदी वीरकाव्य 


२३७, २<८, २७६ 

बीजापुरी २०६, २१० 

बीजोलियाँ २४९ 

बीकलदेव २७१ 

बीदर २१६, २२०, २३१, २३३ 

बीदुर बख्त (शाहजादा) ३२१४ 

बीबी साहिबा (कायम खाँ की माता) ३२३, 
३२४ 

बीबर दे० बीरबल 

बीरबल २१, १७८, २०४ 

बीसलदेव चौथा दे० विग्नहराज 

बुंदेल (एक व्यक्ति) २६७, २६८ 

बुंदेलखंड &, १०, २८, ३६३, ९७, ९८, ९०, 
६६, १७७, (८८, १८६, १६०, २०६, २३४, 
२३९, २६८, २७०, २७१, २७२, २७६, 
२७७, रण८३, रेफपरे; रे८७, ३१०८, ३३४, 
३३७ रे३े८, ३२३६, ३४०, ३४३ 

बंंदेलखंडी १९६, १६०, १७१ 

बंंदेल-चरित्र १७५ 

बंंदेल वंश २७, २८, ३०, ४४, ९८, ६६,१७४, 
१७२९, २३४, २३२०९, २६७, २६८, २७७, 
२८२, २८०९, ९८६ 

बुंदेल वंशावली १४& 

बंदेला (एक व्यक्ति) दे० बुंदेल (एक व्यक्ति ) 

बंदेला (वंश) दे० बुदेल-वंश 

बंदेली (भाषा) १६३, १६६, १६७ 

बुद्धिपाल २७१ 

बुड्धिसिह सेंगर ३४२ 

बुखारा २३० 

बराक ३९२ 

बुहानपुर २६९६, २८१, २८३ के 

बहानुल्सुल्क सआदत खाँ २०, २०६, ३०७, 
बंदी २० ३०६, ३१ ०५ ३१४, ३१७ 

[दी २८, २६, ३०, २३, ४२, ६२, ८१, १०२; 
२९३, २९४, २४६, २७०, ३२२, छे३०, 
शेर 

बुद्धाचलम २२६ 

बेगम खाँ १८६, १८७ 

बेगू २४५ 

बेतवा ४०, ६६, १४७, १४८, १८६ 

बेदनूर २२८ 

बेदनोर २६३ 

बेद्र दे० बीदर 

बेदला (एक ठिकाना) २४४ 


नामानुक्रमणिका 


बेनीप्रसाद (डाक्टर) १९० 

बेनीराम नागर २शम८ 

बेलौर २२६ 

बैरम.ख़ा दे० बैराम पा (अकबर का सम- 
कालीन) न 

बैरम खाँ दे० बेराम ख़ाँ (फरुख़सियर का 
समकालीन) 

बैराम ख़ाँ (अकबर का समकालीन) $८०, 
१६१ 

बैराम खाँ ( फरुख्सियर का समकालीन » 
श्श्८ 

बैरीसाल ३२१ 

बैसवाडा ३०१ 

बैसवाडी १६६, १६३, १६६ 

ब्रज दे० ब्रज 

अजराजदेव (राजा) २० 

ब्रजराज पंचाशा २० 

ब्रजलीला १६ 

ब्रजसिंह ३२१ 

ब्रजेन्द्र दे० बदनसिह 

ब्रजेश दे० बदुनसिह 

ब्रह्म्षत्र कुल ३९२ 

ब्राह्मण २४, ९४, ६३, ६९, १६०, २२३, २२९२, 
२६०, २*२ 


भंडार दुर्ग २१६ 

भकक्‍्खर ३१०८, २३१ 

भगवंत दे० भगवंतराय खीची 

भगवंत दे० सगवानदास (जयपुर वाले) 

भगवंतराय की विरुदावली २० 

भगवंतराय खीची १६, २०, ३१, ७०, ८, 
&०, ११२, २०९, २३६, २६८, ३०७, ३०८, 
३०६, ३१० 

भगवंतराय दीवान (काकोरीनिवासी) २६८ 

सगवंतराय-यश-व्णन १६& 

भगवंत रायसा दे० रासा भगवंतसिह 

सगवंतसिह दे० भगवंतराय खीची 

सगवंतर्सिह (चित्तौड़वासी) २४४ 

भगवंतसिह (बूँदीवाले) २०२ 

भगवानदास (जयपुरवाल्े) १७८, १७६, २०४, 
२३६ 

सगवानदास (वीरसिहदेव-चरित्र का एक पात्र) 
१८१ 

भगौतीराम (छुबीलेराम का पुत्र) २४८ 


३६४५ 


भज्जासिह ३१४ 

भज्जू दीवान ३२९ 

भटेवरा नूप २४८ 

भटठ काशीनाथ २७ 

भट्ट रावल २४८ 

भडौच २१७, २१८ 

भदांवर २०९, २७२, ३१६, ३२२४ 

भदौरिया (एक स्थान) २७४ 

भदौली २७९ 

भमर-माता (एक मंदिर) १६२ 

भमोरी ३४१ 

भरत (रामायण के एक-पातन्र) €८ 

भरतपुर २२, ३१, ३२२, ४७, ४६, १२% १२७, 
१२८, १२६, १३०, १३१, १३२, १३४, 
१३५, १३६, १३८, १४३, ३१२, ३१३, 
३१४७, ३१६, २३२२१, ३२६, ३३०, ३३४, 
श्शेर, शेशेप 

भरतसिदह ३२१ 

भरस (व्यक्ति विशेष) २७ 

भतृंभट द्वितीय २४० 

भवानी प्रसाद ३०८ 

भवानीसिहद ३२१ 

भांडेर १८६ 

भाऊ दे० भाऊसिह हाडा 

भाऊ बख्शी ३४१ 

भाऊ सिंह हाडा १०२, २०९५, २१७ 

भागनगरी दे० हेंदराबाद 

भागनेर २३१ 

भागवतराइ २७२ 

भागवत्‌ ४६, ७२, १४६, १९८ 


भाट २६, ३८, ४१, ४३, ४७, ४९४७, ६१, 
१६६8, २००, २६६ 

भाणसी दे० भुवनसिद्द 

भानु १२९, १४३ 

भारत &, ४१, ६३, १४६, १८०, १८६, 


२००, २२३, २३०, २३१, २७०, 
२८५, २८०६, २६७, ३१६८, रे२० 
भारतवषे दे० भारत 
भारतसाह १७६, २६६, २७२ 
भारतसाहि, भारथवीर दे० भारतसाह 
भारती दे० सरस्वती (नदी) 
भारतीचद्‌ १७६, २६८ 
भारतीय २०१, २१८, २३०, २३१ 
भारमल दे० भारामल् 


र८१, 


३६६ 


भारमज्न (किशनगढवाले) २४७ 

भारवि १४७ 

भारामल १७८, १७६ 

भावतराइ पमारु २७२ 

भावसिध दे० भावसिंह हाड़ा 

भावसिह (सुजाबचरित्र का एक पात्र) ३२१ 
भावसिह हाड़ा ४२, ६२, २४४, २४६, २९४ 
भिंड (स्थान विशेष) ३१६ 

मभिलाये (एक नगर) २१७ 

भींडर २४२ 

भीखाराम ३२१ 

भीस (करहिया को रायसो का एक पातन्न) 


३३४ 
भीमकुमार दे० भीमसिह (महाराणा राजसिंह 


उुन्र 

भीमनारायण (चौरागढवाले) १७७ 

भीमसिंह (चित्तोड के महाराणा) ३३, १६६, 
२००, २४२ 

भीमसिह (नीमडीवाले) २४६ 

भीमसिह (महाराणा राजसिंह के पुतन्र)६९, 
२४४, २९४, २६२, २६३ 

भीमसिह (शिवाजी के एक पूवेज) २०३ 

भीमसिह (हम्मीर का एक सरदार) ३९७ 

भीमसी दे० भीमसिह (चित्तौड़ के महाराणा) 

भीमसी सोलांकी २९१ 

भीमसेन (एक इतिहासकार) २७९, र८१ 

भीमा (नदी) २३० 

भील ३२३ 

भीष्म ३९१ 

भुवनसिह २४२ 

आरुव॒पाल दे० भूपाल राव 

भ्रुवेकवाहु २०२ 

भूपतिराइ बेस २७२ 

भूपतिसाहि २७२ 

मुपालराह, भूपालराव ४०, ९६, ७८, ७६, 
१००, १८१ 

भूरे ३२१ 

भुषण १७, १७; २९, २६, ३.७, रे८५, ४२, 
४३, ४७, ६२, ६२, ६४, ७६, ८२, परे, 
८9७, ८९, ६७, १०२, १०९, १०६, १०७, 
१२०, १२८, १३१, १३२, १३२३२, १४०, 
3१8१, १४६, १४६, १९०, १४५३, १९६, 
१६०, १६२, १६२, ३१६७, १६६, २०३, 
२०४३, २१०, २११, २१३, २१४, २१०७, 


हिंदी वीरकाव्य 


२१६, २१७, २१८, २१६, २२०, २२१, 
२२२, २२३, २२४७, २२९, २२६, २२७, 
२२८, २३०, २३१, २१२, २३३, २३४, 
२३५, २३६, २३७ 

भूषण-लज्ञास २६ 

भूबण-अंथावली १७, २६, ४२, ६२, १६२, 
२०३ 

भूषण-हज़ारा २९ 

भसेराघाट २४१ 

भेलसा २३१ 

रे 

भरोदास २७२ 

भोज (दछुन्नप्रकाश का एक पात्र) २७२ 

भोज (धारा नगरी का राजा) ३९१, ३५३ 

भोज (बूँदी-नरेश) ८२, ३८० 

भोज (हम्मीररासों का एक पात्र) ३९३ 

भोजदेव दे० भोज (धारा नगरी का राजा) 

भोजराज दे० भोज (धारा नगरी का राजा) 

भोजवसेन १७४ 

भोंसिला, भौंसिले २०३ 

भौपति भाट ३२१ 


मंगद्‌ (करहिया को रायसौ का एक पात्र) ३३४ 

मंगद्‌ (वीरसिहदेव-चरिन्न का एक पान्न) १८१ 

मंजूर (मिर्जा अथवा मियाँ) २६८ 

समझा ३२२१ 

मंडप दे० मांडू 

मंडलगढ़ २९४ 

मंदी अली खाँ दे० मेंहदी अली खाँ 

मंदोदरी ३९६ 

मंधाता दे० मानधाता 

मसूर दे० अब्दुल मंसूर खाँ सफद्रजंग मसूर 

मआसिरुलू उमरा २६८, २७८ 

मऊ १८, २६, ३०, १७९, १७८ 

मऊ रशीदाबाद ३२३ 

मकनि (सुजान-चरिचन्न का एक पात्र) ३२१ 

मकर दनगर ३०३, ३०४० 

मक्का १८१, २३०, २६२ 

मक्‍्खनपुर ३०४ 

मठैध दे० मौठा-मठौघ 

मतिराम १७, ४२, ६२, ७६, ८१, ८२, ६७, 
१०२, १०३, ३२०, १३१, ५३३, १४०, 
१४२) १६९८, १६२ 

मतिराम-अथावली १७ 

मतिवन्तसिद्द ३२१ 


नामनुक्रमणिका 


मथनसिदद २४१ 

मथुरा १०, ३१, ३२२, २२४, २३४, ३१३, ३३० 

मदन (एक पंहाड़ी) ३९७ 

मदनलाल मिश्र २२ 

मदुरा दे० मदूरा 

मद ३२१ 

मदूरा २२८, २२६ 

मधुकर दे० मधुकरसादहि 

मधुकर भट्ट ३२ 

मधुकरशाह दे० मधुकरसाहि 

मधुकरसाहि ४०, २७, ९८, ९९8, १७६, १७७, 
१७६, १८३६, २६८, २४२ 

मधुरा दे० सदूरा 

मध्य-एशिया ३१८, ३२२ 

मध्य-आांत ३२ 

मनमनदास २४९ 

मनसाराम ३२१ 

मनसूर दे० अब्दुल मंसूर खाँ सफदर जंग 
मंसूर 

मनु २७१ 

मनुराज दे० मान (चित्तौड़ का मोरी जाति का 
एक शासक) सनुची २०१, २७९ 

मनोहर सिंह २४४७ 

मनोला २७२ 

सयारास १८५१ 

मराठा ४६, २०६, २१०, २१४७, २१४९, २१६, 
२१७, २१८०, २१६, २२०, २२९, २२६, 
२२७, २२८, २३० २३१, २३२, २<«८, 
३११, २१२, ३१४, २१९, ३१६, ३१७, 
२२०, ३९२, ३२४, ३२६, ३२७, रेर८, 
३२६, ३३०, श२३२,२३४, शेशे८, ३४०, ३४३१ 

मराठी १९६, १६३, 

मरीयस सकानी १८७ 

मरु-भूमि दे० राजस्थान 

मर्दन सिंह ३०८ 

मलखान १७६, १८१, २६८ 

मलहारणोंगढ़ दे० मलारना (नगर) 

मलारना (नगर) ३९७ 

मलिक अंबर २०४ 

मलिक ऐजुद्दीन (अलाउद्दीन खिलजी का एक 
सरदार) ३३६५९ 

मलिक हुसेन दे० बहादुर खाँ (छुन्नप्रकाश का 
एक पात्र) 

मत्लखान दे० मलखाश 


३६७ 


मत्ल खसुजान २७२ 

मल्लार दे० मल्हारराव होल्कर 

मल्लारि दे० मालाबार 

मल्हारराव होल्कर ११४, ३१८६, ३२२, ३३० 
३३१, ३३२ 

मवासी २८४, २८६ 

मस्तराम गौतम ३२१ 

महकम सिंह दे० महुकस सिंह (भौंडरवासी) 

महताब १४ 

महणसिह २४१ 

महणसी दे० महणसिह 

महमद खाँ बंगश दे० सुहस्मद्‌ खाँ बंगश 

महमद पनाह ३२१ 

महमद बाकर दे० मुहम्मद बाकि्र 

मदमद्‌ साहि दे० सुहस्मद शाह (सम्राद) 

महमद हाशिम २७२ 

महमूद ३२४ 

महमृद आखवबत दे० आक्रिबत महमूद काश्मीरी 

महरम खाँ ३९४ 

महाकाल (एक तीर्थ-स्थान) २९३ 

महाद्‌ (ताललुका) २१५, 

महादाजी सिधिया ३३३ 

महाबत खाँ १०, १७७, २०३, २२%, २२६३, 
२७३ 

महाबलेश्वर २११, २१४ 

महाभारत (ग्रंथ) ११९, ३१२, २२२ 

महाराष्ट्र १६३ 

महावीर ३२१ 

महासिदद (जयपुर-नरेश) २३६६, २६३ 

महासिह (बेगूंबाले) २४५ 

महियार खाँ २३८ 

महीपनारायण सिंह मद्दाराजा २० 

महुकमसिह भींडरवासी) २४५ 

महेंद्र (मेवाड़ के एक शासक) २४८ 

महेंद्र दे० बदनसिंह राजा 

महेंद्रपाल दें० निर्भेय नरेन्द्र 

महेजा असर सिंह दे” अमरसिह (नीमडीवाले) 

महेवा २६८, २७९ 

महेशदास दे० बीरबल 

महोबा १७५ 

मांडव २३१ 

माखनसिह बुंदेल ३३४ 

मार्यगढ़ (एक दुर्ग) २१६ 

माजदुरान (फ़ारस का एक प्रारत) २६७ 


श्श्द 


मांडल (व्यक्ति विशेष) २४५ 

मांडह ३२१, ३९२ 

माशणिक्यराज, माणिक्वराव ३२३ 

माथुर चतुबंदी ३१, ३२ 

माथुर चौबे दे० माथुर चतुवंदी 

माधवरदास ३८१ 

माधवराव होल्कर ३२४ 

माधवसिह चौड़ा (चूड़ावत) २४६ 

माधवसिह (जयपुर के महाराजा) ३१९, ३२२, 
३२६ 

माधवसिह (बंदीवाले) &३ 

माधवसिद्द (मेवाइवाले) १६९ 

माधोराइ २७२ 

माधोसिह (कटेराबाले) २७२ 

माधोसिह (कोटा नरेश) २०२ 

माधोसिह दे” माधव्सिह (जयपुर के महाराजा) 

मान कवि (चित्तोड़वाल्े) १७, २६, ४३, ४४, 
४९, ९९, ६४, ६४, ६६, ७६, ७७,८९, ८६, 
८७, १०८, १०३६, १२०, १२४, १२९, १२७, 
१३०, १३११, १४४१, १३४७, १३६, १३७, 
१३८, १३१६, ३१४०, १७४१, १४२, १४३, 
१४०, १९१, १६२, १९३, १९७, १६४, 
ररे८०, ९४७०, २४१, २४२, २४७, २४८, 
२४६, २९०, २९१, २९२, २५३, २५४, 
२५६, २९७, २४८, २५४६, २६०, २६१, 
२६३, २६४, २६५, २६६, २७२ 

समान कवि (नरेन्द्रभूवण के रचयिता) २० 

मान दे० सानसिह (जयपुरवाले) २०२ 

मान (समरसार के रचयिता) २० 

मान कुमार (करहिया को रायसो का एक पात्र) 
३३४ 

मानगढ़ २१६ 

मान-चरित्र १८ 

मानधाता (राजबिलास का एक पात्र) २४८ 

मानधाता (सुजान-चरित्र-का एक पात्र) ३२१ 

सानधाता (हिस्मतबहादुर-विरुदावली का एक 
पात्र) ७२, ६४, दे ४२ 

समान मोरी २९१ 

मानस दे० रामचरित-मानस 

मानसाह दे० मानसाहि 

मानसाहि २७२ 

मानसरोवर (पूठोली के निकट एक स्थान) २९१ 

सानसिह (कानोड्वाले) २४२ 

मानसिंद (महाराजा जयपुरवाल्वे) १८, ३७६, 


हिंदी वीरकाव्य 


3८० १८२९, १८३, १८०६, २०९, २३६, 
/ २४६९, २६९४ 
मानसिद राठौर २४७७, २९९ 
मानसिंह (सुजान-चरित्त के एक पान्न) ३२१ 
मानिकपुर २६६ 
मारवाड़ २३४, २४९, २९९, २९8, २६०, 
२६१, २६२, २६३, २६४, २६६३६, २७१, 
शै्म२, २८३, ३१३, ३२२, ३६३० 
मारवाड़ी १६६ 
सार १८१ 
मालदेव सोनगरा १६७, १८८ 
मालपुरा २३६, २४६, २५४, ३६४ 
मालमकरंद २०३,२०४ 
मालवा ८६, १८१) २०९, २०३8, २३१, २४१, 
२९२, ९२६२, २६३२, २९६४, २७७, २०८१. 
२८, ३१७, ३१९, ३१६९, ३२१, ३२३, 
रे९१, ३९२ 
मालावचार २३१ 
मालसरे दे० तानाजी मालुसरे 
मालो दे० मालमकरंद 
मावली २२४ 
माहप २७२ 
माहब दे० माहप 
माहुली २१६ 
माहेन्द्र दे० महेन्द्र (मेवाड़ के शासक) 
मनाजी भोंसले २१० 
मिनार २३१ 
मियाँ निहाल २६४६ 
मिराज-कोल्हापुर २२७ 
मिरात-३इ अहमदी २६३ 
मिर्जापुर २६८ 
मिर्जा बहराम वेग २६६ 
मिर्जा राजा जयसिह दें० जयसिंह महाराजा 
प्रथम 
मिश्र उद्दीन १८१ 
मिश्र हरि कृष्ण दे० हर कृष्ण 
मीर अजीज्ञ ख़ा २६४ 
मीर अज़ीसुहीन बिलम्ाामी ३२१ 
मीर अशरफ़ ३०५ 
मीर इस्हाक उमद्तुल्स॒ुल्क दे० अमीर ख़ां 
मीर क़मरूहीन दे० ग़ाज़ी उद्दीन खाँ निज्ञा- 
झुल्मुत्क 
मीर काभरू दे० कबरू 
मीर खान २६६ 


नामानुक्रमशिका 


मौर गभरू दे० कब 

मीर ग़ुलास नवी ३२३ 

मीर जुमज्ा २६६, २००, ६०१, 
३०६ 

मीर दुर्जन ३२१५ 

मीर बका ३२० 

मीर मुकरंम २६६ 

मीर मुशरिफ २४८, ३०१, ३०५ 

मीर मुहम्मद ३०८ 

मीर म्ुहम्मद्‌ तकी दे० सादात .खाँ 

मीर मुहम्मद फ़ाजिल दे० ऋकमरूद्दीन खाँ बहा- 
दुर एतमादुहौलाह 

मीर मुम्हमद वफ़ा २६६ 

मीर मुहसिन खाँ २६८, २६४, 

मीर महिमा ९१, €*२, ७४, ७९, ६९, ३४२, 
२५४, ३९९, ३५६, ३९६, ३६० 

मीर हुसेव ९१ 

मीरां साहि १६६ 

मीरा साहि (तैमूर का वंशज) ३२१ 

मीर सिकन्द्र ३५९४५ 

मुंज २९१, ३९२ 

मुंहणेत-नेणसी २४६, २५० 

सुअज़म खाँ दे० सीर जुमला 

सुअज्ज़मशाह आलम बहादुर 
शाह 

- मुअज्ज़म (शाहजादा) २१७, २२६, २६२ 

मुइजुदीन दे० जहाँदारशाह 

मुकटगौर १०५१ 

सुझद ३३४ 

मुकुन्द्सिह हाड़ा २०२, २७४ 

सुखत्यार ,खाँ २६६, ३०२ 

सुख़लिस खाँ २२१ २६८ 

मुग़ल ३०, म&, ११९, १७६, १८७, १८०५ 
मम, २०३, २०२९, २१०, २१९, २१९, 
२१७, २१८०, २२०, २२१, २२४, २२४, 
२२६, २३०, २३१, र३े३े, २३४, २३६, 
२५४; २४८, २९६, २६०, २६१, २६२, 
२६३, २६९, र६८, २७४, २७२, २७६, 
२७७, २७८, रेम०, २८१, २८२, २८४, 
३०८, ३१४, ३१६, ३२०, ३२२, हे२३, 
३२१४, ३२२९, र२े३०, ३२३६, ३२९२, २३९६, 
३६१ 

मुचकुंद ४६ 

मुज़फफ़र अली ख़ाँ ख़ान-इ-जहाँ, २६५ 


३०९६ 


दे० बहादुर 


२६६ 


मुजफ़्फर जंग दे० मीर जुमला 

मुड्सान शेश्े८ 

मुतहव्वर खो २६६ 

सुदुफ्फ़र ख़ोँ १८१ 

मुनहम खा १७८ 

सुनीस खाँ २८४, २८४ 

मुबारक नागोरी शेख़ १८० 

मुमताज़ खा २६६ 

सुरंजन २१६ 

मुरलीधर दे० श्रीधर 

मुराद खान २७२ 

मुराद (अकबर का पुन्न) १७६, १७८, १८०, 

3८२, २४७ 

मुराद (शाहजहाँ का पुत्र) २३३, २६९७, २७१, 

२७०, २७६, २८६ 

मुराद बख्श दे० मुराद (शाहजहाँ का पुत्र) 

का दे० मुराद (शाहजहाँ का पुत्र) 

सुरादसाहिं दे० सुराद (अकबर का पुत्र) 

सुतज्ञा ख़ाँ ३०९ 

सुशिद कुली ख़ाँ ३०३ 

मुलतान २७०, २६२ 

सुल्लेहरि (एक स्थान) २२३ 

सुसलमान ४२, ६६, ७४, १२७, १६३, १६८, 
१७४, १६७, १६६, २०१, २३० २५२, 
२६२, २६४, २७६, २७६, २८२, रे८९, 
र८३, रे२९, ३४२, रे४८, ३२९४७, ३७, 
३९8, ३६० 

सुस्तक्रा हुसेन ३०२ 

मुस्लिम दे० मुसलमान 

मुसलेह खाँ २६८ 

सुहकस सिंह (बेरीसाल-सुत) ३२१ 

मुहम्मद अज्ञीमुश्शान दे० अज्ञीमुश्शान 

मुहम्मद अमान बेग २४८ 

मुहम्मद अमी खाँ २३२ 

सुहम्मद अमीन खाँ २६६, ३०५३ 

सुहस्मद अली ३२१, ३१३, २९९ 

मुहम्मद अली सेय्यदु २६८ 

मुहम्मद असकरी (मियाँ) २६६ 

सुहम्मद आज़मशाह २६६ 

मुहम्मद इमाम २६६ 

सुहस्मद इस्माइल दे०ज़ल्फ़िक्रार ,खाँ नसरतजग 

सुहम्मद कामबरूश दे० कामबख्श 

मुहम्मद ख़ाँ बंगश २०६, २३५९, २७१, २६२, 
३०२, ३०२, २०६, ३२०८, ३१३६ 


हैं 00 


मुहम्मद गौरी ९२, ३२१८, २४४, ३४८ 

मुहम्मद गौरी (अलाडद्दीन का पिता) ३९४ 

मुहम्मद ज़फ़र .खाँ शीराज़ी तकरुब खाँ दे० 
तकरु ब॒ खाँ 

मुहम्मद तुरालक २४२ 

मुहम्मद नईंम २४२ 

मुहम्मद फ़जुन्दासियर जदाँगीरशाह (फ़रुंखुसियर 
का पुत्र) ३०३ 

सुहसम्मदु बाकिर २६६ 

मुहम्मद बाक़िर मौतमिद ,खाँ दे० सुहम्मद 
बाक़िर हि 

मुहम्मद बासेह खाँ दे" बास खाँ 

मुहम्मद माह दे” आज्ञम ,खाँ (नवाब) 

मुहम्मद माह आज़म खाँ २६३ 

मुहम्मद मुदृम्शुद्दीन दे” जहाँदारशाह 

मुहम्मद मेहदी फ़रज्ञंद खाँ दे” फ़रज्ंद खाँ 

मुहम्मद बसी खाँ २६६ 

मुहम्मद शाह (अलाउद्दीन का एक सरदार ) ३९४, 
३४६४५, ३६६, रे४८, रे४६, ३२९० 

मुहम्मद शाह ( बीजापुर का एक शासक ) 
२११ 

सुहसमद्‌ शाह (सम्राद) ११, १९, २०४, २६०, 
३०८, ३२१८, र१ ४ 

मुहम्मद शुजा २६६ 

मुहम्मद सुलतान २०८ 

मुहम्मद साले (सालेह) खाँ २६८ 

मुददम्मद्‌ हयात खाँ संय्यद्‌ २४८ 

मुहम्मद हुसेन २६४६ 

मुदुकम ३३४ 
मुहोनी १७२ 

मुकजी बंदीजन १४ 

मेहदी अली खाँ २६६ 

मेघराज २४६ 

मेघराज परिहार २७२ 

मेघी २७२ 

मेड़तिया राठौर २४७९, २४७ 

मेद्‌ (एक जाति) २४६ 

मेदपाट दे० मेवाड़ 

मेद्सिह चौहान ३२१ 

समेदनीपाल १७६, २६८ 

मेदिनी मक्ल दे० मेदुनीपाल 

मेर दे० मेद (एक जाति) 

मेरा (व्यक्ति विशेष) २४३. 

मेत २४६ 


हिंदी वीरकाबंय 


मेवाड १०, $८, १४, रेरे, रे३े, २६, २७, 
३६३, ९०, १४२, रे८रे, १८७, १६१, १४२, 
१६३, १६८, १६६8, २०१, २३४, २३६, 
२४०, २४१, २४२; २४३, २४४, २४७, 
२४८, २४६, २९०, २९१, २९२, २२३, 
२४७, २६३१, २६०, २६१, २९२, २६३, 
२६४, २७१, २९२ 

मेवात १३, ३२१७, ३२१, ३२२, रे३े०, ३३१, 
३४७२ 

मैनपुरी ३१८ 

मैमोरियल टेबलिट ३२८ 

मोकल २४२, २४३ 

मोगल दे० मुगल 

मोजदी पातशाह दें» जहाँदारशाह 

मोती-डुगरी ३२२ 

भोदन मोदी ३२५१ 

मोदी पते २७२ 

मोमीदाना २०४ 

मोरंग (देश विशेष) २३४ 

मोर (एक मराठा परिवार) २१५ 

मोर भौर २७२ 

मोरछंड़ी २२ 


मोरी दे० मौर्य 

मोरी त््यिंबक (पिगल्ले) २२९, २२७ 

मोरोपँत २२७ 

मोहकसरसिंह (असरसिंह चन्द्रावत का उुचन्न) 
२०५, २२९ 

मोहकमसिंद (चुणामणि का पुत्र) २१४ 

मोहनरास २३२१ 

मोहनसिद ३२१ ३३४ 

मोहमद्राज की कथा १६ 

मोहोचत मसुदफ्फ़र ३४९ 

मौजदीन दे० जहाँदारशाह 

मौठ (स्थौन विशेष) ३१९, ३३४६ 

मौतुमिदुल्मुल्क दे० मीर जमला 

मौधा ३४२ 

मौधा-मठौध २८४, २८६ 

मौयें २४८, २४६, २९१ 


यजुवंदी आह्मण हे२ 

यदुकुल दे० यदुवंशीय 

यदुबंशीय २०३, ३१२, ३१३, ३४६ 

यमुना (एक नदी), ६६, ११४, ३०२९, ३०८, 
श२८, ३२६, शे३६, ३४० 


नामांनुक्रेमणिकां 


यशकर्ण २४४ 

यशगुप्त १४२ 

यहलक़ ३९५ 

यहिया ३०९, ३६० 

यहीया दे० यहिया 

याकूत दे० याक्रतख़ाँ 

याकूत खाँ (जंज़ीरा के शासकों की उपाधि) 
२१०, २११, २१३, २१४, २२६, २२४ 

यादगार १८१ 

यादगार बेश २६६ 

यादुव दे० यदुवंशीय 

यूसुफजई २६३ 

योगराज (मेवाड़ के एक शासक) २४८ 


रऊफ़ख़ाँ (जिजी का स्वामी) २२६ 

रक्‍्मांगदु दे० रुक्‍्मांगद 

रंगादेवी ३९४, रे*८ 

रघु ३९०, सूबे 

रघुकुल दे० सूर्यवंश 

रघुनाथ (करहिया को रायसौ का एक पात्न) 
३३४ 

रघुनाथ दादा रेशे८ 

रघुनाथ बल्लाल अन्नेय २२६ 

रघुनाथ बल्लाल कोरडे २१० 

रघुनाथ राव (पेशवा बाला जी राव का भाई) 
३१७, २३० 

रघुनाथ राव (सतारा वाले) ३३ 

रघुनाथ राव (सागर वाले) ३२, शे३ 

रघुनाथसिह चूडावत २४९ 

रघुवंशी दे” सीसोद्या 

रध्यू दे० रघुनाथराव (पेशवा बाला जी राव का 
भाई) 

रजधान ३२ 

रज़्ाकुली खाँ ३०३ 

रणछोड़ १६४ 

रणछोड़ राय २४६ 

रणजोर सिद्द राजा २० 

रणथम्भौर ३७, €२, १६४, १६८, २४६९, २६४, 
३२६,३२४९, ३४६, ३४७, ३२४८, ३२४४६, ३९२, 
३५३, इ९५, ३५६,३२९७, ३९८, ३९० 

रणदूलह, रखदूलह ख़ाँ २८२, २८६ 

रणधीर राव ७४, ३४६, ३१५३, ३६० 

रण (एक पहाड़ी) ३<७ 

रणमल (मारवाड्वासी) २४४ 


है. 


रणमल्ल ३२३, रेर८ 

रणसिंह दे० करणसिंह (मेवाडवाले) 
रणस्तंभपुर दे० रणथम्भौर 

रतनचंद २६८ 

रतनपाल दे*८ 

रतनमासा $८ 

रतनसाह २७३९, २७८ 

रतनसिंदह (मेड-नरेश) ३२१ 

रतनसिह राठौर १८ 

रतनसिदह (सूरजमल का पुत्र) ३१४ 
रतनसेन दे० र॒त्नासह (ओइडछावाले) 
रतनसेन दे० रत्नसिंह (चित्तोड़वाले) 
रतनसेन चौडांवत दे० रत्नसिह चोड़ावत 
रतिभान ३३४ 

रत्तोंदी (एक पहाड़ी मार्ग) २११ 

रत्नसेन दे० रत्नसिह (ओडछा वाले) 
रत्नसेन दें० रत्नसिह (चित्तोड़ वाले) 
रत्नसिह (ओड्छावाले) ४०, *६, €६, ६०, 


9 

रवनसिंह (चित्तोड़ वाले) २५, २३, ४१, ६१, 
१०२, १७७, १६१, १६२, १६३, १६४; 
१६९, १६६, १६७, १६०८, १६६, २००, २०१ 
२०२, २३८, २४७१, २४२, २९२ 

रव्नसिंह चौड़ांवत २४५ 

रत्नगिरि २३२ 

रत्न-बावनी १७, २१, २२, ३७, रे८, ४०, ९६, 
७६, ८०, १६०, १६५ 

रत्न (हम्मीर-पुत्र) ३५९३ 

रत्नाकर १८ 

रनजीत ३२१ 

रनजीत लोधी १८१ 

रनदूलह (छन्नप्रकाश का एक पात्र) २७२ 

रनदृललह (फ़रुखसियर का समकालीन) २६६ 

रनदौला दे० रुस्तम-इ-जुर्माँ 

रनसिद ३२१ 

रनौद २८४ 

रफ़ीउदरजात दे० रफ़ीउदर्जात 

रफ़ीडहर्जात ११, २६०, ३१८ 

रफ़ीउद्दीिलाह ११, रे१८ 

रफ़ीउलक़दर २६८, ३१८ 

रफ़ीउल्कद् दे० रफ़ीडलक़द्र 

रफ़ीउश्शान दे० रफ़ीउलक़दर 

रफीद्रजाति साहि दें” रफीउ्र्जात 

रफ़ेसर बुलन्द ख़ो २६६ 


इ०रे 


रफ़ीसान दे० रफ़ीउश्शान 

रमज़ान खाँ, रमज़ानी खाँ ३२० 

रवि वशी दे० सीसोदिया 

रवि-बंशीय दे० सूर्ये-वंशी 

रशीद ख़ा २६६ 

रशीद ज़ाँ अंसारी २६२ 

रस-कल्लोल १६ 

रस-तरंगिनी १६ 

रसरहस्य $८ 

रसिक-गिया २१ 

रसूखियत ख़ाँ दे० शेख़ रसूख़ियत ख़ाँ 

रहमत खाँ २६६ 

रहमतुल्लाह (रूवाजाह) २६६ 

रहमतुल्लाह ख़ाँ शेख़ २६४ 

रहमरहमान खाँ २६६ 

राइ अजीत दे० अजीत राई 

राह अमान २७२ 

राइसेन १८१ 

राउ दुलपति २श्८ 

राउ बलोच अहीर ३२१ 

राउ मल्ार,दे० मल्हार राव होल्कर 

रागकल्पदुम २६ 

राग सागरोदभव २६ 

राचवगढ़ ३०८ 

राघव चेतन ४१, १६७४, २०१ 

राघोवा दे० रघुनाथराव (सतारा वाले) 

राजकृष्णदत्त २१ 

राजगढ़ दे० रायगढ़ 

राजगिरि (व्यक्ति विशेष) ३४२ 

राजदुग्ग दे० रायगढ़ 

राजनगर २९२४ 

राज पहन १६ 

राजपूत ४८, ९०, ९३, २९, ६४७, ६८, ७०, 
७२, ७३, ७४, ७८, ११६, १२४, १२५६, 
१8६8४, १३९, १६७, १६८,२९६, २६१, २६२, 
२६३, २६८, २७६, र८झ२, ३०८, ३१७, 
शैरे३, २३२९, २४९, रे०२, २९७, रेश्८ 

राजपूताना दे० राजस्थान 

राजपूताने का इतिहास ३४७ 

राजप्रशस्ति महाकाव्य २३६, २४६, २५१, 
२०२५६ 

राजमहेंद्री २७ 

राज-विनोद ३० 

राजविलास १७, २६, २७, ३७, ४३, ४४, ६४, 


हिंदी वीरकाध्य 


६९, ६६, ८रे, ८७, ८, १९१, १६४, 
१६९, २३८, २९०, २५३, २९६, २६३, 
२६४, २६९, २६६ 

राजशेखर (नाटककार) ३९१ 

राजससुद्र दे० राजसरोवर 

राजसर दे० राजसरोवर 

राजसरोवर ६९, १९२, १५३, २३६, २५९, 
२९२६ 

राजसिंघ दे० राजसिह महाराणा 

राजसिंह(कछवाहा) ४०, १७६४, १८२, १८६, 


(८ 

राजसिह (बेगूंवाले) २४९ 

राजसिह महाराणा २६, २७, ४३, ४४, ६४, 
६९, ६६, १०८, १२४, रेरे८, २४४, २४२, 
२४६, २४७, २६०, २९३, २९४, २२४, 
२६६, २६०, २६१, २६३, २६४ 

राजसिंह राठौर मेड़तिया २४७ 

राजस्थान $, २०, १३२, १९२, १६४, १६६, 
२००, रे३६, २४७, रे४८, २९९२, २७१, 
श्षरे 

राजस्थान (एक अंथ) १६२ 

राजस्थानी १२०, १२३, १२७, १३३, १४६, 
१६१, १६९, २०१, 

राजा गंधवेसिह, दे० गंधवेसिहद 

राजा गोपाल सिंह दे० गोपालसिह राजा 

राजा छुबीलेराम नागर दे० छुबीलेराम नागर 

राजा (दुयालदास का पिता) २४६ 

राजापुर २३२ 

राजा रतनचंद दे० रतन्चंद 

राजाराम गूजर ३२१ 

राजाराम (जाट) ३१४ 

राजेन्द्रगिरि गोसांई ३१५, ३२६, रे २८, ३२६, 

दे३े७ 

राजे मुहम्मद खाँ ३०० 

राठौर ४७३, ८६, १०८, १७७, २२४, २३४, 
२६०, २६४ ३६१, 

राठौर उदयभानसिह दे" उदयभानसिंह 
राठौर 

राठौर गोपीनाथ दे० गोपीनाथ राठौर 

रादौर दुर्गादास दे० दुर्गादास राठौर 

राणपुर २९२ 

राणा खेतल दे० खेतल राणा 

राणा रासा $८ 

राधा १६ 


नामानुक्रमणिका 


राधा (एक नत्तकी) ३९६ 

राधाकृष्णदास १७ 

रानाडे २२३ 

राना रामदास २७२ 

रानि जनादे दे” जनादे रानी 

रानोजी सिधिया ३१७ 

राम (रामायण के एक पात्र) २१, ४४, ४९, 
६७, झ८, ३६१, १७४; ९०३, २६७, २७१, 
घेर ६ 

रामगिरि २१६, २२०, २२७ 

रामघाद रेशे८ 

रामचंद्र तोमर ३२१ 

रामचंद्र (वीरसिहदेव-चरित का एक पात्र) 
१७९, १७६, र९८ 

रामचंद्र बुंदेला दे० रामसाहि बुंदेला 

रामचंद्र (दतिया के शासक) ३४३ 

रामचंद्रिका १४७, १४८, १४६, १६०, १६८ 

रामचरितमानस ३७, १२०, १४६, १५४६, 
१६६, १७२, ६< ६ 

रामचौतनी ३२३, ३२४, ३३२ 

रामजू २७२ 

रामदास (वीरसिहदेव-चरित का एक पान्न) 
१७८, १७६, १८२१ 

रामदेव ३९२, ३५९२ 

रामनगर (दक्षिण में एक स्थान) २२६, २२७ 

रामनगर (राजस्थान में एक स्थान) २५६ 

रामपुरा २०३ 

रामबले ३२१ 

राममनि (दौवां) २७२ 

राम-रसायन (एक ध्रथ) ३३ 

रामसाहि (ओड़छावाले) २१, ९७, &८, ७६, 
१७६, १७६, १८२, १८८, १८३, १६०; 
२६६ 

रामसिह दे० रामसाहि (ओडछावल्े) 

रामसिह कछुवाहा दे० रामदास 

रामसिंह (छुन्नम्रकाश का एक पान्न) २७२ 

रामसिंह (जयपुरवाले) $८, २०६, २२१, 
२२२, २३६ 

रामसिह (नरवर के शासक) ३३४ 

रामसिंह राठौर २७६ 

रामसिंह,राणावत २६१ 

रामसिंह (वीरसिहदेव-चरित का एक पात्र) 
१७-०६, १७६, २६८ 

रामसिंह (सुजान-चरिचन्र का एक पात्र) ३२१ 


४०३) 


रामसेवक ३२१ 

रामेश्वर ४३, ३४९, ३९६ 

रायकरणं ३९२ 

रायगढ़ ४२, १४६, १६२, २१९, २१६, २२४, 
२२६, २२६, २८१ 

राय द्वारिकाप्रसाद १३८ 

राय भगवन्तराय दीवान दे० भगदंतराय दीवान 
(काकोरी निवासी) 

रायमल महाराणा ६१, १&२ 

राय रायां दे० पतरदास 

रायरी दे० रायगढ़ 

राय शिरोमणिदास २६८ 

रायसा २० 

शयसिंह सीसोदिया २२२ 

रावण २२, १६१, ३९४६ 

राव पंताप दे० प्रतापराव (बं देलखडवा ले) 

राव अमरसिंह दे० अमरसिंह चन्द्रावत 

राव कर्ण २१६ 

रायमल २४३ 

राव बहादुर, राव बहादुरसिद दे” बहादुरसिंह 
(घासहरा वाले) 

राव बुद्ध (बू दीवाले) २०१, २३६ 

राव भूपाल दे० भूपालराइ 

राव हम्मीर दे० हम्मीर (रणथंभोरवाले) 

रावल गात्नर २४८ 

रावल पुंजा २४८ 

रावलहंस दे० हंसपाल 

रावल समरसिंह दे० समरसिंह रावल 

रावी (नदी) २६० 

रासा भगवंतसिंह १७, ३१, ३७, र ८) ४७, 
७०, ८६, ११२, १६७, ३२०७, २१० 

रासा भैया बहादुरसिंह का २० 

रासो ,दे० हम्मीररासों 

राहप २१८, २४२ 

रिड्मल दे० रणमल (मारवाडवाले) 

रीवां १८, २०, १७९, ३३६ 

रुकमांगद २४७९, २४६ 

रुद्र (चित्रकूटवाले) २७, २१०, २४६ 

रुद्प्रताप दे० प्रतापरुद्द 

रुद्रमल दे ० वच्धगढ़ 

रुषमांगद दे० रुकमांगद 

रुस्तम-इ-जमाँ २१९, २१३, २१४ 

रुस्तम खाँ ६१, २६३, ३२३, ३२४ 

रुस्तम खाँ (अफरीदी) ३२१, ३२३ 


नामानुक्रमणिका 


वशिष्द ३९०, ३९२ 

व्यानकों जी (शिवाजी का भाई) २२६ 

बाई (स्थान विशेष) २११ 

वाकपतिराज दे० मुंज 

वाग्भट ३९२ 

वहाददेव ३९२ 

चाजिद १८१ 

वानी-डिडोरी २०६ 

वाल्मीकीय रामायण शेर 

वालीगंडपुरम २०६ 

विध्यराज २७१ 

विध्याचल २६७ 

विध्यवासिनी देवी ३६, २६७ 

विकाया-ह-असद्बेग १८३, १८४ 

विक्रम-विलास २० 

विक्रमशाह २२७ 

विक्रमसिह (मेवाइ के शासक) २४१ 

विक्रम दे० विक्रमादित्य (रूपनगर बाले) 

विक्रम सोलकी २६९ ॥॒ 

विक्रम दे० विक्रमादित्य (गुप्त वंशीय शासक) 

विक्रमाजीत रायरायाँ दे० तिपुर 

विक्रमाजीत (जुकारसिह के पुत्र) २७३ 

विक्रमादित्य (ओडछा वाले) २० 

विक्रमादित्य (गुप्त वंशीय शासक ) २४७, 
३९३ 

विक्रमादित्य (रूपनगरवाले) २४२ 

विग्नहदराज ६३९१ 

विग्यसिद्द दे० विज्ञसिद 

विजश्सिह ३३४ 

विज्ञान-गीता २१ 

विद्ठल्लननाथ (मारवाडवासी) २४६ 

विट्ठलनाथ गोस्वामी हे २ 

विप्र दे० बाह्मण 

विमलचंद २७१ 

विलियम (मोनियर) ३२ 

विरुदावली दे० हिम्मतबद्ादुर-विरुदावली 

विष्णुविल्लास (एक ग्रंथ) २८, २६, ३० 

विसनदास ३२१ 

वीर नराइन ३२१, ३५२ 

यीर (व्यक्ति विशेष) १७९ 

वीरबल दे० बीरबल 

वीर बुन्देल दे० बुंदेल 

वीरभद्र (सिंह) ३3७४७, १७२९, १६७, रेषफ 

वीरभान १३, १६४ 


४०४, 


बीर-विनोद (एक पंथ) २६० 

चीरसिहदेव-चरित १७, २१, २२, ३७, रे८, 
३६8, ४०, ९६, €ह8, ७८, ७६, £४०६, £8, 
१०१, १२९, १४१, १४७, १४८; १४६, 
१६०, १६९१, १७४, ३७९, १७६, १७८, 
१८०१, १5८रे, १८४, १८०२, २६७ 

वीरसिहदेव-चरित्र दे० वीरसिहदेव-चरित 

वीरसिहदेव (बंदेला) १०, २१, ३६, ४०, ४७, 
८, ५, ६०, ६६, १००, ३०१, १२५ 
१४७, १३७६, ३१७७, १७८, १३७६, १८२, 
८३, १८४४, १८०, १८४९६, १८७, १८८, 
१४४६, १६०, २६०८, २७३ 

चीसलगढ़ २१४ 

वीसलदेव १९१, ३९३ 

वीसलनगर २६३ 

वीसलइह दे० वीसलदेव 

वृन्दावन ३३६ 

वृजभान ३३४ 

वेद ९४७, ६२, ६३, ६९, १४७ 

वेदुनूर २१ ६ 

वेद्पुर २७७ 

वेरसिघ दे० वैरिसिंदह 

चर॒ट २४१ 

वैरिसिंह २४१ 

वैश्य २६३ 

चज ४8, १२६, १२८, १३७, १९५, १९६, 
१९६, १६०, १६९४, १६९३, १६५, १६६, 
१६७, १६८, १९६९, १७०; १३७१, १७२, 
३१३, २३१, ३३२ 


शभाजी २०४ 

शंभुनाथ सिश्र १६ 

शंभूजी कावजी २१२ 

शंभूजी (शिवाजी के पुत्र) २२१ 

शक्ति कुमार २४०, २४१ 

शक्तिसिंह (महाराणा प्रताप के भाई) २४४, 
२४६ 

शफी ई३४६ 

शन्नुंजय-महद्दात्म्य २४४६ 

शमशेर बहादुर ३३६, ३४० 

शमसाथुद्दौलाह सीर ३२०, ३२७ 

श्यामदास ३३४ 

श्यामसिंह ३२१ 

शरजा खाँ २१०, २२०, २२१ 


४०६ 


शरोअतुल्लाह खाँ दे० मीर जुमला 

शरीफ़ ख़ो १८४१, १८७ 

शहज़ादूपुर ३०१ 

शहर-इ-नौ ३९७ 

शहादत ख़ाँ दे० बुहानुल्समुल्क सआदत ख़ाँ 

शदहाब ३०९४ 

शहाबुद्दीन अहमद ख़ों १७४ ५ 

शहाबुद्दीन एमादुल्सुल्क ग़ाज़ीउदीन खा बहादुर 
फ़ीरोज्ञ जंग निज्ञामुलम॒ुल्क आसफ़ जाद ३२० 

शहाबुद्दीव मसऊद्‌ ख़िलजी ३५४ 

शहाबुद्दीन सुहम्मदु गौरी दे० मुहस्मद गौरी 

शाइस्ता ख़ाँ ६१, २१९, २१६, २१७, २३६, 
श्श्य 

शाइस्ता खा (फ़रुखसियर का मामा) दे० 
खानाज़ाद श्वां शाइस्ता ख़ाँ 

शाकिर मुहम्मद (मीर) २६६ 

शादिल ख़ां ३२०, ३२४; र३े२८ 

शादी ख़ां २६६ 

शादी (शाहज़ादा) ३९४ 

शालिवाहन (आंध्र वंशीय राजा) २४० 

शालिवाहन (चित्तोड़ वाले) २४०, २४१ 

शाह आलम द्वितीय ११, २१३४६ 

शाह कुछी २८४ 

शाहजहां १०; १२, १८५ रे८, ६९६९, १७७,१७६, 
१८९१, २०४, २०९, २२३, २३३, २३४, 
२५९४६ २९६, २०८७, २६६, २७०, २७१, 
२७३, २७४, २७६, २७८, २८९, २८६, 
२६२, २६३, ३१७, ३२६ 

शाहजहांनाबाद दे० दिल्ली 

शाहजहांपुर २६२ 

शाहज़ादा आज़म दे० आज्ञम शाहज़ादा 

शाहज़ादा अकबर दे० अकबर शाहज़ादा 

शाहजी दे० साहिजी 

शाह जू पंडित १६ 

शाहनवाज़ ख़ां २९७ 

शाहबादुरढ़ २८४ 

शाहमदार की दरगाह ३०४, ३०४ 

शाहमान धंघेरा २८४ 

शाह शुजा का के 

शाह सुजन दे० सु 

शिकिन ख़ान दे० सफ़्शिकन ख़ां 

शिकोहाबाद ३०४६ 

शिवनाथ २० 

शिवनाथ (असनी वाले) २० 


हिंदी वीरकाब्य 


शिवपुर (एक आान्त) शेश्य 

शिवराज-भूषण १७, २९, २६, ३७, ४२, ७६, 
४७, १०९, १३०६, ३१०७, ३४०, १४३६, 
१६२, १६४, २१३, २१७, २९२२, २२३, 
२२६, 

शिवराम भद॒ट २० 

शिवसिद (सीकर निवासी) ३२२ 

शिवसिह-सरोज १८, २९, २६, ३९ 

शिवसिंह सेंगर २९, २६, २६, ३१ 

शिवाजी (भोंसला) १३, २९, २६, शे८, ४२, 
४३, ४७, ९२, ३६३, ६४, ६७, ७२, म२,८३, 
८७, 8१, १०९, १०६, १०७, १४०, १६२, 
१8८, २०३, २०४, २०६, २१०, २११, 
२१२, २१३, २१४, २१९, २९१६, २१७, 
२१८, २१६, २२०, २२१, २२२, २२३, 
२२४, २२९, २२६, २२७, २२८, २२४, 
२३०, २३१, २३२, २३३, २३६, २३७, 
२९८, २६६, २७६, २८०, २८५१ 

शिवाजी-निबन्धावली २१३ 

शिवा-चरित्र-निबन्धावली २१३ 

शिवा-बावनी १७, २९, २६९, ४२, १०९, १०७, 


२२२ 

शिहाबुद्दीन मुहम्मद गौरी दे० मुहम्मद गौरी 

शिहाबुद्दीन ग़ाजीउद्दीन ख़ां बहादुर फ्रीरोज़ जंग 
अमीरूल्‌ उमरा इमादुल्मुल्क दे० इमादुल्मुल्क 

शीलादित्य (मेवाड़ के शासक) २४६ 

शीलादित्य (बलभी के शासक) २४६ 

शुजा दे० शुजाउद्दौलाह 

शुजा (शाहजहां का पुत्र) $८, २०९, २३३, 
२४७, २९७, २६६, २७०, २७९, २७६, 
२७७, २७८ 

शुजाअत अली खाँ २६६ 

शुजाउद्दोलाह ११, ३१६, रे२६, ३२७, ३३७, 
शेश्ण, ३४७ 

शुजातुल्लाह (सैययद श॒जातुल्लाद ख़ाँ से भिन्न- 
व्यक्ति> २६६ 

शुजायति अली ख़ां दे० शुजाञमत अली खां 

शुभ-करन २७९, २७७, २८१ 

शुभ-कृष्ण २०३ 

अंगारपुर २१९ 

शेख दे० मीर महिमा 

शेख दे० अबुलफ़ज़ल 

शेख अब्दुल्लाह ख़ाँ ३१० 

शेख कुली खां १७६ 


नामानुक्रमणिका 


शेख खेरुल्लाह २६४ 

शेख नूरुल्लाह खां दे० नूरुत्लाह खां 

शेख बदरुद्दीन की दरगाह ३०४ 

शेख रखूखियत खां २६३६ 

शेख रुहुल अमी खां बिलग्रामी ३१० 

शेर अफ़ऱन २३४, २८४ 

शेरखां २७२ 

शेर खां लोदी (करनाटक के एक भाग का 
शासक) २०६, २२८, २२६ 

शेरजंग ३२० 

शेरपुर ३०१ 

शेरशाह सूर १७६, ३१८ 

श्रीकृष्ण मह्द कलानिधि १६ 

श्रीधर १७, ३०, ३१, ४६, ४७, ६६, ७७, 
८८, १११, १९०,१२४, १२७, १२८, १२४६, 
१३१, १र३, १३४, १२८, १४७१, १४२, 
१3७, १९७, १६७, रेझणए, रे८६, २६२, 
२६३, २६४, २६५, २६६, २६६, ३००, 
३०१, ३२०२, ३०३, ३०४, ३०२, ३०६ 

श्रीनर २४० 

श्रीनगर २७० 

श्रीपति भट्ट $८ 

श्रीराम चौधरी ३२१ 


घंधार दे? _कधार 


संकुतकुमार दे० शक्ति कुमार 

संकोलि २८ 

संखोदर ३९३ 

संग्राम दे० सांगा 

संग्राम दे० संग्रामसाहि (ओड़छा वाले) 

संग्राम-सहाय (एक अंथ) १८ 

समग्रामसाहि (ओड़छा वाले) १७, *£६, ६०, 
१७६, १०१ 

संग्रामसिह दे० सांगा 

संग्रामसी (नागदा के शासक) २४८, २९० 

सभथ्ादत खाँ दे० बुहांचुल्सुल्क सआंदत ख़ाँ 

सकतर्सिह कछुवाहा १८५१ 

सकतसिंह (छुन्नप्रकाश का पात्र) २७२ 

सकसेना कायस्थ ३१४ 

सगेरा (एक गांव) २८ 

सज्जनराय (चंपतिराय के भाई) २७७ 

कोश दे० सुजानसिंह (शिवाजी के एक 
पूतरज 


४०४७ 


सज्जनसेन २४८ 

सतारा ३३, २१०, २१४, २२८ 

सती प्रसाद १& 

सत्रुसाल हाडा दे० छुन्नसाल हाडा 

सदानंद्‌ १७, ३१, ४७, ७६, ८४६, ६०, ११२, 
३१२१, १९२६, १२८, १३०, १४१, ५१रे३, 
3३९, १३७, १४८, १४०, १४१, १४२ 
१४८, १६७, १६८, ३०७, र३े०८, ३०६, 
३१० 

सदाराम (सुजान-चरितन्न का एक पात्र) ३२१ 

सफ़्जंग (१) २१० 

सफ़द्रजंग दे० अब्दुल मंसूर ख़ाँ सफ़द्रजंग 

सफ़्शिकन खाँ २६७, ३०१ 

सबदलराहइ २७२ 

सबलसाह २७२ 

सबलसिह चौहान २४४ 

सबलसिह (भींडरवासी) २४५ 

सबसुखराय ७२, ४४, ३४१, ३५२ 

संभल्न २६० 

संभाजी दे० शंभाजी 

संभू ३२१ 

सभाराम ३१२ 

सभाखसद्‌ (अंथ) २२३ 

सभासिह २७२ 

समथे रामदास १३ 

समद दे० अब्दुल्ल समद 

समरक़ंद ३१८ 

समरसार १६, २० 

समरसिंह चन्देल ३२५१ 

समरसिंह रावल १६२, १६६, २४१, २४२, 
२४७, २९१, २९२ 

समरसिंह सेंगर ३२१ 

समरसी दे० समरसिदद रावल 

समसामुद्दोलाह अमीरुल उमरा बहादुर नसरत 
जंग दे० ज़ुल्फ़िकार ख़ाँ नसरत जंग 

समसासुद्दौला अशरफ़ खाँ २६० 

समसासुद्दोला ख़ान दौरा ड़्वाजा आसिम २६६ 

समसामुद्दौजा ख़ान दौरा बहादुर मंसूर जंग दे० 

समसामुदौलाह अशरफ़ जंग 

समुंदर खान २६६ 

सरकार २२३, २२६, २६३, २६४, २७८, २७६, 
२८०१, ३११, ३१२, २६२४७, र३१; रेद २, 
३४०, ३४१, दे२७ 

सरजा दे० शिवाजी 


9८: 


सरजे खाँ दे० शरजा खाँ 

सर देसाई २२२, २२२, २२४, २३.६ 

सरनाल १७४ 

सरनेत सिह ३४२ 

सरबुलन्द ख़ाँ २६६ 

सरमेदर्सिह दे० सरनेतसिह 

सरस्वती (नदी) ११४ 

सरस्वती-मन्द्रि ३९१ 

सरहिन्द २६१ 

सराय-आलमचन्दु २६७, ३०१ 

सराय जौहरमल २७० 

सराय बरार १८२ 

सरायबेगम ३०२९ 

सराय रोज़बहनी ३०४ 

सराय शोभाचन्दु ३२२ 

सरीफ़ खान दे० शरीफ ख़ाँ 

सरुपगिरि ३४२ 

सरुपसिह ज्योतिषी ३४२ 

सरोज दें० शिवसिह सरोज 

सलूँचर २४५६ 

सलावत १८८ 

सलाबत खाँ मीर बखर्शी दे० सलावत खाँ 
ज़ल्फ़िक्ार जंग अभीरुलू उमरा 

सलावत ख़ां ज्ञल्क्िक़ार जंग अमीरुल उमरा 
२६७, ३११, ३१७, २२२, ३२३, ३२५, 
३२६, ३२७, ३३१, ३३२ 

सलावत ख़ाँ दे० सिद्दी जौहर 

सलावत जंग दे० सलावत खां मीर बख्शी 

सलीम दे० जहाँगीर 

सलीमगढ़ २७६ 

सलीमशाह (सूर) १७६, ३१८ 

सलेम साहि दे० सलीमशाह (सूर) 

सलेहरि ६३, २०१५, २२४, २२९, २२६ 

संदला दू० सिद्युला 

कप जयसिंह दे० जयसिंह द्वितीय (जयपुर 
बाले 

सवाई मतापसिंह दे० प्रतापसिंह महाराजा 
(जयपुर वाले) 

सवाई जयसिह-विरुदावली ३४ 

संस्कृत १६२, १६३, १६९, १६६, १६८, 
१७२, रे «३ 

सहज-इंद दे० सहजेन्द्र 

सहजरास २२१ 

सहजेन्द्र १७९, २६८ 


हिंदी वीरकाव्य 


सहनपाल १७९, २६८ 

सहरा ६७, २६६, २७८, २७६, २८२ 

सहसराम (एक स्थान) ३१८ 

सहादत ख़ाँ दे० बुर्हांचुल्मुल्क सआदुत खाँ 

सहाब गौरी दे० मुहम्मद गौरी 

सहिबाज़ खाँ २७२ 

सद्दीराम ३२१ 

सांगा २४३, २९२ 

सांभर २९२, २२२ 

साभर-युद्ध (एक गअंथ) १६ 

सांचलदास कमध्वज्ज २४९ 

सांवलदास (बधनोर के स्वामी) २६२ 

सांवलदाप मेड्तिया २६६ 

सांवेला दे० सिब्ुला 

सागर (एक स्थान) ३२, ३३ 

सादडी (बड़ी) २४४ 

सादति खाँ दे० बुहानुल्मुल्क सआदत खाँ 

सादल ख़ाँ दे० शादिल खाँ 

सादत खाँ ( मीर मुहम्मद तक़ी का पिता ) 
२६७ 

सादिक़ अली ख़ो १७६, १७७, १७४६ 

सादात खाँ (फरुख़सियर का श्वसुर) २६७ 

सादिक़ खाँ दे० सादिक अली खाँ, 

सादिल खाँ रुद्देला दे० शादिल खाँ 

सादी दे० शादी खाँ 

सादुल्‍लाह खो २६१, ३२४ 

साबर (एक स्थान) र८रे 

साबित खाँ ३१६, २२१ 

स॒ मंतसिह् ३३४ 

साम (स्थान विशेष) २३० 

सामूगढ़ २४७, २९७, २७०, २७१, २७८, 
२७६, २७७, ३०४, २३०५, 

सामोौली २४६ 

सारबाहन ४४, ८७, १०६, २७२ 

सादूलनंद ३२१ 

सारिवाहन दे० शालिवाहन (चित्तौडवाले) 

साहकुली २७२ 

साहजहां दे० रफ़ीउद्दोलाह शाहजहाँ द्वितीय 

साहनपाल दे० सहनपाल 

साह सुरजन दे० सुजन 

साहिजहाँ दे० शाहजहाँ 

साहिजादा अकबर दे० अ्रकबर शाहजादा 

साहिजी २०४ 

सादि सूजा दे० शुजा 


नामानुक्रमणिका 


साहिबराइ दे० साहिबसिंह धंधेरा 

साहिबराम ३२१ 

साहिबराय साथुर २४८ 

साहिबसिह धंधेरा २७२, २७८, २८५ 

साहिम खाँ १८१ 

साहू २९, २०४, २२३२ 

सियारपुर दे० श्वगारपुर 

सिंगोली १६६ 

सिंघल दे० सिहल-द्वीप 

सिंध (देश, २४६ 

सिंध (नदी) ३१८ 

सिंधिया (महादाजी सिंधिया) ३१७, ३३४, 
३४१, ३४२३ 

सिदगढ़ २३६, २१७, २१६, २२४, २३०, 
२३६ 

सिंहल-द्वीप ७३, १६१, १६४, १६३, १६६, 
१६६, २०१, २०२ 

सिऑर ३३५ 

सिकंदरा $८६, ३०९, ३४० 

सिकंदराबाद ३१४ 

सिकरवार (स्थान) ३३४७ 

सिक्ख २०६, २८५, २८६ 

सिद्दी (जौहर) २१३, २१४७, २२६ 

सिद्धपुर २६२ 

सिनसिनी ३१४ 

सिबुला (आम) २२, २३ 

सिरदारखिह ३३४ 

सिराजुद्दीन देखिए सिरजुददीन अली खाँ 

सिराजुद्दीन अली खाँ ३०१ 

सिरजे खाँ दे० शरजा खाँ 

सिरोही २६०, २६१, 

सिरोंज १७६, १८३, २३१, २८२, रे३७ 

सिलब्रेड ,१७६ 

सिवराज दे० शिवाजी 

सिवराम दोवा २७२ 

सिवसिह“सरोज दे० शिवसिंह-सरोज 

सिवा दे० शिवाजी 

ता  दे० सिहँोंदढा 

सिद्दोंदा २०१, २८६ 

सीकर (राजस्थान में एक स्थान) ३२२ 

सीकरी (दिल्ली के निकट एक स्थान) शे२८ 

सीता (रामायण की एक ख्री-पात्र) ४९, ८८ 

सीमांत-प्रदेश & 

सीलोन दे० सिहल (द्वीप) 

पर 


४०६ 


सीसोदे (मेवाड़ में एक स्थान) १६१, १६६, २०३ 
२४०, २४१, २४२, २४८ 

सीसोदिया १६१, १६२, २०३, २३६, २४०, 
२९०, २६०, ३५९३ 

सीसोदिया पत्ता दे० पत्ता 

सुंदर (वीरसिंहदेव-चरित का एक पान्न) ३८५ 

सुंद्र (सुजान-चरिन्न का एक पातन्न) ३२१ 

सुंदर गिरि २४२ 

सुंदर मनि २७२ 

सुंद्रमनि पमार २७२ 

सुंदरी कुंवरि २९५ 

सुखदेव मिश्र १८ 

सुखराम ३२१ 

सुगरा ३२ 

सुजान दे० सूरजमल (भरतपुर वाले) 

सुजान-चरित दे० सुजान-चरित्र 

सुजान-चरिन्र १७; ३१, २३७, ४७, ४८, ४६, 
७०) ७२, ६१, ११४९, १२९, १२७, १२८, 
१३१, १३२, १९४, १६३६८, १६६, ३११, 
३१२, ३१३, ३३१, रेओ३ै२, 

सुजानराय (छुन्नश्रकाश के एक पात्र) २७१, 


२७७ 

सुजान साहि (वीरसिहदेव-चरित का एक पात्न) 
4८१ 

सुजानसिद दे० सूरजमल 

सुजानसिह (ओड़्छावाले) २६६, २७०, २७८, 
२७६, २८१, २८४ 

सुजानसिदद (करहिया कौ रायसो का एक पात्र) 
३३४ 

सुतरदी दे० सुतरदीन 

सुतरदीन २१०, २३४, २७२, र८रे, २८६ 

सुदास सेंगर २२१ 

सुब्ब॒ला दे० सिंुली 

सुभकरन २७२ 

सुभागर्सिह २४४ 

सुरजन दे० सुजन (हाड़ा) 

सुजन-चरित्र २४३ 

सुजन (हाडा) ४२, ८२, १८०, ३३३, ३र८ 

सुलंकी २२६ 

सुलतान कुमार ३२१ 

घुलतान कुली ख़ाँ २६६ 

सुलतान जहाँ (सैययद) २६8 

सुलतानपुर-बिलहरी २६१ 

सुलतान बेग ख़ा २६६ 


3६१० 


सुलतान मुहमद (तैमूर का वंशज) ३२१ 

सुलतान सलीमा बेगम १८७ 

सुलतानी दे० मीर ज्ञुमला 

सुवंसराय २६८ 

सुहराब मिर्ज़ा दे० अफ़रासयाब ,खाँ 

सूजा दे० शुजा 

सूदन १७, २३१, ४९, ४७, ४८, ४६३, *०, *३, 
५९, ७०, ७६) ७७, 8०, ६१, *२, ६८, 
११२, ११३) ११७, ११४९, १२१, १२२; 
१२३, १२४, १२९, १२६, १२७, १२८, 
१२६, १३०, १३१, १३२, १३३३, ३३४, 
१३९, १३६, १३७, १३८, १३६, १४०, 
१४१, १४२, १४३, १९४, ३९९, १९६, 
१६४, १६८, १६६, १७०, ३११५ ३१२५ 
३१३, ३२१, झे२२, इे२३, ६२४, ३२९, 
३२७, ३२६, २३०, २३१, रे३ २ 

सूपा २५४ 

सूर (एक कवि) १४९ 

सूर (वंश) २२२ 

सूरज दे० सूरजमल (भरतपुरवाले) 

सूरज नाई १८१ 

सूरजसान दे० सूरजमल (भरतपुरवाले) 

सूरजमल (भरतपुर वाले) ३१, ३२, ४७, ४८) 
७०, ७१, ६१, ह८, १ १४७, प्‌ १९, १६८, 
२०३, २०९, २८७, ३११, ३१२, ३१३, 
३१७, २१९, ३९१, ३२२, ३२३, ३२४, 
३२९, र३े२६, हे२७, ३२६, शे३०, ३३१; 
३३२, रे २० 

सूरजमल (महाराणा अमरसिंह का एक पुत्र) 
२५७ 

सूरजसिंह राठौर २४६ 

सूरत २१४, २१७, २१८, २२८, २३२ 

सूरतराम ३२१ 

सूरसिह स्चुर॒टिया २०४ 

सूर्य (सूर्य-वंश के आदि पुरुष) २७१, ३५१ 

सूर्यराव सूरवे २१४ 

सूर्य-चंश ९१, १७४७, १६१, २०३, रे३३, ३५०, 
३०९१, ३९२ 

सूर्य-वंशीय, दे० सूर्य-वंश 

सूर्याजी मालुसरे २२४ 

सेउँंढ़ा ३३४ 

सेख अनौर २७२ 

सेर अफग़न २१० 

सेरअली श०्८ 


हिंदी वीरकाव्य 


सेर ख़ाँ दे” शेर खाँ (छुम्नमकाश का एक पात्र) 

सेर खाँ लोदी दे० शेर खाँ लोदी 

सेर साहि दे० शेरशाह सूर 

सेवंन्री (गाँव) २५६ 

सेहरा दे० सहरा 

सेद अफगन २१०, २७२, २८४, २८६ 

सेद्‌ अफग़न दे० शेर अफगन 

सेद्‌ बहादुर २७२ 

सैद बहादुर ख़ालिक २८२ 

बे 

सूद मनौवर २७२ 

सेंद्‌ महमद्‌ दे० सैययद मुहम्मद 

सैद्‌ सुज़फ़्फ़र ख़ान दे० मुदुफ़्फर खाँ 

सैद्‌ लतीफ़ २७२, २८३ 

सेदु हासा नवाब २४८ 
सैफ खाँ २६७ 

सेफ़ुद्दीला दे० अब्दुस्समद्‌ खाँ बहादुर दिल्लेर 
जंग 

सैफ्ुदौला अब्दुस्समद खाँ २६२ 

सैफुदौला नवाब अब्दुस्समद खाँ बहादुर दिलेर 
जंग दे० अब्दुल्ल समद्‌ 

सैफुल्लाह खाँ २६७ 

सैफुल्लाह ,खाँ बहादुर दे० सैफुल्लाह .खां 

सैयूयद्‌ २६६, ३२५ 

सैययद्‌ अनवर खाँ २६४८ 

सैयूयद्‌ अफ़ज़ल खां बहादुर सदर जहाँ दे० 
झअफ़ज़ल खां (फरु ख़सियर का एक अमीर) 

सेययद अब्दुल ग़फ़्फ़ार दे० अब्दुल ग़रफ़्फ़ार 
खाँ 

सेयूयद्‌ अब्दुज्ञाह (छुत्रप्रकाश का एक पाज्न) 
२७४ 

सैययद अब्दुल्ञाह खां दे० अब्दुल्लाह खां 
सैयूयद्‌ 

सैयूयद खां जहां बहादुर दे० सैयूयद मुज्ञफ्फर 
अली खां 

सैयूयद ,फतह अली खां २६३, २६४, ३०९ 

सेययद खाँ ३४४ 

सैययद इमाम शेख़ २६६ 

सैययद्‌ अबल्हसन खां ३००, ३०१ 

सैयूयद मुज़फ़्फर (वीरसिहदेव-चरित का एक 
पात्र) $८रे 

सेयूयद सुज़फ़्फर अली खां २६५ 

सैयूयद मुज़फ़्फर खां (अब्दुल्लाह खां का मामा) 
३०२ 

सेययद मुहम्मद बारहा १७६ 


नामानुक्रमणिका ४११ 


सैययद्‌ मुहम्मद २७२ 

सैययद सुरुतज़ा खां २६६ 

सैयूथद्‌ मियां अब्दुल्लाह खाँ २६४ 

सैयूयद राजे खां दे० सैयूयद्‌ राजे मुहम्मद्‌ _खां 

सैययद्‌ राजे ,खां बहादुर दिलावचर जग दे० 

सैययद राजे मुहम्मद खां 

सैययद राजे बारा खाँ १७६ 

सैययद राजे मुहम्मद खाँ २६६ 

सैयूयद शुजातुल्लाह खाँ २६७ 

सैयूयद सदर जहां सदरुस्सुद्र पिहानची २६० 
यूयद्‌ सलावत खां जुल्फिक़ार जंग अमीरुत्ड- 
मरा ३२२ 

सेययद सेफुहीन अली खां २६७ 

सेययदू हसन अली खां दे० अब्दुल्लाह खां 
सैयूयद्‌ 

सैयूयदू हसन खां ( दीवान प्रागी ) २६०, 
३०२ 

सैययद हुसेन अली खाँ २६७, ३०० 

सेर-सुताख़रीन २०१ 

सोंनगढ़ २१६ 

सोनपत २८* 

सोनारिन ३३४ 

सोनिकदेव २७१ 

सोनिग दे० सोनिगदेव राठौड़ 

सोनिगदेव राठौड २४९ 

सोनेसिह ३३४ 

सोम चहुआन दे० सोमेश्वर चहुआन 

सोमेश्वर (एक कवि) ३५१ 

सोमेश्वर चहुआन २४७, २९२, ३४९३ 

सोरठ दे० सौराष्ट्र 

सोलंकी दे० चालुक्य 

सोहनपाल दे० सहनपाल 

सौराष्ट्र २४१, २६० 


हंस दे० हंसपाल 

हसपाल २४१ 

हकीकृतुलू अकाल्ीम २६८ 
हकीम १८१ 

हकीस खाँ ६९ 

हकीम खा कुबरा ३२१ 
हकीम खाँ ख़ेशगी ३२२ 
हटीसिंह अंबारिया ३२१ 
हथरगाँव ३०२ 
हनुमान-जन्म-लीला २२ 


हलुमंत (रामायण के एक पात्र) १६१४, ३७२ 

हनुमान दे० हनुमंत 

हमीद्‌ दे० हमीद खान 

हमीदु खान २७२, २८४ 

हमीद खाँ कुरेशी २६४ 

हमीदा बानू बेगम दे० मरीयम मकानी 

हमीर घंधेरों २७२ 

हम्मीर दे० हम्वीरराव (एक साराठा सरदार) 

हम्मीर-काव्य दे० हम्मीर-महाकाव्य 

हस्मीर (चित्तौड़ के राणा) २४०, २४७१, २४२ 

हम्मी र-सहाकाव्य ३४६, ३४७, ३२१, रे, 
३१४, ३९२१; ३९६, ३५१७, ३९६, ३६० 

हम्मीर (रणथंभोर के राव) ३४, ९१, १२, ४३, 
७३, ७४, ७९, १२६, १४४७, १६८, २४५, 
३४९, ३२४६, २४७, २४८, ३२४६, रेरई३, 
३९०९, ३९६, २*८, २२९६, ३६० 

हम्मीरराव दे० हम्वीरराव (एक मराठा सरदार) 

हम्मीररासो १९, १८, ३२४७, ३५९, ३६, ३७, 
९१, ९३, ७३, ७४७, ६४७, ६६, ३२१, १४६, 
१६७, १७१, १७२, रे३६, र४२, ३४२, 
श९२, ३९४, २९६, ३९७, २६०, ३६१ 

हमीरसिह चौहान (सीलोन का एक शासक) १४६ & 

हम्वीरराव (एक मराठा सरदार २२७, २१८ 

हया ख़ाँ २६४, ३०२ 

हर कृष्ण २७२ 

हरकेलि नाटक ३३१ 

हरजू २७२ 

हरजू मत्ल दे० हरजू 

हरदास दे० तिपुर 

हरदौल १४८१ 

हरदौल-चरित्न १६ 

हेरदील पवार १८१ 

हरघौर १८१ 

दरनागर मिश्र ३२१ 

हरसुख (टद्विज) ३२१ 

हे २६१ 

हषे-शिलालेख २४५३ 

हरिकेश द्विज १६ 

हरिनारायण ३२१ 

हरिबंस १८१, २७२ 

हरिबह्म २७१ 

हरी जसोंधी २७२ 

हरिसिंघ दे० हरिसिह (करहिया को रायसो 
का एक पान्न ) 


४१२ 


हरिसिह (करहिया को रायसो का एक पात्र) 
३३४ 

हरिसिह (किशनराढ़ वाले) २४७ 

हरिसिह देव ६६, १८१ 

हरी दे० हरीसिह (सुजान-चरित्र का एक पात्र) 

हरीसिह देड' दे० हरिसिहदेच 

हरीसिह बघेल ३४४ 

हरीसिंह (चीरसिहदेव-चरित का एक पात्र) दे० 
हरिसिहदेव 

दरीसिंह (सुजान-चरितन्न का एक पाजन्न) ३२१ 

हलायुध पंडित ३९२ 

हलीम खां दिलाज़ाक २६४६ 

हवस खां (मुहम्मद अली का पुत्र) ३२१ 

हवसान दे० अबीसीनियनों 

हसन अली दे० अब्दुल्लाह खां सैययद । 

हसन अली खां (और गज़ेब का एक सेनापति) 
२४८, २६३ 

हसन खाँ (दीवान ग्रागी) २६७ 

हसन खां (शेरशाह सूर का पिता) ३१८ 

हसन खां दे० सादात खां (फ़रुखसियर का 
श्वसुर 

हसन खान ११८ 

हसन बेग दे० सफ़शिकन खाँ 

हसन षान दे० हसन खाव 

हसन हु सेन ३९५ 

हाजीउहवीर १६३, १६८, २००, २०१, ३४७, 
३९८,रर२े३० 

हाडा दुजनसाल २७२ 

हाडा राव सुजन दे० सुजेन 

हाथीराज (जाट) २७४ 

हाथीराम ३२१ 

दारीत झुनि २६०, २९१ 

हाशिम खाँ २८२ 

हिदू धरे, १४5 ६०, ६२, ६३, ६४, ०, ६७, 
७४५ ७९, ८मरे, मद, ३०८, ११०, १७४, 
२१३, २४३, २६० २८१, ३९२, ३९४, ३९१६ 

हिदूपति १६ 

हिंदूपति पमार ३४२ 

हिंदूपति (बुन्देलखंड का एक शासक) रेशे८, 


३४१ 
हिंदूर्सिह (चंदेल) ३०४ 


हिंदी वीरकाव्य 


हिज़बर खां २६६ 

हिडोन-बियाना २६४ 

हितोपदेश ३३ 

हिम्मत खाँ सेचुूमद (बांदा का नवाब) १८ 

हिम्मत-प्रकाश १८ 

हिम्मत-बहादुर २२, २३, ९०,, ७२, १२४, 
१९६९, २३१६, २२०, ३१६, रेर८, २१६, 
३३७, रेरे८, ३१३, ३४०, ३४७१, ३४२, 
३४३, २३४४ 

हिम्मत बहादुर-विरुदावमी 3७, २३, रे 3, २७, 
इ८, ९०, ७२, ६७, ११६, १२१, १२६, 
१९६, १७०, १७१, २३७, ३४४ 

हिम्मति दे० हिम्मति बहादुर अली (?) 

हिम्मति बहादुर अत्ली (7) ३२५२ 

हिम्मतसिह (भदावर-शासक) ३१६ 

हिमाऊँ दे० हुमायँ 

हीरादेवी दे० हीरादे रानी 

हीरादे (रानी) २७२, २७8 

दहीरालाज़ ३४२ 

हुमायें १८०, २१७, ३१८, ३२४६ 

हुसेन अली खाँ दे० डउसादतुलमुल्क अमीरुल 
उमरा बहादुर फ्लीरोज जंग सैय्यद्‌ हुसेन 
अली खां ५ 

हुसेन अली खां सेय्यद्‌ २६३, ३०१, ३०२, 

हुसेन उहीन ख़ां दे० सेय्यद्‌ राजे मुहम्मद खां 

हुसेन-कथा ३९९, २९६ 

हुपेनी (जाति विशेष) २६७ 

हृदयराम २१० 

हृदयराम-सुत-रुद्र दे० रुद्र 

हृदमशाह १६, २८४ 

हेम खाँ २६६ 

हैमू बककाल १८० 

हैदराबाद २९०, २२४ 

होडल ३१७, ३३०, ३३१ 

होडिलराव १७६, १७७, १८५१ 

होयसाल २०३ 

होरिल दे० होडिलराव 

होरिलराय दे० होडिलराव 

होरिलराव दे० होडिलराव 

होल्‍्कर दे० मल्हारराव होल्कर 

होंदलराय दे० होडिलराव 


